


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


श्र 


(१ जून से २ नवम्बर, १९३६) 





प्रकाशन विभाग 
सूचना ओर प्रसारण मनन्‍्जालय 
मारत सरकार 


फरवरी, १९७६ (माघ १८९७) 


(8 नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९७६ 


साढें सात रुपये 


कापीराइट 
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन' विभाग, नई दिल्‍ली-£ द्वारा प्रकाशित 
और शान्तिलार हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित 


प्रस्तुत खण्ड (१ जूनसे २ नवम्बर, १९३६) गाधीजी के ग्रामोद्धार-कार्येत्रममे 
प्रगतिके एक नये चरणको प्रतिबिम्बित करता है। गाधीजी अल्प कालके विश्वामके 
उपरान्त मसुरुस्थित नन्‍दी हिलसे लौटे तो दीन-दुखियोके बीच रहने और उन्हे जीनेका 
ढंग सिखाने के लिए वर्धाके निकट सेगाँव नामक एक छोटे-से गावर्में जा बसे, जिसकी 
आबादी मुश्किलसे ६०० थी (पृ० ४५०)। उन्होने देखा कि अज्ञान और जडतासे 
ग्रस्त “ बेचारे गॉववालो को” यह चीज कोरे उपदेशोसे नही, बल्कि सेवा द्वारा और 
“ व्यक्तिगत दृष्टान्त पेश” करके ही सिखाई जा सकती थी (पृ० ३७८)॥। वे यह 
सकलप लेकर सेगाँव' गये थे कि “चाहे प्राण भी क्यो न॑ खतरेमें हो , वहाँसे हटना 
नहीं है (प० ३२२), और उन्होने इस सकलल्‍्पको पूरा करके दिखपया। कुछ लोगोको 
वे पहले ही वचन दे चुके थे, जिन्हे पूरा करने के लिए जूनके आरम्भमे दो सप्ताहके 
लिए और अक्तूबरके अन्तमे सप्ताह-मरके लिए उन्हें बाहर जाना पडा। शेष समय 
वे सेगाँवमे जमे रहे-- थुगो पुराने अज्ञान, रोग तथा अन्धविश्वासोसे लडते सहे, और 
एक गाँवकों मनुष्यके रहने योग्य बनाने के लिए उनसे जो-कुछ बन पडा, वह करते 
रहे। उनके लिए “यह एक साधना” थी। इस नये और कठिन जीवनने उनके 
स्वास्थ्यको प्रभावित किया, और वे मलेरियासे ग्रस्त हो गये। अन्तमे यदि वे वर्धाके 
एक अस्पतालम दाखिल हुए तो इसलिए कि ऐसा त करने पर उनके “ कुछ मित्रोके 
दिलको चोट ” पहुँचती (पृ० ३२०)। 

इस बीच यूरोपके सिर सकटके बादल मँडराने ऊूगे थे। जुलाईमे स्पेनका गृहयुद्ध 
छिड चुका था और द्वितीय विश्वथुद्धणा सामान' जुटाया जाने छगा था। भारतमे 
भी काग्रेसके अन्दर एक समाजवादी दल गठित हो चुका था, जो वर्ग-सघर्षके साध्यमसे 
आशिक पुनर्निर्माणका कार्यक्रम लेकर सामने आया था। पिछले अप्रैल महीनेमे जवाहर- 
लाल नेहरूने काग्रेसका अध्यक्ष-पद सँमाला था। अब वे भी उक्त समाजवादियोके 
कार्यक्रकी जोरदार हिमायत करने लगे। गाधीजी नेहरूकी नीतिके सामान्य लक्ष्योसे 
सहमत थे। उन्होंने दो विदेशी अतिथियोकों बताया, “वे जो वैज्ञानिक समाजवादकी 
बात कर रहे है उसके साथ मेरा कोई झगडा नही है। जिस प्रकारकी जिन्दगी आज 
वे सारे हिन्दुस्तानकों जीते देखना चाहते है, मै उसी प्रकारका जीवन १९०६ से व्यतीत 
कर रहा हूँ” (पृ० २२५)। किन्तु भारतकी वास्तविक स्थितिकी अपनी समझ और 


पाँच 


छ्ह 


ग्रामाभिमुख अर्थव्यवस्था मे अपनी दृढ आस्थाके कारण गाधीजी उन सब' चीजोका 
अनुमोदन नहीं कर पाये जिनकी हिमायत नेहरू करते जान पड़ते थे। उनके नाम 
एक पत्रमे अपना दृष्टिकोण समझाते हुए गाधीजी ने लिखा, “मेरी कठिनाई सुदूर 
भविष्यके बारेमे नही है। अगर वतमानको सँभाल' लिया जाये तो भविष्य अपने- 
आप सँभल जायेगा” (पृ० १९६) । गाधीजी और जवाहरलालके दृष्टिकोणोके इस 
अन्तरके कारण दोनोके पारस्परिक स्तेहमे कोई कमी नहीं आईं। समाचारपत्रोमे 
इस आशयकी एक खबर आई थी कि गाधीजी का कहना - है, नेहरूके कार्यक्रमने 
मेरे जीवन-भरके कार्यको नष्ठ कर दिया है। इसका प्रतिवाद करते हुए भाधीजी ने 
इसे “सफेद झठ ” बताया (पृ० २२४) । इसी प्रकार उन्होनें इस कथनका भी 
जोरदार खण्डन किया कि गाधी और नेहरू एक-दूसरेके प्रतिस्पर्धी है। उन्होने कहा 
“अगर हम एक-दूसरेके प्रतिस्पर्धी है भी तो हमारी प्रतिस्पर्धा एक ही ध्येयकी प्राप्ति 
के प्रयत्नमे लगे दो व्यक्तियोकी एक-दूसरेसे प्रेम करने की प्रतिस्पर्धा है” (पु० १८१) । 

गाधीजी की ही तरह काग्रेस-कार्यसमितिके कुछ सदस्योको' भी जवाहरलाल नेहरू 
के समाजवाद-विषयक विचार स्वीकार्य नहीं थे। उन्न लोगोने कार्यसमितिसे' त्यागपत्र 
दे” दिये। इससे राष्ट्रीय राजनीतिमे एक छोटा-मोटा सकट पैदा हो गया। अच्तमे 
गाधीजी के ही हस्तक्षेपसे यह सकट टल सका। एक ओर तो उन्होने सदस्योको समझा- 
बुझाकर' त्यागपत्र वापस लेनेपर राजी किया, और दूसरी ओर पारस्परिक स्नेह तथा 
विद्व/सजनित स्पष्टवादितासे काम लेते हुए उन्होंने जवाहरलाल नेहरूको बताया कि 
किस प्रकार वे लोग उनकी अधीरता और तुनक-मिजाजीसे' घबराते थे। उन्होने लिखा 
“वे तुम्हारी झिडकियाँ और तुम्हारे हाकिमाना ढगके व्यवहारपर कुढते है, और सबसे 
अधिक इस बांतसे कि उनके खयालसे तुम' अपने-आपको अचूक और श्रेष्ठ ज्ञानवाला 
समझते हो। ” यही कारण था कि गाधीजी के समझाने पर भी वे लोग जवाहरलालसे 
“ साफ-साफ और निडर होकर बात ” नहीं कर पा रहे थे (पृ० १५७)। 

इसी प्रकार खादीके प्रशइनपर भी गावीजी और नेहरूके' मतभेदको काफी 
उछाला गया। खादीके सम्बन्ध नेहरूकी बातोसे कुछ लोगोके मतमे ऐसी धारणा बन 
गई कि वे उसे कोई महच््व' ही नहीं देते। गाधीजी ने इसे “झूठ-मूठका डर” बताकर 
इस विषयम भी लोगोकी भ्राति दूर की। वस्तुत नेहरू ऐसा मानते थे कि “हमारे 
आजके कायक्रममें खादी एक महत्त्वकी चीज है” लेकिन वे यह नही स्वीकार करते 
थे कि खादी हमारी गरीबीकी समस्याको अन्तत हल कर सकेगी। ” वे “ बडे-बडें कल- 
क्रारखानोके ” पक्षम थे, यद्यपि' उन्हे दिखाई दे रहा था कि “औद्योगीकरणके विकासके 
साथ भी हिन्दुस्तानमे गृह-उद्योगोके प्रसारके छिए काफी गुजाइश रहेगी” (पृ० १७)। 
इसके विपरीत, गाधीजी की राय थी कि “ भविष्यके बारेमे जितनी दूरतक हम सोच 


सात 


सकते है, खादीकी प्रधानता रहेगी।” यह सच था कि खादी मिलके बने कपडेसे होड 
नही ले सकती, क्योकि “खुले बाजारमे तो एक ज्यादा सगठित' उद्योग सदा ही 
अपनेसे कम' सगठित उद्योगको' खत्मः कर सकता है ।” किन्तु शरीर-भ्रमके 
स्थानपर शक्ति-चालित' यन्त्रोको प्रतिष्ठित करना मनुष्यके लिए कितना हानिप्रद हो 
सकता है, इसका खयाल रखना भी जरूरी था। गाधीजी के ही शब्दोमे  गाँवोको तबाह 
करने का इससे अधिक चतुराई-मरा और लाभप्रद उपाय तो कोई चगेजखाँ भी नहीं 
निकाल सकता। ” इस शोषकनीतिके फलस्वरूप ग्रामीण लोगोमे “कोई काम करने का, 
सोचने का, बल्कि जिन्दा रहने तकका उत्साह तेजीसे नष्ट होता जा रहा” था। “ जिन्दा 
होते हुए भी वे मानो मृत” थे (पृ० ८६)। इसलिए खादी तथा ग्रामोद्योगोके 
माध्यमसे गाधीजी एक नये अरथंशास्त्रकी रचना कर रहे थे, क्योकि “ देश-देशका 
अथशास्त्र अलग होता है गरीब और अमीरका अथ॑ंशास्त्र भी अहूग अलग होता 
है” (पृ० १०५)। 

वर्तमानकी जिस दूसरी समस्याकी ओर गाधीजी ने विशेष ध्यान दिया, वह थी 
अस्पृश्यता-निवारणकी समसस्‍्या। यह तत्त्वतः एक घामिक समस्या थी, किन्तु प्रधान 
मन्‍्त्री रैम्जे मैकडॉनाल्डके साम्प्रदायिक निर्णय (कॉम्युनल एवार्ड)ने उसे राजनीतिक 
रूप. प्रदान कर दिया था (देखिए खण्ड ५१)। हिन्दुस्तानके विभिन्न “धर्मोंके नेता 

हरिजनोको अपने-अपने धर्मंमे मिलाने के लिए आपससमे प्रतिस्पर्धा करने ” लग 
गये थे, और अम्बेडकर तथा कुछ अन्य लोग हरिजनोका सामूहिक धर्मान्तरण करके 
उन्हे शेष हिन्द-समाजसे अरूग कर देनेका प्रयत्त कर रहे थे। डॉ० मुजे-जैसे कुछ 
हिन्दू नेता इस धर्मान्तरणकों समथन देनेकों तैयार थे, बशर्तें कि हरिजन हिन्दू धर्म 
छोडकर किसी अन्य धर्मको नही, बल्कि सिंख धर्मको स्वीकार करे। मानो  हरिजन 
लोग मनृष्य नही, कोई माल-असबाब हो ”, इस तरह उनके धमको बदल देनेकी इस 
कूट-योजनापर गाधीजी ने गहरा दु ख व्यक्त किया, और इसमे लगे “ स्वयभू नेताओं” 
से पूछा कि वे “हरिजनोकी घामिक स्वतस्त्रताका सौदा करनेवाले होते कौन है” ” 
इस समस्याके ममंको उद्घाटित करते हुए उन्होने लिखा कि इसे “राजनीतिक या 
आश्थिक ” दृष्टिसे देखकर “वे तो धमके महत्त्वकों घटा रहे है। उचित तो यह है 
कि खूद राजनीति और अन्य बातोका मूल्याकत धर्मंकी दृष्टिसे हो” (पृ० २५४- 
ण्५्‌ ) । 

अम्बेडकरने अस्पृश्यताको लेकर हिन्दू-धर्मं पर तीन आरोप लगाये थे --“ हरि- 
जनोके साथ निर्देयतापूण व्यवहार किग्रा जाता है, निर्देयंतापूणं व्यवहार करनेवाले 
अपने इस व्यवहारको निलेज्जतापूवक उचित ठहराते है, और हिन्दुओके शास्त्रोमे इस 
प्रकारके निदय व्यवहारका समर्थन किया जाता है” (पु० १४८)। गाधीजी ने इन 


आठ 


आरोपोको विशुद्ध धामिक दृष्टिकोणसे उचित माना। सच तो यह है कि काफी दिनो 
से गाधीजी स्वय ही यह अनुभव करते और कहते आ रहे थे कि ” यदि अस्पृश्यता 
कायम रही तो हिन्दू-धर्म मिट जायेगा”, बल्कि इससे भी आगे बढकर' उन्होने कहा, 
“अगर मानवतापर लगा हुआ यह कलक दूर न हुआ तो इस धर्मको नष्ट ही हो 
जाना चाहिए” (पृ० ५६)। किन्तु वे जानते थे कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मका अग 
नही है। जिन धम-पन्थोको अम्बेंडकरने अपने आरोपोके समर्थनमे उद्धुत किया था 
उन्हे पूर्णत प्रामाणिक मानने से इनकार करते हुए गाधीजी ने कहा, “यथार्थत जो 
शास्त्र कहे जा सकते हैं उनका सम्बन्ध शाइवत सत्योसे ही हो सकता है, और वे 
अन्तरात्मा, यानी ऐसे हर हृदयको स्पश करेगे जिसके ज्ञान-चक्षु खुल गये हो। ऐसी 
किसी बातकों ईद्वरका वचन नहीं माना जा सकता जिसकी तके-बुद्धि द्वारा परीक्षा न 
हो सके या आध्यात्मिक रूपमे जिसका अनुभव न किया जा सकता हो। ” गाधीजी 
का कहना था कि धर्मका आधार विद्गत्ता नही, वरनू  सन्‍्तो और ऋषियोके अनुभव, 
उनके जीवन और उपदेश ” होते है, और इसीलिए किसी धर्मकी अच्छाई-बुराईका 
“४ निर्णय उसके सबसे बुरे नमूनोसे नही, बल्कि उसके सर्वोत्तम नमूनोसे ही किया जा 
सकता है, क्योकि उस धमके सर्वोत्तम' नमूनोको ही ऐसा आदशे माना जा सकता 
है जिससे आगे न जा सके तो भी उसतक पहुँचने की आकाक्षा तो करनी ही चाहिए” 
(पृ० १२६७-६८ ) || 

गाधीजी ने सत्य और अहिंसाको हिन्दू-धर्मका सार बताया, किन्तु साथ ही उन्होने 
धर्मके क्षेत्रम मानवीय आदशोसे युक्त सजीव प्रतीकोके महत्त्वकों भी स्वीकार किया। 
उनका दृढ मत था कि “जो आदमी राम और क्ृष्णको ईश्वरके रूपमे नही मानता 
वह हिन्दू वही है।” स्वयं गाधीजी उन “जीवत राम और कृष्ण” के उपासक थे 
जो सत्य, शिव और पूर्णताके अवतार है”, “जो आज मोजूद है, जो सदासे मौजूद 
रहे है, जो ” मनुष्य के “ अन्तरतमके विचारोकों जानते है और” उसकी “गलतियोको 
हमेशा सुधारते रहते है ” (पृ० ५०-५१) । इसलिए गाघीजी की दृष्टिम मन्दिरमे जाकर 
पूजा-उपासना करना कोई अन्धविश्वास नहीं था। उन्हे ऐसा अनुभव होता था कि 
जो श्रद्धा लाखो मनुष्योको प्रेश्ति करके मन्दिरोमे ले जाती है, उसमे कही कोई पुनीत 
और सत्यका तत्त्व अवश्य विद्यमान है” (पृ० ४४) । इस प्रकार, उनके विचारसे, मन्दिर- 
प्रवेश अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलनका आवश्यक अग था। वे उन छोगोसे सहमत नही 
थे जो मानते थे कि “सारी हरिजन-समस्या आखिर एक आ्थिक समस्या ही है 
उनके विचारसे यह मुख्यत “ हिन्दू-धर्ममे मौजूद एक रोगको दूर करने की समस्या ” 
थी (पृ० ५०)। और यह रोग सारे मन्दिरोके द्वार हरिजनोके लिए खोल दिये जाने 
पर ही दूर हो सकता था। 


जी 


नौ 


हरिजनो तथा गरीबोकी सेवा गाधीजी के लिए ईश्वरकी खोजका ही अग थी। 
श्रमिकोकी एक समामे बोलते हुए उन्होने कहा, “मेरा आनन्द तो एक ही ब।तमे 
है -- ईश्वर-दरनम है। यह दर्शन गरीबोम ओतप्रोत होनेसे ही होगा। कगाल देशके 
गरीबोम अगर मे ओतप्रोत हो जाऊँ तो सारी दुनियाके साथ ओतप्रोत हो सकता 
है।  (पृ० ४४०) । मॉरिस फ्राइडमनको उन्होने बताया, “मनुष्यका अन्तिम उद्देश्य 
है ईश्वरका साक्षात्कार -- उसकी अनुभूति प्राप्त करना। उसके राजनीतिक, सामाजिक, 
धामिक सभी कार्य इस अन्तिम उद्देश्य --ईववरानुभूति -- को ध्यानमे रखकर ही 
सम्पादित होने चाहिए। ” उन्होने आगे बताया, “और यह तो सबकी सेवा द्वारा ही हो 
सकता है। दूसरी ओर सबकी सेवा अपने देशभाइयोकी सेवा द्वारा ही हो सकती है, 
क्योकि वे हमारे / सबसे नजदीकी पडोसी ” है (पृ० २६१)। यही बात उन्होने एक 
साधुके सामने इन दब्दोमे रखी, “हम केवल परमात्माकी सुष्टिके उस भागकी सेवा कर 
सकते हैं जो हमारे सबसे अधिक नजदीक हो और जिसके विषय हम अधिकसे-अधिक 
ज्ञान हो” (पृ० २५३)। स्वयको इस प्रकार सम्पूण रूपसे सेवापित कर देनेके लिए 
अपने अन्दर यह बोध जगाना वे आवश्यक मानते थे कि “जीवक-मात्र अन्त एक 
ही है। अनेकता आभास-मात्र है। एकके दोषकी जिम्मेदारी हम 
सबपर आती है” (पृ० १२८-२९) । 

स्वयको गरीबोसे एकाकार कर देनेकी आकाक्षा ही गाधीजी को खीचकर सेगाँव 
में बसने ले गई थी--ऐसे स्थानमें जो भारतीय गाँवोका एक सच्चा नमूना था, 
“जहाँ न डाकधर ” था “न अच्छी भोजन-सामग्रीका भण्डार, न चिकित्सा-सुविधा, 
और जहाँ वर्षा-कालमे पहुँच सकना अत्यन्त कठिन” था (पृ० ७७)। फ्राइडमन 
यह मानने को तैयार नहीं थे कि “आध्यात्मिक उननतिके लिए असुविधा-भरे 
गन्दे जीवनसे एकरूप ” होना आवश्यक है। उनका समाधान करते हुए गाधीजी ने 
कहा, शारीरिक सुख और शान्ति एक हृदतक ” आवश्यक हो सकती है, लेकिन 
“ शारीरिक जरूरतोकी, बल्कि उसकी व्यक्तिगत बौद्धिक जरूरतोकी भी एक हुृदतक 
पहुँचने के बाद रोकना ही चाहिए, नहीं तो वे शारीरिक तथा बौद्धिक विलछासमे परिणत 
होने लग जायेगी”, और मनृष्यकी सारी शक्तिके सैवामे नियोजित किये जानेके 
मार्यमे बाधक बन जायेगी (पृ० २६२)। 

गाधीजी का विचार था कि आध्यात्मिक दृष्टिसे अगीकार की गई दीनजनोकी 
सेवाके लिए तथ्यों और तफ्सीलोक्य पूरा ध्यान रखना आवश्यक है, किसी भी' सुधार 
के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तद्विषयक तथ्योकी पूरी तसवीर सामने 
हो। इसलिए सेवकोको अतिशयोक्ति कभी नहीं करनी चाहिए (पृु० १२५९)। एक 
पत्रके उत्तरमे उन्होंने लिखा, “ शाशवत सत्योको ध्यानमे 'रखकर बारीकियोका विचार 


द्स 


करनेपर ही हम' उन सत्योतक पहुँच सकते है। कमसे-कम' मुझे तो जो-कुछ सत्यकी 
झॉाँकियाँ मिली है वे पूणत नहीं तो मुख्यतः ” सत्य और अहिसा तथा सेवाके “उस 
महत्तम' उद्देयको सामने रखते हुए छोटी-छोटी बारीकियोपर ध्यान देनेसे ही मिली 
है” (पृ० १३८) । भीराबहनके रूपमे गाधीजी को एक ऐसी ही आदशो सेविका प्राप्त 
हुई थी। उन्होने अपने लिए सेगॉवर्म जो झोपडी बनाई थी वह “दरअसल और 
सच्चे अर्थभ उसकी झोपडी ” थी --- नक्शा और निर्माण, सब उनका अपना था। ब्रह 
मात्र झोपडी नहीं, एक कविता थी। उसकी “एक-एक चीजमसे ग्राम्य मनोवृत्तिकी 
सुदर झलक देखकर ” गाधीजी की “आँखोमे आनन्दाश्रु मर आये” (पृ० १६५)। 
उन्होने हरिजन-सेवकोसे अपना काम इसी समर्पण-भावसे करने का आग्रह किया। 
उनको गाधीजी की सलाह थी कि वे हरिजनोके पास जाये और स्वयं हर तरहसे 
सच्चे अर्थोमे हरिजन बन जाये --अर्थात्‌ उनकी सेवा करे, उनके सुख-दु खको अपना 
सुख-वु ख बनाये (पु० ५६), उन्हीकी तरह हर “ सुबह झाड, फावडा, टोकरी 
आदि लेकर ” निकल पडे और “ झाडते-बहारने, पाखाना उठाने और उसे गाडने का 
सब काम ” करे (पु० १७७)। किन्तु नैतिक पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक थी, 
क्योकि “चाहे जितना होशियार आदमी चरित्रहीन हो तो उसकी गन्दगीके छीटे 
सावेजनिक जीवनपर तो पडते ही है” (पृ० ३१४)। गाधीजी मानते थे कि जब 
४ हमारे पास” ऐसे “निस्‍्वाथ और घामिक भावता रखनेवाले कार्यकर्त्ता काफी ” 
सख्याम होगे तभी वह हृदय-परिवतन सम्भव होगा जो अस्पृश्यताको मिटाने के लिए 
आवश्यक है (पृ० १९७)। 

जब हमें अपने बीच ईश्वरकी उपस्थितिकी अनभूति न होती हो तब उसमे 
विश्वास रखने का क्‍या मूल्य हो सकता है --इस प्रइनका उत्तर उपनिषदोकी भाषामे 
देते हुए गाधीजी ने लिखा, “ अपनी इन्द्रियो द्वारा तो हम' उसे कमी नहीं पा सकते, 
क्योकि वह उनसे परे है। अगर हम' चाहे तो उसका अनुभव' अवश्य कर सकते हैं, 
पर इसके लिए हमे इन्द्रियोसे ऊपर उठना होगा।” उन्होने आगे कहा, “ दैवी सगीत 
हमारे अन्दर हमेशा गँजता रहता है । परन्तु इन्द्रयोके कोलाहल और हलचलसे 
वह नाजुक संगीत विलीन हो जाता है” (पृ० ६४-६५) | स्वय गाधीजी को आत्माके 
अस्तित्वका अनुभव प्रतिक्षण होता रहता था, और इसलिए उन्हे  कभी-कभी' दिव्य 
सगीतकी गूज भी सुनाई पड जाती” थी। उनका अनुभव था कि स्वय प्रयत्न करने पर 
इसे कोई भी सुन सकता है, किन्तु यह ऐसा सगीत नही है कि कोई और, सुनवा सके ” 
(पृ०. १५२) । इतने ही विश्वासपुर्वंक गाधीजी यह भी मानते थे कि “अहिसा ही 
हमारे जीवनका आदि स्रोत और अन्तिम' लक्ष्य है। अगर अहिसा या प्रेम 
हमारा जीवन-धर्मं न होता तो इस मृत्यु-लोकमे हमारा जीवन कठिन हो जाता। 


क्र 


ग्यारह 


जिस दिन उसका आचरण सार्वभौम हो जाथग/।, उस दिन स्वर्ग लोक 
इस मूमिपर ही अवतीण हो जायेगा।” गाधीजी मानते थे कि “स्वर्ग और पृथ्वी 
सब हमारे ही अन्दर है।” लेकिन दुखकी बात यह है कि “ हम' पृथ्वीसे तो परिचित 
है, पर अपने अन्दरके स्वगसे हम बिलकुल अपरिचित है।” किन्तु यदि कुछ लोगोके 
लिए स्वगंको भूमिपर उतारना, प्रेमका आचरण करना सम्भव है, तो वास्तवमे वह 
सबके लिए सम्भव होना चाहिए। लेकिन इस प्रेम-धमको वे ऐसा धर्म तही मानते 
थे जिसे दलीलसे सिद्ध किया जा सके।” उनका कहना था कि “यह तो उन 
लोगोके प्रत्यक्ष जीवनसे सिद्ध हो सकता है जो परिणामोकी ओरसे निरपेक्ष बनकर 
इस धर्मका अपने जीवनमे पालन करते है” (पृ० ३४८-४९)। 

गुजराती साहित्य परिषद्के अध्यक्षके आसनसे बोलते हुए गाधीजी ने साहित्यकारो 
को जनसाधारणके प्रति उनके कत्तव्यका स्मरण कराया। सेगाँव और वहाँके अस्थि- 
पजरोका ध्यान आनेपर उन्हे बरबस यह स्वीकार करना पडा कि हमारा “साहित्य 
निकम्मा है” वे ऐसा साहित्य और ऐसी कला चाहते थे जो करोडो आम 
लोगोके लिए हो (पृ० ४४९)। सस्ते और वासनामय साहित्यके प्रति अपना विरोध 
प्रकट करते हुए उन्होने कहा कि “जब आप स्त्रीके बारेमे लिखने के लिए कलूम 
उठाये तो अपनी जननीकों अपनी नजरके सामने रखे। यदि आप इस बातका 
विचार करते हुए लिखेगे तो आपकी लेखनीसे जो साहित्य निकलेगा, वह जैसे 
सुन्दर आकाइशसे वर्षाकी बूदे झरती है, उसी तरह निसृत होगा और, जैसे वर्षाकी 
बूँदे धरतीका पोषण करती है उसी प्रकार वह भी स्त्री-रूपी धरतीका पोषण करेगा 
(पृ० ४५४) । गाधीजी के अनुसार, लेखन-मात्र एक कछा नही था, उसके पीछे ईमान- 
दारीका होना जरूरी था। एक व्यक्तिने हरिजन ' में प्रकाशनार्थ कुछ लेख भेजे थे। 
उसे उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा, “ सदात्मा व्यक्तियोका सीधा-सादा लेखन प्रभाव- 
कारी होता है, जबकि केवल चतुर व्यक्तियोका प्रतिभाशाली लेखन भी प्रभावहीन सिद्ध 
होता है। लगता है, लेखक या वक्‍ताका अपना ओज इशछब्दोमे उंतर आता है” 
(पृ० १९३)। 

गत मई महीनेमे गाधीजी के मित्र डॉ० अन्सारीका निधन हो गया था। कुछ ही 
दिन बाद ९ जूनकों उनके एक क्षन्य' मुसलमान मित्र अब्बास तैयबजी का भी देहान्त' 
हो गया, जो “कोई साधारण मुसलमान नहीं थे, जो “भारत-सेवक भी इसीलिए 
थे कि वे मनृष्य-जातिके सेवक थे”, तथा जो “ईश्वरको दरिद्रवा रायणके 
रूपमे ' देखते थे (पृ० ८४-८५) | रूुगभग इसी समय एक और भी व्यक्तिगत व्यथा 
ने गाधीजी की परीक्षा ली। उनके ज्येष्ठ पुत्र हरिलालने इस्लाम स्वीकार कर लिया 
था। गाधीजी को स्वय इस धर्मान्तरणका कोई दुख नहीं था। यदि “ किसी सासारिक 


बारह 


स्वार्थलँ उसका कोई वास्ता न होता तो” उनका “उससे कोई झगडा नही ” होत्ता, 
क्योकि उन्हे विश्वास था कि “इस्लाम भी वैसा ही सच्चा धर्म है जैसाकि मेरा 
अपना धर्म है।” गाधीजी को चोट यह देखकर पहुँची थी कि कुछ मुसलूमानोने इस 
प्रसगपर किस प्रकार सावजनिक रूपसे आनन्‍्दोत्सव' मनाया था। “इस प्रदर्शनके पीछे ” 
गाधीजी को कही “कोई धर्मकी भावना” दिखाई नहीं दी (पृ० ६-७) । उन्होने 
अपनी इस व्यथाकों वाणी देते हुए “ मुसलमानोके नाम' जो पत्र लिखा वह 
गाधीजी के ही शब्दोमे, अपने “ हृदयरक्त-रूपी स्याहीमे डुबोई हुई कलमसे लिखा” 
था (पु० ५३) । एक मुसलमान मित्रको लिखा, 'धर्मं और इस दुखी देशकी खातिर 
इस विचित्र स्थितिपर तुम गौर करो, उसमें रुचि लो” (पृ० २६)। 

ईसाई मिशनरियोकी एक मडलीके साथ हुई चर्चाके दौरान गाधीजी ने 
धर्मान्तरणके सम्बन्धम अपना दृष्टिकोण सक्षेपम इन शब्दोमे प्रस्तुत किया, “आप 
अपनी माताकी पूजती है, इसलिए आप यह इच्छा नहीं कर सकती कि दूसरे लोग 
भी आपकी माताकी सन्‍्तान हो जाये” (पृ० १००)। 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित सस्थाओ, व्यक्तियों, पुस्तकोके 
प्रकाशकों तथा पत्र-पत्रिकाओके आभारी है 

सस्थाएँ गाधी स्मारक निधि तथा सग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू 
स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्‍ली, साबरमती आश्रम सरक्षक तथा 
स्मारक न्यास और सग्रहालय, अहमदाबाद । 

व्यक्ति श्री ए० के० सेन, कलकत्ता, श्री बी० डी० मरहात्रे, बम्बई, श्री चन्द 
त्यागी, दिल्‍ली, श्रीमती एफ० मेरी बार, कोट्टागिरि, श्रीमती गगाबहन वैद्य, 
बोचासण, श्री घ० दा० बिडला, कलकत्ता, श्री जी० एन० कानिठकर, श्री जी० 
वी० केतकर, श्री काशिनाथ एन० केलकर, पूना, श्री कान्तिछा७ू गाधी, बम्बई, 
श्री कनूमाई एन० मशरूवाला, अकोला, श्रीमती छीलावती आसर, बम्बई, श्रीमती 
मीराबहन, आस्ट्रिया, श्री मुन्नाठाल जी० शाह, सेवाग्राम, श्री तारायण देसाई, 
बारडोली, श्री नारायण जे० सम्पत, अहमदाबाद, श्रीमती शारदाबहन जी० चोखा- 
वाला, अहमदाबाद, श्रीमती प्रेमाबहन कटक, सासवड, श्री पुरुषोत्तम बावीशी, श्रीमती 
एस० अम्बुजम्माछ, मद्रास, तथा श्रीमती विजयाबहन एम० पचोली, सनोसरा। 

पुस्तक॑  बापूकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वर्ष , बापुना पत्रो-२ सरदार 
वल्लभभाईने ', 'बापुना पत्रो-६ ग० स्व० गयाबहेनने , _ (ए) बच ऑफ ओल्ड 
लेटर्स ', 'गाधीजी और. राजस्थान, “गीतापदार्थकोष, इसीडेट्स ऑफ गाधीजीज् 
लाइफ , महात्मा द लाइफ ऑफ मोहनद्रास करमचन्द गाधी', खण्ड--४, माई 
डियर चाइल्ड”, 'पाँचवे पूत्रको बापूके आशीर्वाद ' एवं सम्पादकके पच्चीस वर्ष '। 

पत्र-पत्रिकाएँ: गुजराती, बॉम्बे कॉनिकल, “सर्चेलाइट , हरिजन , 
“हरिजनसेवक ', 'हरिजनबन्धु' और हिन्दू । 

अनुसन्धान और सन्दर्भ-सम्बन्धी सुविधाओके लिए सूचना और प्रसारण मच्चरालय 
का अनुसन्धान और सन्दर्भ-विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आककइव्ज' ऑफ 
इंडिया), नई दिल्‍ली, और कागज-पत्रोकी फोटो-नकल तैयार करने मे सहायता देनेके 
लिए हम सूचना और प्रसारण-मन्त्राऊ्य, नई दिल्लीके फोटो-विभागके आमारी हैं। 


तेरह 


पाठकोको सुचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमे गाधीजी के स्वाक्षरोमे मिली है, उसे अविकल रूपमे 
दिया गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिसे 
हिज्जोकी स्पष्ट भूलोकों सुधारकर दिया गया है। 

अग्नेजी और गुजरातीसे अनुवाद करने मे अनुवादको मूलके समीप रखने का पूरा 
प्रयत्त किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाकी सुपाठ्य बनाने का भी पूरा ध्यान रखा 
गया है। छापेकी स्पष्ट भूले सुधारने के बाद अनुवाद किया गया है। और मूलमे 
प्रयुकत' शब्दोके सक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये है। नामोको सामान्य 
उच्चारणके अनुसार ही लिखने की नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके 
उच्चारणमे सशय था उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजी ने अपने गुजराती 
लेखोम लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कीष्ठकोमे दी गई सामग्रीं सम्पादकीय है। गाधीजी ने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अश मूल रूपमे उद्धृत किया है, वह हाशिया छोडकर 
गहरी स्थाहीमे छापा गया है, लेकिन यदि कोई ऐसा अश उन्होने अनूदित करके 
दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोडकर साधारण टाइपमे छापा गया है। 
भाषणकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजी के कहे हुए नहीं है, बिना हाशिया 
छोडे गहरी स्थाहीम छापे गये है। भाषण और भेटकी रिपोर्टोके उन अशोमे, जो 
गाधीजी के नही है, कुछ परिवर्तेत किया गया है और कही-कही कुछ छोड भी दिया 
गया है। है 

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहाँ दाये कोनेमे ऊपर दे दी गईं है। 
परन्तु जहाँ वह उपलब्ध नही है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोमे की 
गई है, और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमे 
केवल मास या वर्षका उल्लेख है, उन्हे आवश्यकतानुसार मास या वषके अन्तमे रखा 
गया है। शीर्षकके अन्तमे साधन-सुत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गाधीजी की 
सम्पादकीय टिप्पणियाँ ओर लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहा 
किसी दृढ आधारपर उसका अनुमान लगाया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके 
अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ, वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार 
दिये गये हें। 


पन्द्रह 


सोलह 


इस ग्रथमालाम प्रकाशित प्रथम खण्डका जहाँ-जहाँ उल्लेख किया गया है, वह 
जून १९७० का सस्करण है। 

साधन-सूत्रोमे 'एस० एन०* सकेत साबरमती सग्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध 
सामग्रीका, 'जी० एन० ' गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्‍लीमे उपलब्ध 
कागज-पत्रोका, 'एम० एम'० यू०” मोबाइल माइक्रोफिल्म' यूनिटका, 'एस० जी०' 
सेवाग्रामम सुरक्षित सामग्रीका और 'सी० डब्ल्यू०” सम्पूर्ण गाधी वाइमय (कलेक्टेड 
वर्स ऑफ महात्मा गाघी) द्वारा सगृहीत पत्रोका सूचक है। 

अन्तमे साधन-सूत्रोकी सुची और इस खण्डसे सम्बन्धित काछकी तारीखवार 
घटनाएँ दी गई है। 


७ ० >> ७ 


विषय-सूची 


पृष्ठ 
भूमिका पाँच 
आभार तेरह 
पाठकोको सूचना पन्द्रह 
भाषण बगलोरकी नगरपालिका बस्तीमें (३१-५-१९३६ के पश्चात्‌) १ 
तार दिल्ली हिन्दू सभाके मन्‍्त्रीकों (१-६-१९३६) २ 
पत्र मीराबहनकों (१-६-१९३६) २ 
पत्र सतीशचन्द्र दासगुप्तकों (१-६-१९३६) ३ 
पत्र अमृतकौरकों (१-६-१९३६) ४ 
पत्र नरहरि द्वा० परीखको (१-६-१९३६) ५्‌ 
पत्र॒हीरालाल शर्माको (१-६-१९३६) प्‌ 
वक्तव्य समाचारपत्रोको (२-६-१९३६) द्‌ 
पत्र जमनालालू बजाजको (२-६-१९३६) ८ 
पत्र परीक्षित॒लाल छ० मजमूदारकों (२-६-१९३६) ९, 
पत्र अबुछ कलाम' आजादकों (२-६-१९३६ के पहुचात्‌) 
पत्र अमृतकौरकों (४-६-१९३६) १० 
पत्र अमृतकौरको (५-६-१९३६) ११ 
पत्र॒ मिर्जा इस्माइलको (५-६-१९३६) १२ 
पत्र नारणदास गाधीको (५-६-१९३६) १३ 
पत्र गगाबहन वेद्यको (५-६-१९३६) १४ 
पत्र हीराछाल शर्माकों (५-६-१९३६) १५ 
पत्र अमतुस्सछामको (५-६-१९३६) १५ 
पत्र॒राजेन्द्प्रसादको (५-६-१९३६) १६ 
कुष्ठ-रोगकी समस्या (६-६-१९३६) १६ 
झूठमूठका डर (६-६-१९३६) १७ 
गाँवमे मारतकी झलक (६-६-१९३६) १९ 
अप्रमाणित खादीके विक्रेताओके लिए (६-६-१९३६) २० 
पत्र लीलावती आसरको (६-६-१९३६ ) २१ 
पत्र मीराबहनको (६-६-१९३६) २२ 
पत्र॒एस० अम्बुजम्मालको (६-६-१९३६) २३ 
पत्र प्रभावतीकोीं ( ६-६-१९२६ ) र्‌ड 


सत्रह 


२८ 
२९ 
३० 
३१ 


३२ 


३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
४० 
४१ 
डर 
४३ 


प्‌ 
४६ 
४७ 
८ 
४९ 


म 
ण्र 
५३ 
ण्ड 
हु 
ण्र्‌ 
प्‌ 9 
ण्‌ रः 
ण्‌ ९ 
६० 
9९ 
६२ 
६३ 


अठारह 


पत्र मीराबहनको (६-६-१९३६ के परुचातृ) 

पत्र ख्वाजा अब्दुल मजीदकों (७-६-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (७-६-१९३६) 

पत्र॒एफ० मेरी बारको (७-६-१९३६) 

पत्र गोविन्द वी० गूरजलेको (७-६-१९३६) 

पत्र अमतुस्सकामकों (७-६-१९३६) 

पत्र॒ जानकी अम्माल नायडूको (८-६-१९३६) 

पत्र एफ० मेरी बारको (८-६-१९३६) 

पत्र॒ मणिलाल' और सुशीला गाधीको (८-६-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (९-६-१९३६) 

पत्र मीराबहनकों (९-६-१९३६) 

पत्र नारणदास गाधीकों (९-६-१९३६) 

पत्र अमृतलाल ठा० नानावटीको (९-६-१९३६) ८ 

तार रेहाना तैयबजीकों (१०-६-१९३६) 

सन्देश मजुलाल एम० मेहताको (१०-६-१९३६) 

भेट आदि-कर्नाटक सघके शिष्टमण्डलकी (१०-६-१९३६) 
भाषण हरिजन-सेवक सम्मेलन, कगेरीमे (१०-६-१९३६) 

पत्र बालकृष्ण भावेकों (११-६-१९३६) 

पत्र वल्‍लमकों (११-६-१९३६) 

पत्र रेहाना तैयबजीको (११-६-१९३६) 

भेट  एम० वी० जस्बुनाथनकों (११-६-१९३६) 

प्रशनोत्तर हरिजन-कार्येकर्तता सम्मेलन, कगरेरीमे (११-६-१९३६) 
बातचीत एक हरिजन दम्पतिके साथ (१२-६-१९३६ या उसके पूर्व) 
बातचीत एक पोलिश छात्रसे (१२-६-१९३६ या उसके पूर्व)“ 
सलाह हिन्दी-कायकर्त्ताओनोकों (१२-६-१९३६) 

माषण हरिजन-कार्यकर्त्ता-सम्भेलन, कगेरीमे, (१२-६-१९३६) 
दीक्षान्त माषण हिन्दी प्रचार सभाके समारोहमे (१२-६-१९३६) 
वक्तव्य समाचारपत्रोको (१२-६-१९३६) 

अमेरिकाकी साक्षी (१३०६-१९३६) 

जीवन्त' ईश्वर कहाँ है? (१३-६-१९३६) 

पत्र अगाथा हैरिसनकों (१३-६-१९३६) 

पत्र वलल्‍लमभाई पटेलको (१३-६-१९३६) 

पत्र मीराबहनको (१४-६-१९३६) 

पत्र तारणदास गाधीको (१४-६-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (१५-६-१९३६) 

पत्र अमृतकौरको (१५-६-१९३६) 


घर 


२५ 
र५्‌ 
२७ 
२७ 
२८ 
२९५ 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 
रे३े 
रे४ 
३४ 
३५ 
शे५ 
३६ 
३८ 
ढ५्‌ 
४६ 
दर 
४७ 
४७ 
५१ 
५२ 
पड 
पड 
प्‌ ट] 
६९ 
६१ 
श्रे 
प्‌ 
९७ 
६७ 
६८ 
९५ 
७० 


६४ 
द्पु 
दप्‌ 
६७ 


६८ 
६९ 
७० 
७१ 
७२ 
७३ 
७४ 
७५ 
७द्‌ 
७ 
७८ 
७९ 
८0 
८ १ 
८२ 
< रे 
८४ 
८५ 
८६ 
८७ 
८ 
८९ 


२१ 
९२ 
९३ 
९४ 
९५ 
९६ 
९७ 
९८ 


प्रत्र 
पत्र 
पत्र 


उन्नीस” 


मीराबहनकों (१५-६-१९३६) 
प्रभावतीको (१५-६-१९३६ ) 
नारणदास गाधीको (१५-६-१९३६) 


सन्देश राजपूताना हरिजन-सेवक सम्मेलनको (१६-६-१९३६ 
के पूर्व) 


पत्र 
पत्र 


रामेदवरदास पोह्ारको (१६-६-१९३६) 
जे० के० दशर्माकों (१७-६-१९३६) 


पत्रका अश (१७-६-१९३६) 


पत्र 
पत्र 
पत्र 
एक 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पतन 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 


अमृतलाल वि० ठक्‍्करको (१७-६-१९३६) 
विजया एन० पटेलकों (१७-६-१९३६) 
हीरालाल दार्माको (१७-६-१९३६) 

सदेश (१७-६-१९३६) 

अगाथा हैरिसनको (१८-६-१९३६) 
म्यूरियल लेस्टरको (१८-६-१९३६) 
अमृतकौरकों (१९-६-१९३६) 

एस्थर मेननको (१९-६-१९३६) 
जवाहरलाल नेहरूको (१९-६-१९३६) 
नारणदास गाधीकों (१९-६-१९३६) 
अमतुस्सलामको (१९-६-१९३६) 
मागलप्रसाद और अन्य छोगोको (१९-६-१९३६) 
लीलावती आसरको (१९-६-१९३६) 


गुजरातके पितामह (२०-६-१९३६) 


क्या 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
प्त्र्‌ 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 


खादी आथिक दृष्टिसे टिक सकती है? (२०-६-१९३६) 
एस० अम्ब॒जम्मालकों (२०-६-१९३६) 

ना० र० मलकानीको (२०-६-१९३६) 
अमतुस्सलामको (२०-६-१९३६) 

लीलावती आसरको (२०-६-१९३६) 
अमृत्तलाल ठा० नानावटीको (२०-६-१९३६) 
अतरासह और अन्य लछोगोको (२०“६-१९३६) 
जवाहरलाल नेहरूको (२२-६-१९३६) 
अमृतकौरको (२२-६-१९३६) 

पट्ठाभि सीतारामय्याको (२२-६-१९३६) 
क० मा० मुशीको (२२-६-१९३६) 
प्रभावतीको (२२-६-१९३६) 

जयन्त ई० पटेलको (२२-६-१९३६ ) 
सुरेन्द्रको (२२-६-१९३६) 


७९ 
७१ 
७२ 


७३े 
७३ 
८६.4 
८8.५ 
9५ 
७५ 
७६ 
७६ 
9७ 
७७ 
७८ 
७९ 
८० 
८ ९ 
८२ 
८ रे 
८३ 
८ 
८५ 
८७9 
८८ 
८९, 
९ 


२७० 
५ 
९१ 
ब्र्‌ 
5२ 
९३ 
९४ 
९५ 


कर 


९९ 
१०० 
९०१ 
१०२ 


१०४ 
१०५ 


१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३२ 


पत्र 
पत्र 
पत्र 
तार 
पत्र 
पत्र 


बीस 


शोभालछाल गुप्ताकों (२२-६-१९१६) 
कृष्णचन्द्रको (२२-६-१९३६) 

रामेश्वरी नेहरूको (२२-६-१९३६) 
घनश्यामदास बिडलाको (२३-६-१९३६ ) 
जी० एन० कानिटकरको (२३-६-१९३६) 
राजन्द्रप्रसादको (२३-६-१९२३६) 


बातचीत पियरे सेरेसोल और ईसाई मिशनरियोके साथ 
(२३-६-१९३६ के आसपास) 
सलाह ध्आागन्तुकोकों (२३-६-१९३६ के परचात्‌ ) 


पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पन्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पन्न 
पत्र 
पत्र 
पत्र 


एस० अम्बुजम्मालको (२४-६-१९३६) 
प्रेमाबहन कटकको (२४-६-१९३६) 
परीक्षितलाल छल० मजमूदारको (२४-६-१९३६) 
चिमनलाल एन० शाहकों (२४-६-१९३६) 
शारदा चि० शाहकों (२४-६-१९३६) 
अमृतकौरको (२६-६-१९३६) 

नान मेननकी (२६-६-१९३६) 

एफ० मेरी बारको (२६-६-१९३६) 

जी० वी० केतकरको (२६-६-१९३६) 
तारणदास गाधीको (२६-६-१९३६) 
अमतुस्सछामको (२६-६-१९३६) 

देवनन्दत और अन्य लोगोको (२६-६-१९३६) 
शत्नोदेवीकों (२६-६-१९३६) 


सच हो तो बरबरतापूर्ण है (२७-६-१९३६) 
हरिजन और चुनाव (२७-६-१९३६) 


पत्र 


ना० र० मलकानीको (२७-६-१९३६) 


पत्रका अश (२७-६-१९३६) 


पत्र 


एक हरिजन-सेवककों (२७-६-१९३६) 


बातचीत एक मित्रसे (२७-६-१९३६ के आसपास ) 


पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
फ्त्र 
पत्र 
पन्न 
पत्र 


गीता बजाजको (२८-६-१९३६) 

मीराबहनकी (२९-६-१९३६) 

पुरुषोत्तम बावीशीको (२९-६-१९३६) 

बलवन्तसिहको (२९-६-१९३६) 

मीराबहनको (३०-६-१९३६) 

प्रभावतीको (३०-६-१९३६) 

बलवन्तीसह और मुन्ताछाल जी० शाहको (३०-६-१९३६) 
मीराबहनको (१-७-१९३६) 


९६ 
द्द्‌ 
९७ 
९७ 
९८ 
९८ 


९५९ 
१०४ 
१०४ 


१०५ 


१०७ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
१०९ 
११० 
११० 
१११ 
११२ 
११२ 
११३ 
११५ 
११६ 
११६ 
११७ 
११७ 
११८ 
११८ 
११९ 
११९ 
१२० 
१२० 
१२१ 
१२१ 


१२४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४२३ 
१४४, 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३२ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६९५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९९ 


इकक्‍्कीस 


पत्र मीराबहनको (२-७-१९३६) 

पत्र॒ नारायण स्वामीकोी (२-७-१९३६) 

पत्र मुन्नालाल जी० शाहको (२-७-१९३६) 
सन्देश इडियन ओपिनियन को (२-७-१९३६) 
पत्र मीराबहनको (३-७-१९३६) 

पत्र सुभाषचन्द्र बोसको (३-७-१९३६) 

पत्र मुन्तनाछाल जी० शाहको (३-७-१९३६) 
खादी पहननेवालो से (४-७-१९३६) 

कन्या-वध (४-७-१९३६) 

पत्र मीराबहनको ('४-७-१९३६) 

पत्र मुन्नाठलाल जी० शाहको (४-७-१९३६) 
पत्र॒कन्‌ गाघीको (४-७-१९३६) 

पत्र घनह्यामदास बिडलाकों (४-७-१९३६) 
पत्र अमृतकौरको (६-७-१९३६) 

पत्र एफ० मेरी बारकों (६-७-१९३६] 

पत्र हे० सॉँ० लि० पोलकको (६-७-१९३६) 
पत्र कमलनयन बजाजकों (६-७-१९३६) 

पत्र होरेस अलेक्जैडरको (६-७-१९३६) 
पत्र अमतुस्सलामको (६-७-१९३६) 

पत्र - नरहरि ढ्वा० परीखको (६-७-१९३६) 
पत्र अमृतछाल वि० ठक्‍करको (६-७-१९३६) 
पत्र॒के० नठराजनको (७-७-१९३६) 

पत्र खुशंदबहन नौरोजीको, (७-७-१९३६) 
पत्र जवाहरलाल नेहरूको (८-७-१९३६) 
पत्र ग्लेडिस औवेनको (८-७-१९३६) 

पत्र अतुलानन्द चक्रवर्तीकी (८-७-१९३६) 
पत्र प्रभावतीको (८-७-१९३६) 

पत्र जीवणजी डा० देसाईको (८-७-१९३६) 
तार लेडी फजल-ए-हुसैनको (१०-७-१९३६) 
पत्र नर्रसहराव' भोलानाथ दिवेटियाकों (१०-७-१९३६) 
पत्र॒प्रभावतीको (१०-७-१९३६) 

पत्र नारणदास गराधीको (१०-७-१९३६) 
पत्र कनु गाधीको (१०-७-१९३६) 

पत्र हरिमाऊ उपाध्यायको (१०-७-१९३६) 
डॉ० अम्बेडकरका दोषारोपण- १ (११-७-१९३६) 
पत्र॒ए० डोनाल्‍ड मिलरकों (११-७-१९३६) 


न्न्गुंट 


१२२ 
१२२ 
१२३ 
१२२ 
१२४ 
१२४ 
१२५ 
रे 
१२८ 
१३० 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३४ 
१२५ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३८ 
१३९ 
१४० 
१४९१ 
१४ १ 
१४२ 
१४२ 
१४रे 
१४ रे 
१४४ 
श्ढ्५ 
१४६ 
१४७ 
१४९ 


१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
१८५ 
१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८५९ 
१९० 


१९१ 
१९२ 


१९३ 
१९४ 
१९५ 
१९६ 
१९७ 
१९८ 
१९९ 
२०० 
२०१ 
२०२ 
३ 


पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पन्र 
पन्न 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 


बाईस 


साहबजी महाराजको (११-७-१९३६) 
उमादेवी बजाजकों (११-७-१९३६) 

विजया' एन० पटेलकों (११-७-१९३६) 

द० बा० कालेलकरकों (११-७-१९३६) 
अमृतकौरको (१२-७-१९३६) 

गगाबहन वैद्यको (१२-७-१९३६) 
प्रभावतीको (१३-७-१९३६) 

श्रीमन्नारायण अग्नरवालको (१३-७-१९३६) 
जवाहरलाल नेहरूको (१५-७-१९३६) 
प्रभावतीको (१५-७-१९३६) 
अमतुस्सलामको (१५-७-१९३६) 
अमृतकौरको (१६-७-१९३६) 

होरेस अलेक्जैडरको (१६-७-१९३६) 
खुशंदबहन नौरोजीको (१६-७-१९३६) 
अमृतलाल ठा० नानावटीको (१६-७-१९३६) 
जयक्ृष्ण पी० मणसालीकी (१६-७-१९३६) 
नरहरि द्वा० परीखको (१६-७-१९३६) 
कान्तिलाल गाधीको (१६-७-१९३६) 
नारणदास गाधीको (१७-७-१९३६) 


सन्देश खादी-कार्यकर्त्ताओको (१७-७-१९३६) 


बातचीत जयरामदास दोलतराम' और देवदास गाधीके साथ 


(१८-७-१९३६ के पूरे) हि 
डॉ० अम्बेडकरका दोषारोपण-२ (१८-७-१९३६) 


टिप्पणियाँ हरिजन सेवक सघ और नगरपालिकाओकी ओर से दी जाने- 
वाली सहायता, एक ग्रामवासीकी दयालुता, भूल-सुधार (१८-७-१९३६) 


पत्र 
पत्र 


बातचीत ग्राम-सेवक प्रशिक्षण विद्यालयके छात्रोसे (१९-७-१९३६) 


पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
क्या 


मणिलाल और सुशीला गाधीको (१८-७-१९३६) 
मीराबहनको (१९-७-१९३६) 


मीराबहनको (२०-७-१९३६) 

गगाबहन वैद्यको (२०-७-१९३६) 

बाबूराव डी० स्हात्रेको (२१-७-१९३६) 

निर्मला गाधीकों (२१-७-१९३६) 

चन्द त्यागीकों (२१-७-१९३६) 

राजकिशोरीको (२१-७-१९३६) 

अमतुस्सछामको (२१-७-१९३६) 

हम प्रतिदवन्द्दी है? (२२-७-१९३६ या उसके पूर्व) 


१५० 
१५१ 
१०२ 
श्५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५९ 
१५९ 
१६० 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६२ 
१६३ 
१६३ 
१६४ 
१६४ 


१६५ 
१६७ 


१६९ 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७८ 
१७९ 
१७९ 
१७९ 
१८० ह 


२०४ 
२०५ 
२०६ 
२०७ 
२०८ 
२०९ 
२१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१९ 
२२० 
२२१ 
२२२ 
२२३ 
२२४ 
१९५ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 
२२९ 
२३० 
२३१ 
३२ 
२३३ 
२३४ 
श्रे५ 
२३६ 
२३७ 
२३८ 
२३९ 


पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
तार 
तार 
पुर्जा 
पन्न 
पत्र 
पत्र 


तेईस 


साहबजी महाराजको (२२-७-१९३६) 
अमृतकौरको (२२-७-१९३६) 

प्रेमाबहनत कटकको (२२-७-१९३६) 

नरहरि द्वा० परीखको (२२-७-१९३६) 
विजयाबहन गाधीको (२२-७-१९३६) 

कमलनयन बजाजको (२३-७-१९३६) 
लक्ष्मणप्रसाद पोद्दारकों (२३-७-१९३६) 
जमनालाल बजाजकों (२३-७-१९३६ के पश्चात्‌ ) 
कान्तिलाल गाधीको (२४-७-१९३६) 

सरस्वतीको (२४-७-१९३६) 


निर्मला गाधीको (२५-७-१९३६ ) 


ऐसी मुसीबत जिससे बच सकते है (२५-७-१९३६) 
सेलममे पानीका अभाव (२५-७-१९३६) 


पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 


एम० सी० राजाकों (२६-७-१९३६) 
छगनलाल जोशीको (२६-७-१९३६) 

तारा एन० मशरूवालाको (२६-७-१९३६) 
मीराबहनको (२७-७-१९३६) 
उत्तमचन्दको (२८-७-१९३६) 

मैडी मैकार्थीको ' (२८-७-१९३६) 

एफी एरिस्टा्शीको (२८-७-१९३६) 
वल्लमभाई पटेलको (२८-७-१९३६) 
लक्ष्मीनारायण गाडोदियाकों (२८-७-१९३६) 
सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२९-७-१९३६) 
जवाहरलाल नेहरूको (३०-७-१९३६) 


चन्देकी अपीलका मसौदा (३०-७-१९३६) 
चन्देकी अपीलका अनुमोदन (३०-७-१९३६) 


प्त्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
प्न्र 
पत्र 
पत्र 
एक' 


एस० आर० वैकटरामनकों (३०-७-१९३२६) 
अमतुस्सलामको (३०-७-१९३६) 
आननन्‍्दशकर बा० श्रूवको (३०-७-१९३६) 
सत्यानन्द बोसको (३०-७-१९३६) 

कनु गाधीको (३०-७-१९३६) 

जयन्ती एन० पारेखको (३०-७-१९३६) 
हीरालाल झर्माको (३०-७-१९३६) 

बी० एस० मुजेको (३१-७-१९३६) 
कान्तिलाल गाधीको (३१-७-१९३६) 


बातचीत (१-८-१९३६ के पूर्व) 


१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८३२ 
१८४ 
१८५ 
१८५ 
१८६ 
१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८८ 
१८९ 
१९० 
१९१ 
१९१ 
१९२ 
१९३ 
१९३ 
१९४ 
१९४ 
१९५ 
१९५ 
१९६ 
१९७ 
१९७ 
१९८ 
१९८ 
१९९ 
२०० 
२०१ 
२० १ 
२०२ 
२०२ 
२०३ 
हक 


चौबीस 


२४० एक बातचीत (१-८-१९३६ के पृ) 

बातचीत आगन्तुकोसे (१-८-१९३६ के पूव) 

बातचीत एक मिन्रसे (१-८-१९३६ के पृव) 

बातचीत ग्राम-सेवक प्रशिक्षणशालाके छात्रोसे (१-८-१९३६ के पूर्व) 
गलतफहमियोकी गुत्थी (१-८-१९३६) 

एक जरायमपेशा जाति' (१-८-१९३६) 


२४१ 
२४२ 
रे४े३ 
२४४ 
२४५ 
२४६ 
२४७ 
२४८ 
२४९ 
२५० 
५५१२ 
२५२ 
२५३ 
२५४ 
२५५ 
२५६ 
२५७ 
२५८ 
२५९ 
२६० 
२६१ 
२६२ 
२६३ 
२६४ 


२६५ 
२६६ 
२६७ 
२६८ 
२६९ 
२७० 
२७१ 
२७२ 
२७३ 
4 छडं 


पत्र 
प्प 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
भेंट 


रफी अहमद किदबईकों (१-८-१९३६) 

बाल द० कालेलकरको (१-८-१९३६) 

कीकाभाई लछावजीकों (१-८-१९३६) 

वल्लभभाई पटेलको (१-८-१९३६) 

गगाबहन बी० झवेरीको (१-८-१९३६) 

कृष्णचन्द्रको (१-८-१९३६) 

मणिलाल और सुशीला गाधीको (२-८-१९३६) 
रावजीमाई एम० पटेलको (३-८-१९३६) 

बी० के० दीवानजीको (४-८-१९३६) 

क० मा० मुशीकों (४-८-१९३६) 

सुभाषचन्द्र बोसको (५-८-१९३६) 

साहबजी महाराजको (५-८-१९३६) 

गगाबहन वैद्यको (५-८-१९३६) 

न० चि० केलकरकों (६-८-१९३६) न 
घनश्यामदास बिडलाको (७-८-१९३६) 

पाला लेकलर और वाई० एस० क्सको (८-८-१९३६ के पूर्व) 


दो शब्द-चित्र (८-८-१९३६) 

निन्‍्दाकी नीवपर प्रचार (८-८-१९३६) 

टिप्पणियाँ कन्धोके बजाय गाडियाँ, कपास ओटनेकी चरखी 
(८-८-१९३६) 


पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 
पत्र 


पत्र 


मीराबहतको (९-८-१९३६) / 
कान्तिलाल गाधीको (९-८-१९३६) 

कनु गाधीको (९/१०-८-१९३६) 
मीराबहनको (१०-८-१९३६) 

जवाहरलाल' नेहरूको (१०-८-१९३६) 
प्रेमाबहन कटककी (१०-८-१९३६) 
तारणदास गाधीकों (१०-८-१९३६) 
तरहरि द्वा० परीखकों (१०-८-१९३६) 
हीराछाल शर्माको (१०-८-१९३६) 
अमृतलाल वि० ठक्‍्करकों (१२-८-१९३६) 


२०४ 
२०५ 
२०६ 
२०८ 
२१० 
१९ 
२१३ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२२१५ 
२१६ 
२१६ 
२१७ 
२१९७ 
२५१८ 
२१८ 
२१९ 
२२० 
२२० 
२२१ 
२२२ 
२२६ 
२२७ 


२२९ 
२३० 
२३० 
२३१ 
२३२ 
२३२ 
२३३ 
२३५ 
२३५ 
२३६ 
२३६ 


२७५ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 
२७९ 
२८० 
२८१ 
२८२ 
२८३ 
२८४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 
२८९ 
२९० 
२९१ 
२९२ 
२९३ 
२९४ 
२९५ 
२९६ 
२९७ 
२९८ 
२९९५ 
३०० 
३०१ 
३०२ 
३०३४ 
३०४ 
३०५ 
३०६ 
३०७ 
३०८ 
३०९ 
३१० 


पच्चीस 


पत्र मॉगीबाईको (१३-८-१९३६) 

बातचीत एक पाठिलसे (१५-८-१९३६ के पूव्वे) 
बातचीत एक नाईसे (१५-८-१९३६ के पूर्व) 

और भी गलतफहमियाँ (१५-८-१९३६) 

वर्ण बनाम जाति (१५-८-१९३६) 

पत्र मणिलाल और सुशीछा गाधीको (१६-८-१९३६) 
तार कस्त्रभाई लालभाईको (१७-८-१९३६ या उसके पृव) 
पत्र ना० २० मलकानीको (१७-८-१९३६) 

पत्र एस० अम्बजम्मालको (२०-८-१९३६) 

एक पत्र (२०-८-१९३६) 

पत्र नारणदास गाधीको (२०-८-१९३६) 

पत्र प्रभावतीको (२१-८-१९३६) 

पत्र हीरालाल हार्मको (२१-८-१९३६) 

एक पत्र (२२-८-१९३६ के पूवे) 

बातचीत एक पडितसे (२२-८-१९३६ के पू्े) 
बातचीत एक साधुसे (२२-८-१९३६ के पूबे) 

एक खतरनाक योजना (२२-८-१९३६) 

पत्र मेहरचन्द अहलवालियाको (२२-८-१९३६) 

पत्र मेहराबहन झाबवालाको (२२-८-१९३६) 

पत्र अमृतलाल वि० ठक्‍करको (२३-८-१९३६) 

पत्र न० चि० केलकरको (२४-८-१९३६) 

पत्र अमृतकौरको (२४-८-१९३६) 

पत्र मीराबहतको (२४-८-१९३६) 

पत्र बाल गगाधर खेरकों (२४-८-१९३६) 

पत्र मणिलाल और सुशीछा गाधीकों (२४-८-१९३६) 
बातचीत मॉरिस फ्राइडमनसे (२५-८-१९३६ या उसके पूर्व) 
तार अमृतकौरको (२५-८-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (२५-८-१९३६) 

पत्र एफ० मेरी बारको (२५-८-१९३६) 

पत्र ब्रज॒कृष्ण चॉदीवालाकों (२५-८-१९३६) 

पत्र रणजीत एस० पडितको (२६-८-१९३६) 

पत्र अमतुस्सकामकों (२७-८-१९३६ के पूर्व) 

तार अमृतकौरको (२७-८-१९३६) 

पत्र अमतुस्सलामको (२७-८-१९३६) 

पत्र परीक्षितलाल ल० मजमूदारको (२७-८-१९३६) 
पत्र प्रभावतीको (२७-८-१९३६ के आसपास) 


२३७ 
२३८ 
२३९ 
२४० 
२४४ 
२४६ 
२४७ 
२४७ 
२४८ 
२४९ 
२४९ 
२५० 
२५० 
२५६ 
२५१ 
२५३ 
२५४ 
२५६ 
२५६ 
२५७ 
२५७ 
२५८ 
२५८ 
२५९ 
२५५९५ 
२६१ 
रश्रे 
२६३ 
२६४ 
२६५ 
२६६ 
२६४६ 
२६९७ 
२६७ 
२६८ 
२६८ 


३११ 
३१२ 
३१३ 
३१४ 


३१५ 
३१६ 
३१७ 
३१८ 
३१९ 
३२० 

३२१ 

३२२ 
३२३ 

३२४ 
३२५ 
३२६ 
३२७ 
३२८ 
३२९ 
३३० 

३३९१ 

३३२ 
३३३ 
३३४ 
रे३५ 
३३६ 
३३७ 
३३८ 
३३९ 
३४० 

है४१ 

३४२ 

३४३ 

३४४ 
३४५ 


छब्बीस 


तार अमतुस्सलामको (२८-८-१९३६) 

पत्र अमृतकौरको (२८-८-१९३६) 

पत्र जवाहरलार नेहरूको (२८-८-१९३६) 

टिप्पणियाँ प्रमाणित बनाम अप्रमाणित खादी, बगर पैसेकी 
झोपडियाँ (२९-८-१९३६ ) 

पत्र अमृतकौरकों (२९-८-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (३०-८-१९३६) 

पत्र॒प्रभावतीको (३०-८-१९३६) 

तार घनश्यामदास बिडलाको (३१-८-१९३६) 

पत्र जमनालाल बजाजको (३१-८-१९३६) ८ 
एक बातचीत (२-९-१९३६ के पूर्व) 

बातचीत अध्यापकोसे (२-९-१९३६ के पूर्व) 

बातचीत भारतन्‌ कुमारप्पासे (२-९-१९३६ के पृव) 
तार अमतुस्सलामको (२-९-१९३६) 

सन्देश विश्व शान्ति काग्रेसको (२-९-१९३६) 

तार अमतुस्सलामको (३-९-१९३६) 

तार अमृतकौरको (४-९-१९३६) 

सन्देश अमृतकौरके लिए (४-९-१९३६) 

अहिंसा परमो धर्म (५-९-१९३६) 

लडकीकी क्‍या चाहिए (५-९-१९३६) 

तार अमृतकौरकों (५-९-१९३६) 

पत्र अमृतकौरको (६/७-९-१९३६) 

पत्र अमतुस्सछामकों (७-९-१९३६) 

पत्र कान्तिकाल गाधीको (७-९-१९३६) , 

पत्र जुगलकिशोर बिडलयको (७-९-१९३६) 

पत्र मुन्नालाल जी० शाहको (८/९-९-१९३६) 

पत्र मुन्नाछाल जी० शाहको (९-९-१९३६) 

पत्र बलवन्तसिहकों (१०-९-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (१०-९-१९३६) | - 
पत्र मुन्तालाल जी० शाह और बलवन्तसिंहकों (११-९-१९३६) 
पत्र॒ अमृतछाल ठा० नानावटीकों (११-९-१९३६) हु 
पत्र अमृतलछालरू 57० नानावटीको (१२-९-१९३६ के पूर्व) 
सन्तति-निरोधके नुकसान (१२-९-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (१२-९-१९३६) 

पत्र मभीराबहनको (१२-९-१९३६) 

पत्र प्रेमाबहु्न कटकको (१२-९-१९३६) 


२६९ 
२६९ 
२७० 


२७९१ 
२७२ 
२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
२७९ 
२८० 
२८१ 
२८१ 
२८२ 
२८२ 
२८३ 
२८५ 
२८७ 
२८७ 
२८८ 
२८९ 
२९० 
4 
२९२ 
२९२ 
२९२ 
२९४ 
२९४ 
2 
९२९५ 
२९७ 
२९८ 


२९१८ 


दे४६ 
३४७ 
३४८ 
३४९ 
३५० 
३५०१ 
३५२ 
२५३ 
३५४ 
३५५ 
३५६ 
३५७ 
३५८ 
३५९ 
३६० 
२३६१ 
३६२ 
३६३ 
३६४ 
३६९५ 
३६९६ 
३६९७ 
३२६८ 
३६९९ 
३७० 
२३७९१ 
३७२ 


३७३ 
३७४ 
३७५ 
३७६ 
३७७ 
३७८ 
३७९ 
३८० 


सत्ताईस 


पत्र नारणदास गाधीकों (१२-९-१९३६) 

पत्र रमणीकलांल मोदीको (१२-९-१९३६) 
पत्रका अश (१२-९-१९३६) 

पत्र मीराबहनको (१३-९-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (१३-९-१९३६) 
पत्र॒सुमाषचन्द्र बोसको (१३-९-१९३६) 

पत्र पुस्षोत्तरदास ठाकुरदासको (१३-९-१९३६) 
एक पत्र (१३-९-१९३६) 

पत्र॒प्रभावतीको (१३-९-१९३६) 

पत्र क० मा० मुशीको (१३-९-१९३६) 

पत्र लीलावती आसरको (१४-९-१९३६) 

पत्र कृष्णचन्द्रको (१४-९-१९३६) 

पत्र हीरालाल शर्माको (१४-९-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (१५-९-१९३६) 

पत्र मीराबहनको (१५-९-१९३६) 

पत्र लीलावती आसरको (2५-९-१९३६) 
पत्र॒कान्तिलार गाधीको (१५-९-१९३६) 

पत्र॒ जेठालालरू जी० सम्पतको (१५-९-१९३६) 
पत्र॒चन्द त्यागीको (१५-९-१९३६) 

पत्र मागरेट स्पीगलको (१६-९-१९३६) 

पत्र मीराबहनको (१६-९-१९३६) 

पत्र अमृतलाल वि० ठक्‍करको (१७-९-१९३६ के पूर्व) 
पत्र लीलावती आसरको ( १७-९-१९३६ ) 

पत्र अमृतकौरकों (१८-९-१९३६) 

पत्र कान्तिलाल गाधीको (१८-९-१९३६) 

पत्र लीलावती आसरको (१८-९-१९३६) 
टिप्पणियाँ ताराबहन मेरी चेजलीके बारेमे, तिकका ताड 
(१९-९-१९३६) 

मेरी बीमारी (१९-९-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (२०-९-१९३६) 

पत्र महादेव देसाईको (२०-९-१९३६) 

पत्र अमतुस्सलामको (२०-९-१९३६) 

पत्र * घनश्यामदास बिडलाकों (२०-९-१९३६) 
पत्र जी० एस० एन० आचायको (२१-९-१९३६ के पूरे) 
पत्र अमृतकौरकों (२१-९-१९३६) 

पत्र भलाभाई झ० देसाईको (२१-९-१९३६) 


२९५५ 
३०० 
३०० 
३०१ 
३०१ 
'३० हे 
३०४ 
३०५ 
३०५ 
३०६ 
३०७ 
३०७ 
३०८ 
३०९ 
३१० 
३१० 
३११ 
३११ 
३१२ 
३१३ 
३१३० 
३१४ 
हे १५ 
३१६ 
३१६ 
३१७ 


३१८ 
३२० 
३२२२ 
३२४ 
20224 
शेर 
२३२६ 
३२६ 
३२७ 


३८१ 
३८२ 
३८ रे 
३८४ 
रे८५ 
३८६ 
३८७ 
३८८ 
३८९ 
३९० 
३९१ 
३९२ 
३९३ 
३९४ 
३९५ 
३९६ 
३९७ 
२३९८ 
३९९ 
४०० 
४०१ 
४०२ 
४०३ 
४०४ 
४०५ 
४०६ 
४०७ 
४०८ 
४०९ 
४१० 
४११९ 
४१२ 
४१३ 
४१४ 
3 
४१६ 


अट्टाईस 


पत्र घनश्यामदास बिडलाको (२१-९-१९३६) 
पत्र जोहरा अन्सारीको (२१-९-१९३६) 

पत्र मारगरेट स्पीगलकों (२२-९-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (२२-९-१९३६) 

पत्र छीकावती आसरको (२२-९-१९३६) 

पत्र॒ जयन्ती एन० पारेखकों (२२-९-१९३६) 
पत्र नारणदास गाधीको (२३-९-१९३६) 

पत्र कान्तिलाल गाधीको (२३-९-१९३६) 

पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२३-९-१९३६) 
पत्र सुन्दरलालको (२३-९-१९३६) 

प्रस्तावना गीतापदाथकोष ' की (२४-९-१९३६) 
पत्र अमृतकौरकों (२४-९-१९३६) 

पत्र एस० अम्बुजम्मालको (२४-९-१९३६) 
पत्र अल्बर्द हेनरी वेस्टको (२४-९-१९३६) 
पत्र बलवन्तसिहको (२४-९-१९३६) 

पत्र एम० एस० केलकरकों (२५-९-१९३६) 
पत्र ब्रा द० कालेककरकों (२५-९-१९३६) 
प्रमाणपत्र बाल द० कालेलकरकों (२५-९-१९३६) 
पत्र अमतुस्सलामको (२५-९-१९३६) 
पत्र॒ताराबहन एन० मशरूवालाको (२५-९-१९३६) 
पत्र लीलावती आसरको (२५-९-१९३६) 

पत्र॒ गोपीनाथको (२५-९-१९३६) 

पत्र कृष्णचन्द्रको (२५-९-१९३६) 

पत्र श्रीमन्‍्तारायण अग्नरवालको (२५-९-१९३६) 
जीवन-धर्मं (२६-९-१९३६) 

पत्र अमृतकौरको (२६-९-१९३६) 

पत्र जें० सी० कुमारप्पाको (२६-९-१९३६) 
पत्र छगनलाल जोशीको (२६-९-१९३६) 

पत्र अमतुस्सछामको (२६-९-१९३६) 

पत्र क० मा० मुशीको (२६-९-१९३६) 

पत्रः प्रमाववीको (२६-९-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (२७-९-१९३६) 

पत्र अमतुस्सलामको (२७-९-१९३६) 

पत्र अमतुस्सलामकों (२७-९ १९३६) 

पत्र लीलावती आसरको (२७-९-१९३६) 
पत्र॒महादेव देसाईको (२७-९-१९३६) 


३२८ 
३२९ 
३२९ 
३३० 
३३९१ 
३३१ 
३२३२ 
३३३ 
३३४ 
३३५ 
३३६ 
३२३८ 
३३९ 
३४० 
३४० 
३४१ 
३४१ 
३४२ 
३४२ 
३४३ 


३४५ 
३४५ 
३४६ 
३४६ 
३५० 
३५१ 
३५१ 
३५२ 
३५२ 
३५३ 
३५४ 
३५५ 
३५५ 
३२५६ 
३५६ 


४९१७ 
४शॉए८ 
४१९ 
४२० 
४२९१ 
४२२ 
४२३ 
४२४ 
४२५ 
४२६ 
४२७ 
४२८ 
४२९ 
४३० 
४३१ 
४३२ 
४३३ 
४३४ 
ढड्रप 
४३६ 
४३७ 
४३८ 
४३९ 


; उनतीस 


्क् 


पत्र लक्ष्मीवारायण गाडोदियाको (२७-९-१९३६) 
पत्र॒मार्गरेट स्पीगलको (२८-९-१९३६) 

पत्र नारणदास गाधीको (२८-९-१९३६) 

पत्र महादेव देसाईको (२८-९-१९३६) 

पत्र ब्रजकृष्ण चॉदीवालाको (२८-९-१९३६) 
पत्र अमृतकौरकों (२९-९-१९३६) 

पत्र नारणदास गाधीको (२९-९-१९३६) 

पत्र जयकृष्ण पी० भणसालीको (२९-९-१९३६) 
पत्र॒ अमतुस्सलामको (३०-९-१९३६) 

पत्र लीलावती आसरको (३०-९-१९३६) 
पत्र अमृतकौरकों (१-१०-१९३६) 

पत्र प्रेमाबहन कटककों (१-१०-१९३६) 

पत्र एफ० मेरी बारको (१-१०-१९३६) 

पत्र महादेव' देसाईको (२-१०-१९३६ के पूर्व) 
पत्र अमतुस्सलामको (२-१०-१९३६) 

पत्र लीलावती आसरको (२-१०-१९३६) 

पत्र महादेव देसाईको (२-१०-१९३६) 

पत्र महादेव देसाईको (२-१०-१९३६) 
जगलीपनका अवशेष (३-१०-१९३६) 
हिन्दू-धमंकी शिक्षा (३-१०-१९३६) 

स्वैरताकी ओर (३-१०-१९३६) 

पत्र अमृतकौरको (३-१०-१९३६) 

पत्र अमतुस्सछ्ामको (३-१०-१९३६) 

पत्र महादेव देसाईको (३-१०-१९३६) 
पत्र॒देवदास गाधीको (३-१०-१९३६) 

पत्र कस्तूरबा गाधीको (३-१०-१९३६) 

पत्र प्रभावतीको (३-१०-१९३६) 

बातचीत जवाहरलारू नेहरूसे (३-१०-१९३६) 
बातचीत अमृतलार ठा० नानावटीसे (३-१०-१९३६ के पदचात्‌) 
पत्र कान्तिकाल गाधीको (४-१०-१९३६) 
पत्र अमतुस्सलामकों (४-१०-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (५-१०-१९३६) 

पत्र जे० एच० हॉफमेयरकों (५-१०-१९३६) 
पत्र महादेव' देसाईको (५-१०-१९३६) 


३५७ 
३५८ 
३५८ 
३५९ 
३५९ 
३६० 
३६१ 
३६१ 
३९२ 
३९२ 
३६३ 
३६९३ 
३२३६४ 
३६४ 
३६९५ 
३६९५ 
२३६६ 
३६९ 
२३६६ 
३६८ 
३६९ 
३७३ 
३७४ 
३७४ 
३७५ 
२३७९६ 
३७९ 
३७७ 
३७८ 
३७९ 
३८० 
३८१ 
३८१. 
३८२ 


तीस 


४०५१ पत्र नारणदास गाधीको (५-१०-१९३६) 
४७५२ पत्र  छगनलाल जोशीको (५-१०-१९३६) 
४७३ पत्र महादेव द्रेसाईको (५-१०-१९३६) 
४५४ पत्र महादेव देसाईको (६-१०-१९३६) 
४५५ पत्र एस० अम्बुजम्माछको (६-१०-१९३६) 
४५६ पत्र नन्‍्दराल बोसको (६-१०-१९३६) 
४५७ पत्र ग्लैडिस ओवेनको (६-१०-१९३६) 
४५८ पत्र रेहाना तैयबजीको (६-१०-१९३६) 
४०९ पत्र लीलावती आसरको (६-१०-१९३६) 
४६० पत्र जयसुखलाल गाधीको (६-१०-१९३६) 
४६१ पत्र हीरालाल' शर्माोको (६-१०-१९३६) 
४६२ पत्र महादेव' देसाईको (६-१०-१९३६) 
४६३ पत्र अमृतकौरको (८-१०-१९३६) 
४६४ पत्र लीलावती आसरको (८-१०-१९३६) 
४६५ हरिजन-सेवकोका कत्तंव्य (१०-१०-१९३६) 
४६६ एक सुधार (१०-१०-१९३६) 
४६७ पत्र अमृतकौरको (१०-१०-१९३६) 
४६८ पत्र देवदास गाधीको (१०-१०-१९३६) 
४६९ पत्र वेकुण्ठभाई रू० मेहताको (१०-१०-१९३६) 
४७० पत्र प्रभावतीकोी (१०-१०-१९३६) 
४७१ पत्र लीऊकावती आसरको (११-१०-१९३६) 
४७२ पत्र अमतुस्सछामकों (११-१०-१९३६) 
४७३ चर्चा मारवाडी विद्यालयके विद्याथियोके साथ (१२-१०-१९३६) 
४७४ पत्र अमतुस्सलामकों (१३-१०-१९३६) 
४७५ पत्र महादेव देसाईको (१३-१०-१९३६) 
४७६ पत्र प्रेमाबहनत कटककों (१४-१०-१९३६) 
४७७ सन्देश मिल-मालिक संघ और मजदूर-सघको (१५-१०-१९३६ के 
पूर्व) 
४७८ पत्र महादेव देसाईको (१६-१०-१९३६) 
४७९, पत्र अमृतकौरकों (१६-१०-१९३६) 
४८० पत्र विद्वलू लू० फड़केको (१६-१०-१९३६) 
४८१ पत्र महादेव देसाईको (१६-१०-१९३६) 
४८२ अहिंसाकी गुत्यियाँ (१७-१०-१९३६) 
४८३ पत्र लीलावती आसरको (१८-१०-१९३६) 


३८ ३ 
३८३ 
३८४ 
३८५ 
३८५ 
३८६ 
३८७ 
३८७ 
३८८ 
३८८ 
३८९ 
३८९ 
३९० 
३९९१ 
३९१ 
३९३ 
३९३ 
३९५ 
३९५ 
२३९६ 
३९७ 
३९७ 
३९८ 
३९९ 
४0०० 
४०१ 


४०९१ 
४०२ 
४०२ 
४०३ 
४०३ 
४०४ 
४०७ 


४८४ 
४८५ 
४८६ 
४८७ 
४८८ 
४८९ 
४९० 
४९ १ 
४९२ 
४९३ 
४९४ 
४९५ 
४९६ 
४९७ 
४९८ 
४९९ 
७५०० 
५०१ 
५०२ 
५०३ 
०४ 
ही 
५०६ 
ण्‌ ७०७ 
५०८ 
५०९ 
हे 
५११ 
"१२ 
५१३ 
५१४ 


इकत्तीस 


पत्र रामेश्वरदास पोहारको (१८-१०-१९३६) 

पत्र सैयद महमूदकों (१९-१०-१९३६) 

पत्र नारणदास गाधीको (१९-१०-१९३६) 

पत्र मणिलाल और सुशीला गाधीको (१९-१०-१९३६)- 
पत्र बलवन्तराय के० ठाकुरको (१९-१०-१९३६) 
पत्र बनारसीदास चतुर्वेदीकों (१९-१०-१९३६) 
पत्र महादेव देसाईको (१९-१०-१९३६) 

पत्र अमृतकौरकों (२१-१०-१९३६) 

पत्र लीलावती आसरको (२१-१०-१९३६) 

पत्र महादेव देसाईको (२१-१०-१९३६) 

पत्र महादेव देसाईको (२१-१०-१९३६) 

पत्र राधाकृष्ण बजाजको (२२-१०-१९३६) 
वक्तव्य समाचारपत्रोको (२२-१०-१९३६) 

पत्र अमतुस्सलामको (२३-१०-१९३६) 

बातचीत एक अग्रेजके साथ (२४-१०-१९३६ के पूर्व) 
चतुदिक वृद्धि” (२४-१०-१९३६) 

भैस बनाम गाय (२४-१०-१९३६) 

पत्र सार्गरेट स्पीगलकों (२४-१०-१९३६) 

पत्र जेठालार जी० सम्पतको (२४-१०-१९३६) 
भाषण भारतमाता मन्दिर, बनारसम (२५-१०-१९३६) 
भाषण बनारसमे (२५-१०-१९३६) 

पत्र मीराबहनकों (२६-१०-१९३६) 

पत्र अमृतलालू ठा० नानावटीको (२६-१०-१९३६) 
पत्र मुन्तालाल जी० शाहकों (२६-१०-१९३६) 
पत्र मोतीलाल रायको (२६-१०-१९३६) 

पत्र एडमड और इवॉन प्रिवाकों (२६-१०-१९३६) 
पत्र मीराबहनकों (२८-१०-१९३६) 

पत्र सैयद महमूदको (२८-१०-१९३६) 

पत्र कनु गाधीको (२८-१०-१९३६) 

पत्र मुन्नाछाल जी० शाहको (२८-१०-१९३६) 
भाषण हरिजन-सेंवकोके समक्ष (२९-१०-१९३६) 


५१५ भाषण विद्ठुल कन्या विद्यालय छात्रावास, नडियादमे 


५१६ 


(३०-१०-१९३६)_ 
बातचीत छात्र-छात्राओसे (३०-१०-१९३६) 


४०८ 
४०९ 
४७०९ 
४११ 
४१२ 
४१२ 
४१३ 
४१४ 
४९१४ 
ड्श्प 
४१५ 
४१६ 
४१६ 
४१७ 
४९७ 
४१८ 
४१९ 
४१९ 
४२७ 
0 
डं रे ड्ठे 
ड४डरए४ 
४२४ 
डर 
अर्थ 
ड२६ 
४२७ 
४२८ 
४२८ 
४२९ 


४२९ 
४३७० 


५१७ 
५१८ 
५१९ 
५२० 
५२१ 
२२ 
५२३ 


५२४ 


बत्तीस 


भाषण नगरपालिका बालिका विद्यालयमें (३०-१०-१९३६) 
स्वयसेवक भगी (३१-१०-१९३६) 

अपमान किसका ? (३१-१०-१९३६) 

भाषण मजदूरोकी सभा, अहमदाबादमे (३१-१०-१९३६) 
भाषण गुजराती साहित्य परिषद्मे (३१-१०-१९३६) 
पत्र वि० ल० फडकेको (२-११-१९३६) 

माषण बारहवी गुजराती साहित्य परिषद्‌ की समापन 
बेठक मे (२-११-१९३६) 

प्रश्नोत्तर (२-११-१९३६) 

सामग्रीके साधन-सूत्र 

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 

शीषक-साकेतिका 

साकेतिका 


४३३ 
४३९ 
४३४ 
४४३९६ 
४४१ 
४५ १ 


७५१ 
ड५५ 
४५७ 
४५९ 
४६१ 
४६५ 


१ भाषण बगलोरकी नगरपालिका बस्तीमें' 


[३१ मई, १९३६ के परचात्‌ || 


पिछले दिनो मुझे कोछारके स्वर्ण-क्षेत्रके मजदूरोकी झोपडिया दिखाने ले जाया 
गया। उन्हें देखकर भुझे बरबस' कहना पडा कि ये मनुष्यके रहने छायक नही है। 
खान-कम्पनी ३० से' ४० प्रतिशतका छाभाश घोषित करे और कम्पनीके साझेदारोके 
लिए इतना लाभ कमाकर देतेवाले लोगोको गन्दी ओर टूटी-फूटी झोपडियोम रखा 
जाये, यह तो मुझे सरासर ऋ्ररता छगी। यहाँ आपने जो झोपडिया बनाई है वे बेशक 
उनसे अच्छी है। वे हवादार भी है ओर ठीक जगह बनी हुई है। केकिन अविवाहित 
लोगो तथा विवाहित जोडों ओर जिन विवाहित जोडोके' पास बच्चे भी हो, उनकी 
अछग-अलरूग आवश्यकताओको ध्यानमे रखकर झोपडियोको एक न्यूनतम स्तरके मुताबिक 
बनाना चाहिए। हमे यह समझना चाहिए कि पति-पत्नीको बच्चोके साथ एक ही 
कमरेमे नहीं रहना चाहिए। इन झोपडियोम किसीको एकान्त-जैसी कोई चीज नहीं 
मिल सकती। नगरपालछिकाएँ अपने गरीब कर्मचारियोकों फुटोमे नापकर घरके 
लिए जमीन दें, यह बात तो मेरी समझमे नहीं आती। इनमे से प्रत्येक झोपडीसे 
एक और कमरा तथा एक बरामदा होना नितान्त आवश्यक है। मुझे यह जातकर 
खुशी हुई कि आप हरिजन-कर्मचारियोकों भी ये सुविवाएँ देने का इरादा रखते है 
लेकिन' जब उनके छिए घर बनवाने रूगे तो कृपया इस सुझावको ध्यानमे रखे। मुझे 
दु खके साथ यह कहना पडता है कि अब भी ऐसी अनेक नगरपालछिकाएँ है जिन्होने 
अपने सबसे कम वेतन पानेवाले कर्मचारियोकों ये सुविधाएँ नहीं दी है। पता नही, 
अपने सबसे आवश्यक सेवकोके प्रति अपने कत्तंव्यका भान हमे कब होगा। अगर हम 
ऐसा नहीं करते तो शीघत्ष ही हमारे समाजका नाश हो जायेगा और जो समाज 
अपने दोष दूर नहीं करता, उसका नाश तो होना ही' चाहिए। 

अग्रेजीसे | 
हरिजन, ११-७-१९३६ 


१ महादेव देखाईके “बीकछी लेटर” (साम्ताहिक पत्र ) से उद्धुत। यह भाषण गांधीजी ने उस समय 
दिया था जब वे नगरपालिका द्वारा अपने कर्मचारियोके लिए बनाये गये २७० घरोकी एक बस्ती देखने 
गये थे। 

२ भाषणमें कोछारके स्वण क्षेत्र. उल्छेखसे स्पष्ट है कि गांधीजी यहाँ ३१ मई, १९३६ के बाद 
गये थे। देखिए खण्ड ६२। 


६ ३-१ 


२. तार: दिल्‍ली हिन्दू सभाके भन्‍त्रीकों” 
१ जून, १९३६ 
हिन्दू सभा 
मार्फत कालिया, दिल्‍ली 


धत्यवाद। इस तरह की मागश्रष्टताकी उससे अधिक चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए जितनी धर्मको उसमे निहित सभी दोषोसे मुक्त करने के छिए 
जो जरूरी हो। 


गाधी 
अग्रेजीजी नकलसे प्यारेछाल पेपस , सौजन्य प्यारेछाल 
३. पत्र : सोराबहनको 
बगलोर सिटी 
९ जून, १९३६ 


ज्रि० मीरा, 

तुम्हारा ३० मईका पत्र मेरे सामने है। मुझे खुशी है कि तुम निरन्तर प्रगति 
कर रही हो। अमर तुम बराबर अपने शरीरमे कुछ शक्ति बचाकर रखोगी तो 
मलेरियासे बची रहोगी। 

हाँ, कलका दिन बहुत थकानेवाका था। फिर भी मुझे कोई नुकसान नही हुआ। 
सरदारको रास्तेमें तेज जुकाम हो गया, और आज भी ठीक नही हुआ है। 
लडके-लडकियाँ सोनेकी खाने देखने के लिए पीछे रह गये। आज लौटेगे । दाहिना 
हाथ खूब काम देता रहा हैं। इसछिए मैं उसे आराम दे रहा हूँ। 

गुजराती पत्रोमे हरिलाकूकी करतूतोकी" खूब चर्चा है। 


१ यद निम्नलिखित तारके उत्तरमें दिया गया था “ इरिलालके पर्मातरणसे हिन्दुओंकों गहरा 
आघात छमा है। कृपया बताये कि हम भटके हुए भाईकों केसे रास्ते पर छामें।” 
२ उन्होंने इस्लाम पम्म अपना लिया था और अपना नाम अबदुर्का रख लिया था। 


र्‌ 


पत्र सतीशचन्द दासगुप्तको ३ 


अगर तुम' स्थानीय शिमलेम ' रहोगी, तो वहाँ सम्परकंका कोई स्थानीय साधन 
भी होना ही है। और मुझे आकर्षित करने के लिए दोनो स्थानोके तापमानोमें 
अन्तर भी होना जरूरी है। 
सप्रेम, 
बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३४४) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८१० से भी 


४. पत्र . सतीशञचन्द्र दासगुप्तको 
१ जून, १९३६ 


प्रिय सतीश बाबू, 

आपने तो मुझे अपने स्वास्थ्यका सन्‍्तोषजनक विवरण लिख भेजा है, पर प्यारे- 
लालका कुछ और ही कहना है। वह कहता है कि आपका हृदय कमजोर है और 
आप बराबर अपनी शक्तिसे अधिक काम करते रहते है। में चाहता हूँ कि आप 
इस बातकों समझ के कि शरीरके साथ ऐसा दुव्यंवहार निश्चित रूपसे पाप है-। 

आप जिस अकालके सिलूसिलेम काम कर रहे है वह क्‍या वही है जिसके 
सम्बन्धम प्रफुल्ल बाबू काम कर रहे है, या कोई और ? 

प्रत्येक प्रदर्शनीके बाद पीछे कोई स्थायी चीज छोड जाने के बारेमे मुझे कई 
अडचने दिखती है। हमें कभी भी ऐसी जमीन नही मिलती जहाँ कोई पक्‍की इमारत 
बन सके। फिर, यह भी जरूरी है कि [स्थानीय | लोगोमे ऐसी इच्छा हो जिससे वे 
उसकी कीमत चुका सके और उसे अच्छी हालतमे रख सके । हम अगली काग्रेस ठेठ 
देहातमे करेगे। आपका सुझाव क्‍या है? कितनी कम छागतम प्रबन्ध हो सकता 
है” आपको पता है कि छरूखनऊकी | प्रदशनी | अन्तत स्वावरूम्बी सिद्ध हुई। 

हम लोग बगलोर सिटीसे सम्भवत इसी १२ तारीखको रवाना होगे। 

सप्रेम, 

बापू 


अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १६३०) से। 


१ तात्पय मीराबहनके लिए बरोड़ामें, जिले गांधीजी ने अपने एक पिंछके पत्र (लण्ड ६२, 
पृ० ४९६)में “नाममात्र की पहाड़ी की सज्ञा दी थी, बननेवाढी झोपड़ी से है। 
२ और ३ साधन-सूत्रमें अस्पष्ट है। 


५. पत्र : अमृतकोरको 
१ जून, १९३६ 


प्रिय विद्रोहिणी, 

हम कल ही नीचे आये और काम चाल हो गया। हमने कछ दिन-भर स्वर्ण- 
क्षेत्रका दौरा किया, हजार रुपयेसे ऊपर हरिजन-कोषके लिए इकट्ठा किया, ओर रात 
दस बजेके बाद जब लौटे तब ज्यादा थकान नही थी। 

नन्‍दी हिलकी अपेक्षा बगलोरमे कुछ गर्मी है। ओर नन्‍दी हिलकी स्फूरतिदायक 
हवा और शान्तिके बाद कोई जगह नहीं भाती। मेरे छिए तो जो आकषण वहाँ है' वह 
किसी और पव॒तीय स्थरूपर नहीं। मेने एक लम्बी आहफ़े साथ नन्‍दी छोडा। सरदार 
तो लगभग पस्त हो गये है। वे ठ5हलने के लिए भी बाहर नहीं गये। मैं तो रोजकी 
तरह घटा-मर घूम आया। नि सन्देह बगलोरका मोसम आजकलछके दिनोमे सुखद 
ही होता है। बात सिर्फे इतनी है कि हमारी आदत तो नन्‍दीने बिग्राड दी। 

मुझे खुशी है कि तुम फिरसे कातने रूग गई हो। 

हॉ, तुम्हारा लिफाफा अच्छा है पर तुमको उनके लिए इतनी भारी कीमत 
नही चुकानी चाहिए। थह काम तो घरके किसी ऐसे व्यक्तिको करना चाहिए जिसके 
पास घटे-मरका खाली वक्‍त हो, या उनको देना चाहिए जो भेहनतका आना-दो- 
आना कमा सके तो शुक्त मानेगे। 

तुम निराशाका अनुभव क्यो करती हो? दिन-भरमे जितना कर सको उसी 
पर पूरा सनन्‍्तोष क्यो नहीं मानती ? अगर तुम किसी' बातमे छापरवाही करो तो 
बेशक अपने पर क्रोध करो, पर जब तुम्हारे पास समय ही न' हो, तब तुम क्‍या 
क्र सकती हो ” 

तुमने पढ़ा होगा कि हरिलाछने इस्लाम अपना छिया है। उसको तो कुछ 
सनसनी चाहिए और चाहिए धन। उसे दोनों मिल गये है। में सोच रहा हूँ, मुसल- 
मान मित्रोके नाम एक आम पत्र छिख। देखता हूँ, कया बन पाता है। बेचारी 
बा और बेचारा कान्ति! दोनो ही बहुत उद्िग्न थे। 

सप्रेम, 

तानाशाह 


१ देखिए “ वक्तव्य समाचारपत्रोंकी ”, २-६ १९३६ । 
२ दरिलाल गांधीके पुत्र। 


पत्र हीरालाहू शर्माको ५ 


| पुनरच ] 

कामकाजके व्यवस्थित नियमों पर न चलने की हमारी आदतोके बारेमें तुम्हारा 
मत ठीक ही है। जिनमें यह दोष दिखें उनकी खबर लेना। 

श्री राजकुमारी अमृतकौर 

मेनर विले 

शिमला प० 

मूल अग्रेजी (सी० डब्त्यूण ३७२९ ) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६८८५ से भी 


६ पत्र : नरहरि द्वा० परीखको 
१ जून, १९३६ 


चि० नरहरि, 

तुम सब खूब अच्छे होकर वापस आ चुके होगे। मणिबहनको कैसा लगता 
रहा ? क्‍या अब वहू बिलकुछ चगी हो गई है? वनमाला और मोहनका' शरीर 
कुछ सुधरा ” सब लोग खूब घूमते थे न? 


बापके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकलः (एस० एन० ९०९४) से। 


७. पत्र; हीरालाल शर्माको 


१ जून, १९३६ 
चि० शर्मा, 
१२ मइका तुमारा खत कल रातको बगलर पहोचने पर मिछा। अब तो 
खुर्जा पहचे होगे। प्रकृति अच्छी होगी। में वर्धा १५ तारीखकों अवश्य पहोचूगा। 
तब आ जाना। दरम्यान मुझे बगलोर सिटी छलिखो। 


बापुके आशोर्वाद 
बापूकी छायाें सेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० २५१ के सामने प्रकाशित प्रतिकृतिसे 


१, * और ३ नरदरिं भाईकी पत्नी, पुत्री और पुत्र। 
४ मूलमें ये दो शब्द अग्रेजी लिपिमें है। 


८. वक्तव्य: समाचारपत्रोको' 


बगलोर 
२ जून, १९३६ 


अखबारोमें खबर छपी है कि करीब पन्द्रह दिन हुए, मेरे सबसे बडे कडके 
हरिलाछने, जिसकी उम्र इस समय छगभग ५० साकृकी है, इस्लाम धर्म ग्रहण कर 
लिया है और गत शुक्रवार, २९ मईकों बम्बईकी जुम्मा मसजिदमे एक भारी मजमेमे 
उससे तुमुल हर्षध्वनिके बीच इस्लाम ग्रहण करने की घोषणा कराई गईं। उसका भाषण 
खत्म होने पर उसके प्रशसकोने उसे चारो तरफसे घेर लिया, और उससे हाथ 
मिलाने के लिए आपसमें वे सब होडा-होडी करने रूगे। अगर उसका यह धर्म-परि- 
वतन शुद्ध हृदयसे होता, और किसी सासारिक स्वार्थसे उसका कोई वास्ता' न होता, 
तो मुझे उससे कोई झगडा नहीं था, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इस्लाम भी वेसा 
ही सच्चा धर्म है जैसाकि मेरा अपना धर्म है। 

मगर यह धर्म-परिवर्तन शुद्ध हृदयसे किया गया है, और इसके पीछे किसी 
तरहका कोई स्वार्थ नही है, इस बारेमे मुझे बहुत गहरा सन्देह है। मेरे पुत्र हरिलालकों 
जो लोग जानते है, उन्हे यह मालूम है कि उसे बरसोसे शराब पीनेकी लत छगी 
हुई है और वह वेश्यालयोमे जाता रहा है। कुछ सालोसे वह उन मित्रोके दानपर 
जिन्दगी बसर कर रहा है, जिन्होंने उसकी अत्यन्त खुले दिलसे मदद की है। वह 
कुछ पठानोका कर्जदार भी है, जिनसे उसने ऊँचे सूद पर रुपया लिया है। अभी 
कुछ ही दिन पहले तक जिस बम्बईसमें अपने पठान ऋणदाताओके कारण उसे 
अपनी जानतक का डर था, आज उसी बम्बई शहरमे वह महापुरुष माना जा रहा 
है। उसकी पत्नी अत्यन्त पतिभक्त थी। उसने उसके अनेक पापोको, और उसकी 
बेवफाई तकको हमेशा माफ किया। इसकी तीन सयानी सन्तानें है--दो छूडकियाँ 
और एक छडका, जिनके भरण-पोषणका भार वह बहुत पहले ही छोड चुका' है। 

कुछ ही सप्ताह पहले उसने अखबारोमें हिन्दुओके -- न कि हिन्दू-धर्मके -- विरुद्ध 
शिकायत लिखी थी, और यह धमकी दी थी कि था तो वह ईसाई हो जायेगा या 
मुसछमान । उसके उस पत्रकी भाषासें यह साफ मालूम होता था कि वह सबसे' ऊँची 
बोली बोलनेवाल़े ध्ंकी ओर जायेगा। उस पत्रका जो मशा था वह पूरा हुआ। 
एक हिन्दू पा्षदकी कृपासे नागपुर-तगरपाछिकामे। उसे एक नौकरी मिछ गई। इसके 


१ “हु माई न्यूमरत मुस्लिम फ्रेंडल ” (अपने अनेक मुसलमान मित्रोंसे निवेदन) शीप॑कसे हरिजनमें 
प्रकाशित यह वक्तव्य अखबारोंके छिए २ जून, १९३६ को जारी किया गया था। 


द्‌ 


वक्तव्य समाचारपत्रोको ७ 


बाद उसने एक दूसरा पत्र' अखबारोमे छपवाया, जिसमें उसने पहले पत्रकों वापस 
लेते हुए अपने पूवेजोके धममके प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की। 

मगर घटना-चक्रने साबित कर दिया कि उसकी अर्थ-तृष्णा अभी शान्त नहीं 
हुई है, और उसे शान्त करने के लछिए उसने अब इस्लाम धर्म ग्रहण कर छिया 
है। उसकी कुछ और भी बाते मै जानता हूँ, जिनसे मेरे इस निष्कषेकी पुष्टि 
होती है। 

अभी अप्रेलके महीनेमे जब में नागपुरमे था, वह मुझसे' और अपनी माँ से मिलने 
आया था। उसने हमें बताया था कि भिन्न-भिन्न प्रतियोगी धर्मोके प्रचारक उसके 
साथ जैसा खुशामद-भरा व्यवहार कर रहे हैं वह सब देखकर उसे' बडी हँसी आती 
है। ईश्वर क्या चमत्कार नहीं कर सकता ? कौन नहीं जानता कि उसने क्षण-भरमे 
पत्थर-जैसे दिलोकों मोम कर दिया है, और बडे-बडे पापियोकों भी, मानो पल-भरमें, 
साधु-हृदय' बना दिया है? इससे ज्यादा और किसी बातसे मुझे खुशी न॑ होगी कि 
हमारी नागपुरकी मुछाकात और शुक्रवारकी इस घोषणाके बीच हरिछारूने अपने 
पहलेके जीवन पर पर्चात्ताप किया है, और शराब और व्यभिचारकों सदाके लिए 
छोडकर उसने अब अपनेको एकदम बदछ डाछा है। 

मगर अखबारोमे जो खबरें आई है उनसे ऐसी कोई बात मालम नही होती। 
उसे अब भी विछासिता और बढिया रहन-सहनमें मजा आता है। धगर वह बदल 
गया होता, तो मेरे चित्तकी प्रसनन्‍तताके लिए वह जरूर पत्र लिखता। मेरे सभी 
पुत्नोकों विचार और कार्यकी अधिकसे-अधिक स्वतन्त्रता रही है। उन्‍हें सिखाया गया 
है कि वे अपने धर्मकी जितनी इज्जत करते है उतनी ही इज्जत दूसरे धर्मोकी भी 
करे। हरिलाछको मालूम था कि अगर वह मुझे बताता कि सच्चे जीवन और 
शान्तिकी कुजी उसने इस्लाममे प्राप्त कर ली है, तो मै उसके रास्तेमें किसी भी 
तरहकी बाधा न डाकृता। मगर हममे से किसीको भी, उसके पुत्र तकको, जिसकी 
उम्र इस समय २४ सालकी है और जो मेरे साथ रहता है, अखबार देखने से पहले 
इस बातकी कोई खबर नही थी। 

मेरे पुत्रकें मुसलमान बनने से जो मुस्लिम' भाई फले नहीं समाते वे अच्छी 
तरह जानते है कि इस्लामके सम्बन्धर्म मेरे क्या विचार है। एक मुसलमान भाईने 
मुझे यह तार भेजा है 

उस्मीद करता हूँ कि आप भी एक सत्यशोधक होने के नाते अपने बेढेंको 

ही तरह इस्लाम कबूल कर हछेंगे, जो दुनियाका सबसे सच्चा धर्म है। 

मुझे सानना पड़ेगा कि इन सब बातोसे मुझे चोट पहुँची है। इस प्रदर्शनके 
पीछे में कोई धर्मकी भावना नहीं पाता। मुझे छगता है कि उन छोगोने, जो 
हरिलारूको मुसलमान बनाने के जिम्मेवार है, इस तरहके मामलेमें अपेक्षित मामलीसे 
मामूली एहतियातसे भी काम नही लिया । 


१ इसपर गांधीजी की टिप्पणीके लिए देखिए खण्ड ६२, १० २३७। 


८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


अगर हरिछार, जैसाकि मुझे अदेशा है, पहलेकी ही तरह पतित जीवन 
बिताता रहता है तो उसके धर्म-परिवतेनसे हिन्दू-धर्मकी कोई हानि नहीं हुई है और 
उसका इस्छाम-ग्रहण करना इस्लामकों कमजोर ही बनायेगा। 

निरवचय ही, वर्म-परिवतेत मनुष्य और उसके सिरजनहारके बीचका मामछा 
है। केवरू परमात्मा ही अपने बच्चोंके हृदयकों जानता हे। हृदय अगर शुद्ध नहीं 
है तो धर्म-परिवतनका अर्थ, मेरी रायमें, ईद्वर और धमसे इनकार करना है। 
हृदयकी शूद्धिके बिता धर्म-परिवतंनसे ईइ्वर-भीरु मनृष्यकों दुख ही होता है, 
आनन्द नही। 

में जो ये चन्द पक्तियाँ अपने असख्य मुस्लिम मित्रोको सम्बोधित करके छिख 
रहा हूँ उसका प्रयोजन यह है कि थे हरिछारूकों उसके निकट-अतीतके जीवनके आधार 
प्रर परखे और अगर वे देखे कि उसका धर्म-परिवर्तत आत्मशून्य हे और उसमे सचाई 
नहीं है तो उससे वे साफ-साफ वैसा कह दे और उसे हरगिज न अपनाये। अगर 
उन्हे उसमें ईमानदारी दिखाई दे, तो उन्हे चाहिए कि उसे सासारिक प्रलोभनोसे 
बचाये, ताकि अपनी ईमानदारीके कारण वह समाजका एक ईदवर-भीरु सदस्य बन 
जाये। उन्हे मालम होना चाहिए कि ह॒ृदसे ज्यादा भोग-विछासमे फेसे रहने के कारण 
उसकी विवेक-बुद्धि मारी गई है, और वह सही और गछरूतमे, सत्य और असत्यम 
भेद नहीं कर सकता। अगर वह एक नामकी जगह दूसरा नाम अपनाने से ईवश्रका 
एक सच्चा भक्त बन जाता है, तो मुझे इसकी चिन्ता नहीं कि छोग उसे हरिछाहू 
कहे था अब्दुल्ला, क्योकि दोनो नामोका अर्थ ईश्वरभकक्‍त ही है। 

| अग्रेजीसे' | 
हरिजन, ६-६-१९३६ 


९ पत्र : जमनालाल बजाजको 
२ जून, १९३६ 


चि० जमनाछाछ, 

तुम्हारा पत्र मिल्ा। 

जुहुमे ठीक आराम' मिलता हो-कसरत करते हो और खुराकका नियम-पालन 
करते हो तो मुझे सनन्‍्तोष है। पेडके लिए पट्टी जरूरी ही है। तो भी डाक्टरकी 
सलाह लेनी हो तो छेना। दे 

में वर्धा १५ तारीखको पहुँचूँगा। मदालसाने दो पवक्ितियाँ लिखकर ठीक 
बेगार टाछ़ी है। वहाँ जाकर वजन बढाया हो' और मानसिक व्यथा समुद्रमे डाल 
दी हो तो भर्ते ही पत्र न लिखे। 


9 जमनालाक बजाजकी पुत्री | 


पत्र अबुल' कलाम आजादको ९ 


ओम कहाँ है” श्रीमन्‌का हिन्दी काव्य-सग्रह तो मेरे पास है ही। में थोडा 
लिख भेजूगा। हरिछालके बारेमे पढा होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकलछः (जी० एन० २९८२) से। 


१० पत्र . परीक्षितलाल ० मजम्‌ दारको 
२ जून, १९३६ 


भाई परीक्षितलाल, 
साथका पत्र तुम्हारी जानकारीके लिए है। मैने उन्हे लिख दिया है कि अपने 
सुझाव तुम्हारे सामने रखे और अगर बापा भडोच जाये तो उनके सामने भी रखें। 


बापुके आशीर्वाद 


[ पुनरंच | 

हम' १३ तक यही रहेगे। 

इस पत्रका यह अर्थ नही है कि तुम्हे इस व्यक्तिको रख लेना है। में तो 
उसे पहचानता ही नहीं हँँ। यह जवाबदेही तुम्हारी ही है। जगजीवनदासकों इसी 
हृदतक जवाब दिया है। 


गुजरातीकी फोटो-तकछ (जी० एन० ४०३९) से । 


११ पत्र: अबल कलाम आजादको 


[२ जून, १९३६ के पहचात ] 


प्रिय मौलाना साहब, 

यदि आप सलूस्त कार्गंज पढ चुके है तो में चाहेँगा कि आप उसमे उठाई 
गई बातो पर अपनी सुविचारित राय दे। क्‍या इस तरहका धर्मान्तरण इस्छाममे 
न्यायसगत मात्रा गया है” इसके लिए जो तरीका अपनाया गया है, क्या वह वैध 


१ जमनाकाल बजाजकी पुत्री । 

२ रोटीका राग, देखिए “ पत्र शओीमन्नारायण अग्रवालकों”, १३ ७१९३६। 
३ यह उपलब्ध नहीं है। 

४ देखिए “वक्तव्य समाचारपत्रॉंको ”, २६ १९३६ | 


१० सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


हे? इस प्रकरणकों जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है, क्‍या वह उचित था 
सहन करने योग्य है? अपनी सम्मति आप स्वय प्रकाशित करवायेगे या मुझे इसकी 
अनुमति देगे ? 


हृदयसे' आपका, 
मो० क० गाधी 
अग्रेजीकी मललसे प्यारेखाल' पेपसे, सौजन्य प्यारेछाल 
१२. पत्र अम्ृतकोरको 
४ जून, १९३६ 


प्रिय विद्रोहिणी, 

तुम नामजद नहीं की गईं, इसके लिए मे तुम्हे बधाई देता हूँ। तुम्हारे सिर 
पर जितनी जिम्मेदारियाँ है उनमे से कुछ स्वय छूट जाये, तो इसमें छाभ ही है। 

जहाँतक वाई० एम० सी० ए० का सम्बन्ध है, पूरी जानकारी पाये बिना में 
कोई मत व्यक्त नहीं करूँगा। 

तुम्हारे लिए हाथीदाँतके' सामान आज मैने स्वयं चुन छिये हैं। दुकानवाले 
तुम्हे सामान भेज देंगे, साथ ही बीजक भी। अगर चुनाव अच्छा नहीं है या सामान 
तुम्हारी रुचिके अनुकूल नहीं है तो अपनेको ही दोष दे लेना कि ऐसे अनभिज्ञ 
आदमीकों यह काम सौपा। अपनी राय बेहिचक जताना। ठीक पता दे दिया गया है। 

बगलोरम भी मौसम' ठडा ही है। 

मेने मुसलमान समित्रोके नाम एक काफी छम्बा पत्र लिखा है। में देखता हूँ 
कि यहाँके अखबार समूचा पत्र छापनेसे' घबराते है। यदि कही नहीं छपा तो तुमको 
भेज दूँगा। 

सप्रेम, 


तानाशाह 


मुछ अग्नेजी (सी० डब्ल्यू० ३५७६) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६३८५ से भी 


१ जालंधर नगरपालिकाके लिए। 


१३ पतन्न * अमृतकौरको 
५ जून, १९३६ 


मूर्खा रानी, 

तुम्हारा १ तारीखका पत्र अभी आया है। खाली बोतलो” की आवश्यकता 
सम्भवत मगनवाडीसे अधिक सेगाँवम है। किन्तु सेगाँवसे पहले में जिस प्रकार मगन- 
वाडीमे रहता था, वह स्थिति सेगाँवम रहने छगने के कारण बदली' नही है। मैं सेगाँव 
में रहते हुए भी उसी प्रकार मगनवाडीमे हूँ। पर तुम बोतले पाने के लिए कोई खास 
प्रयत्न मत करना। तुम्हारे पास जो फाछतू बोतलें हो उन्हें आते समय अपने साथ 
लेती आना। उस्तरोको चाककी तरह इस्तेमाछ नहीं किया जाता, उनसे हजामत 
ही की जाती है। आओगी तब चाकके नमूने देखना। हाँ, में चाहे जहाँ भी होऊ, 
तुम्हारे वाल्टेयर जाते और लौटते समय दोनो बार यहाँ एक कोना तुम्हे रहने को 
मिल जायेगा। 

आत्म-प्रशसा भी कोई प्रशसा है! और जब कोई हमेशा यह दावा करें कि 
वह किसीके दबावमे नहीं आ सकती, तो सुननेवाले के मनमें कुछ शक तो हो जायेगा। 
जे० के अनुसार तुम एक ऐसी व्यवस्थाकी अग हो जिसका आधार ही जबरदस्ती 
है। इसलिए तुम किसी की जबरदस्ती स्वीकार न' करने का दावा जितना कम करो 
उतना ही अच्छा! ! 

खेसको वापस तुम्हे लौटाना तो महा-महा मूखंता थी। क्या लेस भी तुम्हे 
मिल गईं। बेचारे जेराजाणीने मुझे अपने उस पत्रकी प्रति भेजी है जिससे उससे 
अपने आदमियोको लेस' तुम्हे और खेस मुझे भेजने को लिखा था। यह तो अच्छा 
मूखेताका चक्‍कर चला। कही यह छूत तुमसे तो नहीं आई है? खेर, भेजनेवाले को 
प्रतिवादका कडा पत्र छिखो। और उसे' भेजने पर पैसे मत खचे करता, अपने साथ 
लेती आना। आज्ञा अवश्य' मानना। 


सप्रेम, 
तानाशाह 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५७७) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६३८६ से भी 


99 


१४, पन्न: मिर्जा इस्माइलको 


बगलोर 
५ जून, १९३६ 
प्रिय सर मिर्जा, 
पत्रके छिए बहुत धन्यवाद । उसे पढ़कर आपसे यह कहने की हिम्मत कर रहा 
हुँ कि आप निम्नलिखित बाते महाविभवके समक्ष प्रस्तुत कर दे। 
मुझे मालूम हुआ है कि दरबार छरगता है तो हरिजनोको उसमें भी शामिल 
नही होने दिया जाता। इस प्रतिबन्धके छिए हिन्दू-बममे मुझे कही कोई औचित्य 
दिखाई नही देता। अगर राहत देने के रास्तेमे उचित और जिसका कोई निराकरण 
नहीं किया जा सके ऐसी बाधा न हो तो आशा करता हैँ यह प्रतिबन्ध हटा दिया 
जायेगा। 
में तो आपसे यह निवेदत ही करूँगा कि जिन द्ार्तोपर सवण हिन्दुओके 
लिए मदिरोके द्वार खुले हुए है उन्ही शर्तोपर हरिजनोके लिए भी राज्यके सभी 
मन्दिरोके द्वार खोलछ' देता आवश्यक है। 
मुझे आशा है, हमारे बगलोरसे रवाना होने से पहले हमारी मुलाकात हो 
पायेगी। में इस महीनेकी १२ तारीखको चलने की उम्मीद रखता हूँ। 
हमारा जितना आतिथ्य-सत्कार हो रहा है उसके छिए एक बार फिर आपको 
धन्यवाद देता हूँ। 


हृदयसे आपका, 
अग्रेजीकी नकछसे प्यारेछाल' पेपस, सौजन्य' प्यारेलाल 


१२ 


१७. पत्र; नारणदास गाधीको 
५ जून, १९३६ 


चि० नारणदास, 


कनुसे बात करने के विचारसे आज तक तुम्हारा पत्र दबाये रखा। कछ पर्याप्त 
बातचीत हो गई। फिलहाछ' तो उसकी इच्छा मुझसे दूर रहने की नहीं होती । पडितजी' 
से खूब सगीत सीख लेने की इच्छा तो है ही। फिर भी विशेष इच्छा यही है कि 
मेरे पास रहकर जो सीखा जा सकता हे सो सीखे। मैने तो उसे अभयदान दे दिया 
है कि जब उसका मन मेरे पास रहने से भर जाये या पडितजी अथवा किसी दूसरेसे 
कोई खास चीज सीखना चाहे तो में उसे खुशीसे छोड दगा। मेरी समझमे 
अभी तो इतना ही काफी है। में देखता तो रहेगा ही। 


उसका मन स्वच्छ हे किन्तु किशोर ही ठहरा, कितनी ही बार मन उद्धंगसे 
भर जाता है, किन्तु वह होता है क्षणिक। इसका कोई खास कारण होता हो सो 
तही हे। उसकी-सी उम्रमे क्या हम सबको ऐसा ही कुछ नहीं होता ? 

शालाके विषयम मेरी यह राय पक्‍की होती जा रही है कि अगर बह स्वाव- 
लम्बी' न हो सके तो हमारी प्रवृत्ति उसे बन्द करने की बननी चाहिए। स्वावरूम्बी 
न होने का यह अर्थ निकलेगा कि हम उसे स्वाथेवश चला रहे है। हम तो यह 
मानते है कि ज्ञान जिज्ञासुको ही दिया जाना चाहिए। अवश्य ही' अगर हमारे पास 
ऐसे विद्यार्थी हो जो ज्ञान पाना तो चाहते है किन्तु खचे नहीं निकाल सकते तो 
उनके लिए दान मॉगना ठीक हे। किन्तु अगर ऐसे जिज्ञासु मिले और वे उत्साहके 
साथ हमारे विचारोके अनूसार चले तो वे आथिक दुष्टिसे एक वषमे अपना पूरा 
खच' निकाह सकते है। अमेरिकार्म तो ऐसी बहुत-सी सस्‍्थाएँ चलती है। इनमे 
विद्यार्थी प्रवेश लेने के बादसे ही अपने खानेकी व्यवस्था के लिए योग्य शरीरश्म 
करते है और साथ-साथ ज्ञानोपाजन भी करते है। इस विचार-विमशको तुम पत्र 
हारा चछाये रखना चाहो तो वैसा करना। 

कनूने यह पत्र देखा। वह कहता है पडितजी से सगीत सीखने की तीत्र इच्छावाली 
बात' भी सही नहीं है। अगर उसे अहमदाबाद जानेका आदेश ही दे दिया जाये तो 
वह शायद शकरराव" व्यासके पास गाधव विद्यालयम सगीत सीखने छूंगे। किन्तु 
ऐसा करने की उसकी इच्छा है, यह नहीं कहा जा सकता। उसकी तो एक ही इच्छा 


१ नारायण भोरेशर ख़रे। 
२ साधन-सूत्रमें शकरछाल है, जो भूल है। 


ररे 


१४ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


है-- मेरे पास रहना और जो मे कहूँ, सो करते रहना। आज उसके मनकी 
हालत ऐसी है। मेरी देखरेख 'रहेगी। उसे लेकर कोई चिन्ता करना जरूरी नही 
है। उसने तुम्हे रूम्बा पत्र छिखा है। 
हरिलालके बारेमें समाचारपत्रोकों लिख भेजा है, मगर प्रकाशित अभी कुछ 
नही हुआ है। प्रकाशित होगा, ऐसा मानकर यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। 
बापूके आशीर्वाद 


[पुनश्च | 
वहाँकी कताईकी प्रगति उच्छी कही जायेगी। सरदारके बारेमे उनसे बात 


करूगा। सधे तो वह यहाँ आ ही जाये। 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०३) से। सी० डब्ल्यूण ८४९२ से 
भी, सौजन्य नारणदास गाधी 


१६ पत्र गगाबहन वेद्यको 
५ जून, १९३६ 


चि० गगाबहन, 

तुम्हारा पत्र मिला। बच्चूभाईके विषयमें पढकर दुख हुआ। जबतक वे 
खाट पर पड़े है तुम उन्हे छोड नहीं सकती। जुगतरामसे' कहना कि किसी 
होमियोपैथी जाननेवाले की सलाह ले। मेरी तो इसपर श्रद्धा नहीं है किन्तु इससे 
देवदासको लाम हुआ था, और यहाँ एक कुशल डाक्टर मिला था, उसने भी 
इस पद्धतिकी बडी तारीफ की। नुकसान तो उससे कुछ होता ही नहीं है, शायद 
फायदा हो जाये। 

कुसुमका पत्र वापस भेज रहा हूँ। वह बोचासण जाये तो बहुत अच्छा। 
लीलावती आयेगी तो में उसे अवश्य प्रोत्साहित करूँगा। वर्धा पहुंचकर उससे 
बात करूँगा। अमतुस्सलाम वर्बामे नहीं है। वह तो दिल्लीमे ही है और उसके जल्दी 
दिल्‍ली छोडने की बात भी नहीं है। अगर वह तुम्हारे पास आये तो जरूर बडी 
मदद पहुँचा सकती है। उसे भी इससे लाभ होगा। उसे दिल्लीके' पतेपर लिखना। 
वह गुजराती पढ लेती है। पता है हरिजन निवास, किग्जवे, दिल्ली। 


१ गगावदन वेचका भांजा। 
२ बम्बस्के एक प्रसिद्ध वे । 
३ कैेप्टेन सी० ऊमन, जो ग्रेस मेडिकल मिशनमें चिकित्सा विशेषज्ञ थे | 


पत्र अमतुस्सलामको १५ 


में जब गुजरात आऊँ तो मुझसे जरूर मिलना। वक्‍त निकाल हूँगा। 
बापुके आश्वीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 


बापुना पत्नो - ६ ग० स्व० गगाबहेनने, पृ० ९०-१। सी० डब्ल्यू० ८८३१ से भी, 
सौजन्य गगाबहन वैद्य 


१७, पत्र : हीराहाल शर्माकों 
5५ जून, १९३६ 


चि० शर्मा, 

तुमको एक खत भेजा सो मिला होगा। तुमारा तार यहा मिला। उस 
ब्रखत तुमने वर्धा तो पास ही किया होगा। 

अमतुलसलाम दिल्‍ली मे बीमार है। वहा जाओ, तुमारे नये ज्ञानका प्रयोग 
करो और बाद मे जब आ सको वर्धा आ जाओ। 


बापुके आशीर्वाद 


[ पुनदच | 
वर्धा १४ को पहुचेंगे। 


बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० २५२ के सामने प्रकाशित प्रतिक्ृतिसे 


१८. पत्र: असतुस्सलामकों 


बगलोर सिटी 
५ जून, १९३६ 
चि० अमतुस्सलाम, 
तेरा खत मिला। 
तेरे सामने मेरी कुछ चर सकती है” तबीयत खराब हो तो मेरे पास क्यों 
नही आती? वहाँ खराब तबीयतमे क्यो पडी है? शर्माकों तो लिखा ही है, वह 
अब खुर्जा पहुँच गया है।' 
वहाँकी खुराकके बारेमे समझा। फिलहाल तो सूचना करने लायक कुछ सुझता 
नहीं है। जो खाना चाहिए वह तू अगर नही खायेगी, तो मुझे बडा दुख होगा। 


१ देखिए पिछला शीषेक। 


१६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


वहाँ रहनेवाले लडकोसे एक बार खत लिखवा, फिर में लिखने रूगूगा। उनके 
नाम, ज्ञान वगेरह भी जानू तो अच्छा होगा। 
सुकीरति कहाँ गई * 
हम १४ को वर्चा पहुँचेगे। 
बापूके आशीर्वाद 


गूजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१७) से। 


१९ पन्न, राजेन्द्रप्रसादकों 


५ जूत, १९३६ 


भाई राजेन्द्र बाबु, 

साथ का खत पीयेर सेरेसोलको पहुचा दो। तुमारा खत मेने देखा था। 
जवाहरलाल के उत्तर की नकल तो मिली होगी। इस वखत हमारे बहुत-सी बाते 
और स्पष्ट करनी होगी। 

तुमारा शरीर अच्छा रहता होगा। 


बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९८७५) से, सोजन्य राजेन्द्रप्रसाद 


२० कुष्ठ-रोगकी समस्या 


वर्धा तहसीलमे काफी कुष्ठ-रोगी है। ग्राम-सेवकोका बहुधा उनसे सम्पर्क पडता 
है। सेवकोका क्‍या कत्तेंव्य है” क्‍या वे बेखठके कुष्ठ-रोगियोसे मिल्ले-जुल़े ? वे कैसे 
इन अभागे लछोगोकी सहायता करे ? क्‍या इस रोगका कोई इलाज है? भम्भीर ग्राम- 
सेवकोके सामने इस प्रकारके रोजमर्राके प्रश्न उठते ही रहते है। इसलिए मैने रेंब० 
डोनाल्ड मिलरसे, जिन्हे मै पुरुलिया कुष्ठाश्रमके कुष्ठ-रोगियोके बीच काम करनेवाले 
एक महान्‌ कार्यकर्त्ताक रूपमे और बैसे भी वर्षोसि जानता हूँ, सहायता माँगी ओर 
कहा कि वे ग्राम-सेवकोके लिए कुछ सरल निर्देश दे। उन्होने खुशीसे ऐसा करना 
स्वीकार कर लिया, और उसका परिणाम है एक पत्र-माझा, जो उन्होने एक 


१ इटरनेशनल वॉल्टरी सबिसके अध्यक्ष और सिंस शाखजिवादी, जो बिदारमें सहायता कार्थ 
करने के उद्देश्यसे भारत आये थे। 


झूठमूठका डर १७ 


काल्पनिक ग्रामसेवकके नाम लिखी है। इस पत्र-मालाका पहला पत्र नीचे दिया 
जा रहा है।' 

| अग्नेजीसे | 

हरिजन, ६-६-१९३६ 


२१. झूठमृठका डर 


जब मेने अखबारमे एक खबर देखी -- जो उस अखबारके ही अनुसार हालमे 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूने बम्बईमे खादी-भमण्डारका निरीक्षण करते समय खादीके 
बारेमे जो कहा था-- उसका सक्षिप्त विवरण था, तो उसपर में विव्वास नही कर 
सका। खादीके सम्बन्धमें उनकी जो पुर्ता राय में समझता था, उससे तो उस 
विवरणमे कंही बाते मुझे बिलकुल उल्टी मारूम हुईं। इसलिए मैने वह कतरन 
पण्डितजी के' पास भेज दी, और उन्होने फौरन उसका यह जवाब भेजा 
बम्बईसे में दर्जनों सभाओमें --- मुझे सख्या याद नहीं-- गया और वहाँ 
बोला था और मेरे पास भाषणोकी रिपोर्ट देखनेका समय नही था। बेशक, 
में हिन्दुस्तानीमें हो बोला था, और उसकी रिपोर्ट लेना कोई आसान काम नही 
था। फिर, जो रिपोर्ट सक्षेपर्मं दी जाती हे उनसे तो गलतफहमो पेदा होने की 
और भी गुजाइश होती है। फिर भी खादी पर मेने जो कहा था उसको 
रिपोर्ट मुझे जब दिखाई गई, तब सेने उसी दित या दूसरे दित इस अ्रमका 
निराकरण कर दिया। मेने जो कहा था वह यह था कि आर्थिक, राजनीतिक, 
सामाजिक आदि कई कारणोसे हमारे आजके कार्यक्रममें खादी एक महत्त्वकी 
चीज है, और उसे जरूर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मगर मेरा खयाल यह 
नहीं है कि खादी हमारी गरीबीकी समस्याको अन्तत हल कर सकेगी, खासकर 
अगर समाजका मोजूदा ढाँचा बना रहा। किसान जो भी सुधार करता है, जो 
भी अतिरिक्त पेसा कसाता है, वह सब इस प्रणाल्लीकी बदौलत जमींदारके पास 
चला जीता है। सगर मेने यह भी बता दिया था कि यह सेद्धान्तिक दलील 
आजकी हालत पर लागू नहीं होती। मेने कहा था कि हालाँकि में बडे-बड़े 
कल-कारखानोके पक्षमें हैँ, तो भी मेरा विश्वास हैं कि ओऔद्योगीकरणके 
विकासके साथ भी हिन्दुस्तानमें गह-उद्योगोके प्रसारके लिए काफी गुजाइदा 
रहेगी। इसमें तो हक नहीं कि आज अनेक दृष्टियोसे इन गृह-उद्योगोका और 
भी ज्यादा भहत्त्व हे। 


१ पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। यह पत्र और इस पत्र मालाके अगढे चार पत्र हरिजनमें 
प्रकाशित हुए थे, और बादमें द्‌ छेग्रासीं प्रॉब्लम (कुष्ठकी समस्या) शीष॑कसे एक पुस्तिकाके रूपमें 
भी प्रकाशित किये गये थे। 

२ देखिए खण्ड ६२, १० ४ण७-७८। 


६३-२ 


१८ सम्पूण गाथी, वाहमय 


सम्भव है कि खादीके हकमे पूरा पुरा सरक्षण चाहनेवालो को इससे सनन्‍्तोष न 
हो। पर अखबारोमे छपी उस गलत रिपोर्ट और इस स्पष्टीकरणमे बहुत अन्तर 
है। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओके भाषणोकी ऐसी गलत रिपोर्ट छपना तो उनके नसीबमे 
ही लिखा है-- और खासकर हिन्दुस्तानमे, जहाँ कि उन्हे किसी ऐसी हिन्दुस्तानी 
जबानमें घोलना पडता है जिसे रिपोर्टर लोग हमेशा ठीक-ठीक समझ नहीं पाते 
और अखबारोमे तार द्वारा भेजने के लिए जिसका अनुवाद उन्हे हमेशा अग्रेजीमे 
करना पडता है। इसका मतलब यह है कि महत्त्वपूर्ण मामलोमे नेताओके इस 
तरहके तथाकथित वक्‍तव्यों पर सहसा विश्वास कर लेने के बजाय लोगोको प्रामाणिक 
सूचनाकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। 

इस सम्बन्ध मेरे पास जो पत्र आये है, उनसे मालम होता है कि इस रिपोटने 
कुछ खादी-कार्यकर्ताओमे भारी बेचेनी पैदा कर दी है। में चाहता हूँ कि मै उन्हें 
सावधान कर द्‌। यह सौभाग्यकी बात है कि पण्डित जवाहरलाल ने दरअसल जो-कुछ 
कहा है वह तमाम व्यावहारिक प्रयोजनोके छिए सनन्‍्तोषजनक है। वे इतने भले है 
कि अगर किसी चीजमे उनका खुदका विश्वास नहीं होता तो किसीको खुश करने के 
लिए उसके पक्षमे वे एक शब्द भी नहीं कहते है। इसलिए उनके पत्रका जो उद्धरण 
मैने! ऊपर दिया है उसका वजन इस बातसे ओर भी बढ जाता है कि काग्रेसके 
कर्णघारकी राय खादीके पक्षमे है। मगर खादी कार्यकर्त्ताओको यह मालूम होना चाहिए 
कि काग्रेसके बाहर ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण सावंजनिक कायकर्त्ता है, जो खादीकी बुराई 
करते है और उसे कभी छूने तकके लिए तैयार नहीं हैं। उन्हे इस बातका भी 
पता होना चाहिए कि खुद काग्रेसमे भी कुछ ऐसे लोग है जिनका खादीमे विश्वास 
नही है, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते है, और जबतक वे काग्रेसके कार्यक्रममे 
से उर्से निकाल देनेमे सफल नहीं होते तबतक वे उसके उपयोग महज अनुशासनकी 
दृष्टिसि कर रहे है। इन सब रकावटोके होते हुए भी खादीने प्रगति की है। इसमे 
सन्देह नही कि अगर हमें ऐसे विरोधोका सामना न करना पडता तो खादीने इससे 
कही अधिक प्रगति की होती। यह बडी तसलल्‍लीकी बात है कि पण्डित जवाहरलाल 
खादीमे इतना भी विश्वास रखते हैं। पर अगर वे खादीके बारेमे और अध्ययन करने 
पर यह कह देना जरूरी समझे कि वे खादीके विरुद्ध है, तो उस वक्‍त खादी- 
कार्यकर्ताओको क्‍या करना चाहिए ? मुझे आशा है कि इत १६ वर्षोके खादीके 
अनुभव और उसकी सम्भावनाओके ज्ञानके बाद हमारे पास खादीमें दृढ़ विश्वास रखने- 
वाले ऐसे लोग काफी सख्यामे तैयार हो गये हैं जिनकी खादीके प्रति श्रद्धा खादीके 
अमलके उनके खुदके ज्ञात पर आधारित है। अगर अब भी उनकी श्रद्धा दूसरोसे 
ग्रहण की हुईं है, तो उस महान्‌ पत्रकारकी भविष्यवाणी सच ही निकलेगी कि 
ग्राधीकी मृत्युके साथ ही खादीका भी खातमा हो जायेगा और ये चरखे' मृत्युके 
उपरान्त तोडफौड दिये जायेंगे, और वे उप्तकी मृत देहका अच्छी तरह दाह-सस्कार 
करने को काफी होमे। हि 

झूठमूठके डरसे पैदा हुई यह दिलकी कमजोरी अगर खादी-कार्यकर्त्ताओकी दुर्बल 
श्रद्धाका चिह्न है तो यह एक अपशकुन है। मै तो उन्हे यह राय दूँगा कि वे अपनी 


गाँवमे भारतकी झलक १९ 


खुदकी स्थितिको जाँचे और अगर खादीके महान्‌ आथिक महत्त्वके बारेमे उन्हे सन्देह 
हो तो अपने विचारोमे उचित सद्योधन कर डाले। इस खयाहसे कि उनकी इस 
जाँचमे कुछ मदद मिले, मै सोचता हूँ कि अगर हो सका तो अगले अकमे' हिन्दुस्तानके 
लिए विभिन्न दृष्ठिकोणोसे खादीके महत्त्व पर में अपने विचार प्रकट करूँगा। 

| अग्नेजीसे | 

हरिजन, ६-६-१९३६ 


२२. गॉवरसें भारतकी झलक 


पूर्वे खानदेशमे फैजपुर गाँवके पास खिरडी नामक एक अन्य गाँवमे काग्रेसका 
आगामी अधिवेशन करने का महाराष्ट्र प्रान्तीय काग्रेस कमेटीने जो निश्चय किया है उसके 
लिए मै उसे बधाई देता हूँ। योजना अगर ठीक तरहसे तैयार की गई और तैयारियाँ 
पहलेसे शुरू हो गईं तो हर साल इस राष्ट्रीय समारोहपर जितना पैसा खर्च होता है 
उससे कम ही खर्चेमे स्वागत-समिति काग्रेस-अधिवेशनको अधिक सुन्दर और शानदार 
बना सकेगी। इसके लिए जिन शर्तोका पालन जरूरी है वे स्पष्ट है। स्वागत-समितिका 
ध्येय गाँवमें शहर बसाने का नहीं होना चाहिए। ऐसा करना तो |[ देहातमे काग्रेस 
अधिवेशन करने की | सारी' कल्पनाके साथ हिंसा करना होगा। हमे यह आशा करनी 
चाहिए कि कामग्रेस-अधिवेशनमे वहाँ शहरोके हजारो आदमी इकट्ठे होगे। कोई आदर्श 
गाँव उनकी जिस प्रकारकी पहुनई कर सकता है उस प्रकारकी पहुनई करने का ध्येय 
होना चाहिए। इसे हम यो भी कह सकते है कि अग्रले दिसम्बरमे खिरडी गाँवमे 
प्रामीण भारतका छोटा-सा रूप नजर आना चाहिए। अगर विचारपुवक योजना बनाई 
गई तो सयोजकगण देखेंगे कि एक आदर्ों गाँवमें आरोग्यतापूर्ण सुविधाएँ, उपयुक्त 
भोजन और सफाईकी ठीक व्यवस्था और कोई बीमार पडे तो उसकी दवा-दारूका 
ठीक-ठीक इन्तजाम आदि बातोकी सचमृच कोई कमी नहीं हो सकती। ये सुविधाएं 
आज सभी गाँवोमे नहीं मिल सकती | इसीसे मेने यहाँ _ आदरों गाँव ” दाब्दोका प्रयोग 
किया हैं। आरोग्यपूर्ण जीवनके लिए जो बाते जरूरी हैं उनकी कमी आदर गाँवमे होनी 
ही नहीं चांहिए। मगर गाँवके अन्दर हरएक सुविधा गाँवके स्तरकी ही होनी है। गाँव 
की सुविधाका मतलब कभी भी घटियापन नहीं होता, छेकिन साथ ही उसमें तडक- 
भड़क भी नहीं होनी चाहिए। रोशनीके लिए में बिजलीकी बत्तियोकी सलाह 
दूँगा, हालाँकि हमारे गाँवोमे बिजलींकी सुविधा होने मे अभी बहुत समय छगेगा। 
कुछ मिलाकर सारा काम ऐसा होना चाहिए जिससे शहरके लोगो और देहातियो, 
दोनोको पदार्थे-पाठ मिले । काग्रेसके अधिवेशनमें आकर्षणकी मुख्य चीज तो प्रदशेनी 
ही होगी। रूखनऊ-काग्रेसमे जो प्रदर्शनी हुई थी वह निस्सन्देह अपनी तरहकी पहली 
ही प्रदर्शनी थी। इस बातको ध्यानम रखते हुए मानना पडेगा कि वह निस्सन्‍्देह 


१ देखिए “क्या खादी आर्थिक दश्सि टिक सकदी है”, २०६ १९३६ । 


२० सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


काफी सफल रही। आगामी प्रदर्शनीमें उससे भी अधिक सफरूता मिझनी चाहिए, 
फिर भी जहाँतक मैं सोच सकता हूँ, उसपर उतना पैसा खर्च करते की जरूरत नहीं 
जितना कि लखनऊकी प्रदर्शनीपर किया गया था। प्रदर्शनीको सफल बनाने के लिए 
कछाविदो, इजीनियरो और इसी तरहके दूसरे पेशेवालोको और भी बडे पैमानेपर 
स्वेच्छासे अपनी सेवाएँ मुफ्त देनी होगी। उन्हे इस कामके लिए, जो मेरी दृष्टिमे 
एक पवित्र काम है, प्राम-मूछक दृष्टि छेकर आगे आना चाहिए। 

| अग्नेजीसे | 

हरिजन, ६-६-१९३६ 


२३. अप्रभाणित खादीके विक्रेताओके लिए 


दुर्भाग्यसें' पत[ु चछा है कि अखिल भारतीय चरखा सघ द्वारा कतैयोके वेतनमे 

की गई वृद्धि और फलस्वरूप खादीके कुछ विशेष प्रकारके कपडोके मूल्यमे हुई मामूली 

बढोतरीके कारण कितने ही अनधिकारी खादी-विक्रेता अपनी खादीको अ० भा० च० 

स० द्वारा प्रमाणित जताकर बेच रहे है। उनमे से कुछ तो अपने इस' राष्ट्र-विरोधी 

और अमानवीय कार्यकों ठीक बताने में भी नहीं हिचकते और कहते है कि अ० भा० 

च० स० कोई पजीकृृत सस्था नहीं है। इस विषयम वास्तविक कानूनी स्थिति क्‍या 

है, इसे' जानने की गरजसे अपने पुराने कानूनी ज्ञानका भरोसा न करके श्री 'राज- 

गोपालाचारीने एक अग्रगण्य वकीछसे सलाह माँगी। उत्त वकीरू महोदयने इस प्रइनपर 
अपनी जो पुरुता राय दी वह निम्न प्रकार है 

मुझे कोई सन्देह नहीं है कि तिरुपुरके व्यापारीको कानूनके विषयसें गलत 

सलाह मिली है। ऐसे मामलेसें कानून अपजीकृत सस्थाओका भी उतना ही सरक्षण 

करता है जितना पजीकृत सस्थाओका। अपने को, जो नहीं है, वह बतानेके लिए 

किसी अपजीकृत नामका उपयोग करना जनताके साथ उतना ही बडा धोखा है 

जितना पंजीकृत नामका अनधिक्ृत प्रयोग करना। यह सच है कि किसी कानूनके 

अन्तर्गत पजीकरण कराने के कानूनी परिणाम होते हे और कानूनी सरक्षण 

सिलता है, परन्तु जहॉतक जनताको धोखाधडीसे बचाने का सवाल है, 

कानूनकी निगाहमें पजीकृत या अपजीकृत नामों कोई अन्तर नहीं है। यह तो 

प्रत्यक्ष। बडी बेतुकी दलील है कि चूँकि कोई नाम पंजीकृत नहीं है इसलिए 

कोई भी व्यक्ति उसी नासको धारण करके सालकों अ० भा० च० स० द्वारा 

प्रमाणित कहकर बाजारसें बेचे । निषेधाज्ञा और क्षतिपुृतिके लिए मुकदसा दायर 

किया जा सकता है। निषेधाज्ञा तो मिल जायेगी, परन्तु क्षतिपूर्तिके लिए यह 


१ देखिए खण्ड ६२, पु० ३४१ ४२। 


पत्र लीक्षावती आसरको २१ 


सिद्ध करना होगा कि ग्राहकोने सामानको ऐसा मानते हुए खरीदा कि वह 
अ० भा० च० स० द्वारा तेयार या प्रमाणित किया गया है। 
यदि प्रमाणो-सहित औपचारिक कानूनी सलाहकी आवद्यकता हो, तो 
में वह जल्दी ही तेयार करवा दूँगा। 
५ (हु०) दी० आर० वो० शास्त्री 
ऊठी, २३ मई, ३६ 


ये नामी वकील और कोई नही मद्रासके भूतपूर्व ऐडवोकेट-जनरल श्री टी० 

आर० वेकटराम शास्त्रियार है। आशा करता हूँ, अ० भा० च० स० द्वारा प्रमाणित 
बताकर वास्तव अनधिक्षत तौरपर खादी बेचनेवाले व्यापारी श्री शास्त्रियारकी इस 
रायको ध्यानमे रखते हुए अपने इस व्यापारको, जिसे धोखाधडी बताया गया है, बन्द 
कर देंगे। हालॉकि में अदालतोम जाने के विरुद्ध हैँ, लेकिन यदि बेचारी बेजबान कत्तिनोके 
हितमे आवश्यक हुआ, तो में यह सलाह देने में नहीं हिचकूगा कि गरीब बहुनोकों 
जान-बूझकर हानि पहुँचानेवाले लोगोके' विरुद्ध कानूनी कारंवाई की जाये। 

[ भग्रेजीसे ] 

हरिजन, ६-६-१९३६ 


२४. पत्र: लीलावती आसरको 
[६] जून, १९३६ 


चि० लीलावती, हु 

तेरा पत्र मिला। मीराबहनकी खूब सेवा करना। अगर तू प्रेमाबहनसे मिल 
आती, तो ठीक होता। शक्तिसे बाहर कुछ मत करतना। बातें मत करना, काममे 
ही लगी 'रहना। बिना कामके कुछ मत बोछूना। सेगाँव तो उतना ही सामान हे 
गई होगी जिततेकी जरूरत रही होगी। 

आशा है, तेरा शरीर अच्छा होगा। 


बापके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ९३४३) से। सी० डब्ल्यू० ६६१८ से भी, 
सोजन्य लीछावती' आसर 


१ साधन सूत्रमें अस्पष्ट है। जान पड़ता है कि यह वही पत्र है जिसका उल्ेख ६ जून, १९३६ को 
मौराबहनको लिखे पत्रमें किया गया है। देखिए अगला शीष॑क। 


२५. पत्र : सीराबहतको 
६ जून, १९३६ 


चि० मीरा, 

मुझे एक ही डाकसे तुम्हारी तीन' चिट्ठयाँ मिली। 

देवकपास के बीज' बगार और अन्य स्थानोसे मंगवाये जा सकते है। में सतीश 
बाबूको लिख रहा हूँ। 

मुझे व्धासि पाखानेकी तिपाई और पेशाबका बेन या चौकी छाने का विचार 
पसन्द नहीं है। कमोडके बजाय एक तिपाईके बीचमे छेद करके आधा पीपा था 
बाल्टी या ऐसी ही और कोई चीज रख दी जाये। पेशाबके छिए कोई बोतलरू था 
देहाती धातुका बर्तन काममे ले सकते है और चौकीके लिए कोई सेगाँवकौ बनाई 
हुईं बिलकुछः सस्ती और कामचलाऊ चीज हो सकती है। इन चीजोके बारेमें जल्दी 
करने की जरूरत नही है। में जो चाहता हूँ वह अगर तुम्हारी समझमें अच्छी तरह 
न आया हो, तो मेरे लौटनेतक प्रतीक्षा कर सकती हो। रूकडीकी खटदिया छाई जा 
सकती है और लोटा भी। तिपाई वही कामचलाऊ ढंगसे बनवा ली जानी चाहिए। 
एक और गायकी जरूरत होगी। इस बारेमे छोटेछालछकी सलाह लेना। 

मेने तुम्हे बतछाया था या नही कि प्रस्थानकी तारीख १३ नहीं, १२ है? 
अत ईववरकी इच्छा रही ,.तो हम लोग रविवार १४ तारीखको पहुँचेगे। 

धह पत्र तुम्हारे पास पहुँंचेगा, उस बीच लीलावतीके वहाँ पहुँचने की आगा 
रख सकती हो, साथका पत्र उसके लिए है। 

सप्रेम, 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३४५) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८११ से भी 


२२ 


२६. पतन्न ः एस० अम्बुजस्मालकों 


बगलोर सिटी 
६ जून, १९३६ 
चि० अम्बुजम, 
तुम्हारा पत्र मिला। 
पद्मा इतनी अच्छी साबित हो रही है और सन्‍्तोष दे रही है, यह जानकर 
बडी खुशी हुई। तुम किचीके' बारेमें जो-कुछ कह सकती हो, उसीसे तुम्हे बेटोके 
बारेमे राय नहीं बनानी चाहिए। बेचारा किची! उसका विकास बहुत दुर्भाग्यपूण 
ढंगसे हुआ है। हमें आशा करनी चाहिए कि पद्माकी अच्छाईकी छत किचीको भी 
लगेगी और वह अच्छा बन जायेगा। 
तुम एस्थरसे मिलने गईं, यह जानकर खुशी हुई। अगर तुम्हें लगा हो कि 
तुमसे मिलकर वह प्रसच्न हुई तो में चाहँगा कि तुम सुविधापूवंक जितनी बार भी 
उसके पास जा सको, जाओ। 
पिताजीकी छूगातारकी बीमारीके बारेमें जानकर दुख हुआ। कितना अच्छा 
हो, अगर वे प्राकृतिक चिकित्सा कराये! मेरी ओरसे उनसे इसका जिक्र करना। 
में समझता हूँ, सही पथ्य तथा जल और धूपके उपचारसे उन्हे बीमारीसे छुटकारा 
पाकर पूर्ण स्वस्थ हो जाना चाहिए। 
सस्नेह, 
बापू 


[पुनश्च ] 

१२ तक बगलोर सिठीमे हूँ। 

मूल अग्रेजीसी अम्बुजम्मालः पेपसे, सोजन्य नेहरू स्मारक सम्रहालय तथा 
पुस्तकालय 


१ एस० ओऔलनिंवास अव्यगारकी पुत्री। सम्बोधन मूलमें हिन्दीमें है। 
२ एस० अम्बुजम्मालका पुत्र। 


२१ 


२७ पत्र : प्रभावतीकों 


६ जून, १९३६ 


चि० प्रभावती, 

तेरा २९ का पत्र मिला। मैने तुझे इसका जवाब एक बार लिख दिया है। 
वह पत्र अबतक मिछ गया होगा। दूध फिरसे शुरू कर दिया, यह ठीक किया। चार 
रतलल लेना। किसी प्रकारके फल भी मिलते है क्‍या? तू घमने जाती है या नहीं ? 
लगता है कि परिवारकी सेवाम सलरूग्न है। अपनी प्राथना आदिका कार्यक्रम कभी 
भग मत होने देना। [ छोगोको ] चरखा सिखा देना। वहाँ तो रामायण जाननेवाले 
बहुत लोग होगे। उनसे रामायण पढनेका स्वर सीख छलेनता। जब तू व्यवेस्थित हो 
जायेगी तब समय मिलने छगेगा। तू तो पाँच-पाँच मिनटका भी उपयोग करना सीख 
चुकी है। वहाँ “हरिजनबन्धु” तो आता ही है न? जयप्रकाशकी चिट्ठी आये अथवा 
न आये, तू तो उसे लिखती ही रहना। 

तुझे पीजना सीख लेना चाहिए। 

मथुरादासकों " मधुबनी, पोस्ट आफिस चम्पारनके पतेपर छिखेगी तो वह तुझे 
जो चाहिए सी भेज देगा। 

बाहरकी चाहे जितनी चिन्ता क्‍यों न 'रहे, आन्तरिक शान्ति कभी मत छोडना। 

मैने हरिलालके विषयमे अखबारमें बहुत लिख दिया है, इसलिए यहाँ नही 
लिखता। अमतुस्सछामको पत्र दिल्‍ली छिखना। पता है हरिजन-निवास, किग्ज़वे, 
दिल्ली । 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच | 
१२ तक बगलोर सिटीमे और १४ को वर्धा। 


गुजरातीकी फोटो-तनकल (जी० एन० ३४७२) से। 


१ मथुरादास आसर, आश्रमके एक खादी विशेषज्ञ जो काम करने बिंद्दार चके गये थे। 
२४ 


२८ पन्र सीराबहनकों 
[६ जून, १९३६ के परचात्‌ || 


चि० मीरा, 

तुम्हारा ३ तारीख का पन्न अभी मिला। हाँ, सजीलाके छिए अछग छप्पर होना 
चाहिए ताकि तुम्हारा बरामदा खाली रहे। इस विषयपर फिर सोचने के बाद छूगता 
है कि यूरोपीय मेहमानोके लिए मगनवाडीसे कमोंड और पॉट मँगवा लेना समझदारी 
होगी। अत यह बात उस योजनाके अतिरिक्‍त है जो मैने सुझाई है। 

यदि तुम्हे मोर मिल सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वेसे में उनकी 
आदतोसे बिलकुल अनभिज्ञ हूँ। 

सप्रेम, 

बापू 


मूछ अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३४६) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८११से भी 


२९ पत्र : ख्वाजा अब्दुल मजीदको 


स्थायी पता वर्धा 
७ जून, १९३६ 


कमाल है! एक दूसरे विषयपर आज मे तुम्हें पत्र छिखने ही वाला था कि 
तुम्हारा सुखद पत्र मिला। तुम्हारा पत्र पाना तो किसी पुराने बिछुडे हुए मित्र या 
कहना चाहो तो भाईसे मिलने के समान है, या दोनो ही समझ लो। 

डॉ० अन्सारीकी मुत्युके अवसादमें मुझे तुम्हारा, शुएब तथा जाकिर हुसैनका 
ध्यान आया था। मैने जाकिरको छूम्बा पत्र लिखनेका निर्वय किया। उसके 
उत्तरकी रोज प्रतीक्षा है। 

आसफअलीने मुझे कोई स्मारक बनाने के विषयमे लिखा था। मैने उनसे कहा 
कि राजनीतिक परिस्थितियोकों देखते हुए इतने महान्‌ पुरुषका राष्ट्रीय स्मारक बनाने 
का यह उपयुक्त समय नहीं है। मोतीराछजी के देहान्तपर भी मैने यही राय दी 


१ पत्र की विषयवस्तु से स्पष्ट है कि यद “पत्र मीराबदइनकों”, ६-६ १९३६ के बाद लिखा 


गया होगा। 
२ देखिए खण्ड ६५, ६० ४७०५-७६ | 


२५ 


२६ सम्पूर्ण गाधी वादूमय 


थी। भेरे ध्यानमें धनकी समस्या नहीं, राजनीतिक स्थिति है। यदि लोग सहज 
प्रेरणासे पैसा भेजे और हमारे पास काफी धन एकत्रित हो जाये तो व्यक्तिगत 
प्रशसको और उपकारियो (कोई ठीक शब्द अभी नहीं सूझता) की ओरसे' एक स्मारक 
बनवानेके लछिए हम उसका उपयोग कर सकते है। खेर, जबतक तुम्हारा उत्तर 
न आये या तुम स्वयं न मिलो तबतक यह चेक सहेज रखता हूँ। 

तुम्हारी राजनीतिकी व्याख्या बडी रोचक है। “ ब्रटस, तू भी | “--इस वाक्यकों 
बिलकुल दब्दश लागू न मान लेना। बडे-बडोका कैसा पतन हुआ है? तुम्हे याद 
है, तुमने अन्सारी होटछूमें कया कहा था? परन्तु में तुम्हे दोष नहीं देता। तुम्हारी 
विशुद्ध ईमानदारीके लिए मेरे पास केवल प्रशसा है। हाँ, हमारी मुलाकात अवश्य होनी 
चाहिए। १६ जूनके बाद किसी भी दिन वर्धा आ जाओ। तुम्हे पता होगा कि इस 
मासके अन्तर्म समूची काय-समिति वहाँ होगी। पर मै जानता हूँ, तुम इस विषयपर 
पहले मेरे साथ चर्चा करना चाहते हो। इस कारण तुम जितनी जल्दी आजो उतना 
ही अच्छा । 

अच्छा, अब में उस विषयपर आता हूँ जिसके बारेमे छिखनेवाला था। हो 
सकता है, तुमने मेरे ज्येष्ठ पुत्र हरिलालके तथाकथित धर्मान्तरण पर मेरा लिखा हुआ 
पत्र नहीं पढा हो, ऐसा सोचकर में इसके साथ उसकी कतरन भेजता हूँ। पढो और 
अपने विचार मुझे बताओ। क्‍या ऐसा धर्म-परिवर्तन धर्म-सम्मत और सही है? 
उस-जैसे नैतिक दृष्टिसे खोखले और लरूम्पट मनुष्यकी जो तारीफ की जा रही है, 
क्या वह उचित है? मुझे हरिलाल पर कोई क्रोध नहीं है। वह जो-कुछ करता है 
उसके छिए वह जिम्मेदार नहीं है। पिछले तीत महीनोम उसके जीवनमे बडी 
उथरू-पुथल' हुई है। तुम्हे ज्ञात होता चाहिए कि जो-कुछ हुआ है, और हो रहा है, 
वह आवारा लछोगोका काम नहीं है। समाजमे जिम्मेदार मुसलमान समझे जानेवाले 
लोग यह सब कर रहे है। धम और इस दुखी देशकी खातिर इस विचित्र 
स्थितिपर तुम गौर करो, उसमें रुचि लो। यदि तुम इस घटनाका कुछ और अर्थ 
छगाते हो तो मुझे स्पष्ट बताने में सकोच मत करना। 

[ अग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई 


१ ख्वाजा अब्दुछ मजीदने डॉ० अन्सारीके स्मारकके निर्मित १,००० ₹० का एक चेक भेजा था। 


३०. पत्र : अमृतकौरको 


७ जून, १९३६ 
प्रिय विद्रोहिणी, ह 
तुम्हे भेजे गये सामानके घटे मल्योकों देखकर घबराना मत। दाम घटाने का 
मैने ही आग्रह किया है, क्योकि तुम्हे ये चीजे स्वदेशी-प्रचारके लिए बेचनी है और 
यदि सारा सामान बेच न पाओ तो तुम्हे भी घाठा उठाना पड सकता है। इससे 
अपने राजसी गवंकों ठेस न पहुँचने देना। तुम्हे पूरा विक्रय-मूल्य और डाकखचे 
इत्यादि लेता चाहिए, व्यापारके मामलेमें बेवकूफी नहीं ज्छेगी। ऐसे कामोमें तुम 
राजकुमारी नहीं, बल्कि साधारण सेविका और न्यासी हो। तुम्हे जो पत्र और बिछ 
भेजा गया है उसकी प्रति मेरे पास है। 
आशा है, तुम अब बिलकुल स्वस्थ हो गईं होगी। 
सप्रेम, 
बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ३५७८) से, सौजन्य अमृतकोर। जी० एन० 
६३८७ से भी 


३१ पत्र: एफ० मेरी बारकों 


७ जून, १९३६ 

चि० मेरी, 

तुम्हारे भेजे कागजोमें से हरिद्वारसे आया पत्र वापस करता हूँ। बाकी सब 
रखूंगा। 

तुम्हारे पत्र और मेरे पत्नोके गुरुकुछ पहुँचने से पहले ही सुमित्रा नाग्रपुरके लिए 
रवाना हो चुकी थी। अब वे सब तुमको भेजता हूँ। यदि गोपार वहाँ है तो उसको 
सम्भवत उसका पता मालूम होगा। 

जबतक हमें पता नही चछता कि ताराके' वसीयतनामेका * क्या करना है 
तबतक उसका अन्य सामान और दूसरे कागज-पत्र ज्यो-के-त्यो रहने देने चाहिए। 


१ मेरी चेजली, णो बद्री-केदार जाते हुए रास्तेमें निमोनियासे बीमार होकर स्वगंवासिनी हो 
गई थी, देखिए खण्ड ६२, पृ० ४६६-६७। 
२ देखिए खण्ड ६२, पृ० ४७० । 


२७ 


२८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


हमे पहले तो उसके सम्बन्धियोका पता लगाना है, जिनको सम्भवत उसके सामानमे 
रुचि हो। साइकिकछ तो बेशक गोपाल इस्तेमाल करे। ऐसे ही तुम सितार उपयोगमे 
छा सकती हो। 

मुझे भय है कि हमें डाक्टर नूरजहाँसे कहना पडेगा कि फिल्हाछ वह उसका 
[ताराबहनका ] अग्नेजी सामान अपने पास ही रखें। हम वर्धा [१४ तारीख | को 
पहुँचेगे । 


सप्रेम, 
बापू 


अग्रेजीकी फोटो-नकलछ (जी० एन० ६०६२) से। सी० डब्ल्यू० ३३९२ से भी, 
सौजन्य एफ० मेरी बार 


३२. पत्र : गोविन्द बी० गुरजलेको 
७ जून, १९३६ 


प्रिय गोविन्दराव, 

तुमने अपनी प्रवृत्तियोकी कुछ रोचक खबरे दी है। ईइवर करे, वे फूले-फले। 
अपनी चादर देखकर पाँव पसारने के सुनहरे नियमसे' कभी विचलछित न होता, कर्ज 
बिछकुछ न लेना। 

सप्रेम, 

बापू 

| पुनरच |] 

१२ तारीख तक बगलोर सिटीम 'रहूँगा। 


अग्नेजीकी फोटो-नकलछ (जी० एन० १४००) से। 


१ साधन सूज्में यइ* स्पष्ट नदी है। 


३३. पत्र: अभतुस्सलासकों 


७ जून, १९३६ 
चि० अमतुस्सलाम, 
तेरा पत्र मिका। प्रकाशमणिके अकस्मात्‌ अवसानसे दु ख हुआ। उनका कोई 
वहा हो तो मेरी समवेदना जताना। 
सुकीति कहाँ गई ? 
लडकोकी सँभाल रखते हुए अगर तू अच्छी हो जाये, तो उससे अच्छा क्‍या 
हो सकता है”? रुक्मिणीका बरताव अब कंसा है”? तू डॉ० अन्सारीके यहाँ जाती 
है क्‍या ? 
शर्माकों वहाँ बुछाना। मैने उसे छिखा है। 
पापरम्मा ' और सरस्वती करू सुबह यहाँ आ जायेगी। अब कान्तिके लिए 
हरिछाकूके पास जाने की बात कहाँ रही ” वह शान्त है। हरिछाहके बारेम मैने 
लिखा है, सो पढा होगा। 


बापके आशीर्वाद 
गृजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ६१६) से । 


३४. पत्र * जानकी अम्माल नायडूको 


| स्थायी पता | वर्धा 
८ जुन, १९३६ 
प्रिय जानकी, 


तुस्हारा पत्र पाकर बडी प्रसन्नता हुई। खुशीकी बात है कि पिताजी भारत 
आ रहे है। में तो चाहता हूँ तुम भी आती। हाँ, नेटालके शानदार जीवनके बाद 
शायद तुम्हे यहाँके सीधे-सादे जीवनमे मजा नहीं आयेगा। और यहाँ गाँवोकी 
भयाचक दरिद्रता देखकर तुम दहलू उठोगी। वह अनुभव तुम्हे सयत कर देगा। 
खैर, पिताजी लोटकर तुम्हे भारतकी दशा बतायेगे। 


१ देखिए “पत्र दीराढाल शर्माको ”, ५ ६-१९३६। 
२ जी० रामचन्द्रनकी बहन। 
३ पापरम्माकी कन्या। 


२६ 


३० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


हाँ, फीनिक्सवाले सब साथी अच्छी तरह है। 
सप्रेम, 
बापू * 
[ पुनरच | 
पता ». मो० क० गाधी 
वर्धा 
भारत 


श्री जानकी अस्मारू नायडू 
३७, मैलिन्सन रोड, सिडेनहम 
डबेन, नेटाछ 


अग्रेजीकी फोटो-तनकल (जी० एन० १०४६३) से। 


३५. पत्र : एफ० मेरी बारकों 


८ जून, १९३६ 


चि० मेरी, 

मुझे कोई जल्दी नहीं है। अपनी पूनियाँ और दूसरे आवश्यक काम भतिपटा 
कर ही ताराका सनन्‍्दूक देखना। सुमित्राबहनतकों लिखा तुम्हारा पत्र लौटाते हुए मैने 
कल या परतसो तुम्हे पत्र  छिखा था। 

सप्रेम, 


बापू 


अग्रेजीकी फोटो-नकलू (जी० एन० ६०६३) से। सी० डब्ल्यूण ३३९३ से भी, 
सौजन्य एफ० मेरी बार 


१ यह तम्रिल लिपिमें है। 
२ देखिए “पत्र एफ० मेरी बारको”, ७-६-१९३६। 


३६- पत्र : मणिलाल और सुशीला गाधीकों 


बगलोर 
८ जून, १९३६ 
चि० मणिरलारू और सुशीछा, 


तुम दोनोके पत्र मिले। हरिकाककी करतूतोके विषयर्मं तो पढ़ ही छिया होगा। 
वहाँ मेरा लेख पहुँच चुका होगा। अनेक अखबारोमे प्रकाशित हुआ है, इसहिए 
अलगसे नही भेज रहा हूँ। इसमे मैने बहुत-कुछ कह दिया है, इसलिए पत्रमे कुछ 
भी नहीं छिख रहा हूँ। बा ढुखी हो गई हे, किन्तु बडे धीरजसे सहन कर रही 
है। कान्ति स्वस्थ है। यदि वह अब भी सुधर जाये तो में न कोई चिन्ता कहूँ, 
न कोई आपत्ति मानूँ। 

हम १४ तारीखको वर्धा पहुँच जायेगे। तारी का रोग अभीतक गया नही है। 
किन्तु यदि धीरज रखकर मेरा उपचार करती रहेगी तो जरूर अच्छी हो जायेगी। 
अभी तो सभी भाई-बहन इस राज्यके दृष्य देखने में छगे है। 

रुक्ष्मी बीमार पडती ही रहती है। देवदास जब यहाँ रवाना होनेवाला था, 
वह बम्बईमें बीमार पड गई। 

रामदास अपना एजेसीका काम सनन्‍्तोषजनक ढगसे कर रहा है। 

सुशीकाका शहरमे रहने के लिए जाना मुझे बिलकुछ नहीं खटका। बच्चोके 
विचारसे त्याग तो करना ही पडता है। इसके बिना उतका छाछन-पाछन नहीं हो 
पाता। दोनो तुम्हारे पास है, यह ठीक है। उन्हे विहायती मत बना देता। धर्मके 
सस्कार डालना, मातृभाषा मत भूलने देना, हिन्दीका ज्ञान देना। यदि इतना किया 
तो मुझे सन्‍्तोष हो जायेगा। वहाँ हो, इसलिए यदि उन्हे तमिरका ज्ञान मिले तो 
मुझे अच्छा छग्रेगा। तुम्हारे किसी कामसे उनके मनमें अग्रेजीका मोह उत्पन्न न हो 
तो अच्छा हो। अग्रेजीका सामान्य ज्ञान तो उन्हें मिलेगा ही। यदि समस्त ज्ञान 
उन्हें अपनी भाषाके मार्फत मिले तो बडी बात समझो। वे उसे अधिक आत्मसात्‌ कर 
सकेगे और जीवनमें उसका अधिक उपयोग भी करेगे। किन्तु यह तो मेरी दृष्टिसे 
हुआ, ठीक तो वही है जो तुम दोनोको रुचे। मुझे खुश रखने के लिए कुछ भी 
करना जरूरी नहीं है। 


बापूके आशीर्वाद 
गजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ४८५२) से। 


र्े१ 


३७ पत्र: अमृतकोरको 


बगलोर 
९ जून, १९३६ 
प्रिय मूर्खा, 
घरेल इस्तेमाछकी चप्पले पहने निकछ पडने, रास्ता भूल जाने ओर बेदम होने 
तक चलते रहने की तुम्हारी बहादुरी तो मू्खोके योग्य ही थी। तुमने तो अपनी 
उपाधिके' लछिए जितनी अपेक्षित है, उससे भी अधिक योग्यता सिद्ध कर दी! 
यह बगलोरसे लिखा शायद अन्तिम पत्र ही होगा। हम यहाँसे १२९ तारीखको 
रवाना हो कर १४ को वर्धा पहुँचेगे। 
हाँ, मीरा बिछकुल ठीक है और मेरी झोपडी बनवाने में यथाशक्य अधिकसे- 
अधिक परिश्रम कर रही है। विद्या हि सेवा काफी अच्छा हे, परन्तु सेवा हि 
विद्या ' उससे भी अच्छा होगा। क्यो न विद्या सेवाये ' रखे, जिसका अर्थ होगा 
सेवाके निमित्त ज्ञान” में समझता हूँ तुम उसे कुछ ऐसे बनवाओगी 





जितने कलात्मक रूपसे मेरे लिए सभव था मैने यह चित्र खीचा है, परल्तु 
तुम मेरा तात्पयं तो समझ ही जाओगी। 
सम्रेम, 
तानाशाह 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ह्यू० ३७३०) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६८८६ से भी 


कल 


१ दिद्ली-स्थित्र केडी इविन कॉलेजके प्रत्वीकके लिए एक सिद्धान्त वावधकी भावश्यकता थी। गाधीजी ने 
उसके लिए अपने सुझाव दिये थे । 


३२ 


३८. पन्न . मीराबहनको 
९ जून, १९३६ 


चि० मीरा, 

यहासे शायद यह मेरा आखिरी पत्र होगा। आशा है, इस महीनेकी १४ 
तारीखको हम वर्धा पहुँच जायेगे। * 

यहा गाडीवाले मजेमे मालम होते है। एक ही काममे ५० गाडियोका एक- 
साथ छगे रहना सेगाँवके छिए अवश्य नई बात होगी। आशा है, वे सब वही की 
होगी । तुम्हे स्वस्थ-प्रसन्न देखने की उम्मीद रखता हूँ। 

स्पष्ट है कि बलवन्तसिह और मृन्नाल्‍ारू तुम्हारे लिए ईश्वरकी देन साबित 
हुए। जब मुन्नाछझालका प्रस्ताव मानने को मेरा जी हुआ और बलवतसिहको मैने 
सुझाया कि तुम्हारा सतत सत्सग प्राप्त करे, तब मुझे यह कल्पना नहीं थी कि 
तुम उन्हें ऊंगभग ऐसा पाओगी' जिनके बिना तुम्हारा काम ही नहीं चछ सकता। 
खेर, तुम्हारी बीमारी और स्वास्थ्य-छाभके दौरान उनके तुम्हारे साथ होने से मुझे 
बडा सन्‍्तोष 'रहा। 

मद्रासके टोकरेमे सेब थे। तुम्हें मिले” सब जानम्मालके भेजे हुए थे। 

सप्रेम, 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३४७) से, सौजन्य मीराबहन । जी० एन० 
९८१३ से भी 


रेरे 


३९. पत्र : नारणदास गांधीकों 


९ जून, १९३६ 


चि० नारणदास, 

मेने कनुके बारेमे पत्र लिखा था, मिल गया होगा। वे लोग दशनीय स्थान 
देखने में लगे है। उनकी खबर मिलती रहती है। बीचमे वे एक दिन आ भी गये 
थे। इसके साथ प्रेमाका दूसरा पत्र है। एक भेजा था, वह मिला होगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४९३ से भी, 
सौजन्य नारणदास गाधी 


४०. पत्र * अमृतलाल ठा० नानावटीको 
९ जून, १९३६ 


चि० अमृतछारू, 

हम वहाँ १४ की सुबह पहुँचने की आशा करते है। सलूग्त पत्रोकी व्यवस्था 
करना। तुम्हारा शरीर अच्छा होगा। भणसालीकी तपस्या मर्यादित ही चछ 'ही 
होगी। दूसरे लोग मेरे मनमे तो रहते ही है, किन्तु वक्‍त बचाने के लिए उनके बारेमें 
नही लिखा। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० १०७१६) से । 


१ देखिए “पत्र नारणदास गाषीकों”, ५६-१९३६ । 
३४ 


४१. तार: रेहाना तेयबजीको' 


बगलोर 

१० जून, १९३६ 

मेरा एक सबसे पकक्‍का मित्र चकछा गया।' इस क्षतिम में माताजीका 
और तुम्हारा बराबर का सहभागी हूँ। तुम्हारे पिता वास्तव गुजरातके 
पितामह और देश के वफादार सेवक थे जिन्होंने कभी हिंदृू-मुसलमान 
में भेद नहीं माना। सरदार और अन्य लोग इस शोकमे शामिल है। 


[ अग्रेजीस | 
बॉम्बे कॉनिकल, ११-६-१९३६ 


४२ सन्देश मजला एम० मेहताको 


१० जून, १९३६ 


अपनी निर्मेलता, कोमलता, प्रेमलता और आरोग्य ओर सयममे वृद्धि करके 
वापस लौटना। तुम दोनोसे मैने बडी-बडी आशाएँ बॉध रखी है। तुम डाक्टरके' 
सच्चे वारिस बनो। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी नकछ (सी० डब्ल्यूण १६०२) से। 


१ लगभग इसी प्रकारका दूसरा तार अब्बास तेयबजीके दामाद, मुहम्मद हृबीबकों भेजा गया था। 
२ रेहाना तेयबजीके पिता अब्बास तेयबजीकी मृत्यु ९ जून, १९३६ को हुईं थी। 
३ मजुला एम० मेहताके ससुर डॉ० प्राणनीवन मेहता। 


३५ 


४३ भेंठ *' आदि-कर्नाठक सघके शिष्टमण्डरूको' 


१० जून, १९३६ 

सहात्मा गाधीने कहा कि से इस विचारसे पूर्ण सहमत हें कि हरिजनोके 
सहयोगके बिना हरिजनोद्धारका कोई भी काम सनन्‍्तोषजनक रूपसे नहीं हो सकता। 
इस बातपर मुझसे ज्यादा जोर किसीने नहीं दिया है कि हरिजनोको सामाजिक 
और अन्य प्रकारके अधिकार दिलाने का जो सेवान्नत हसने लिया है वह तो केवल 
ऋणकी अदायगी-मसात्र है, क्योकि हमारे पापोके फलस्वरूप ही हरिजनोको सामाजिक 
और दूसरे कष्ट भोगने पड़े हे।' 

उन्होने कहा कि कगेरी-गुरुकुल हरिजन सेवक सघका नहीं है, रही हरिजनोको 
वहाँ दाखिला न देनेंकी बात, तो वह सच नहीं है। गुरुकुल तो हरिजनोकी प्रत्यक्ष 
सेवा कर रहा है, और हरिजनोकों तो जब भी वे आयें वह हमेशा ही दाखिल 
करता है। 

दूसरी सहत््वकी चीज यह है कि आगामी सम्मेलन सवर्ण हिन्दू-कार्यकर्त्ताओका 
ही है, जो वहाँ एक-दूसरेके साथ विचार-विनिमय और अपनी कठिनाइयोके बारेमें चर्चा 
करने, अपनी कमजोरियोका पता रूगाने, और अपने कामको और भो अच्छी तरहसे 
व्यवस्थित करने की दृष्टिसे एकत्र हो रहे हे। यह सम्मेलन तो पुदतेनी पापियोका 
सस्मेलन है, जो अब ऐसे उपाय और साधन ढूँढ़ निकालना चाहते हे, जिनसे वे 
हरिजनोके ऋणसे भक्त हो सके। तब इस सम्सेलनमें हरिजन किस तरह योग दे 
सकते है? सभामें भले बडी खुशीसे आयें, पर वहाँ जिन बातोपर चर्चा होने- 
वाली है उसमें वे किस तरह मदद देंगे? 


१ महादेव देसाईके “वीकली लेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से उद्धूत। मण्डरके नेता भी पी० जी० 
डिसूज्ञाने और बात्रोंके साथ यद भी कट्दा था कि बहुत-से हरिंजन कार्यकर्ता है जो इरिजनोद्धारका काम 
कर रहे हैं ओर चाहते है कि श्स कार्यके लिए उन्हें हरिजन सेवक सघके कोषसे आधिक सद्यायता दी 
जाये, ढेकिन सघ उनके कार्थकी कोई गिनती ही नदी करता। साथ द्वी उन्होंने यह भी कहां कि यदि 
दरिजनेकि विरुद्ध हिन्दुओंका मौजूदा रवेया जारी रहा तो ईसाई मिशनरी इरिजनो और सवणै हिन्दुओंके 
बीच द्वंषभाव बढ़ानेका प्रयत्न तेज कर देंगे। उन्होंने बत्राया कि दरिजनोंको कगेरीके गुरुकुछ भाश्रममें 
भरती नहीं किया जाता | श्री डिसजाने यह भी कहा कि जब इरिजनोंकी आर्थिक और सामाजिक दश्षामें 
सुधार करने की आवश्यकता हैं हब केवल भन्दिर प्रवेश पर जोर देनेका कोई लाभ नदहीं। उन्होंने इप्त 
बातपर भी आपत्ति प्रकट की कि आगामी हरिजत-सम्मेलनमें हरिजनोकों नहीं बुलाया गया है। 

२ यह अनुच्छेद हिन्दूसे लिया गया दै। 


३५६ 


भेट आदि-कर्नाटक सघके शिष्ट्मण्डछको ३७ 


डिसुज्ञा आप लोग अपनेकों भले ऋणी कहे, पर आप जो-कुछ कर रहे 
है उसमें हरिजन आपपर श्रेष्ठताकी भावनासे प्रेरित होनेका सन्‍्देह किये बिना नहीं 
रह सकते, और आप अपने सौजूदा रवेयेसे अपने बारेसें यह सन्‍्देह किये जानेकी 
गुजाइश भी छोडेंगे कि आप उन्हें सहायता देनेके उपाय निकालने के बदले दबाये 
रखने के नये-त्यं उपाय सोच रहे हे। 


गाधीजी यदि सन्देह निराधार हो तो में उस सन्देहकी परवाह नहीं करता। 
सवण हिन्दुओका काम सच्चा होगा तो वह खुद उस सन्देहकों दूर कर देगा। में 
हरिजनोको दोष नहीं देता, क्योकि उन बेचारोको तो इसके अछावा कुछ देखने- 
भोगनेको मिला ही नहीं। 

एक हरिजन सन्‍्देहकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो केवल अपनी 
मुसीबतें सुनाना चाहते हें। 

गाधीजी कया मुझे मुसीबते सुनाने की कोई जरूरत है? क्‍या मे जानता 
नही हूँ” क्‍या में हाथ उठाकर डकेकी चोट नहीं कह रहा हुँ कि आप सबकी 
सर्वांगीण उन्‍नति होनी चाहिए ? में आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह सच्चे 
दिलसे पर्चात्ताप करनेवाले पापियोका सम्मेलन है। आप लोग इसमे भले पधारें। 
आपका स्वागत है, पर वहाँ आप देखेंगे कि वह सम्मेछहन आपकी आशासे भिन्न 
प्रकारका होगा। हम सब देनदार है, हम जानते हैं कि हम छोटी-छोटी किस्तोमे 
ही ऋण चुका सकते है, और हमारे लेनदार इतने क्रोधित हो सकते है कि उन 
किस्तोको ठुकरा दे और हम देनदारों को भी रतिया दे। पर यदि हमारे भाग्यमें 
यह लिखा हो तो हमें यह भी बर्दाइत करना पडेगा, क्योकि मूलको सूद-सहित 
चुका देना ही हमारा उद्देश्य हे। जब डॉ० अम्बेडकर हमें गालियाँ देते है, तब में 
कहता हूँ कि हम इसीके छायक हैँ। फिर, लेनदार कभी-कभी इतना महान्‌ बन 
जाता है कि वह कर्ज या कजंदारका ध्यान ही नहीं रखता। तो भी हमें सब-कुछ 
भूलकर सारा ध्यान अपने कजको चुकानेपर ही केन्द्रित करना है। शास्त्रोमे छिखा 
है कि जब किसी जातिके अन्यायोका घडा भर जाता है तब उसका विनाश हो 
जाता है। हिन्दू-धर्मनें अगर अपने शरीरपर से अस्पृश्यताका यह ककूक दूर न 
किया तो वह अवश्यम्भावी रूपसे नाशको प्राप्त होगा-- भले अम्बेडकर कुछ करे 
या न करें। हमारा प्रयत्त अगर सच्चा है, तो में मानता हूँ कि सुधारकोमे कोई 
श्रेष्ठाकी भावना आप नही देखेगे। मैं स्वीकार करता हूँ कि जिस रूपमे में 
हिन्दनमको आज देखता हूँ, उसमें अनेक सवर्णों पर अज्ञान-तिमिरका आवरण पडा 
हुआ है। वे अधर्ंको धर्म कहते है। अब ऐसे दोषियोका एक वर्ग, जिनसे बहुत-से 
दोष आज भी शेष है, इसी तिमिरको भेदकर निकछनेका प्रयास कर रहा है। जहाँतक 
हरिजनोकी मौजूदा हालतका सवार है, उसके बारेमे में सवर्णोको हमेशा याद दिलाता 
रहता हूँ कि कुछ हरिजनोकी गन्दी आदतोके जिम्मेदार तो असछमे सवर्ण ही है। 
उनसे में यह कहता रहता हूँ कि जबतक हरिजनोकों वही दर्जा नहीं मिल जाता जो 


३८ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


दूसरे हिन्दुओको हासिल हु, तबतक हरिजनोसे साफ-सुथरे रहने का आग्रह रखना ही 
गलत है। पहले हमे जिस हालत में वे है उसी हालतमे उन्हें अपनाना होगा, और 
उसके बाद उन्हे साफ-सुथरा बनाना होगा। आप लछोगोके कष्टो और आपके मकानोकी 
हालतके सम्बन्धर्मं में राज्यसे परवी कर रहा हूँ। कृपाकर आप लोग थोडा धीरज 
रखिए। हम आपका काम उतनी जल्दी भले ही न करा सके जितनी जल्दी कि 
आप चाहते है, पर आप हमारे इरादों पर सन्देह न' करे! 
डिसृज्ञा आपने हमें जो इत्सीनान दिलाया है उसके लिए हम आपके आभारी 
है। हम चाहते हे कि आप हरिजनोकी तरफ भाईचारेका हाथ बढ़ाये। गुनहगार इस 
तरहका बरताव न करे, मानो वह अपने पापोका प्रायश्चित्त करके ईद्वरकी कोई सेवा 
कर रहा है। में यह चाहता हेँ कि हरिजनोको आप उतन्तकी जन-सख्याके हिसाबसे 
मेस्रकी विधान-सभामें सीधा प्रतिनिधित्व दिला दें। उनके बारेसें यह स्वीकार किया 
जाना चाहिए कि उन्होने मनुष्यका दर्जा हासिल कर लिया है। 
गाधीजी इसके लिए में आपको यह राय दूगा कि बतमान महाराजकों हटाकर 
एक हफ्तेके लिए आप मुझे उनकी जगह पर बिठा दे। 
[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, २७ ६ १९३६, आर हिन्दू, ११-६-१९३६ 


४ंड भाषण हरिजन-सेवक सम्मेलन, कर्ेरोमें' 


१० जून, १९३६ 


इस सम्मेलनकी कल्पना जिसकी भी हो, है सुन्दर कल्पना, और हमें अब 
चाहिए यह कि इस' सभाका अच्छा उपयोग कर ले। इस सम्मेलनमे दक्षिण भारतके 
सभी भागोके प्रतिनिधि आये है, लेकित उनके अछावा यहाँ और भी लोग आये हुए 
है, इसलिए में केवल प्रतिनिधियोके वास्तविक कामकी बातोपर बोलने के बजाय 
अस्पृश्यता-निवा रण-आन्दोलनके विषयमे अपने कुछ सामान्य विचार 'प्रकट करूँगा। 
और ये सामान्य विचार में सवर्ण हिन्दुओके सोचने-समझने के लिए व्यक्त करूँगा। 
उन्हे समझ लेना चाहिए कि यह अस्पृर्यता-निवारण-आन्दोलून भारतके अन्य वतमान' 
आन्दोलनोसे' बिलछकुल भिन्न है। जहातक मेरा और हरिजन सेंवक-सघका सम्बन्ध है, 
में यह कह सकता हूँ कि यह अस्पृश्यता-निवारण-आन्‍न्दोलन कोई राजनीतिक आन्दो- 
लन नही है। इसी तरह हरिजनोकी मात्र आथिक स्थिति सुधारना भी इसका उद्देशय 
नहीं है, ओर न केवकछ उनका सामाजिक पुनरुत्थान ही। पर इसका मतलूब यह नहीं 


१ यह हरिजनमें “द इनवाडेनेस ऑफ हरिनन मूवमेंट ” ( दइरिजन मान्दोलनकी आध्यात्मिकता ) 
शीष कसे छपा था। 
२ तारीख हिन्दूसे ली गई है। 


भाषण हरिजन-सेवक सम्मेलन, कगेरीमें ३९ 


कि हरिजनोकी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक उन्नति हमारा छक्ष्य नही है। 
हम उनकी सब प्रकारकी उन्नति चाहते है। अगर हम सचाई और ईमानदारीसे 
काम करेगे, तो हमारे प्रयत्नोके फलस्वरूप इन दिद्याओमें तो उनकी उन्नति होना 
निश्चित है। 

पर हमारा उद्देय इन सबसे, जिनके विषयमे मैने आपसे अभी कहा है, 
बिलकुल ही भिन्न है। वह यह है अस्पुश्यता हिन्द-धर्म पर छूगा हुआ एक कलक 
है। जिस तरह भी हो हमे इसे मिटाना ही चाहिए। अस्पृव्यता वह घातक 
जहर है जिसे अगर समय रहते हमने नष्ट न कर दिया, तो यह हिदू-धर्म का नाश 
कर देगा। 

में जानता हूँ कि आप उपस्थित जनोमे से जो लोग हरिजत-सेवक और प्रतिनिधि 
नही है वे --- बल्कि कुछ सेवको और प्रतिनिधियोको' भी मै इसमें शामिलू कर छेता 
हँं-- मेरी बातके असछी मर्मको नहीं समझते। पर आप समको समझे या न समझे, 
में तो अपने विचारोकों, जिनपर मेरा प्रबल आग्रह है, जरूर प्रकट करता रहेँगा। 

मुझे यह दिखाई दे रहा है कि अगर अस्पृश्यता इसी तरह बनी रही तो 
हिन्द-धम धीरे-धीरे नष्ट होता जायेगा, और में आपको विश्वास दिलाता हैं 
कि अगर मेरी ही तरह आप लोग भी ध्यानसे देखे, तो आप पायेगे कि हिंदू-धर्मका 
शरीर जो धीरे-धीरे छीज रहा है, वह इतनी तेजीसे छीजने छगेगा कि फिर 
उसका इलाज करना कार्यकर्ताओके छिए अशक्य हो जायेगा। 

में यह क्‍यों कहता हूँ कि अस्पृश्यता वह अभिशाप है, वह करूूक है और वह 
तेज जहर है जो हिन्दू-धमका नाश करके रहेगा? किसी एक मनृष्यको भी जन्मना 
अस्पृरय समझना हमारी मानवताकी भावनाके विपरीत है। आप अगर दुनियाके धम- 
ग्रन्थोका मनन करें और हिन्दुओकों छोडकर दुनियाकी दूसरी जातियोके आचरणको 
जाँचे, तो मैने जिस अस्पृश्यताकी तरफ अभी आपका ध्यान खीचा है उसकी 
मिसाल आपको कही भी नहीं मिलेगी। में किसी आदमीका उस हालतमे अस्पृरय 
होना तो समझ सकता हूँ जब वह कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसके कारण वह 
खुद ही अपनेको अस्पृश्य महसूस करता हो। किसी नर्सकों ले लीजिए। वह एक 
ऐसे रोगीकी सेवा-शुश्रूषा कर रही है, जो असहाय है, जिसके दशरीरसे खून बह 
रहा है, जिसके कपडे-लत्ते खराब हो रहे है, और जिसे ऐसी बीमारी है कि उसके 
शरीरसे बदबू आ रही है। वह नर्स जबतक ऐसे किसी रोगीकी सेवा-शुश्रषामे 
लगी हुईं है तबतक वह अस्पृश्य है। पर नहा-धो लेने के बाद वह हमारी ही 
तरह स्पृश्य हो जाती है। वह समाजमे सबसे मिलने-जुछूते योग्य ही नहीं, बल्कि 
जो धन्वा वह करती है उसके कारण समाजके छिए आदरणीय और पूजनीय भी 
है। वह हमारे सम्मानकी पात्र है और जबतक हमारे समाजमे कुछ भी श्रेणियाँ 
है, वह बहुत ऊँचे' स्थानकी अधिकारिणी है। 

अब चित्रकी उलटी तरफ देखिए। उदाहरणके लिए, डॉ० अम्बेडकरको ले ले। 
वे दलित जातिके कहे जाते है और उन्हे अस्पृश्य माना जाता है। बुद्धिमे वे हजारो 


४० सम्पूण गाधी वाडूमय 


बुद्धिमान और सुशिक्षित सवर्ण हिन्दुओसे कही ऊँचे है। वे हममें से किसीसे भी 
कम स्वच्छ नहीं रहते। आज *वे कानूनके विख्यात व्याख्याता है। हो सकता है कि 
कल आप उन्हे उच्च न्‍्यायाऊ॒यके न्यायाधीशके पद पर देखे। दूसरे शब्दोमे यो 
कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी सरकारी ओहदा इस देशर्म नही है जिसे 
एक सनातनी ब्राह्मण हासिल कर सकता हो और डॉ० अम्बेडकर चाहे तो उसे 
न पा सके। पर किसी कट्टर ब्राह्ममफणो अगर डॉ० अम्बेडकर छ ले तो वह उनके 
स्पशसे अपवित्र हो जायेगा। उनका अक्षम्य अपराध यही है कि उन्होने एक महार 
(अस्पूरय) परिवारम जन्म छिया है 


अगर हम यह मानने के आदी न होते कि जन्मना अस्पृश्यता भी हिन्दू-धर्मका 
एक अभिन्न अग है, तो हम अपने ही समाजके मानवोके साथ वैसा बरताव न करते 
जैसा आज भी हममे से अनेक लोग उनके साथ कर रहे है। 


मुझे मालूम है कि आज मेने अपने इस भाषणमे आपको कोई नई बात नहीं 
बताई है। में यह भी जानता हूँ कि मैने बिछूकुल यही बात आज की अपेक्षा कही 
अधिक जोशीले शब्दोम पहले कही है। तो भी मैने जो कहा है वह तबतक व्यथ 
नहीं हे और न होगा, जबतक कि अस्पृह्यता-निवारणकी आवश्यकताकी सीवी-सादी-सी 
बातका आपकी समझ या आचरण पर असर नही पडता। 


अस्पृश्यताकी प्रथा सिफे हिन्दू-धर्ममे ही है। न तो इसका बुद्धिसे कोई सम्बन्ध 
हे ओर न शास्व्रोम ही इसके लछिए कोई प्रमाण है। शास्त्रोका जो थोडा-सा अध्ययन 
मैने किया है, और शास्त्रोका गहरा अनुशीलून करनेवालो ने मुझे जो बतलाया है, 
उस सबसे मालम होता है कि हिन्दू-बर्म मे जन्मना अस्पृश्यताके छिए कोई आधार या 
प्रमाण नही है। शास्त्र क्‍या कहते है और क्‍या नहीं, इस चर्चाके लछिए अब भेरे 
पास समय नहीं है। और अपने कथनकी पुष्टिमे आपके सामने शास्त्रोके प्रमाण पेश 
करूँ, यह भी अब मेरे लिए जरूरी नहीं है। अब जरूरी यह है कि अगर आपको 
विश्वास हो कि अस्पृश्यता हिन्दू-धम पर छगी हुई कलक-काछिमा है और इससे 
हिन्दू-धर्मके नष्ट हो जानेका खतरा है तो अस्पृश्यताको हटाने का काम हर हालतमे 
शुरू कर दीजिए। 

आप इसे हटाने के लिए क्या करेगे ” अगर आप सब लोग यह घोषणा करके 
कि अस्पृश्यता, हिन्दू-धमंं पर लगी हुई करूक-कालिमा है, यह समझे कि हमने 
अपना फर्ज अदा कर दिया, तो उसे तो में एक विडम्बना ही कहूँगा। जोशम आकर 
आप किसी हरिजनके पास जाकर उसे छ के और गले भी छगा ले, और बादमे 
उसे बिलकुल भूछ जायें तो यह भी काफी नहीं होगा। आप नित्य हरिजन-बस्तियोमे 
जाये और अपने विश्वासके प्रमाण-स्वरूप वहाँ कुछ हरिजनोकों छू लिया करे -- इससे 
भी काम नहीं चलेगा। 


आपको चाहिए तो यह कि अपने दैनिक आच'रणको आप ऐसे हढाँचेमे ढाल ले 
जिससे जिन हरिजनोके सम्पर्क मे आप आये, उनपर यह स्पष्ट हो जाये कि अब उन 
सबके अच्छे दिन आ गये हैं। 


भाषण हरिजन-सेवक सम्मेलन, कमेरीमें ४१ 


आरम्भ इस तरह कीजिए । अगर आप किसी मादिरमे जाने के अभ्यस्त हो तो 
अपने साथ हरिजनोकों भी ले जायें। पर अगर आप यह देखें कि आपको हरिजन 
भाइयोके साथ मन्दिरमे नहीं घुसने दिया जाता और यदि मेरी ही तरह आपका 
इस बातमे जीवन्त विश्वास हो कि अस्पृश्यता अधम है तो उस मन्दिरसे आप उसी 
तरह दूर रहे जिस तरह आप बिच्छू या आगसे बचते है। तब आप मेरी ही तरह 
विश्वास करेगे कि ऐसे मन्दिरोमे भगवानका वास नहीं है। जगद्विख्यात काशी-विश्व- 
नाथके मन्दिरको में उदाहरणके रूपमे लेता हँ। वह मन्दिर भगवान्‌ विश्वताथका, 
अर्थात्‌ जगत॒के नाथका है, ऐसा मानते है। और फिर भी उन्हीं भगवान्‌ विश्वनाथके 
नामपर आज ये सवण हिन्दू वृष्टतापूवेंक हरिजनोसे कहते है कि ““ इस मन्दिरमे 
तुम लोग प्रवेश नही कर सकते! “ 
में दावा करता हैँ कि मैं किसी कट्टर सनातनी हिन्दूसे कम अच्छा हिन्दू नहीं 
हैँ। हिन्दू-धर्म के तमाम अनुशासनोकों अपने जीवनमे उतारने का मैने अपनी क्षमता-भर 
प्रयत्न किया है। मै मानता हूँ कि मेरी क्षमता अल्प है। लेकिन इसीसे हिद-धम्म के 
प्रति मेरे हृदयमें जो भाव और भक्ति है उसमें कोई कमी नहीं आ जाती। हिन्दू 
धमके प्रति उस पूरे भक्ति-भावके होते हुए भी में पूरी जिम्मेदारीके साथ आपसे 
यह कहता हूँ कि जबतक एक भी हरिजनके लिए काशीके उस मदिरके द्वार बन्द 
है, तबतक उसके अन्दर भगवान्‌ विश्वताथका वास नहीं है, और में इस विश्वासके 
साथ उस मन्दिरम नहीं जा सकता कि वह मन्दिर पुनीत है और न यह आस्था 
ही मेरे मतमे होगी कि वहा भगवान्‌की पूजा-अचना करने से मेरे पाप धुल जायेंगे। 
ऐसे मन्दिरके लिए मेरे हृदयमे पवित्रताकी कोई भावना नहीं हो सकती। और जो 
बात मैने काशी-विश्वनाथके मन्दिरके सम्बन्धम कही है वही बात भारतवर्षके उन 
तमाम मन्दिरोपर भी छागू होती है जिनके द्वार हरिजनोके लिए बन्द है। कहने की 
जरूरत नहीं कि दक्षिण भारतके मन्दिरों पर भी यह बात छागू होती है, जिनमे 
गुरुवायूरका मन्दिर भी शामिक्त है। 
यह तो ईश्वरकी कृपा ही है कि गुरुवायूर-मन्दिरबे' द्वार मेरे लिए बन्द हैं। 
. पर यदि मान लिया जाये कि उस मन्दिरके टस्टी या जो भी वहॉके आपषिकारी हो, 
वे मुझे मन्दिरके अन्दर जाने की इजाजत दे दे तो भी जबतक उसके द्वार हरिजनोके 
लिए बन्द है, मे उसके अन्दर नही जाऊँगा। जबतक आपमे से हरएक व्यक्ति अस्पु- 
” इ्यता-निवारणके कार्यका इस तरह आरम्भ नही कर देता, तबतक हम यह नहीं कह 
सकते कि उसने हृदयसे अस्पृश्यताको दूर कर दिया है। 
यह जो कहा जाता है कि हरिजनोकी बहुत बडी सख्याकों हमारे मन्दिर-प्रवेश 
आन्दोलनमे कोई रुचि नहीं है, इसका कोई महत्त्व नहीं है। आज सवेरेकी ही बात 
है, श्री डिसूजा हरिजनोका एक शिष्टम्ण्डल लेकर आये थे।* उन्होने मुझसे कहा 
कि हरिजनोकों इस मन्दिर-प्रवेश-आन्दोलनमे उतनी दिल्‍ूचस्पी नहीं है जितनी अपने 


१ देखिए पिछका शीष॑क। 


४२ सम्पूण गाधी वाइमय 


राजनीतिक ओर आथिक सुवारकी बातोमें और शायद अपने सामाजिक दर्जेकी 
उन्नतिमे हे। स्वभावत वे कुछ और सोच नहीं सकते। हमारे साथ मिलतने-जुलने, 
और हमारे मन्दिरोम साथ-साथ पूजा-अचना करने की उनकी इच्छा मर गई हे, तो 
उसकी जवाबदेही हमारे ही ऊपर है। 

इसीसे मैं कहता हूँ कि हिंदू-धर्मका ईहइवर उनके लिए सचमुच कोई अस्तित्व 
नहीं रखता। यह सही है कि हिन्दू-धमका ईदवर इस्लाम या ईसाई धर्मके ईश्वरसे 
भिन्न नहीं है। केवल हरएक धमकी पूजा-उपासनाकी पद्धति जुदा-जुदा है। अगर 
हरिजनोको यह सिखाया गया हे कि जिन मन्दिरोमं सवण जाते है वे उनके लिए 
नहीं है, तो जाप उनकी इस उपेक्षाके लिए उन्हें दोष नहीं दे सकते। उनकी इस' 
उपेक्षाका कारण हमारा ही पाप है, हमारा ही वह अकक्षम्य दुव्यवहार है, जो हमने 
उनके साथ किया हे। मन्दिरोके प्रति उपेक्षाका भाव रखने की तो उन्हे आदत 
डलवाई गई है। त्रावणकोर ओर हिदुस्तानके दूसरे भागोके हरिजनोमें अब भी 
मादिरोके अन्दर प्रवेश करने की जो इच्छा बनी हुई हे और दूसरे हिन्दुओके साथ 
समानाविकारका जो दावा वे कर रहे है, यह एक अच्छी ओर सुखकर बात है, पर 
मेरी इस दलीलपर उसका कोई असर नही पडता। 


हरिजनोके लिए मादर खोल देनेका एक ओर पक्ष भी है। वह आपको जरूर 
समझ लेना चाहिए। अगर हरिजनोके लिए आप इस वजहसे अपने मन्दिर खोल 
रहे है कि उन्हे खुलवानेकी हरिजनों की माग है, तो आप कोई बडे महत्त्वका काम 
तहीं कर रहे है। पर अगर आप यह समझकर मन्दिर खोल रहे है कि हरिजनोके 
छिए मन्दिर बन्द रखकर हमने पाप किया हे, तब जरूर वह एक धार्मिक कृत्य हो 
जाता है। हिन्दुस्तान-भरके हरिजन यदि अन्य धर्मोको स्वीकार कर ले, और केवल 
एक हरिजन हिन्दू-समाजके अन्दर रह जाये, तब भी मेरा यह आग्रह रहेगा कि 
हरिजनोके लिए सवण हिदुओको मन्दिरके द्वार खोल देने चाहिए। यह धामिक दृष्टि 
ही हरिजनोके प्रश्नको दूसरे तमाम प्रदइनोरं। एक बिलकुल भिन्न रूप और एक खास 
महत्त्व दे देती हे। अगर हमारा मौजूदा कायक्रमः महज नीतिज्ञता या राजनीतिक 
उपयोगितासे प्रेरित होता, तो उसमें वह धामिक महत्त्व या अभिप्राय' न रहता, 
जो उसका मेरे लिए है। यदि मुझपर सनन्‍्तोषजनक रूपसे यह प्रकट हो जाये कि 
हरिंजनोका राजनीतिक या आथिक उद्धार होने-मरसे वे हिन्दू-समाजम बने रहेगे, 
तब भी में चाहँगा कि मन्दिर तो उनके लिए खोल ही देने चाहिए, और असमानताका 
नताम-निशान तक मिटा देता चाहिए। क्योकि मेरे लिए तो यह प्रायश्चित और उस 
अन्यायके प्रतिकारका प्रइन हे, जो हमने अपने ही बन्बुओके साथ किया है। 


इस प्रकार हरिजनोके दूसरे धर्मोमे चले जाने की वमकीसे बहुतेरे हिन्दुओमे जो 
खलबली-सी मच गई हे उसका हरिजनो के प्रति हमारे कत्तव्यसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है। अगर हम उनकी धर्म-परिवतनकी धमकीसे डरकर अपने कायकी रफ्तार बढा 
देगे तो मन्दिरोंक खोले जाने का वह अथ नही रहेगा, जो मैने अभी बतछाया है। 
पकीन' रखिए, इस प्रकारके उपायोसे हिन्दू-धमकी रक्षा होनेवाली नही है। 


भाषण हरिजन-सेवक सम्मेलन, कगेरीमे ४३ 


हरिजनोसे किसी भी प्रकारके प्रत्यकारकी आशा किये बिता, हम अपने कत्त॑व्य- 
पालनके द्वारा जबतक हिन्दू-धमंकी शुद्धि नहीं करेगे तततक हम उसकी रक्षा कर ही 
नही सकते । हिन्दू-वमकी रक्षाका बस यही एकमात्र उपाय है। हरिजनोके लिए अगर 
आप उपयोगिता या राजनीतिक चालके तौरपर कुछ कर देते है तो इससे यह नही 
कहा जा सकता कि अस्पृश्यताको आपने अपने दिलसे निकाल बाहर कर दिया है। 
आगे ऐसे अनेक अवसर आ सकते हैं जब यह घातक जहर हिन्दुओक॑ सामाजिक 
ढाँचेमे फैठकर इस वेगसे फूट पडे कि हम किकत्तव्य-विमूढ रह जाये। यदि 
अस्पृश्यतापर हमें लछज्जा आती हे तो हमे उसे दूर कर ही देना चाहिए, चाहे 
उसका कोई परिणाम हो या न हो। 

जब सवर्ण हिन्द अपनी उच्चता ओर श्रेष्ठताके अभिमानमे यह कहते है कि 
जब हरिजन शराब पीने, मुदार मास खाने, गन्दे रहने वगैरहकी बुरी आदते छोड 
देगे तब हम अस्पृश्यता दूर कर देगे, तब में अवीर हो उठता हूँ। मान लीजिए कि 
मेरे पिता या माता, या पुत्र या पुत्री कोढी है, तो क्या में यह कह सकता हूँ कि 
जब वे कुष्ठसे मुक्ति पा जायेगे, तभी में उनका स्पश करूँगा? अगर में जरूरतके 
वक्‍त उनकी सेवा नहीं करता, तो मैं अपने और उनके पवित्र पारस्परिक सम्बधकों 
झुठलाता हँ। हरिजनोकी स्थिति इतनी बदतर है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है 
और उनकी इस दुगतिके जिम्मेवार खुद हम हैं। गराब पीने, मुर्दार मास खाने और 
उनकी दूसरी गन्दी आदतोकी सीबी जवाबदेही हमारे ही ऊपर है। इसलिए, अगर 
हम सच्चे है तो हमे अपने हरिजन भाइयोको, बावजूद उनकी त्रुटियोके, गले लगाना 
ही होगा। और मुझे आशा है,-- और यह आशा निराधार नहीं है-- कि हरिजनोको 
आप जब अपना भाई-बन्धु मानने का रुख अख्तियार कर लेगे, तो उसी दिन वे अपनी 
गन्दी आदते छोड देगे। इस दिश्ञामे जिन लोगोको अनुभव है, वे मेरे इस कथतको 
पुष्टि कर सकते है। इसलिए यह पहली आवश्यकता है कि सवण हिन्दू अपने हृदयको 
शद्ध करे और हरिजनोके प्रति उतका जो रुख चला आ रहा है, उसे बदले। 

क्रृपाकर मेरे सामने ऐसे निराशा-भरे मामले पेश न कीजिएगा जब आपने तो 
हरिजनोको अपनाया हो और ' उन्होने सुधरने से इनकार कर दिया हो। 

पर यह एक चेतावनी देने के बाद अब में खुद अपनी साक्षी देवा चाहता हूँ। 
में ऐसे एक भी हरिजनकों नहीं जानता जिसे किसी सवण हिन्दूने अपना लिया हो 
और उसने अपने-आपको ते सुवारा हो। सचम्‌च, अन्यथा हो ही नहीं सकता। उस 
हरिजनको तो परिवतन इतना अच्छा छगेगा कि उसकी सचाईमे भी उसे सनन्‍्देह 
होगा। पहलेसे अच्छे वातावरणमे रहने का उसका अपूर्व अनुभव उसकी शराब पीने 
या मर्दार मास खाने की तहूबको छडा देगा। और जहाँतक सफाईका सवाल है 
जितनी सुविधाएँ मिलेगी, उतना ही वह सफाईसे रहने लगेगा। यह तो सवण 
हिन्दुओका निरा दुराग्रह है कि वे हरिजनोकी गन्दगीकी दलीले देते रहते है, ताकि 
खुद उन्हे सही रास्तेपर न चलना पडे। 

में अब अपना भाषण आथिक पहलकी बात लेकर समाप्त करता हूँ। हरिजनोके 
प्रति हरएक सवण हिन्दूका क्‍या कत्तंव्य है, इस सम्बन्बमे अपने विचार मेने आप 


४ सम्पूर्ण गाधी चाडमय 


लोगोके सामने ठीक-ठीक रख दिये है। इसके अलावा और भी बहुत-कुछ है जिसे 
सवर्ण हिन्दू अपने निजी आचरणमे उतार सकते है। 


लेकिन में यह जानता हूँ कि यहाँ एकत्रित हुए सदस्यों या प्रतिनिधियोमे आपसमे 
यह॒ चर्चा होगी कि हरजिन सेवक संघोका काम बगैर रुपये-पैसेके कैसे चलाया 
जाये । ऐसे प्रतिनिधियोकों में बता दू कि इस आशकाका कारण उनमे श्रद्धाकी कमी 
है। हमे दस-पाच सवर्ण हिन्दुओके हृदयको नहीं, बल्कि छाखो-करोडो सवर्णोके हृदयकों 
पिघलाना है। हालाँकि हम कगाल है, तो भी हमने यह कभी नही देखा कि कोई 
हिन्दू-मन्दिर पैसेकी कमीके कारण बन्द हो गया हो। मैं चाहता हैँ कि आप लोग 
इस रहस्यको जरा समझिए। इस मिथ्या विचारमे मत रहिए कि छाखो-करोडो हिन्दू 
अपने मन्दिरोको केवल अन्ध-विश्वासके कारण पैसा देते है। इस बातमे आशिक सत्य 
हो सकता है। पर वह आशिक सत्य ही होगा। अधिक सत्य तो यह है कि जो 
लोग इन मन्दिरोमे रुपया-पैसा, चावल, नारियल, सुपारी आदि चढाते है वे इस श्रद्धाके 
कारण ही ऐसा करते है कि वे एक पुण्य-काय कर रहे है। वह श्रद्धा कैसी है 
उसे शब्दोम नहीं समझाया जा सकता। और अगर आप इस आचरणको मूढ-विश्वास 
कहे तो में आपको बतछा दूँ कि न तो आप खुद अपने प्रति, न हिन्दुस्तानके प्रति 
और न मनुष्य-जातिके ही प्रति याय कर रहे होगे। मै जानता हूँ कि मूढ-श्रद्धा 
बहुत पुरानी चीज हो गई है। इस अन्ध-विश्वासके बहुत-से दानवी रूपोको ईर्वरने 
बहुत समधतक ढीछ दी हे, पर कितनी ही लम्बी उनकी आयु क्यो न हो, काल- 
चक्रके सामने तो वह कुछ भी नहीं है। बडा सत्य तो यह है कि जो श्रद्धा छाखों 
मनुष्योको प्रेरित करके मन्दिरोमे ले जाती है, उसमे नि सन्देह कुछ-न-कुछ पवित्रता 
और सचाईका अछ अवश्य है। अगर आपको उन मूक मानवोकी पवित्र भावनामे 
विश्वासः है जो इन मन्दिरोका पोषण करते है, और यदि आपको अपने उद्देश्यमे 
विश्वास है, तो आपमे से हरएक व्यक्ति छोटा-छोटा मन्दिर बन जाये, और जनतासे 
पेसा या चावरू इकट्ठा करे। 

अगर आप लोग निश्चित होकर इस धोखेमे बेठे रहेगे कि घनश्यामदास' बिडला- 
जेसे चन्द करोडपति हमेशा हमारे कामके लिए रुपया भेजते रहेगे, तो में आपको 
यकीन दिलाता हैँ कि आपका यह आन्दोलन निरचय ही असफल हो जायेगा। आप 
लोग तबतक इस आन्दोलनको सफल नहीं बता सकेंगे, जबतक आप छाखो-करोडो 
मूक भाइयोके पास जाकर उनसे एक-एक पैसा या एक-एक मूटठी चावल उनके 
इस विश्वासके चिह्तस्वरूप, कि अस्पृश्यताके पापसे उन्हे मुक्त हो ही जाना चाहिए, 
माग-माँगकर इकट्ठा करने की जरूरत महसूस नही करेगे। 

अगर सफलह्ूता आपको देरसे मिले तो कोई परवाह नहीं। चाहे इस कामके 
सफल्ल होने मे कुछ वष छगे या चाहे युगो लग जाये, आपको इस बातमे तो असीम 
श्रद्धा रखनी ही चाहिए कि सवर्ण हिन्दुओका हृदय बदलने और हिन्दुओके घर-घर 
अस्पृश्यता-निवारणका सन्देश पहुँचाने का यही एकमात्र मार्ग है। आप यह जान के कि 
समय कभी भी सत्यके मार्गमे बाधक नहीं होता। और यह बिलकुल पूर्ण सत्य है कि 


पत्र बालकृष्ण भावेकों ४५ 


आपको अस्पृश्यतासे छुटकारा पाना ही होगा, नहीं तो नाश अवश्यम्भावी हे। अधीर 
सिर्फ वे ही लोग हुआ करते है जो एक ऐसे कामको सहारा देते हे जिसकी सत्यताम 
उन्हें सन्देह होता है। आप तो यह आस्था रखिए कि जिन तमाम प्रबल शक्तियोने 
हमारे विरुद्ध व्यूह बना रखा है, वे नष्ट हो जायेंगी, और हमारा यह आदोछन 
हिदू-धमको शुद्ध करता रहेगा। अगर आप आशा, साहस और श्रद्धा छोड बैठेगे 
तथा सतत जाग्रत न रहेगे तो छोगोको आप यह दोष नही दे सकते कि वे आपको 
पैसा नही दे रहे हैं। इस आन्दोलनका अन्त बाहरी शक्तियोके कारण नहीं, किन्तु 
उसकी भीतरी कमजोरियोसे ही होगा। हरएक कार्यकर्ता इस प्रइदनको इसी दष्टिसे 
देखे, यही मेरी प्रार्थना है। 

[अग्रेजीसे | 

हरिजन, २०-६-१९३६ 


४५ पत्र . बालक्ृष्ण भावेको 


बगलोर 
११ जून, १९३६ 
चि० बालकृष्ण, 

जब तुम आबोहवा बदलने के लिए जाते हो या अन्य उपचार कराते हो तो 
मुझे स्वप्तमे भी यह विचार नहीं आता कि तुम्हे जीनेका मोह है। शरीर धमंक्षेत्र 
है और समुचित प्रयत्न करके उसे बनाये रखना हमारा कत्तंव्य है और इसीलिए ये 
सब उपचार करने चाहिए। तुम्हे भटकाने का एक कारण यह भी है कि मुझे तुमसे 
प्रभूत सेवा छेनेका लोभ है। जबतक कमजोरी बनी हुई है तबतक जहा भी रहोगे 
तुम्हे दूसरोकी सेवा लेनी ही पडेगी। यह सब नम्नतापूर्वेक भगवान्‌के नामपर होने 
देने मे मुझे कही कोई दोष नजर नहीं आता। इसके पीछे भी यही तो भावना है 
न कि यदि भगवान्‌ तुम्हे स्वास्थ्य देगा तो उसका उपयोग सेवाके लिए ही किया 
जायेगा। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम्हे किसी भी तरहकी चिन्ता करके अपने 

स्वास्थ्य-सुधारम बाधक नहीं बनना चाहिए। 


गुजरातीकी नकलसे प्यारेलार पेपलत, सौजन्य प्यारेछाल 


४६ पत्र * बलल्‍लभको 


११ जून, ९९३६ 
चि० वल्लभ, 
महादेव कछ तेरे दो पत्रोका उत्तर तो सक्षेपर्म दे ही चुके हैं। वललभ नाम 
अच्छा हे। यदि इसके साथ कुछ जोडना हो तो मे दास जोडता ही हूँ। एक तो यह 
प्रत्यय है और दूसरे हमने स्वेच्छासे सेबाधम स्वीकार किया है और साथ ही वर्ण 
विल॒प्त हो चुके है, इसलिए हम शूद्र है। इसके अतिरिक्त वल्लभदास साधुका नाम 
होता है। फिर आश्रम सब लोग परिहासपृवक तुझे स्वामी कहकर भले गाली दे, 
किन्तु बाहर तो केवल वल्छभ या वल्छभदास ही उचित होगा। तू भाई नहीं होता 
चाहता, अत सरदारसे तेरी आधी प्रतिद्वन्द्रिता है। तुम दोनो सेवक तो हो ही। 
वे भले सरदार रहे और तू सदा दास बना रहे। 


गुजरातीकी नकछसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल 


४७ पत्र . रेहाना तेयबजीको 


११ जून, १९३६ 

बेटी रेहाना, 

तुमने तार करके बहुत अच्छा किया। हमारे लेखे तो अब्बा जान सदा जीवित 
है। यह देह तो 'चन्द रोज का तमाशा है। किन्तु उसमे रहनेवाली आत्मा तो 
अमर है। उनकी देहको तो हमने कबत्रम रख दिया। उसके साथ क्षणिक सम्बन्ध 
था। उसमे निवास करनेवाला देहधारी, जिसे हम अपना मानकर प्यार करते थे, 
आज भी हमारी निगहबानी कर ही रहा है। वह सदा हमारे सारे कामोका साक्षी 
रहे। उसकी साक्षी हमें अयोग्य कामोकों करनेसे बचाये। 

अच्छा हुआ कि लरूगभग सारा कुटुम्ब वहाँ था। 

सबको मेरी ओरसे आदवासन देना। मुझे कौन आदइवासन देगा ? हम दोनोके 

बीचका बन्धन तो तू जानती है। 


बापूके आशीर्वाद 
[गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई 


१ नजीर अकबराबादीकी प्रसिद्ध गजलकी भोर श्शारा है। 
४६ 


४८. भेंट : एम० वी० जस्ब॒ुनाथन्‌ को 


११ जून, १९३६ 
गाधीजी ने श्री जम्बुनाथन्‌के ' उर्द-हिन्दी शब्द-कोष बनाने के प्रयासकी सराहना 
की और इस ग्रन्थतों और विस्तृत और सम्पुर्ण बनाने के लिए उनको कुछ सुझाव 
दिये । 
उर्द-हिन्दी-विवादकी चर्चा करते हुए गाधीजी ने कहा कि यह विवाद इन दोनो 
लिपियोके भेदके कारण नहीं है, बल्कि मौजूदा पीढीके हिन्दुओं और मुसल्‍ूूमानोकी 
मनोवृत्तियां इसका कारण हें। 
[ अग्रेजीसे,| 
हिन्दू, १३-६-१९३६ 


४९ प्रदनोत्तर . हरिजन-कार्य कर्ता सम्मेलन, कगेरीमें' 


[११ जून, १९३६ | 
प्रन्‍त्त आप अपने भाषणमें  सन्दिरोके बारेमें दायर कुछ ज्यादा सख्त बोल 
गये हैं। कट्टर सवर्णोको रंगता है कि उनके सन्दिरों पर हम लछोगोकी अरद्धा नहीं 
है, और अपने भाषणमें आपने जो विचार प्रकट किये हे उनसे उनकी इस धारणाको 
समर्थन ही सिलेगा। 
उत्तर सवर्णोकोी छगता है कि उनके मन्दिरों पर हमारी श्रद्धा नही है, ऐसा 
कहकर तो आप उसी बातको स्वीकार कर रहे है जिसका खण्डन करना चाहते हैं। 
वे मन्दिर जैसे उनके है, वैसे ही हमारे है। मैने तो अपने विचार उन लोगोके' लिए 
प्रकट किये थे जिनकी .मन्दिरों पर श्रद्धा है। यह कहकर कि जिन मदिरोके द्वार 
हरिजनोके छिए बन्द है, उनका ईदवरने परित्याग कर दिया है, हम सवर्णोमे कोई 
वैरकी भावना पैदा नहीं कर रहे है। क्योकि वहाँ जो ईश्वर है वह तो हमारा 
बनाया हुआ ईश्वर हे। अगर वहाँ स्वय ईदवर हो तो वह यह कहेगा - मूर्खो, क्‍या 
तुम' मुझे घट-घटमे समाया हुआ नहीं देखते ? ” किन्तु ईश्वर तो इतना कृपाल है 


१ मैयर विश्वविद्यालयके 

२ महादेव देसाईके “वीकलछी छेथर ” (साप्ताईिक पत्र ) से उद्धत। 

३ महदिव देसाईकी दस्दलिखित डायरीसे। 

४ देखिए “भाषण दरिजन-सेवक सम्मेलन, कंगेरीमें”, १० ६-१९३६। 


४७ 


है 


४८ सम्पूण गाधी वाडूमय 


कि वह यह भूछ जाता है कि हम मूर्ख है, और सोचता है कि हम लोगोने अपने 
अतरके पापोको मिटाने के लिए ही मन्दिरोमे उसकी प्रतिष्ठा की है। पर जब हम 
देखते है कि अपने मन्दिरोमे हमने जिस ईइ्वरको प्रतिष्ठित किया वह अपने भक्तोके 
एक वगको अस्पृश्य मानने देता है तब तो हम यही कहेगे कि उसने ऐसे मन्दिरोका 
परित्याग कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमे उन मन्दिरोमे जाना ही 
नही चाहिए जिनमे हरिजन प्रवेश न कर सकते हो। पहले हम अपने कुटम्बके 
लोगोको समझाये, और इसके बाद दूसरोकों भी यही सलाह दे। 


प्र० क्‍या हरिजन-सेवक सघ वतमान जात-पॉतके खिलाफ लड सकता है? 
कारण, जबतक यह जात-पॉत नष्ट नहीं हो जाती, तबतक अस्पृब्यताका दूर होना 
असम्भव है। 


उ० अस्पृश्यता तो सम्पूर्ण रूपसे नष्ट होनी ही चाहिए, पर जहाँतक सघका 
एक सस्थाके रूपमे सम्बन्ध है, हमने उसका काम केवल इतना ही रखा है कि वह 
उप्र ढगगकी अस्पृश्यताकों दूर करने के लिए प्रयत्न करे। इसछिए हम अभी शुरूमे 
जात-पाँतसे जूझना नहीं चाहते, हालाँकि सघके अधिकाश सदस्य व्यक्तिगत रूपसे 
रोटी-बेटी व्यवहार-सम्बन्धी जात-पॉतकी रुकावटोमे विश्वास नहीं करते और ऐसे 
तमाम प्रतिबन्धोको उन्होने खुद तोड डाला है। 

प्र» क्‍या कभी किसी समय हमें जात-पॉत पर हमला करना होगा? 

उ० क्यो नहीं” हम अपनी मर्यादाएँ स्वीकार करते हैं और इस तरह 
अपनी प्रगतिके वेगको हमने खुद ही रोक रखा है। जब हममे विश्वास आ जायेगा 
तब हम सघके सिद्धान्त हेरफेर कर सकते है, और एक कदम और आगे बढ सकते 
है। जैसा मेने कहा है, छोग व्यक्तिगत रूफसे तो आगे बढ ही चुके है। जहाँतक 
रोटी-बेटी व्यवहार-सम्बन्धी प्रतिबन्धोका सवाल है, वे वर्णाश्रम धर्म के अग नही 
है। रोटी-बेटीका व्यवहार तो व्यक्तिगत चीज है। किन्‍्ही खास व्यक्तियोके साथ 
भोजन या विवाह करने या न करने के लिए कोई शास्त्र मुझे बाध्य नहीं कर 
सकता। आपसे तो मेरा यह आग्रह है कि हमारे निजी आचरण और सघकी 
नीति (जो उसके विधानके अनुसार ही बदली जा सकती है) के बीच जो मौलिक 
भेद हो, उसे आप समझ ले। 

प्र०. वर्तमान जागृतिके फलस्वरूप, कई जगह हरिजनोने मुर्दा जानवरोको उठाने- 
फेंकनेका काम छोड दिया है, और कई जगह तो हरिजन-सुधारकोको अपने हरिजन 
भाइयोसे यह काम केवल इसलिए छोडने के लिए कहना पडा है कि मसुर्दार मास खानेकी 
उनकी आदत छुडवाई जा सके। इसपर कई जगह उन्हे सबर्ण हिन्दुओके क्रोधका 
शिकार भी होना पडा है, जिन्होंने उनके बहिष्कारकी घोषणा करके उनको तमाम 
सामाजिक सुविधाओको रोक दिया है। गाघीजी से पूछा गया कि ऐसी हालतमें 
हरिजन-सेवक क्‍या करे! 


प्रशनोत्तर हरिजव-कार्यकर्ता सम्मेलन, कगेरीमे ४९ 


उ० जहाँ-कही भी ऐसा हो, हरिजनोकी रक्षा करना हमारा फज है, और 
अगर उनकी जिन्दगी दूभर बना दी जाये, तो किसी ऐसे स्थानपर जा बसने में हमें 
उनकी मदद करनी चाहिए, जहाँके लोग अधिक उदार हो। लेकिन हरिजन-सेवकोके 
लिए सबसे अच्छा तो यही है कि वे सुधारवादी विचार रखनेवाले सवर्णो्म ही, 
जिनमें वे स्वय भी शामिल है, ऐसे व्यक्ति खोज निकाले जो खाहू साफ करने और 
चमडा कमाने का काम करने को तेयार हो। ऐसे चर्मालय तो मौजूद है ही जहाँ मूर्दा 
जानवरकी खाछ उतारने से छेकर चमडा कमारनेतक की सब क्रियाएँ सिखाई जाती 
है। अगर अनेक सवण यह काम करने के लिए तैयार हो जाये, तो फिर जाग्रत 
हरिजन इस काममे सकोच न करेगें। लेकिन अगर वे इस कामको छोडकर कोई 
ओर काम करना चाहे, तो इसका उन्हें हर प्रकारसे अधिकार है। अत जहाँ कही 
वे इस कामको न करना चाहे वहाँ खूद हमें ही इसे करने का जिम्मा ले छेना 
चाहिए। इस काममे प्रतिदित धनकी कितनी भीषण बर्बादी हो रही हे, यह हमें 
सर्व-साधारणको महसूस कराना चाहिए। अगर हम मुर्दा जानवरकी खालऊछ उतारने 
आदिका तरीका जानते, तो हमे मालूम होता कि जर्जर और भूखों मरते हुए 
जानवरके जिन्दा रहते हम जो आमदनी होती है, उसकी बनिस्बत मुर्दा जानवरसे 
प्राय ज्यादा ही आमदनी हो जाती है। क्योकि मुर्दा जानवरके माससे उम्दा खाद 
बन सकती है, उसकी हड्डियोको सिर्फ जाकर बढ़िया खाद बनाई जा सकती 
है, तथा उनसे बटन, मूठ आदि भी बनाई जाती है, उसकी चर्बी, जो आसानीसे 
सुरक्षित रखी जा सकती हे, कई कामोमे उपयोगी होती है, और उसकी आते 
धुनकी तथा वाद्य-यन्त्रोकें छिए ताँत बनाने के काम आती है। 

प्र० लेकिन, हमारे यहाँ तो एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। हमारे यहाँ 
हरिजनोका जोर है और उन्होने सामाजिक बहिष्कारतक का मुकाबला करने का निश्चय 
कर लिया है। ऐसे हरिजन बहुत थोडे हे जो जानवरोकी लाशोकों ठिकाने लगाने 
आदिके काम जारी रखने के पक्षसें हे। बताइए, में उन्हें क्‍या सलाह दूँ? 

उ० नि सन्‍्देह उन्हे अपना धन्धा जारी रखने की स्वतन्त्रता रहनी चाहिए। 

प्र». खुद अपनी ही जातिवालो से बहिष्कारका खतरा हो तो भी? 

उ० नहीं। हमे जातिमे फूट नहीं पडने देनी चाहिए। 

प्र० क्‍या हमने सन्दिर-प्रवेश विधेयककों छोड दिया है? क्‍या हम उसे फिर 
नहीं उठा सकते ? 

उ० हमने उसे छोडा नहीं है। जेसे ही परिस्थिति उसके अनुकूल होगी वैसे 
ही उसे फिर उठाया जायेगा। 

प्र० प्रचारके लिए क्‍या बजटमें और गुजाइश नहीं रखी जा सकती ? 

उ० नहीं। मेरा बस चले तो बजठकी ५ प्रतिशत रकम भी प्रचारके छिए 
खर्चे करने की इजाजत न दूँ। लेकिन आपको अगर प्रचार-कार्यपर रकम खचे 
करनी ही' हो, तो आपको खास तौरसे उसीके लिए अछगसे रुपया एकत्र करता 
चाहिए। मगर तब भी सघ आपसे उस खचचेका पाई-पाईका हिसाब माँगेगा ही। 

६३-४ 


५० सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


प्र* खुद हरिजनोमें ही जो उप-जातियाँ हे और छुआछत है, उससे हमारे 
काममें बडी भारी रुकावट पडतों है। इस बाधाको हम केसे दूर करे? 

उ० खुद हमारे अन्दर जो उप-जातियाँ और छुआछत मौजूद है उसको दूर 
करके | हरिजन तो अपने माछिकोकी नकलर-भर कर रहे है। हमने उन्हे गुलाम-जैसा 
बनाकर रखा है और अपनी नकछकू करना सिखाया है। और यह तो आप जानते 
ही है कि नकल करनेवारा असलसे भी बढ जाता है-- अर्थात्‌, उसे विकृत बना 
देता है। 

प्र>. क्‍या आप यह खयाल नहीं करते कि विदलेषण किया जाये तो सारी 
हरिजन-समस्या आखिर एक आर्थिक समस्या ही है, और ज्यों ही आप हरिजनोकी 
आर्थिक स्थिति सुधार देंगे त्यों ही यह समस्या अपने-आप हल हो जायेगी ? 

उ० नहीं। आप आथिक समस्याकों हल कर भी दे तो भी उससे हरिजन- 
समस्या हल नहीं होगी। हरिजन-समस्या तो हिन्दू-धर्ममे मौजूद एक रोगको दूर 
करने की समस्या है, और वह आथिक हलसे दूर नहीं होगा। डॉ० अम्बेडकरको ही 
लीजिए। आधिक दृष्टिसे वे हममे से अधिकाशसे अच्छे है, फिर भी माने तो अछुत 
ही जाते है। 

एक कार्यकर्ता, जो मूतिभजक मालूम पडते थे, हरिजनोमें प्रचलित कुछ पूजा- 
विधियों -- यहाँतक कि राम और क्ृष्णकी भी पूजा -- के बहुत खिलाफ मालूस 
पडे। बडे भोलेपनसे उन्होने कहा “मे जानता हें कि और तो और, जब वे राम 
और क्ृष्णकी पुजाका नाम लेते हे तब भी वे पेड-पत्थरो-जेसी जड वस्तुओकी ही 
पुजा करते हे। और राम या क्ृष्णकी पूजा भी सुझे स्पन्दित नहीं करतो, चाहे वे 
कितने ही महान्‌ रहे हो। क्‍या में हरिजनोसे यह न कहूँ कि सेरी तरह वे भी 
आपको ही अवतार सानें और आपकी हो पूजा करे ? ” 

जो लोग वहा मौजूद थे उन सबकी हँसीके बीच, गाधीजी ने शान्तिके साथ 
कहा 

यही कठिनाई तो मेरे सामने मौजूद है। तुम्हे जानना चाहिए कि में तो एक 
मिट्टीका पुतला ही हूँ, और जिन महापुरुषोसे तुम्हे विरक्ति होती हे वे ही मेरे 
लिए पूज्य आदश है। 'राम और क्ृष्णके नामसे ही मुझमे आशाका सचार हो उठता 
है। अत में तुम्हे सलाह दूँगा कि तुम अपने अवतारको, अर्थात्‌ मुझे टुकडे-टुकडे कर 
दो। राम और क्रृष्णकी निन्‍दा करने से तो यह कही अच्छा होगा, क्योकि उनकी 
निन्‍दा करना तो मानो हिन्दुत्त और धर्मंपर आघात करना है। 

# छेकिन रास और कृष्ण थे तो आखिर मनुष्य ही।” 

तुम समझते हो कि में ऐसा बेवकूफ हूँ कि सदियों पहले हुए उन्हीं राम 
और क्ृष्णकी पूजा करूँगा? में तो उन राम और कृष्णकी पूजा करता हूँ जो 
आज मौजूद है, जो सदासे मौजूद रहे है, जो मेरे अन्तरतमके विचारोको जानते है 
और मेरी गलतियोकों हमेशा सुधारते रहते है। अगर मुझे इस बातका विश्वास 


बातचीत एक हरिजन दम्पतिके साथ ५१ 


न होता कि मेरे अगछ-बगलछ दोनो ओर राम और कृष्ण मौजूद है, तो श्री क, 
ख तथा तुम-जैसे प्रइनकर्त्ताओंके कारण में पागल न हो गया होता ? 

“ लेकिन “, श्री राजगोपालाचारीने कहा, “इस स्पष्ठीकरणसे शायद ही काम 
चले। इस स्पष्टीकरणसे तो, सम्भव है, आपको अवतार सानने का उतका भाव और 
दृढ ही होगा। 

अच्छा, तब तो मेरे नौजवान भाई, मुझे तुम्हे यह याद दिलाना आवश्यक है 
कि अगर तुम्हारा पक्का विचार है कि में एक अवतार हूँ, तो में तो एक-न एक 
दिन मरूँगा ही। तब, क्‍या तुम्हारे लिए ईश्वर भी नहीं रंह जायेगा? 

लेकिन ईसाई भी तो ईसामसीहकी पूजा करते हे? 

तुम्हे जानना चाहिए कि ईसाई छोग जिस ईसामसीहकी पूजा करते है उसका 
पुनजेत्म हुआ था। इसी प्रकार राम और क्ृष्णकी पूजा करनेवाले उन्हीं राम और 
कृष्णकी पूजा करते हैँ जो तुम्हारी अपेक्षा, या कमसे-कम मेरी अपेक्षा तो निश्चय 
ही अधिक जीवन्त है। वे अब भी जीवित है, और अनन्त कारूतक जीवित रहेगे। 
अगर राम और ऋष्णकी पूजा तुम्हे न भाती हो, तो तुम्हे चाहिए कि हरिजनोकों 
हिन्दू-बम छोड देने की सझछाह दो, क्योकि मुझे इस बातका पक्‍का विश्वास है कि जो 
आदमी राम और क्ृष्णको ईश्वरके रूपमे नही मानता वह हिन्दू नहीं है। जो मुसलू- 
मान यह कहे कि कलमेम मेरा यकीन नहीं है उसे मुसलमान अपने बीचसे भगा 
देगे। अत मुझसे यह मत पूछो कि क्या में उत' रामकी, जिन्होने शम्बूकका वध 
किया, और उन क्ृष्णकी, जिनके बारेमे तरह-तरहकी कथाएँ प्रचछित है, पूजा करता 
हूँ। में तो जीवन्त राम और कृष्णकी पूजा करता हूँ, जो सत्य, शिव और पर्णताके 
अवतार है। 

[ अग्नेजीसे | 
हरिजन, ४-७-१९३६ 


५०. बातचीत - एक हरिजन दसम्पतिके साथ” 


[१२ जून, १९३६ था उसके पूर्व [' 
गाधीजी को यह पता नहीं था कि वे हरिजन है, सो उनको देखकर उन्होने पूछा 
तुम' दोनो विवाह करके आ रहे हो ? तो फिर मेरे लिए क्या छाये हो? 
“इस आपके लिए थे फूल छाये हे”, दुल्हेने कहा। 
लेकिन फूलोसे तो काम नहीं चलेगा। विवाह करके तुम लोग मुझे कोरे 

फूलोसे सन्तुष्ट करना चाहते हो ? 


१ मद्ददेव देसाईके “वीकलो छेटर ” (साप्तादिक पत्र) से उद्धुत । 
२- साधन सत्रके अनुसार यद्ध और इससे अगरी बातचीत बगलछोरमें हुई थी, जहाँ गाधीजी १२ 
जून, १९३६ तक रहे थे। 


५२ सम्पूर्ण गाधी वादूमय 


महात्माजी, हम आपके लिए अगूर भी तो छाये हें। 

अगूर तो खट्टे है, अत न तो में तुम्हारे ये अगूर स्वीकार कर सकता हूँ 
और न ये फूल। जाओ, तुम दोनों आपसमे सलाह करो और फिर मुझे बताओ 
कि गरीब हरिजनोके लिए तुम मुझे क्‍या देना चाहते हो। 

“४ हम तो खुब ही हरिजन हे महात्माजी ”, उन्होने कहा, और श्री रामचन्द्रने 
उनकी तरफसे उनका परिचय देते हुए कहा  बापूजी, यह हमारे दीवान बहादुर 
श्रीनिवासनके पोत्र हे ।” 

गाधीजी एक क्षणके लिए कुछ विचारमें पड गये। वे शायद यह भूल गये 
थे कि दीवान बहादुर हरिजन हे। फिर उन्होने कहा 

ठीक है, में समझ गया। तब तो तुम्हे नही, बल्कि मुझे कोई चीज तुम्हे देनी 
चाहिए। 

हमे आप अपना आशीर्वाद दीजिए। 

सो तो में देता ही हूँ। अब मुझे यह बताओ कि तुम हिन्दू-धमके अन्दर सुखी 
हो या इस कमबरुत धर्मको छोड दोगे ? 

हम इसमें पुरी तरहसे सुखी है, हम इसे कभी नही छोडेगे। 

तो में यह घोषणा कर दू कि दीवान बहादुर श्रीनिवासनूका पौत्र और 
पौत्र-वध्‌ हिन्दू-धमके अन्दर सुखी और सन्तुष्ट है? 

अवश्य कर दीजिए । हम लोग पुरी तरहसे सुखी हे। 

“ हम आपके चरणोका स्परं कर सकते हे?” यह कहकर दोनोने पैर छुए 
और गाधीजी ने खूब प्यारसे उनकी पीठ ठोकी -- अपने अत्यन्त नजदीकियोकों 
आशीर्वाद देनेका उनका यही प्रिय तरीका है। 

| अग्नेजीसे | 
हरिजन, २७-६-१९३६ 


५१, बातचीत : एक पोलिश छात्रसे'" 


[१२ जूत, १९३६ या उसके पृव | 
[ छात्र | ग्रामोद्धारसें मेरी गहरी दिलचस्पी है।. में एक स्कूल है, 
जिसका सचालन कंथलिक पादरी करते हे। इस फोंटोकी  बिक्रीसे सिलनेवाले पेसेसे 
में उस स्कूलकी मदद करूँगा। 
फोटो लोठाते हुए गाधीजी ने कहा 


१ महादेव देसाईके “वीकछी छेटर” (साम्त्राहिक पत्र )से उद्धुत्त । 
२ साधन-सूत्रमें ही यहाँ छूट है। 
३ जिसपर वह छात्र गांधीजी के दृस्ताक्षर चाइता था। 


बातचीत एक पोलिश' छात्रसे रे 


अच्छा, यह तो बात ही बिलकुल अरूग है। आप मुझसे यह अपेक्षा तो नहीं 
करते कि मैं वर्मान्तरणके काममे पादरियोका समर्थन करूँ? वे क्‍या करे' है, यह 
तो आपको मालूम होगा ? 

और इसके बाद उन्होने उसे तिरुचेनगोडुके पासके तथाकथित धर्मान्तरणका 
किस्सा बताते हुए कहा, वहॉँके हिन्दू सन्दिरकों अ्रष्ट किया गया, तोडा-फोडा गया, 
अन्तर्राष्ट्रीय धर्म-सघ (इन्टरनेशनल' फेलोशिप ऑफ फेथ्स)के लोगोने मुझसे अनुरोध 
किया कि इस घटनाके बारेसे से कुछ न लिखूँ, क्योकि वे लोग बीच-बचाव करने की 
कोशिश कर रहे थे, अन्तमें मुख्यतः ईसाइयोसे बनी उस सस्थाके बीच-बचाव करने 
का भी कोई नतीजा नहीं निकछा और तब मुझे हरिजन ' में उसपर लिखने की 
छठ दी गई। लेकिन मेने जान-बूुझकर उस विषयपर कुछ नहीं लिखा क्योकि अगर 
लिखता तो उससे उत्तेजना फेलनेका डर था। 

इसपर उस छात्रनें कहा “लेकिन मेने जिन पादरियोका उल्लेख किया है वे 
तो ऐसे लोगोके बीच काम कर रहे हे जो बहुत पहले ईसाई बन चुके हे। 

सो तो ठीक है, लेकिन वे लोग नयी-नयी खुराफाते करते रहते है। मेरी समझमें 
नही आता कि एक उदात्त धर्मके माननेवाले छोग एक ही धमके अनुयायियोके दो 
वर्गोके बीच विनाशकारी झगडे खडे करनेमे मदद क्यो दे। 

लेकिन सेने तो खुद ही एक धर्मको छोडकर ईसाई धर्मको अपनाया है। इस 
धर्मने मुझे कितना सुख और सन्‍्तोष दिया है इसका में वणन नहीं कर सकता। 

आपकी बात में समझता हूँ। आप एक ऐसे ईसाईकी भाषाका प्रयोग कर रहे 
है जिसने सच्चे मनसे ईसाई धर्मको ग्रहण किया है। आप एक हृदयवान व्यक्ति है, 
हृदयके मूल्यकों समझते है। यदि भारतके हरिजन आपके जेसे बौद्धिक तथा आध्या- 
त्मिक स्तरतक पहुँच जाये और उनको अपने मूल पापका वैसा ही बोध प्राप्त हो 
जाये जैसा आपको है तो मुझे इस बातसे बडी खुशी होगी कि वे स्वेच्छासे ईसाई 
धर्मको अपना ले। मेरे बेटने जो तथाकथित धर्मान्तरण करके इस्लामकों अपनाया है 
उसके बारेमे मैने कया लिखा है, वह आपने पढा है? अगर वह शुद्ध ओर पदचात्ताप 
भरे हृदयसे मूसछमान बन जाता तो उससे मेरा कोई झगडा नहीं हो सकता। लेकिन 
जिन लोगोने इस्लामको ग्रहण करने में उसकी सहायता की और जो अब उसके स्वधर्म 
त्यागपर फूले नहीं समा रहे है, उन्होने सिर्फ. उसकी कमजोरीका फायदा उठाया। 
वे इस्छामके सच्चे प्रतिनिधि नहीं है। में सच कहता हूँ कि मुसलमानोके नाम मेने 
जो पत्र छिखा है वह मेरे हृदयरक्त-रूपी स्थाहीमे डुबोई हुई कछमसे लिखा गया 
है। इसी प्रकार अभी मैने तिरूचेनगोड़के जिस धर्मान्तरणका उल्लेख किया है, उसमे 
भी ऐसी कोई चीज नही है जो अन्धकारकों तनिक भी कम करती हो।' 

| अग्रेजीसे | 
हरिजन, २७-६-१९३६ 
१ इसके बाद महादेव देसाधने छिखा है “गाधीजी कैसी गहरी व्यथासे यह सब बोल रहे थे, 


पह उस नौजवानके सामने स्पष्ट था। उसने गाधीजी से हस्ताक्षर देनेका आग्रह नहीं किया और इजाजत 
छेकर चला गया। ” 


५२. सलाह हिन्दी-कार्यकर्त्ताओको ' 


बगलोर 
१२ जून, १९३६ 
गाधीजी ने सेवा-भावसे अनुप्राणित हिन्दी-प्रचारकोकों सलाह दी कि वे बहुत-से 
क्षेत्रोमं काम करने की कोशिश करके अपनी दाक्तिकों बर्बाद न करे, बल्कि जो एक 
काम उन्होने हाथमें लिया है, उसीपर ध्यान दें। 
गाधीजी ने कहा कि किसी भी मनुष्यका, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, केवल 
मातृभाषाके माध्यससे ही पूर्ण मानसिक विकास सम्भव है और जो इस मतसे असहमत 
हो, उन्हे में मातृभाषाका द्रोही समझूँगा। यहॉतक कि यदि सर बेकटरामन भी कहे 
कि थे अपनी शोधोकों मातृभाषामें समझानेमें असमथ हे तो से उनसे कहूँगा कि 
आप अपना नोबल पुरस्कार और नाइटका खिताब अपने पास ही रखे। 
[ अग्रेजीसे | 
हिन्दू, १२-६-१९३६ 


५३ भाषण : हरिजन-कायकर्त्ता-सम्मेलन, कगेरीमें' 


१९२ जूत, १९३६ 


धर्म-परिवर्ततनकी धमकीका खयाल करके हमे कुछ नहीं करना चाहिए, क्योकि 
सिफफ धर्म-परिवत्तनको रोकने के खयारू से आप जो-कुछ करेगे उसका कोई नतीजा न 
होगा, यह निश्चित है। धर्म-परिवतन हो या न हो, हमें तो हरिजन जो कठिनाइयाँ 
भुगत रहे है उन सबको दूर करने के अपने प्रयत्नोको दूना कर देना है। चूकि हम 
भी मनुष्य ही है, इसलिए धर्म-परिवर्ततकी धमकीपर यह प्रतिक्रिया तो हमपर होगी 
ही कि इसे रोकने के लिए हम भी कुछ करे। अत हमें इस तथ्यकों ध्यानमे तो 
रख लेना चाहिए, लेकिन इसके कारण कुछ करना नही चाहिए। क्योकि इसके कारण 
हम अपने प्रयत्न दूने करेगे तो इस धमकीके पूरा होते ही, अथवा यह मारूम पडते 
ही कि यह कोरी धमकी ही है, हम अपने प्रयत्नोमे ढिलाई कर देगे। और ढिलाई 
चाहे किसी भी तरह क्यो न हो, उससे हमारे उद्देश्यको हानि ही पहुँचेगी। हरिजन 


१ लगभग ३० महिलाओं सहित भारतके अनेक भागोसे भाये हुए १०० से अधिक हि दी कार्यकर्ता 
प्रात काल गांधीजी से मिले थे। 
२ मद्ददेव देसाईके “वीकलछी छेटर ” (साप्तादिक पत्र ) से उद्धतत। 


५४ 


भाषण हरिजन-कार्यकर्ता-सम्मेलन, करगेरीमे ५्‌५्‌ 


भी यह समझने छगेगे कि हमारा सारा आन्दोलन पानीका बुलबुछा था और अब 
होना-जाना कुछ भी नही है। छेकिन यह बात नही है। हमारा आन्दोलन तो वास्तवमे 
वामिक आन्दोलन है और राजनीतिक उतार-चढावका उसपर कोई प्रभाव नही है। 
अतएव हमारी ओरसे तो आधिकाधिक समर्पण ही होना चाहिए । लेकिन जब हम 
यह देखे कि हमारे हजारो भाई इस विषयमे बिलकुल उदासीन है और कुछ प्रस्ताव 
पास कर देनेझे सिवा और कुछ नहीं करते, तब हम-जैसे मृट्ठी-भर लोग भला इसके 
लिए क्‍या करेगे ”? कारण चाहे जो भी हो, लेकिन वे महसूस नहीं करते कि ये 
प्रस्ताव व्यक्तिगत रूपसे उनके लिए भी लागू है। बरसो पहले स्वदेशीपर जोरदार 
भाषण दिये जाते थे, किन्तु भाषण देनेवाले यह महसूस नहीं करते थे कि अपने 
कहे पर उन्हे स्वयं अमल करना चाहिए। वे लोग यथासम्भव” शब्दकी आड़ 
ले लेते थे। लेकिन अस्पृश्यताके मामलेम पथासम्भव ' की गुजाइश नही है। अगर 
इसे हटाना है, तो यह पूरी तरह हटनी चाहिए --सब जगहोसे, और उसी तरह 
मादरोसे भी। अत जिन हजारो लोगोने त्रावणकोरम प्रस्ताव पास किये उन्होने 
यदि पूरी गम्भीरतासे ऐसा किया है, तो दुनियामे ऐसी कोई ताकत नही है जो 
हरिजनोको मन्दिरोमे जानेसे रोक सके। इसलिए हममे से जो अस्पृश्यता-निवारणका 
काम कर रहे है, उनके लिए हरिजनोको यह विश्वास करा देता जरूरी है कि हम 
अपने प्रयासम बिलकुछ सच्चे है। मगर मुझे सन्देह है कि यहाँ एकत्र होनेवाले सब लोग 
अपने आचरणमे उतने सच्चे नहीं है जितना उन्हें होता चाहिए। आपमे से अधिकाश 
लोग हरिजनोकी कठिनाइयोको अपनी कठिनाईया नहीं मानते। आप कहेंगे, “हम 
तो उसी हृदतक अस्पृ्यता हटाने में विश्वास करते है जितना कि हरिजत-सेवक सघमे 
बताया गया है।' लेकिन यदि हरिजन-सेवक बस यहीतक, यहाँसे आगे नहीं की 
ओद ले, तो उनके लिए हरिजानोकों अपनी सचाईके बारेमे विश्वास दिलाना कठिन हो 
जायेगा। स्वभावत हरिजन लोग नित्यप्रति होनेवाली प्रगतिका पक्का सबूत चाहते 
है। वे उस ऊँचेसे-ऊचे दर्जतक पहुँचना चाहते है जहाँतक कोई भी हिन्दू पहुँच 
सकता है। इसलिए में आपसे कहता हूँ कि हमारे सामने जो कठिनाइया है उनपर 
विचार किये बगेर आप इस सम्मेलनसे वापस न' जाये। यदि हमारे सब कार्यकर्ता 
दत-प्रतिशतः कत्तेव्य-निर्वाह करने की, स्वेच्छाप्वंक दात-प्रतिशत हरिजन बनने की 
योग्यता रखे तभी हमारा कल्याण होगा। 

किसीको दोष देने की मेरी इच्छा नही है। में तो सिर्फ प्रकट चिन्तन कर रहा 
है, और जब रामचन्द्रनने मुझसे यह बताने को कहा कि हमें क्या करता चाहिए 
तब मुझसे जितने स्पष्ट रूपसे बना, उतने स्पष्ट रूपसे मेने वह बता दिया। यह तो 
अपने हृदयमें अनुभव करने की बात है लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब इसका 
पूर्ण विश्वास हो जाये कि अस्पृश्यताका नाश न हुआ तो हिन्दू-धम ही नही रहेगा। 
में तो इससे भी एक कदम आगे बढकर कहँगा जो धर्म कुछ छोगोको इसलिए 
बुरा ठहराये कि एक खास वर्गमे उनका जन्म हुआ है, हे ईश्वर, उसको तू नष्ट 
कर दे।' और यदि आप भी मेरी ही तरह महसूस करते हो, तो में आपसे भी 


५६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


यही प्रार्थना करने को कहूँगा कि अगर मानवतापर लगा हुआ यह्‌ कलक दूर न हुआ 
तो इस धर्मको नष्ट ही हो जाना चाहिए। इससे यह साबित होता है कि हमें हर 
तरहसे हरिजन बन जाना चाहिए। लेकिन इसका मतल्‍रूब यह नही कि हम मुर्दार 
मास खाने छगे या दारू पीने रूगे अथवा गनन्‍्दे रहने छगे। नहीं, उनके दु खमे हमे 
भी दुखी होना चाहिए और जिन कारणोसे उत्हे दुख हो उन्हे दूर करने का यत्न 
करना चाहिए। यह हम कभी न कहे कि उनका दुख उनके कर्मोका फल है, 
बल्कि हम यह कहे कि उनके प्रति हमारा जो ऋण है, कमसे-कम कुछ अशम उसे 
चुकाने का हमने निश्चय कर लिया है। रोज सुबह हम अपने-आपसे पूछे कि उस 
ऋणको चुकाने के लिए हमने कुछ किया या नहीं। जबतक हम ऐसा न करेगे, हमारे 
सब प्रस्ताव बेकार है। 

प्रर्तल जो लोग हिन्दू-धर्ममें वापस आना चाहे उनके प्रति हमारा क्‍या रुख 
होना चाहिए ? 

उत्तर उनसे हम बस यही कहेगे आपका पूरा स्वागत है, परन्तु जिनके 
बारेमे हमे छगे कि प्रोभन देनेपर वे वापस कौठ आयेगे, उन्हें हम कभी प्रलोभन 
नदे। 

प्रन्‍त्त यह बात नहीं। इसका तो सवाल ही नहीं उठता। में सोच रहा था 
कि आप किसो प्रकारका शुद्धि-सस्कार पसन्द करेगे या नहीं। 

उत्तर शुद्धि-सस्कारकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो अकारण ही घधर्म- 
परिवत्तेत कर बैठे थे वे खेदका अनुभव करते हुए ही वापस आयेगे। और वैसी 
स्थितिम जो लोग उन्हें वापस ले वे उनसे कुछ शुद्धि करने को कह सकते है। में 
तो उनसे केवछ सौ बार राम-नाम लेने को कहूँगा। 

प्ररत्तन यदि कोई हरिजन-सेवक स्वेच्छासे होनेवाले ऐसे शुद्धि-सस्कारके समय 
उपस्थित रहे तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ? 

उत्तर ऐसे सस्कारके समय उसकी उपस्थितिपर मुझें आपत्ति नही है, परन्तु 
उसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि शुद्धि हरिजन सेवक मघके कायक्रमका अग नहीं 
है। उसको यह भी निद्चित रूपसे जान लेना चाहिए कि हिन्दू-धमकी पुनर्दीक्षा लेने- 
वाह व्यक्ति पूरी स्वेच्छासे ऐसा कर रहा है और उसे कोई प्रकोभन नही दिया 
गया है। असली प्रश्न तो यह है कि उसे विश्वास हो कि पुनर्दीक्षाका इच्छुक व्यक्ति 
पूण रूपसे सच्चा भाव रखता है। यदि आपको ऐसा विश्वास हो, तो आपको उस 
व्यक्तिको अपना मित्र बनाने का हर तरह से प्रयत्त करना चाहिए। 

[ अग्नेजीसे | 
हरिजत, ४-७-१९३६ 


५४. दीक्षान्त भाषण हिन्दी प्रचार सभाके समारोहमें' 


हि [१२ जून, १९३६ ]* 


जब मैने आज शामकों यहाँ आब घटेके छिए आनेका वचन दिया तब मुझे 
अन्दाज नही था कि यह इतना लूम्बा-चोंडा समारोह होगा ओर मुझे आशासे अधिक 
समय देना पडेगा। यह नहीं कि में अधिक समय देना नहीं चाहता था। यदि सम्भव 
होता तो में आपको दो घटेका समय देता, हिन्दीमे आपकी कुछ परीक्षा लेता, ओर 
थोडी-बहुत कामकी बात भी कर लेता, यानी हिन्दी-प्रचारके छिए आपसे चन्दा ओर 
शायद गहने भी मॉगता। परन्तु ऐसा होना नहीं था। दो घटेमे ही मुझे बगलोरसे 
रवाना हो जाना है। फिर भी इसका यह आशय नही कि चन्दा देनेके इच्छुक छोग 
मेरे जानेके बाद वैसा नहीं कर सकते। 

आज जिन्हे उपाधि और प्रमाणपत्र मिले है, उन्हे में बधाई देता हैँ, ओर 
आशा रखता हूँ कि वे रोज अपना अभ्यास चालू रखकर अपना ज्ञान बढाते रहेगे। 
सानारण स्कूलो और कॉलेजोम लोग नौकरी के खयाछसे पढने जाते है, परीक्षाके 
लिए पढते है, और परीक्षा-भवनसे निकलते ही अपनी पुस्तकोको और उनसे प्राप्त 
ज्ञानकों भूल जाते है। अधिकाश लोगोको ज्ञानकी अपेक्षा उपाधिकी चिन्ता विशेष 
होती हे। किन्तु जिन्हे आज यहाँ उपाधियाँ मिली है, उन्होने उपाधिके लिए उपाधि 
नहीं ली हे। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि हिन्दी प्रचार सभाका उद्देश्य 
नोकरी दिलाना नहीं है। आपको मिली हुईं यह उपाधि उस ज्ञानका चिह्न-मात्र 
है, जो आपको अपने शिक्षकसे मिला है। अलबत्ता, यह हो सकता है कि आपमे से 
कुछ लोग अपने इस हिन्दी-ज्ञानकी मददसे थोडा कमा सके, किन्तु निश्चय ही 
हमारा उद्देश्य यह नहीं है। 

मुझे यह देखकर खुशी होती हे कि आजके सफल विद्याथियोर्म अधिक सख्या 
बहनोकी है। यह भारतमाताके और हिन्दी-प्रचारके उज्ज्वल भविष्यकी निशानी है, 
क्योकि मेरा यह दढ विश्वास है कि हिन्दुस्तानका उद्धार उसके स्त्री-समाजके त्याग 
और ज्ञानपर निभर है। स्त्रियोकी सभाम में यह बात हमेशा जोर देकर कहता 
रहा हूँ कि जब हम अपने देवी और देवताओ या प्राचीन वीर स्त्री-पुरुषोके बारेमे 
कुछ कहते है, तो हम स्त्रीका नाम पहले छेते है --जेसे, सीताराम, राधादृष्ण 


£ यह हरिजनमें “द ववेश्चन ऑफ हिन्दी” (हिन्दीका सवाल) शीष॑कसे छुपा था। बगछोरमें 
हुए इस दीक्षान्त्र समारोह की अध्यक्षता गाधीजी ने की थी, और इसमें श्रीनिवास शास्त्री, च० राज 
गोपालाचारी तथा सत्यमूति भी उपस्थित थे। 

२ १३६-१९३६ के हिन्दू से। 


प्‌ 


७८ सम्पूण गाधी वाडमय 


आदि। हम रामसीता या कृष्णराधा कभी नहीं कहते। यह प्रथा अर्थहीन' नहीं 
है। हमारे यहाँ स्त्रीका आदर किया जाता था, और स्त्रियोके कार्यो और उनकी 
योग्यताकी खास कद्र की जाती थी। हमें थह पुराना रिवाज अक्षरश और अर्थश 
जारी रखना चाहिए। 

इस अवसरपर में आपको इस बातके कुछ स्पष्ट कारण समझाऊँगा कि हिन्दी 
या हिन्दुस्तानी ही राष्ट्रभाषा क्यो होनी चाहिए। जबतक आप कर्नाठकमे रहते है 
और कर्नाटकसे बाहर आपकी दृष्टि नहीं दौडती, तबतक आपके लिए कन्नडका ज्ञान 
काफी है। लेकित अगर आप अपने [ देश के | किसी गाँवकों देखेंगे, तो फौरन ही आपको 
पता चलेगा कि आपकी दृष्टि और आपके क्षितिजका विस्तार हुआ है, और अब 
आप कर्नाटक नहीं बल्कि हिन्दुस्तानकी दृष्टिसे सोचने छगे हैँ। कर्नाटकके बाहरकी 
घटनाओम आपकी दिलचस्पी बढी है। लेकिन अगर भाषाका कोई सर्वसाधारण 
माध्यम या वाहन न हो, तो आपकी यह दिछचस्पी बहुत आगे नहीं बढ सकती। 
कर्नाटकवाले' सिन्ध या सयुकत प्रान्तवालो के साथ किस तरह अपना सम्बन्ध कायम 
कर सकते है और यह सम्बन्ध जारी रख सकते है ? हमारे कुछ लोग मानते थे, 
और शायद अब भी मानते होगे, कि अग्रेजी भाषा एक ऐसे माध्यम का काम दे 
सकती है। अगर यह सवाल हमारे कुछ हजार पढें-छिखे लोगोका ही सवाल होता, 
तो जरूर ऐसा हो सकता था। लेकिन मुझे विश्वास है कि इससे आपमें से किसीकों 
सन्‍तोष न होगा। हम और आप चाहते है कि करोडो लोग अन्तर्प्रान्तीय' सम्बन्ध 
स्थापित करे। ऐसा सम्बन्ध कभी अग्रेजी द्वारा स्थापित हो भी सके, तो भी स्पष्ट 
है कि अभी कई पीढियोतक वह मुमकिन नहीं है। कोई कारण नही कि वे सब 
अग्रेजी ही सीखे। और, अग्रेजी जीविका कमानेका अचूक ओर निश्चित साधन तो 
हरगिज नहीं है। और जैसे-जैसे आविक सख्यामें लोग उसे सीखते जायेगे वैसे-वैसे 
(नौकरीकी' दृष्टिसे) उसकी कीमत कम होती जायेगी। फिर, अग्रेजी सीखना 
जितना कठिन है, हिन्दी या हिन्दुस्तानी सीखना उतना कठिन नही है। अग्रेजी 
सीखने मे जितना समय छगेगा' उतना हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखने मे कभी नहीं छग 
सकता | हिसाब लगाया गया है कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी बोलने और समझनेवाले हिन्दू- 
मुसलमानोकी सख्या २० करोडसे ज्यादा है। क्‍या १ करोड १० छाख कर्नाटकी 
भाई-बहन अपने इत २० करोड भाई-बहनोकी भाषा सीखना पसन्द नहीं करेगे? 
और क्या वे उसे बहुत आसानीसे सीख नहीं सकते ? अभी क्षण-भर पहले एक 
घटनाने विशेष रूपसे मेरा ध्यान खीचा है, उससे ही इस सवालका जवाब मिल 
जाता है। आपने अभी-अभी लेडी रामनके हिन्दी व्याख्यानका कन्चड अनुवाद सुना 
है। उसे सुनते समय इस बातकी तरफ आपका ध्यान अवश्य आकर्षित हुआ 
होगा कि लेडी रामनके बहुत-से हिन्दी शब्द भाषान्तरमे ज्योके-त्यो प्रयुक्त किये गये 
थे -- जैसे, प्रेम , प्रेमी , 'सघ ', सभा ,, “अध्यक्ष ', (पद, अनन्त ', “भक्ति ', 
' स्वागत , अध्यक्षता, सम्मेछन' आदि। ये शब्द हिन्दी-कन्नड, दोनोमे प्रचलित 
हैं। अब मान लीजिए कि यदि कोई अग्रेजीमे इस भाषणका अनुवाद करता, तो 


्ध्थ 


दीक्षान्त भाषण हिन्दी प्रचार सभाके समारोहमे ५९ 


क्या वह इनमें से एक भी शब्दका उपयोग कर सकता था? कभी नहीं। इनमे से 
हरएक दब्दका अग्नेजी पर्याय श्रोताओके लिए बिलकुल नया होता। इसलिए जब 
हमारे कुछ कर्नाटकी मित्र कहते है कि हिन्दी उन्हे कठिन मालम होती है तो मुझे 
हँसी आती है, साथ ही में गुस्सा और अधीर भी हो जाता हूँ। मेरा यह विश्वास 
है कि रोज कुछ घटे रूगनके साथ अध्ययन करने से एक महीनेम हिन्दी सीखी जा 
सकती है। में ६७ सालका हो चुका हूँ। और अब मुझे बहुत कालतक जीना 
नहीं हे। लेकिन आप यह सच मानिए कि जिस समय में कन्नड अनुवाद सुन 
रहा था, उस समय मैने यह अनुभव किया कि अगर में रोज कुछ घटें अभ्यास 
करूँ तो कन्नड सीखने में मुझे आठ दिनसे ज्यादा समय नहीं छगेगा। माननीय श्रीनिवास 
शास्त्री और मुझ-जसे दस-पॉच लोगोको छोडकर यहाँ बाकीके आप सब तो जवान 
ही हैं। क्या आपमे इतनी शक्ति नही कि हिन्दी सीखने के लिए केवल एक महीने 
तक प्रतिदिन चार घटे भी दे सके ? अपने २० करोड देशबन्धुओके साथ सम्पक 
स्थापित करने के छिए क्‍या इतना समय देता आपको ज्यादा माल्म होता है? अब 
मान लीजिए कि आपकमे से जो लोग अग्रेजी नहीं जानते, वे उसे सीखने का निश्चय 
करते है। तो क्या आप मानते है कि प्रतिदित चार घटेकी मेहनतसे आप एक महीने 
में अग्रेजी सीख सकेगे ”? कभी नहीं। हिन्दी इतनी आसानीसे इसलिए सीखी जा 
सकती है कि भारतमे हिन्दू लोग जो भाषाएँ बोलते है, जिनमें दक्षिण भारतकी चार 
भाषाएँ भी शामिल है, उन सब में सस्कृतके बहुत-से शब्द है। हमारा इतिहास कहता 
है कि पुराने जमानेमे उत्तर-दक्षिणका पारस्परिक व्यवहार सस्क्ृत द्वारा चलता था। 
आज भी दक्षिणके शास्त्री उत्तरके शास्त्रियोके साथ सस्कृतम बातचीत करते हैं। 
विभिन्न भारतीय भाषाओमे मुख्य भेद व्याकरणका है। उत्तर भारतकी भाषाओका 
तो व्याकरण भी एक-सा है। अलबत्ता, दक्षिण भारतकी भाषाओका व्याकरण बहुत 
भिन्न है, और सस्कृतसे प्रभावित होनेसे पहले उनके शब्द भी भिन्न थे। लेकिन अब 
उन्होंने भी बहुत-से सस्क्ृत शब्द ले लिये है, और वे इस हृदतक छिये गये है 
कि जब मे दक्षिणमे घूमता हूँ तो यहाँकी चारों भाषाओम जो-कुछ कहा जाता है, 
उसका सार समझ लेने में मुझे कोई काठनाई नहीं मालम होती। 

अब हमारे मुसलमान मित्रोकी बात लीजिए। वे अपने-अपने प्रान्तकी भाषा 
तो स्वभावत जानते ही है, इसके अलावा वे उर्द भी जानते है। हिन्दी और उदू 
या हिन्दुस्तानीमे कोई भी भेद नहीं है, दोनोका व्याकरण एक-सा है। लिपिके 
कारण दोनोमें जो फक है, सो है, और इसपर विचार करने से मालूम होता है 
कि हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू, ये तीनो शब्द एक ही भाषाके सूचक है। इन 
भाषाओके शब्द-कोषोको देखते से हमे पता चलता है कि इनके अधिकाश शब्द एक-से 
है। इसलिए एक लिपिके सवालकों छोड दे, तो इसमे मुसलछमानोकों कोई कठिताई 
नहीं हो सकती । और छिपिका सवारू तो अपने-आप हल हो जायेगा। 

इसलिए फिर अपनी शुरूकी बातपर लोटकर में कहता हूँ कि अगर आपकी 


६० सम्पूण गाधी वादमय 


डिब्रगड तक पहुँचती हो-- ओर इतनी वह पहुँचनी भी चाहिए --तो आपके पास 
हिन्दी सीखने के अछावा और कोई रास्तां वही है। में आपको समझा चुका हूं 
कि अग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। अग्रेजीसे मुझे कोई देष नहीं है। 
कुछ विद्वानोके लिए अग्नेजीका ज्ञान आवश्यक है, अच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोके छिए , ओर 
परिचमी विज्ञानके ज्ञानके छिए उसकी जरूरत है। लेकिन जब अग्रेजीको वह स्थान 
दिया जाता है, जिसके योग्य वह है ही नहीं, तो मुझे दुख होता है। मुझे इसमें 
कोई सनन्‍्देह नहीं कि ऐसा प्रयत्न तिश्वचय ही विफल होगा। अपनी अपनी जगहपर 
ही सब शोभा पाते है। 

आपके दिमागमे व्यथें ही जो एक डर घुस गया है, उसे में निकाछ फेकना 
चाहता हूँ। क्‍या हिन्दी कन्नडकी जगह सिखाई जायेगी ”? क्या वह कन्नडकों उसके 
स्थानसे हटा देगी ? नहीं, उछठे मेरा दावा तो यह है कि जैसे-जैसे हम हिन्दीका 
अधिक प्रचार करंगे, वैसे-वैसे हम अपनी प्रान्तीय भाषाओके अध्ययनकों न केवछ 
विशेष प्रोत्साहन देगे, बल्कि उनकी शक्ति भी बढायेगे। यह बात में भिन्न-भिन्न 
प्रान्तोके अपने अनुभवसे कहता हूँ। 

मैं दो शब्द छिपिके बारेमे फहेगा। जब में दक्षिण आफ्रिकामे था, तब भी में 
मानता था कि सस्कृतसे निकली हुई सभी भाषाओकी लिपि देवनागरी होनी चाहिए, 
और मुझे विश्वास है कि देवनागरीके द्वारा द्रविड भाषाएँ भी आसानीसे सीखी जा 
सकती है। मैने तमिल-तेलगुको और कुछ दिनतक कन्नड व मल्याहूमकों भी उनकी 
अपनी छिपियो द्वारा सीखने का प्रयत्त किया है। लेकिन जब मैने देखा कि मुझे चार- 
चार छिपियाँ सीखनी होगी तो में मारे डरके घबरा उठा। में आपसे कहता हूँ कि 
मुझे यह साफ दिखाई पड रहा था कि अगर इन चारो भाषाओकी लिपि देवनागरी 
ही होती, तो में इन्हे योडे ही समयमे सीख सकता था। मेरी तरह जिसे चारो 
भाषाएँ सीखने का उत्साह है, उसके लिए यह कितना बडा बोझ है? और क्या यह 
समझाने के लिए भी किसी दलीछकी जरूरत है कि दक्षिणवालों के लिए अपनी मातृ- 
भाषाके सिवा दूसरी तीनों भाषाएं सीखने के लिए देवनागरी लिपि अधिकसे-अधिक 
सुविधाजनक हो सकती है ? राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रन्‍नके साथ लिपिका प्रइन मिलाने की 
जरूरत नही है। मैने यहा उसका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया है कि 
हिन्दुस्तानकी सभी भाषाएँ सीखनेवाले को छिपिके कारण कितनी कठिनाई होती है। 

[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, २७-६-१९३६ 


५५ बकक्‍तव्य समाचारपत्रोको 


बगलोर 
१२ जून, १९३६ 
मुझे विश्वास है कि श्री कोदण्डराव ऐसा दावा कभी कर ही नहीं सकते कि 
वे काग्नेसके प्रतिनिधि या मेरे दूत है।' मेरे मतमे वे इतने खरे व्यक्ति है कि 
ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते। 
मुझे उनके हि दी-विषयक विचारोका कोई ज्ञान नही है, परन्तु उनके 
मुँहमे रखकर उनसे जो यह कहलवाया गया हे कि विदेशोमे रहनेवाले भारतीयोके 
लिए हिन्दी किसी काम की नहीं है, अथवा उनके बारेमे जो यह कहा गया है कि 
उन्होने वहाँके [ त्रिनिडाड के | शिक्षण-अधिकारियोको सलाह दी है कि वे भारतीय 
प्रवासियोके ऐसे किसी दावेपर ध्यान न दे, उसमे विश्वास करने से इनकार करता 
हूँ। यह जानकर मुझे खेद होगा कि वास्तवमे उनके ऐसे विचार है, क्योकि मेरे 
विचारसे प्रवासी भारतीयोके लिए यह तो आवश्यक है ही कि वे अपनी मातृभाषाको 
भूले नही, साथ ही यह भी जरूरी है कि उनको हिन्दी साहित्य और उसके 
विकाससे परिचित रहना चाहिए। 
| अग्रेजीसे | 
हिन्दू, १३-६-१९३६ 


५६ अमेरिकाकी साक्षी 


मोण्टाना (अमेरिका) से कुमारी मेबेल ई० सिम्पसनने  हरिजन ' के सम्पादककों 
लिखा है 

से आपकी पत्रिकाकी प्रहसा करती हूँ। यह ठीक है कि आकारसे यह 
पत्रिक! बहुत बडी नहीं है, लेकिन इसमें जो-कुछ सामग्री रहती है वह पृष्ठोकी 
कसीको पुरा कर देती है। श्री गाधीने सन्‍्तति-निग्नहके विषयमें जो लेख लिखा 
है वह मुझे बहुत पसन्‍द आया। और वह किसी भी विषयसे श्री गाधीकी पेनी 
दृष्टिका योतक है। अगर वे बीस बरस पहले, जबकि सनन्‍्तति-निग्नहसे घृणा 
की जाती थी, और फिर अब जबकि इसका बहुत जोर है, अमेरिका जाते तो 
वह जान जाते कि नेतिक दृष्टिसे यह कितना पतनकारक है। लेकिन वह किसी 


१ सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटीके पी० कोदण्डराव उस समय तिनिंदाड गये छुए थे। 
६१ 


६२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


को अब इस बातका विश्वास नहीं करा सकेगे। कारण सन्तति-निग्नह मनुष्यको 

नेतिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे भी वचित कर देता है, जिससे इस पथपर 

चलनेवालो के लिए उच्च नेतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे सुक्ष्म विवेकपुर्वक 

किसी बातका निर्णय करना असम्भव हो जाता है। इस सम्बन्धमें हिन्दुस्तानने 

अगर पश्चिसका अनुकरण किया तो निश्चय ही वह अपने दो अत्यन्त अमुल्य 

और सुन्दर रत्नोको खो देगा एक तो छोठे बच्चोके प्रति प्रेम-भाव, और 

दूसरा सात ओर पितृ-पदके प्रति सम्मानका भाव। अमेरिकाने इन दोनोको 

गंवा दिया है-- और दुखकी बात तो यह है कि इसका उसे ज्ञान ही नही 

है। क्या आप अपनी पत्रिका ब्रह्मचयेके अर्थका स्पष्टीकरण कर सकते हे? 

मुझसे इसके बारेसें पुछा गया है। हालाकि सभेरे मनमें इसको कुछ कल्पना तो 

हे, लेकिन वह इतनी निश्चित नहीं है कि में दूसरोको समझाने का प्रयत्न 

करूँ। धन्यवाद। 

पाठक और पाठिकाएँ इस साक्षीका जो-कुछ मूल्य आँके वह ऑक सकते है। 
मगर में कहता हूँ कि सनन्‍्तनि-निग्नहके कृत्रिम साधनोका प्रयोग करने के विरुद्ध ऐसी 
साक्षी उन लोगोकी साक्षीसे कही ज्यादा महत्त्वपूण है जो इनके प्रयोगसे फायदा 
उठाने का दावा करते हैँ। इसका कारण स्पष्ट है। इससे बच्चोकी उत्पत्ति रुकती है, 
इस रूपमे तो इसके फायदेसे कोई इनकार नहीं करता। हमारा कहना सिफ यह है 
कि इसके प्रयोगसे जो नैतिक हानि होती है वह बेहिसाब है। कुमारी सिम्पसनने 
हमें ऐसी हानिका अनुमान दिया है। 

अब रही ब्रह्मचयंके अथकी बात। सो उसका मूलार्थ इस प्रकार बताया जा 
सकता है वह आचरण जिससे कोई व्यक्ति ब्रह्म या परमात्माके' सम्पकर्म आता है। 

इस आचरणम सब इन्द्रियोका सम्पृूण सयम शामिल है। इस दब्दका यही 
सच्चा और सुसगत अर्थ है। 

वैसे आम तौरपर इसका अर्थ सिफ जननेन्द्रियका शारीरिक सयम ही लगाया 
जाने छगा है। इस सकीण अथने ब्रह्मबचयंकों हलका करके उसके आचरणको प्राय 
बिलकुल असम्भव कर दिया है। जननेन्द्रियपर तबतक सयम नहीं होता जबतक 
कि सभी इन्द्रियोपर समुचित सयम न हो, क्योकि वे सब अन्‍्योन्याश्रित है। मन भी 
इन्द्रियोमें ही शामिक्ल है। जबतक मनपर सयम न हो, खाली शारीरिक सयम' चाहे 
कुछ समयके लिए प्राप्त भी हो जाये, पर वह व्यर्थ है, उससे कोई छाभ नही। 

[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, १३-६-१९३६ 


५७ जीवन्त ईश्वर कहाँ है ? 


बगालसे एक सज्जन लिखते है 

४ एक युवककी कठिनाई ” शीषकसे आपने सन्‍्तति-निरोधके विषयमें जो 
लेख लिखा है उसे मने पढा। 

आपके लेखके मुख्य विषयसे मे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन उस लेखमें 
आपने ईइवर-सम्बन्धी अपनी भावना भी प्रकट की है। आपने कहा है कि 
आजकल यह फेशन-सा हो गया हैं कि नौजवान लोग ईदबरकों नहीं मानते 
और वे एक जीवन्त ईइ्वरसे विदव्वास नहीं रखते। 

लेकिन, क्‍या में आपसे पुछू कि ईइवरके अस्तित्वके विषयमें आप क्‍या 
प्रभाण (जो कि निश्चित और असदिग्ध हो) पेश कर सकते हे? हिन्दू 
दाशनिको अर्थात्‌ हमारे प्राचीन ऋषियोने ईइवरके स्वरूपको बताते का प्रयत्न 
किया -- और ऐसा करते हुए, सुझे लगता है, अन्तर वे इस परिणामपर 
पहुँचे कि वह अनिर्वेचनीय और मायापरिच्छन्न आदि है। सक्षेपर्में कहे तो, 
उन्होने ईदवरकों तमिस्राके अभेद्य आवरणसें लपेट दिया और इस प्रकार ईइ्वरके 
पेचीदा प्रन्‍नको और भी पेचीदा बता दिया। अलबत्ता, इस बातसे में इनकार 
नही करता कि प्राचीन कालके दाकराचार्य और बुद्ध या आधुनिक कालके श्री 
अरबिन्द और आप-जेसे सच्चे महात्मा ऐसे ईद्वरकी कल्पना और उसके 
अस्तित्व! अनुभव कर सकते हूँ, किन्तु साधारण सानव-बुद्धिकी पहुँचसे तो 
वह बहुत परे है। 

और हम साधारण लोग, जिनकी मन्द बुद्धि इतनी अगम्य गहराई तक 
कभी नहीं पहुँच सकती, जब अपने बीच उसके अस्तित्व ही अनुभव नहीं 
कर सकते, तो फिर ऐसे ईशइवरका करे भी क्या? 

इसलिए आजकलके नवयुवक ईइवरमें विदवास नहीं करते तो इससे 
आहइचयेकी कोई बात नहीं है। बात तो दरअसल यह है कि जे ईदवरकी कोरी 
कल्पना नहीं करना चाहते। वे तो वास्तविक ओर प्रत्यक्ष ईईद्बरकों चाहते है। 
आपने अपने लेखमें जीवन्त ईश्वरमं जीवन्त विश्वास रखने की बात कही है। 
अगर आप ईइवरके अस्तित्वके कुछ निश्चित और असन्दिग्ध प्रमाण प्रस्तुत 
करे, तो में बडा कृतज्ञ होऊँगा, और में समझता हूँ, ऐसा करके आप युवकोका 


१ यहाँ केवल कुछ अश दिये गये हे। 
२ देखिए खण्ड ६६, ६० ३७३ ७५ | 


द्रे 


ध्डं सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


भारी हित करेगे। मुझे विश्वास है कि इस ससस्याको, जो पहले ही इतनी 
रहस्यमय है, आप और रहस्यपूर्ण नहीं बनायेंगें और इस विषयपर कुछ 
निश्चित प्रकादय डालेगे। 


मुझे इस बातका बहुत भय है कि में जो-कुछ लिखनेवाला हूँ, उससे वह 
रहस्यका आवरण दूर नहीं होगा, जिसका उक्त पतन्नमे जिक्र किया गया है। 

पत्र-लेखकका खयाल है कि शायद मेने जीवन्त ईइ्वरके अस्तित्वका अनुभव 
क्र लिया है। परन्तु में ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। यह अवश्य है कि जैसे 
वैज्ञानिको द्वारा बताई हुईं अनेक बातोम मेरा जीवन्त विश्वास है उसी तरह ईदवरमे 
भी मेरा सच्चा विश्वास है। यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक लोग जो बात 
कहते है उसके तो प्रमाण मौजूद रहते है, ओर उनकी बताई हुई विधिसे हर कोई 
उसकी परीक्षा कर सकता है। किन्तु ऋषि और पैगम्बर भी तो ठीक इसी तरहकी 
बात कहते हैं। वे कहते है कि जो कोई उनके बताये हुए मार्गपर चले वह ईश्वरको 
पा सकता है। लेकिन असलियत यह है कि हम उस रास्तेपर तो चलना नही चाहते 
और जो बात सचमृच जरूरी है उसके बारेमे प्रत्यक्षदशियोकी बात भी नही मानते। 
भौतिक विज्ञानकी सारी सफलताएँ एकसाथ रखी जाये, तो भी उस एक बातका 
मुकाबला नहीं कर सकती जिससे कि हमसे ईश्वरके प्रति सच्ची श्रद्धा पेदा होती 
है। जो लोग ईद्वरके अस्तित्वमें विश्वास करना नहीं चाहते, वे अपने शरीरके 
सिवा और किसी वस्तुके अस्तित्वम विश्वास नहीं करते। मानवताकी प्रगतिके लिए 
ऐसा विश्वास अनावश्यक है। आत्मा या परमात्माके अस्तित्वके प्रमाणरूप कितनी 
ही भारी दलील क्यो न हो, ऐसे मनुष्योके लिए वह व्यथ ही है। जिस मनुष्यने 
अपने कानों डाट छगा रखी हो उसे आप कितना ही बढ़िया सगीत क्यो न 
सुनाये, वह उसकी सराहना तो दूर, उसे सुन भी नहीं सकेगा। इसी तरह जो 
लोग विश्वास हो नहीं करना चाहते, उन्हे आप प्रत्यक्ष ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास 
करा ही नही सकते। 

सौभाग्यसे सवसाधारणका विशाल बहुमत प्रत्यक्ष ईइवरम जीवन्त विश्वास' रखता 
है। वे न तो उसके बारेमे कोई दलीरकू कर सकते है और न करते ही है। उनके 
लिए तो “वह सचमुच है। भला क्‍या दुनियाके सारे शास्त्र 'नानीकी कहानियाँ 
ही है? ऋषि-पैगरम्बरोकी बात क्‍या हम नही मातनेगे ? चैतन्य महाप्रभु, रामक्ृष्ण 
परमहस, तुकाराम, ज्ञानदेव, रामदास, नानक, कबीर, तुलसीदासने जो बात कही 
क्या उसका कुछ भी मूल्य नहीं है ” ओर, राममोहन राय, देवेन्द्रताथ ठाकुर, विवेका- 
नन्‍्दके लिए आप क्‍या कहेगे ”? ये सब तो आवुनिक व्यक्ति है और बसे ही सुशिक्षित 
थे जैेसेकि आज हममें से बडेसे-बडा व्यक्ति हो सकता है। ऐसे जीवित व्यक्तियोके 
उदाहरण मे नही दे रहा हूँ, जिनकी साक्षी सवथा निर्दोष मानी जायेगी। ईद्वरमे यह 
विश्वास श्रद्धापर ही अवरूम्बित है, जो बुढ्धिसे परे की वस्तु है। इसमे शक नहीं 
कि जिसे हम अनुभूति कहते है, उसके मूलमे भी विश्वास ही होता है, जिसके 
बिना वह दिक ही नहीं सकता। स्थिति ही ऐसी है कि यही होना चाहिए। अपने 


जीवन्त ईश्वर कहाँ है? ६५ 


अस्तित्वकी मर्यादाओका भरा कौन अतिक्रमण कर सकता है? में तो यह मानता हूँ 
कि दैहिक जीवनमे ईद्वरकी सम्पूर्ण अनुभूति सम्भव ही नहीं है, न वह आवश्यक ही 
है। मनुष्योकों आव्यात्मिकताकी पूरी ऊेचाईपर पहुँचने के लिए जिस बातकी जरूरत 
है वह तो ईश्वरमे जीवत्त और अट्ट विश्वासका होना ही है। ईदइवर हमारे इस 
भू-मण्डलसे परे नहीं है। इसलिए बाहरका कोई प्रमाण हो भी, तो उसका कोई 
उपयोग नहीं हे। अपनी इन्द्रियो (भावनाओ) द्वारा तो हम उसे कभी नहीं पा 
सकते, क्योकि वह उनसे परे है। अगर हम चाहे तो उसका अनुभव अवश्य कर 
सकते है, पर इसके लिए हमे इन्द्रियोसे ऊपर उठना होगा। देवी सगीत हमारे अन्दर 
हमेशा गूजता रहा है। इन्द्रियोसे हम जो-कुछ समझ या सुन सकते है उससे वह 
भिन्न और निश्चित रूपसे ऊँचे दर्जका है, परत्तु इन्द्रियोकें कोलाहल और हलूचलमें 
बहु नाजुक सगीत विलीन हो जाता हे। 

पत्र-लेखक यह जानना चाहते है कि ईह्वर थदि दया और न्यायका 
अधिष्ठाता हे तो वह मनुष्योको उन सब दुखो और कष्टोका शिकार क्‍यों होने 
देता हे, जिन्हें हम अपने चारो तरफ देखते है? में इसका कोई सनन्‍्तोषजनक 
स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। वे मुझमे पराजय ओर अपमान या निराशाकी भावना 
देखते हैं। परन्तु मुझमें पराजय, अपमान या निराशाकी ऐसी कोई भावना नही है। 
यह तो आत्मशुद्धि और अपनी तैयारीकी दिशामे प्रयत्न-मात्र है--न तो उससे अधिक 
और न कम। यह में सिर्फ यह बताने के लिए कह रहा हूँ कि अकसर जो चीज 
हमे जैसी दिखती है, वह वेसी नहीं होती। जिन्हे हम गलतीसे शोक, अन्याय और 
ऐसी ही बाते मान रहे है, हो सकता है कि सचाईमे जानेपर वे वैसी ते निकले। 
विश्दके सारे रहस्योको यदि हम सुलझा सके तो हम ईश्वरके समकक्ष ही न हो 
जायेगे ”? समुद्रकी' प्रतिष्ठामे उसकी प्रत्येक बूद भागीदार है। परन्तु वह बूंद समुद्र 
नही है। अपने जीवनकी इस अल्पताका विचार करके ही हम अपनी प्रात कालीन 
प्रार्थंनाके अन्तमे नित्य यह श्लोक दुहराते है जिसका अथे है कि तथाकथित विपदा 
वास्तवमे विपदा नहीं है, न सम्पदा सम्पदा ही है। ईश्वरकों भूल जाना ही सच्ची 
विपदा है, और ईरवरका स्मरण ही सच्ची सम्पदा है। 

[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, १३-६-१९३६ 


१ विपदो नेव विपद सपदो नेव सपद । 
विपदिस्मरणं विष्णोस्सपन्‍नारायणस्मृति ॥ 


६३-५ 


५८ पत्र * अगाथा हेरिसनको 


[ स्थायी पता | वर्धा 
१३ जून, १९३६ 
प्रिय अगाथा, 
मुझे तुम्हारा प्रेम-पत्र और होरेसका उससे कुछ विस्तृत पत्र भी मिला। यह 
पत्र तुम दोनोके लिए है। मेरा तात्पर्य यह नहीं था कि हमें अग्रेजोके विचार-परि- 
वर्तेनका प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मेरा तात्पय तो यह था ओर अब भी है कि 
हमारा योगदान यही से होना चाहिए। हमे दिखा देना है कि इश्लेडके प्रति 
हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। सन्देह हमारी योग्यताके बारेमे नहीं, बल्कि हमारी 
अनपकारिताके बारेम किया जाता है, और ठीक ही किया जाता है। योग्यतम 
भारतीय प्रतिनिधि द्वारा इग्लैडम प्रतिवाद करने से हमारी अनपकारिता सिद्ध नहीं 
हो सकती । वह तो यहाँ भारतमे हमारे सतत एकरूप आचरणसे ही सिद्ध हो सकती 
है। किन्तु हमारा जाचरण किसी प्रकार भी एकरूप नहीं है। प्रत्येक भारतीय इग्लैड 
का हितैषी हो, ऐसी बात नहीं है। और अग्रेज लोग जिस अथमे चाहेगे उस अर्थमे 
तो हममे से अच्छेसे-अच्छा आदमी भी इग्लैडका हित-चिन्तन नही करता। अत मेरे 
लिए लकाशाय'रके कमियोको यह विश्वास दिला सकना बडा कठिन हो गया कि 
में जो विदेशी कपडेके तत्काल बहिष्कारका उपदेश करता हूँ उसमें भी उनके प्रति 
सद्भाव और उनका हित-चिन्तन ही है। 
क्या तुम' लोग समझ पा रहे हो कि अहिसात्मक प्रणालीम धै्यंकी आवश्यकता 
है और इसको अमलमे लानेका तरीका भी अपने ढगका अनोखा है? 
इसका तात्पयं यह नहीं कि भारतीयोकों वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। 
नि सन्देह श्रीमती हमीद अली-जेसी महिलाओ और भूलाभाई * -जैसे पुरुषोके सयोग- 
वश्ञात्‌ प्रवासका लाभ उठाना चाहिए। ऐसे मौके भी मेरी कल्पनामें असम्भव नही 
है कि जवाहरलाल-जैसे व्यक्तियोको विशेषरूपसे गलतफहमियाँ मिटाने के लिए जाना 
पडे। देखे, ऐसा अवस'र कब आता है। 
आशा है, सी० एफ० एन्ड्रयूज यहा १८ तारीखको आयेगे। 
सप्रे म, 
बापू 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४९४) से । 


१ द्दोरेस अलेक्जेंडर । 
२ गाधीजी २६/२७ सितम्बर, १९३ १को लंकाशायर गये थे, देखिए खण्ड ४८ ए० ७३ ७६ तथा ८४ ८७। 
३ भूलाभाई झ० देसाई, विधान समामें काग्रेस दल के नेता। 


श्र 


५९ पतन्न : वबल्‍लभभाई पटेलको 


[ स्थायी पता ] सेगाँव' 
१३ जून, १९३६ 
भाई वल्लभभाई, 
सद्रासमे थोडा समय मिला है। इस बीच मगरूदासको पत्र लिख डाला है। 
समय होगा तो उसकी नकल महादेव इस पत्रके साथ रख देगे। आशा है, सफरमे 
तुमको तकलीफ नही हुई होगी। काम निपटाकर जल्दी आओ।। घूमने जानेका नियम 
अवश्य रखो। 


बापूके आशीर्वाद 
सरदार वल्लभभाई पटेल 
८९, वाडन रोड, बम्बई 
[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो-२ सरवार बल्लभभाईने, पृ० १९५ 
६० पत्र . मौराबहनको 
९४ जून, १९३६ 


चि ७9 मीरा, 

हम यहाँ . रातके ८ बजे पहुँचे। गाडी लेट थीं। तुम्हारा पत्र मिल गया। 
मेरा मत वहाँ है। मगर मेरे शरीरको 'हरिजन की खातिर सोमवारतक यही रहना 
पडेगा। अगर मौसम अच्छा रहा तो आशा है, में मगल॒वारको प्रात साढे ७ बजेके 
करीब तुमसे आ मिलगा। दूध रास्तेमे ले लगा। लीलावतीके बारेमे में समझता 
हूँ। पता नही कोई मेरे साथ होगा या नहीं, और होगा तो कौन होगा? देख छेगे। 
चिन्ता न करना। में अच्छी तरह समझता हूँ कि जबतक सारी योजना निश्चित 
रूप न ले ले, तबतक तुम्हे सेगाँवम रहना पडेगा। किसी भी बातकी फिक्र न 
करना। अगर फाटकपर मुझे ठीक रास्ता बताने को कोई मिरू जाये तो अच्छा हो। 


१ भी मगलदास पकवासा, बम्बई कौंसिलके तत्कालीन मध्यक्ष । 
२ वर्षामें। 


पी 


६८ सम्पूर्ण गाधी वादूमय 


गोवित्द या दशरथ कोई भी हो -- उस दूसरे भाईका नाम यही है न”? छेकिन 
अगर कोई न आ सके तो चिन्ता नहीं। 
सप्रेम, 
बापू 


[ पुनर्च ] 
कुछ फल इस पत्रके साथ पहुँचेगे। 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ६३४८) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८१४ से भी 


६९. पत्र; नारणदास गाधीकों 
१४ जून, १९३६ 


चि० नारणदास, 

कुसुम अबतक वहाँ पहुँच गई होगी। मैने तुम्हे छिखा है कि नहीं यह याद 
नही' पडता | उसकी इच्छा साबरमती मे रहकर पडितजी से भली-भाँति संगीत सीखने की 
है। साथ-साथ कमा सके और कुछ और भी सीख सके ऐसा चाहती है या फिर 
कमाने का छोभ फिलहाल छोड देगी। इस' विषयमे उससे बात करके मुझे लिखना। 
शिक्षण हो तो सकता है, किन्तु उसका उपयोग क्या है”? कुसुमके स्वभावका विचार 
करके यह भी सोचना कि उसका कल्याण किस बातमें है। तदनुसार उसका मार्ग- 
दशन करना और मुझे लिखना। वह अपने नामके अनुरूप कोमल है। जिस दिन 
हम अलग हुए उस दिन एक क्षणमे मेने उसे पूरी तरह समझ लिया। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से । सी० डब्ल्यू० ८४९४ से भी , 
सौजन्य नारणदास गाधी 


१ यहाँ छिखावट अस्पष्ट है। 


६२ पत्र ' अमृतकौरकों 


वर्धा 
१५ जून, १९३६ 
प्रिय मूर्खा, 
हम कल प्रात काल यहाँ पहुँचे। मौसम बडा सुहावता है। दिन-भर बादल 
रहे और शीतल हवा चलती रही। वर्षा तो अभी नाम-मात्रको ही पडी है। मेरी 
कुटिया अभी पूरी तैयार नही है, फिर भी यदि कल सुबह वर्षा न हुईं तो में सेगाँव 
जानेकी आशा रखता हूँ। गाँवमे सब काम धीरे-धीरे होते है। परन्तु मुझे पता है 
मेरे लिए एक सूखा कोना मिलने में कोई झझट नही होगी। 
रामेश्वरी नेहरू मेरे साथ ही है। हमारे साथ पूरे रास्ते उन्होने तीसरी 
श्रेणीमे ही सफर किया। यह अवश्य है कि हर स्टेशनपर जूटनेवाली भीडके अलावा 
मेरे साथ तीसरी श्रेणीके सफरमे कोई असुविधा नहीं है। उन्होने हमारे साथ ट्रेनमे 
दो राते बिताई। उनका त्रावणकोरका दौरा काफी सफ्ल रहा। वे वर्धासे बुधवा रकों 
प्रस्थान करेगी। 
कान्ति पूना चला गया, और शुक्रवारकों लौटेगा। नवीत नक्‍्काशीकी कला 
सीखने के लिए पीछे रह गया है। उसे आशा है कि जैसा हाथी-दाँतका सामान मेने 
तुम्हे भेजा है वेसा ही वह तैयार कर सकेगा। 
बा को किसीने चन्दनकी लकडीका एक डिब्बा भेजा था। उसके लिए वह 
बेकार था। मेने सोचा है कि उसका सर्वोत्तम उपयोग यही होगा कि उसे तुम्हारे 
पास भेज द्‌ू--तुम चाहे उसे बेचों या खूद रखो। डाकसे भेजने के लिए उसे 
नवीनके पास ही छोड दिया है। 
आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक होगा और मौसम भी सुधर गया होगा। 
गरमियाँ बिताने के लिए अब तुम्हें कोई और अच्छा स्थान ढूढना होगा। तुम्हारे 
बखानके अनुसार शिमला कुछ ठीक नही जँचता। 


सप्रेम, 
तानाशाह 

| पुनरंच | 
बगलोरसे रवाना होते समय मेरा वजन ११२ पौड था [| रक्तचाप 


१५६/९० था। डाक्टरके अनुसार बिलकुल ठीक था। 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ३२७३१)से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६८८७ से भी 


दर 


६३ पत्र : अम्ृतकोरको 
१५ जून, १९३६ 


प्रिय मूर्खा, 

विद्रोहीके लिए हार मान लेना बडी बात है। अन्तत तुम्हे मुझसे ढेरो पत्र 
मिल रहे हैं। मुझे बडा आनन्द है कि तुम्हे नीचा देखना पडा। परतु मेरे पतन्नोके 
साथ होडा-होडीके प्रयासमे तुम्हे अपनेको बीमार नहीं करना है। याद रखो तुम्हारे 
पास शिमलाम कितने ही ऐसे काम है जिनके लिए तुम्हे समय देना पडता है, 
जब कि मे उनसे मुक्त हूँ। 

अच्छा, अब विषय बदले। यदि तुम समझ जाती कि कमजोर पिनोवाले ब्रोच 
(जडाऊ पिन) मेने क्यो पसन्द किये तो भरा मूर्खा कैसे कहलाती। तुम्हारी मोटी 
बुद्धिम नहीं घुसा कि शोषक-वगकी ग्राहक था ब्रोच पहननेवाली स्त्री कमजोर पिनकी 
जगह सोनेकी मजबूत पिन जडवा लछेगी। प्रश्न तो यह है कि ब्रोचकी नक्‍काशी सुन्दर 
है या नहीं ” क्‍या वह काफी नफीस है” उन दोतनो ब्रोचोको छॉटनम मैने काफी 
समय लगाया। अधिकतर ब्रोच भडकीले-से थे। मैने सोचा कि ये दो ब्रोच राज- 
कुमा रीजी की कसोटीपर खरे उतरेगे। 

सप्रेम, 

तानाशाह 


[ पुनश्च | 
इस समय वर्षा हो रही है। 


मूल अग्नरेजी (सी० डब्ल्यूण ३५७९) से, सौजन्य अमृतकोर। जी० एन० 
६२८८ से भी 


७७ 


६४ पत्र * मीराबहनको 
१५ जून, १९३६ 


चि है मीरा, 

तुम्हारा पत्र मिला। यहाँ अच्छी वर्षा हो रही है। इसलिए आशा है कि मैं 
यहाँसे | नही |] निकल सकगा।' हा, में भाजी छेता आऊँगा, वैसे उसके बिता भी 
कुछ समयतक मेरा काम चल जायेगा। 

शेष मिलने पर 

सप्रेम, 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३४९) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८१५ से भी 


६५ पत्र: प्रभावतीकों 
१५ जून, १९३६ 


चि० प्रभा, 

कान्ति आज यहाँ नही है। मेने तेरा पत्र देखा और खोला। तूने उसमे 
कान्तिको भी पढ लेनेकी अनुमति दे दी है, इसलिए पत्र रख छोडा है। कान्ति 
और सरस्वती शुक्रवारको आ जायेगे। तबतक पत्र नहीं फार्डंगा, किन्तु कोई ओर 
नही पढ पायेगा। हे 

मुझे तो काशीका मोह नहीं है। मेने यह सलाह इसलिए दी थी कि जयप्रकाश 
को ऐसी बातोमे प्रसन्न रखना तेरा धमं है। किन्तु जब हरसू बाबू ही “इनकार * 
करते है तो तेरे वहाँ जानेका सवाल नहीं रहता और जयप्रकाश भी उन्तका मन 
नहीं दुखाना चाहता। अब सीताबदियारा ही तेरी काशी है। तू समझदारीके साथ 
वहाँ जो-कुछ करेगी वह विद्या-लाभ ही है। गाँवके लोगोसे पहचान करना। तू 
प्राथंना अकेली करती है या दूसरी स्त्रियोकों भी इकट्ठा कर छेती है? यह 
आइचयंकी बात है कि गॉवमे कोई रामायण ' का सस्वर पाठ करनेवारू। नही है। 


१ सेगाँवके किए। 
७१ 


७२ सम्पूण गाधी वाइडमय 


में कल सेगाव चला जाऊँगा। अभी झोपडी तैयार नही हुई है इसलिए शायद 
अकेला ही जाऊ। शायद लीलावती मेरे साथ जाये। 


बगलोरमे मेरा वजन ११४ पोड था। रक्तचाप १५६/११० था। यह ठीक 
माना जा सकता है। सरदार बम्बईम है। 


बापके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४७४) से। 


६६ पन्नर: नारणदास गाधीकों 


१५ जून, १९३६ 


जचि० नारणदास, 


में अपने विचार थोडेमे लिख रहा हूँ। हमे शाल्ला किसी धनिक व्यक्तिकी-सी 
दृष्टिसि नही चलानी चाहिए, जो सेवा-दृष्टिसे यह वृत्ति अपनाएँ उनन्‍्हीको शिक्षक 
रखे। जो पूरा समय दे और अधिकसे अधिक पन्द्रह रुपया मासिक स्वीकार करे, 
उसे शिक्षककी तरह रखे। एक ही शिक्षक और एक ही विद्यार्थीसे काम शुरू किया 
जा सकता है। विद्यार्थी किसी भी आयुका हो सकता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक स्वय 
बनाये और विद्यार्थी ऑंख और कानका उपयोग जानकारी देनेके लिए तथा हाथका 
उपयोग ओजारसे काम लेकर चीजे बनवाने के लिए करे। जो' सिखाये सो खुद करे। 
अच्छा हो कि पाठशाला गाव हो। तुम्हे तो जहा हो वही आरम्भ करना चाहिए। 
शालाका श्रीगणेश तुम खुद ही कर सकते हो। मध्यम-वर्ग के बच्चे यदि तुम्हारी 
शर्तों पर आते है, तो उन्हे ले सकते हो। वे शुल्क दे। काम शुल्ककी आशासे शुरू 
न किया जाये। यदि यह बात हृदयगम कर सको तो तुम प्रयोग कर सकते हो। 
इन बातोम से जितना हजम हो सके उतना ही लेना। 

अगर तुम यह बात समझ' जाओ तो फिलहाल तो तुम्हे इसी प्रकार करना 
चाहिए । अपने मण्डलके सामने ये विचार रखो। आज जो पाठ्शारला चल रही है, 
यदि वह खर्चे निकाल ले तो उसे चलाते रहना धम है। किन्तु समथ अभिभावकोसे 
तो पूरी फीस ही जानी चाहिए। 

ये सभी विचार मैने नाताभाईके सामने रख दिये है। उन्होने इन्हे पसन्द 
किया है। किन्तु वे इतने आगे बढ चुके है कि भेरे द्वारा सूचित सुझाव उन्हें 
अपनी शक्तिसे बाहरके रूगते है। दक्षिणामूरतिके लिए में जो सहायता प्राप्त करा 
देता था, वह इन दिनो बन्द है। 


१ नू्सिदग्रसाद कालिदास भट्ठ, सावतगरकी शिक्षण-सस्था दक्षिणामूतिके सचालक। 


पत्र रामेश्वरदास' पोद्दारको ७३ 
तुम जो पूछना चाहो, बार-बार पूछना। कत्‌की चिन्ता में करूँगा। वह सेगावमे 
रहे चाहे मगनवाडीमं, देसरेख में करूँगा। उसे सेगॉवर्म रहने की अनुमति दे रखी है। 
इसलिए अगर वह मगनवाडीम रहेगा तो अपनी इच्छासे। कान्ति काकाकी सेवाके 
लिए चला गया है इसलिए महादेव अकेला पड जायेगा। कन्‌का इस दृष्टिसे महादवके 
पास रहना जरूरी लग सकता है, किन्तु यह भी उसकी इच्छापर निर्भर करेगा। 
बापके आशीर्वाद 
[ पुनरच | 
में कनूको कुछ नहीं देता हूँ। 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्स (एम० एम० यू०/२) स। सी० डब्ल्यू० ८८४९५ से भी , 
सोजन्य नारणदास गावी 


६७ सन्देश राजपुताना हरिजन-सेवक सम्मेलनको 


[१६ जून, १९३६ के पूव | 


इस समय हिंदू-वमकी परीक्षा हो रही हे। वे ही सच्चे सेवक हो सकते है 
जिनमे धमके प्रति श्रद्धा है, हरिजनोके प्रति प्रेम हे, और जो अपनेको हरिजन- 
सेवाके लिए समर्पित करने को तैयार है । 


गाधीजी और राजस्थान, पृ० १९७ 


६८ पत्र रफमेदवरदास पोदहारको 


१६ जून, १९३६ 
चि० रामेश्वरदास, 


मेरी इच्छा है कि पारनेरकर दिल्‍ली और पिछानीके दुग्धालयोके लिये जाय। 
धुलीयाका प्रबव तो करता ही जायेगा। वहाँका काम तो सुव्यवस्थित है ही। 
हमारे तो गोसेवा करना है। पारनेरकरके दिल्ली-पिलानी जानेसे ज्यादा हो सके 
तो करनेका हमारा धर्म हो जाता है इसलिये पारनेरकरकों छुटी दे देना। बाकी 
सब पारनेरकर समजात्रेंगे। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २११) से । 


१ यद्द सम्मेलन १६१७ जून, १९३६ को अजमेरके पास नारेही नामक स्थानमें हुआ था । 


६९ पत्र * जें० के० दर्माकों 


वर्धा 
१७ जन, १९३६ 
भाई शर्मा, 
तुम उतावले हो रहे हो। तुम्हारा काम है बहुतोकों अपने मतका समर्थक 
बनाना। में इस बातकों आगे बढ़ा रहा हँ। अबतक आये हुए पत्नोसे प्रकट होता 
है कि प्रतिबन्ध छामदायक ओर आवश्यक है। वे कहते है कि मिलके कपडेके साथ 
खादीको प्रदर्शित करते से कोई लाभ नहीं होता। खादीका ध्येयः मिलके कपडेका 
पूरक होना नहीं बल्कि उसका स्थान ले लेता है। खादीका अपना एक अलग 
उद्देश्य है। खादी राष्ट्रीय शिक्षणका अग है और कम-से-कम भारतकी हृदतक नयी 
तथा सच्ची अथ-व्यवस्थाकी प्रतीक है। 
खादी-कार्यकर्त्ताओकी आलोचनामे तुमने जल्दबाजीसे काम' लिया है। वे अपने 
अनुभवके प्रकाशमे काय कर रहे है और केवल निवनोके हितके निमित्त। तुम्हे 
उनका दृष्टिकोण और कठिनाइयाँ समझकर ही कुछ टीका करनी चाहिए। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गाधी 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८८) से। 
७० पतन्नका अशछ' 
१७ जून, ६९९३६ 


मेरे लिए समस्त दशनका तिचोड सत्यम है, फिर भले ही स'यके लिए कोई 
भी कीमत क्यो न चुकानी पडे। 


| अग्नेजीसे ] 
महादेव' देहाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई 


१ साधन सूत्रके अनुसार यह पत्र एक अमेरिकी महिराको छिखा गया था। 


७१ पत्र अमृतलूाल वि० ठक्‍करको 


१७ जून, १९१६ 

भाई ठक्‍्कर बापा, 

पालमपुरसे आमनन्‍्त्रण आया है। 

वालजकरकों अभी २,००० रुपये मिले नही है, तुरन्त इतना रुपया भेज देना। 
इससे जो हिसाब आदि छेना हो सो लेते रहना। उसका काम मत रुकने देना। 

भडौचका तकाजा पूरा कर दिया होगा? करसनदासने विलेपालेके मकानकी 
जवाबदारी मेरे ऊपर डाल दी है। द्रस्टियोकी बैठक बुलाई जानी चाहिए। किदोर- 
लालने उन्हे लिखा होगा। अनूकूल तिथि सूचित करो तो बैठक बुलाये। 

में सेगावरम बैठ गया हूँ। बैठक आदिके लिए तो वर्बा जाता रहूँगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११५९) से । 


७२ पत्र  बिजया एन० पढेलको 
१७ जून, १९३६ 
चि० विजया, 
में तो सेगावर्म बैठा हूँ । अभी रहने की सुविवा नही हुई है। बरसातके कारण 
पूरा काम नहीं हो सकता। अगर तू आती है तो में तुझे मगनवाडीमे या महिला 
आश्रम रखने को तैयार हेँ। वहाँसे मेरे पास आती रह सकती है। अभी तो वा 
भी मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ ही रहना हो तो तुझे प्रतीक्षा करनी पडेगी। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकलू (जी० एन० ७०६१) से। सी० डब्ल्यू० ४५५३ से भी, 
सौजन्य विजयाबहन एम० पचोली 


७9५ 


७३, पत्र हीरालाल शर्मभाको 


१७ जून, १९३६ 
चि० शर्मा, 
तुमारे दो खत आये है। घरके हाल सुनकर दुख होता है।' अगर उपचारके 


बारेमे आत्मविद्वास आ गया है तो मरीजोका उपचार करो। अथवा उनको छोड 
दो। मामूली उपचार करते रहेगे। 

तुमारे क्या करना, द्रौपदीको क्या करना यह सब बाते करने के लिये आ 
जाओ। मे तो सेगॉवर्म पडा हूँ। यह कोई बात नही है। मगनवाडीसे नित्य आ जा 
सकते है। यहा हवा बहुत ठडी है बारिश काफी पडा है। अब भी पड रहा है। 
सफरमे सब मिलाकर कितना खच हुआ ”? जो पाना था सो पाया ? वहासे सीखने का 
कुछ बाकी रहा ”? शरीरशास्त्रका ज्ञान पर्याप्त पाया। 


बापुके आशीर्वाद 
बाएकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वष, पृ० २५३ 


७४. एक सदेश 


१७ जून, १९३६ 
हिंदुरमीओ की प्रत्येक सभा पाच काम आसानी से कर सकती है 
(१) अस्पृव्यता को पाप समजकर निकाले। 
(२) अज्ञानपूर्वक जो शिथिल गोसेवा हो रही है उसे शुद्ध ज्ञानसे करे। 
(३) खादी को अपनाकर दरिद्रनारायण की यतकिचित सेवा करे। 
(४) देहातीओ का मार लेकर उनकी सेवा करे। 
(५) धर्मताशक ज्ञाति बधनों को कादे। 


मो० क० गाधी 
महादेब देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई 


१ हीरालालके बड़े भाईके शकलोते पुत्रकी मृत्यु हो गई थी। 
२ हीराछालकी पत्नी । 


७६ 


७५ पत्र - अगाथा हेरिसनकों 


सेगाँव, वर्धा 
१८ जून, १९३६ 
प्रिय अगाथा, 
यह में अपने नये आवाससे लिख रहा हूँ, जो सही अर्थो्म ठेठ देहातमे 
है--यानी, वहाँ जहाँ न डाकधर है, न अच्छी भोजन-सामग्रीका भडार, न 
चिकित्सा-सुविषया, और जहाँ वर्षा-कालम पहुँच सकना अत्यन्त कठिन है। में और 
भी कितने ही विशेषण लगा सकता हूँ, पर फिलहाल तो इतने ही पर्याप्त होगे। 
इसका यह मतलब नही कि मुझे कोई असुविधा उठानी पड रही है। यह सब तो 
मैने अपने आगामी कार्यका कुछ अन्दाज देनेको तुम्हे बताया है। 
खबरोके बारेम तुम्हारा कहा में समझता हँ। जवाहरलाल इस समस्यासे 
सुलूटनेका प्रयास कर रहे है। देखे, आगामी छह मास हमे क्‍या दिखाते है। 
सप्रम, 
बापू 
अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४९५) से। 


७६ पत्र म्य्रियल लेस्टरको 
१८ जून, १९३६ 


प्रिय म्यूरियल, 


तुमने तो मुझसे बाज़ी मार ली। जब कालेलकरने तुम्हारे साथ भेटका वृत्तान्त 
लिखा और बताया कि तुम्हे मलेरियाने जजड रखा है और आग्रह किया कि में 
तुमसे अपना ठीक उपचार करने का आग्रह करूँ, तब में तुम्हे फौरन ही लिखना 
चाहता था। और देखो तो, तुम्हारा ही पत्र आ पहुँचा, फिर डोरोथीके पत्रके साथ 
दूसरा भी आ गया। 

मुझे तुम्हारा हमेशा ध्यात रहता है और बातचीतमे भी बहुधा तुम्हारी चर्चा 
होती है, परन्तु कामकी भीडके कारण भारतसे दूरके मित्रो और सहयोगियोको 
जितनी बार मन चाहे, उतनी बार लिख नहीं पाता। 

में भला किस तरह तुमसे आग्रह करूँ कि तुम अपनी ठीक देखभाल करो? 
यदि तुम्हारा शरीर चोरोका डेरा नहीं बल्कि पवित्रात्माका निवास है तो शरीरको 


33 


७८ सम्पूण गाधी वाडूमय 


आवश्यकता होनेपर आराम देना ही चाहिए। “किसी बातकी चिन्ता न करो”, 
यह बडी उत्तम सीख हे। यदि अपने दैनिक जीवनमें हम इसपर अमर करे तो 
फल-प्राप्तिकी उतावहीम अपने शरीरकी ऐसी उपेक्षा नहीं करेगे कि आगे काम 
करने लायक ही न' रह जाये। इशग्लैडम तुम्हारे मलेरियासे पीडित होनेकी क्‍या 
तुक है ” भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे। 

अन्तत में जमनालालजी द्वारा बनवाई अपनी सेगाँवकी कुटिया में आ ही 
गया हूँ। भविष्यके गभमे मेरे लिए क्‍या है सो तो पता नही, परन्तु फिलहाल मेरा 
अड्डा सेगावर्म ही हे। डाकका पता वर्धा ही 'रहेगा, क्योकि यहाँ कोई डाकघर 
नही हे। कितनी ही और चीजोकी तरह यहा डाक-टिकट भी नहीं मिलते। 

डोरोथीको अछूगसे पत्र नहीं लिख सकूगा। समय ही नही है। 

तुमको, उसको और परिवा'रके अन्य सदस्योको मेरा प्यार। 

जमनालालजी का पुत्र कमलनयन' जल्दी ही तुम्हारे पास' पहुँचेगा। उसकी खूब 
देख-रेख करना ओर ऐसी जगह टिकाना जहा उसकी अच्छी देखभाल हो। 


तुम्हारा, 
बापू 
| पुनश्च ] 
तुम्हारे लेखपर फौरन ध्यान दिया जायेगा। 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३८०७) से 
७७ पत्र अमृतकोरको 

सेगॉव, वर्धा 
१९ जून, १९३६ 


प्रिय विद्रोहिणी, 

मेरी बुधली लिखावटके बारेम तुम्हारी शिकायत उचित है। केवल तुमने ही 
शिकायत की हो ऐसी बात नहीं। इस देहाती स्याहीमे सुधार करना ही होगा। 
देहाती स्याही ओर देहाती कागज, दोनो अभी विज्ञापित किये जाने योग्य नही है। 
फिर भी तुम्हे मानना पडेगा कि यदि मैं हार मान ल्‌ तो सुधार असम्भव हो जा 
सकता हे। तुम्हारे-जैसे विद्रोहियोको विद्रोह करने की अपनी आदतसे बाज नही आना 
चाहिए ओर श्ीत्र ही तुम देखोगी कि तानाशाहकों भी अपने तौर-तरीकोम सुधार 
करना पडेगा। सम्भव है, मुझे इस महीन कागजका उपयोग छोडना पडे। बताना 
कि बगैर आतशी शीकश्षेके तुम इस पत्रकों पह सकी या नहीं। 


१ म्यूरियल छेस्टर और डोरोथी होंग द्वारा छिखा गया “टिसिंगटन वेक डेंसिंग” शीषक छेख 
७५-९-१९३६ के हरिजनमें प्रकाशित हुआ था। 


पत्र एस्थर मेननको ७९ 


तुमने निस्सन्‍्देह बडी अच्छी बिक्री की। ब्रोचोकी घटिया पिनोके बारेमे 
तुम्हारी शिकायतकी मैने सफाई दे दी है।' यदि तुम्हे इतने पर भी सनन्‍्तोष न हो 
तो मुझे विश्वास है वे लोग उतने ही मूल्यकी तुम्हारी मनपसन्‍्द कोई और वस्तु 
बदलेम भेज देंगे। 

आशा है, जो चन्दनकी रूकडीका डिब्बा तुम्हे अलूगसे भेजा गया था वह 
मिल गया होगा। हमेशा सामथ्यसे बाहर काम करने का ढग तुम्हे छोडना पडेगा, चाहे 
इसकी खातिर तुम्हे सेगावर्म ही क्यो न रहना पडे। तुम्हारे लिए तुम्हारी योजनाके 
अनुरूप एक कुटिया बनवा सकता हूँ। तुम मोटरम स्टेशनसे सोधे सेगाव आ सकती 
हो, अधिकसे-अधिक डेढ घटा छगेगा, वैसे एक घटेमे पहुँच सकती हो। परन्तु 
मोटरमे वर्षाके बीच या अगर भारी वर्षा हुई हो तो फौरन बाद यहा मत आना, 
रुककर आता। 

मेरी कुटियाम मिट्टीकी मोटी दीवारे है--साधारण इटकी दीवारसे दूनी 
चौडी। इस मिट्टीपर वर्षाका कोई असर नहीं होता। मेरे खयालम कुटिया और 
आसपासका वातावरण तुम्हे बहुत प्रिय' रंगेगा। 

मीरा बिलकुल ठीक है। 

सप्रेम, 


तानाशाह 


मूल अग्नेजी (सी० डब्ल्यूण ३७३२) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एनच० 
६८८८ से भी 


७८. पत्र * एस्थर मेननको 


१९ |जूत | १९३६ 
रानी बिटिया, 


तुम बहुत नटखट हो। पत्रके हाशियेपर ऊपर-नीचे सब जगह बिना यह 
जताये लिख डालती हो कि आरम्भ कहासे किया। भला एक पन्ना और क्यो नहीं 
ले लेती ” अच्छा, अब, और शिकायत नहीं करता। मैने सरस्वती और कान्तिकों 
तुम्हारे पास भेजा था, क्योकि मेने सोचा कि उनसे मिलना तुम्हे अच्छा छगेगा। 

आइचय ! मुझे इस सप्ताह मेरीका' एक पत्र मिला है। उसने तुम्हारे छिए 
काफी चिन्ता व्यक्त की है। 


१ १७ जूनके पत्रमें। 

२ पत्रकी विषय वस्तुस्ते प्रकट होता है कि यह एस्थर मेननकों लिखे गये १८ मई, १९३६ के पत्रके 
बाद लिखा गया होगा, देखिए खण्ड ६२, पृ० ४४८ | १९ जून, १९३६ को गाघीजी वर्षामें थे। 

३ एनी मेरी पीटसेन। 


८० सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


क० को तो भारी सन्‍्ताप होता होगा कि धनाभावके कारण उसे जो चीज 
सबसे ठीक छरगती है, उसे नहीं कर पा रहा है। खैर, हमे इस बातसे सनन्‍्तोष 
करता होगा कि भगवान्‌ हमें हमेशा वह चीज नहीं करने देता जो हमारे विचारसे 
सर्वोत्तम है। शायद हमे हमेशा पता नहीं होता कि सबसे अच्छा क्‍या है। 

बच्चोसे हठपूर्वेक पत्र मत लिखवाओ। जब वे स्वेच्छासे मुझे पत्र भेजना चाहे 
तब लिखें। 

आशा है, बीमारीके बाद तुम अब बिलकुल स्वस्थ हो गई होगी। हमारी 
पहली भेटके समय तुम जैसी स्वस्थ और प्रसन्न थी वैसी ही तुमको देखना मुझे 
बडा प्रिय छगेगा। तुम तो स्वास्थ्यकी ऐसी आदश प्रतिमूति थी कि मैं सोचता 
था कि तुम बीमार पड ही नहीं सकती। 

सप्रेम, 


बापू 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (सरया १३८) से, सोजन्य राष्ट्रीय अभिकेखागार 


७९. पत्र : जवाहरलाल नेहरूकों 


१९ जून, १९३६ 

प्रिय जवाहरलाल, 

मैं तुम्हारी जानकारीके लिए साथका पत्र भेजनेवाला था कि कल तुम्हारा 
पत्र मिला। 

यह जानकर खुशी हुई कि रणजीत पहलेसे अच्छे है। उन्हे अपना खयाल 
रखना चाहिएं। 

में नहीं चाहता कि तुम अपनी काय-समितिमे किसी स्त्रीको न रखने के बारेमे 
कोई खास बयान जारी करो।' मेरे खयालरूसे स्त्रीकोी न रखने की बातका वही 
महत्त्व नही हे, जो दूसरोकों रखने या न रखने का है। हममें से किसीकी भी काय- 
समितिम से स्त्री-मात्रको अलग रखने की न हिम्मत थी और न इच्छा। यदि तुम्हारे 
रवेयेका यह ठीक-ठीक अथ है तो अवसर उपस्थित होनेपर इसका स्पष्टीकरण 
कर दिया जाना चाहिए। 

जहॉतक दूसरोका सवार है, मुझे अफसोस है कि जो-कुछ हुआ, तुम अभी 
तक उसपर खिन्न हो। ध्येयके हितमे भूलाभाईवाली कडवी घूट पी छो। और 
पहली ही चर्चाम, तुम्हारे जिक्र करने से पहले, मैने निश्चित रूपसे कह दिया था 
कि कार्य-समितिम समाजवादी होने ही चाहिए। मेने तामोका भी जिक्र किया 


१ उपलब्ध नही है। 
२ देखिए खण्ड ६६, ६० ४८९ ९० | 


पत्र नारणदास गाधीको ८१ 


था। लेकिन में जिस बातपर जोर देना चाहता हैँ वह यह नही है कि किसने 
किसका नाम लिया, बल्कि यह है कि सब लछोग समान ध्येयकी सिद्धिके इरादे से 
ही काम कर रहे थे। ८ 

जहाँतक मुझे याद है, तुम्हारी भेजी हुई चीज वह नही है, जो मैने देखी 
थी। तुम्हारी भेजी हुई चीज तो शायद में पहली ही बार देख रहा हूँ । डॉ० हार्डीकर 
से पूछ छो कि उन्होने कोई और बयान जारी किया था क्‍्या। जो चीज तुमने मेरे 
पास भेजी है वह भी, जो-कुछ डॉक्टर [हार्डीकर | मुझे बताया करते थे, उससे 
भिन्न है। उनके विचार मेरी रायमे दोषपूण तो है, लेकित उनके प्रकट किये जाने 
पर मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी शिकायत यह है कि उन्होने मुझसे एक बात 
कही और प्रकाशित दूसरी बात कराई। तुम यह पतन्न डॉ० हार्डकरको दिखा 
सकते हो। 


आशा हे, तुम अच्छे होगे। तुम्हारे पजाबके तूफानी दौरेका हाल में चितित 
होकर पढता रहा। 


सप्रेम, 
बापू 
[ पुनरच | 
अगर लिखावट इतनी बूँधली हो कि पढ न सको तो इस पत्रकों फेक देना। 
| अग्रेजीसे | 


गाधी-नेहरू पेपल, १९३६, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय । 
ए बच ऑफ ओल्ड लेटसे, पृ० १७८-७९ से भी 


८० पत्र  नारणदास गाधीको 


१९ जून, १९३६ 
चि० नारणदास, 


तुम्हारा पत्र मिला। शालाके बारेमे तुम्हे जो ठीक छगे वही करना। मुझे 
कोई उतावली नही है। हमारे कत्तव्यके विषयमे मुझे शका नही है किन्तु कत्तंव्यके 
अनुसार करने में कठिनाइयाँ आती हैं । 

अब मेरे अक्षर साफ-साफ पढ लेते हो या नहीं, लिखना। 

इसके साथ दो पत्र है। कनू रूगभग रोज आता है। 


बापूके आशीर्वाद 


गूजरातीकी माइक्रीफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४९६ से भी , 
सौजन्य नारणदास गाधी 


१ मूलमें यद् भंश पत्रके शीर्ष भागपर छिखा हुआ है। 


८१ पत्र: अमतुस्सलामकों 
१९ जून, १९३६ 


चि० अमतुस्सलाम, 


हर्माकों मेने तेरे पास भेजा, इसलिए तेरी डाँट मेरे सिर-आँखो पर। मुझे 
माफ करना। अब फिरसे ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। तू किसकी बात मानती है 
जो शर्माकी मानेगी” एक जमाना था जब तू उन्तको पूजती थी, उनकी सलाह तू 
मानती थी और उनका कहा मानने से फायदा हुआ है, ऐसा भी कहती थी। अब 
उनकी सलाह तुझे नहीं भाती, यह जमाने की तासी'र है। 

कान्तिको काका साहबके पास जानेंकी प्रेरणा मैंने नहीं दी। लेकिन काका 
साहबको उसकी सेवा और मददकी जरूरत है। ऐसा उसे मालूम हुआ, इसलिए 
वह सेवाके लिए तैयार हो गया। मुझे उसकी तैयारी अच्छी लगी। उससे उसे 
फायदा ही होगा। काका साहबका काम पूरा हो जानेपर या जब कान्तिकी इच्छा 
होगी तब वह मेरे पास छलोटेगा । 

तूने भाइयोको, भाभीको लिख डाला सो जाना। जो लिखा, उसमे में अदब नहीं 
देखता । उसमे में स्वच्छन्दता देखता हूँ। लेकिन तुझे समझानेमे कौन समर्थ है? जो 
तू करे वह मेरे-जसेको देखते रहना होगा। छुट्टियाँ शुरू होनेपर जरूर आना। 

मेरी तबीयत ठीक है। सेगाँवमे हँ। आज सरस्वती आई होगी। लडकोके 
लिए खत  साथम है। 


बापके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नतकल (जी० एन० ३३८) से। 


१ देखिए अगला शीषक। 
८२ 


८२ पत्र * मगलप्रसाद और अन्य लोगोको 
१९ जून, १९३६ 


चि० मगलप्रसाद, जोगीराम, बनवारीलाल, 

तुमारे खत पढकर मुझे आनद हुआ। 

मगलप्रसादने शब्दोको अरूग-अलग नही लिखे है, अक्षर सुधर सकते है। 
जोगीरामके कच्चे है, बनवारीबालके अच्छे हे। मगलप्रसाद ओर जोगीराम अच्छे 
लिखे । 

तीनो ध्यानसे पढों। एक एक मिनिटका हिसाब रखो। एक्-दूसरासे प्रेमसे 
रहो। सादगीसे रहो। 


बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १०८५) से। 


८३ पत्र लीलाबती आसरको 


१९ जून, १९३६ 

चि० लीलावती, 
तू उतावली मत कर। महादेवने खुद देख लिया है कि फिलहाल यहा किसीको 
भी रखना कितना कठिन है। स्नानधर और शौचगृह तो ठीक होना ही चाहिए न 
यह अभी है ही नहीं। वर्षा होती रहती है, कारीगर जैसे आने चाहिए, नही आते । 
मिस्तरी भी नहीं आता। इसलिए पानीकी निकासीके लिए पुलिया भी नही बनी है। 
दूसरे महीने मे भी सब ठीक हो पाता हे या नहीं, कह नहीं सकते। इसके सिवा तेरी 
खाँसी अभी अच्छी नहीं हुई है। यह ठीक बात नही है। मिच' और तेलका स्वाद 
तो नही लेती न? मैने तेरे स्वादके विषय बहुत बाते सुनी है। यहाँ भी तू तेल 
और मिर्चके बिना परेशान होती थी। ठीक है न? इस कमजोरीकों जीत ले। यहाँ 
बडी कठिनाइयाँ है। ऐसी बातोमे बा का उदाहरण नहीं ग्रिनाना चाहिए। किन्तु 
यह तो एक अलग बात हुई। गर्म पानीमे नमक आदि पीकर खासी जच्छी कर छे। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकरू (जी० एन० ९५७७) से। सी० डब्ल्यूण ६५४९से भी, 
सौजन्य लीहावती आसर 


<३ 


८४ गुजरातके पितामह 


सबसे पहले १९१५ में में अब्बास तैयबजीसे मिला था। जहाँ-कही मैं गया, 
वहाँ अगर तैयबजी-परिवारका कोई सदस्य हुआ तो, स्त्री हो अथवा पुरुष, वह 
मुझसे आकर जरूर मिला, मानो में उस महान्‌ और चारो तरफ फैले हुए परि- 
वारका एक सदस्य ही होऊँ। हमारे बीच इस अटूट सम्बन्धका सिवाय इसके और कोई 
खास कारण मुझे नहीं मालूम कि जिस सुप्रतिष्ठित न्‍्यायाधीशके कारण यह खानदान 
प्रसिद्ध हे उससे १८९० में मेरी मित्रता हो गई थी। यह वह समय था जब मै दक्षिण 
आफ्रिकासे हिन्दुस्तावन वापस आया था और यहाँ बिलकुल अनजाना था। कुछ 
लोगोका खयाल तो सम्भवत यह भी था कि में अपना भाग्य आजमाने ओर अपने 
लिए कोई ठीक जगह बनाने के लिए यहॉ-वहा भटक रहा हूँ। लेकिन बदरुह्दीन 
तैयबजी और कुछ अन्य व्यक्ति ऐसे भी थे जिनका ऐसा खयारू नहीं था। 

मगर मुझे तो बडौदाके अब्बास मि्याँके विषयपर ही आना चाहिए। जब हम 
एक-दूसरेसे मिले और मैने उनके चेहरेकों ताका तो मुझे स्व० न्यायमूर्ति बदरुद्दीन 
तैयबजीका स्मरण हो आया। हमारी उस' मुलाकातसे हमारे बीच जन्म-भरके लिए 
मित्रताकी गॉठ बँध गई। मेने उन्हें हरिजनोका मित्र ही नहीं बल्कि उन्हीमें से एक 
पाया । एकबार बहुत पहले  गोधरामे जब मैने लोगोको अस्पुश्यता-विरोधी सम्मेलनके 
लिए सायकाल वहॉकी एक हरिजन बस्तीमे बुलाया तो उन्हे बडा आहदचर्य हुआ, 
लेकिन अब्बास मियाँ वहाँ भी हरिजनोके काममे उसी उत्साहसे भाग लेते देखे गये 
जैसे कोई कट्टर हिन्दू ले सकता है। तथापि वे कोई साधारण मुसलमान नही थे। 
इस्छामके लिए उन्होने मुक्त हस्तसे दान दिया और कई मुस्लिम सस्थाओको वे 
सहायता देते रहते थे। मगर हरिजनोको मुसलमान बनाने-जैसा कोई विचार उनके 
सनमें कभी नहीं उठा। उनके इस्लामसमे भू-मण्डलके तमाम महान्‌ धर्मोके लिए 
गुजाइश थी। इसीलिए अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलनमे वे हिन्दुओकी ही तरह 
उत्साहपूर्वंक भाग लेते थे, और में जानता हूँ कि जबतक वे जिन्दा रहे तबतक 
उनका यह उत्साह बराबर बसा ही बना रहा। 

असल बात यह है कि उन्होने अधूरे मनसे कभी कोई काम नहीं किया। 
अब्बास' तैयबजी अपने मन कोई बात छिपाकर नहीं रखते थे। पजाबकी पुकारका 
उन्होने तत्क्षण जवाब दिया। उनकी उम्रके किसी ऐसे अन्य व्यक्तिके लिए, जिसने 


१ वस्तुत १८९६ में , देखिए खण्ड २, पृ० ४१२। 

२ नवम्बर, १९१७ में । 

३ अप्रैल, १९१९ में पंजाबके उपद्रवोंकी जाँच और उनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए का््रेसकी 
उप सम्ितिने जो पाँच कमिदनर नियुक्‍त्त किये थे, अब्बास तेयबजी उनमें से एक थे। 


८३ 


क्या खादी आथिक दृष्टिसे टिक सकती है? ८५ 


जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं झेली, जेलोकी सख्तियाँ बर्दाश्त करना कोई 
मजाक नहीं था। लरूकिन उनकी श्रद्धानें हर कठिनाईकों जीत लिया। दूसरोके 
चेहरोको भी खिला देनेवाली मुस्कराहटके साथ खेडाके किसानोकी तरह ही सादा 
जीवन व्यतीत करने, उन्हीका-सा खाना खाने और सब मौसमोमे उन्हीकी तकलीफ- 
देह, भद्दी बेठगाडियांम सफर करनेकी उनकी क्षमता देखकर अनेक नोजवानोकों 
उनके सामने शमिन्दा होना पडता था। ऐसी असुविधाओके बारेमें भी, जिनसे बचा 
जा सकता था, मेने उन्हें कभी शिकायत करते हुए नहीं सुना। “ऐसा क्यो, 
उनके हिस्से यह सोचना नहीं था, उनके हिस्से तो सिफ करना या मरना था।” 
हालाकि एक समय मुख्य न्यायाधीशकी हेसियत से उन्हें किसीको मृत्यु दण्ड देने 
ओर अपनी आज्ञाका पालन कराने की सत्ता प्राप्त थी, फिर भी बिना किसी 
उजञके अनुशासनका पालन करने की आइचयजनक क्षमता उन्होने प्रदर्शित की। वे 
मनुष्य-जातिके विरले सेवकोम से थे। भारत-सेवक भी वे इसीलिए थे कि वे मनृष्य- 
जातिके सेवक थे। ईश्वरकों वे दरिद्रनारायणके रूपमे मानते थे। उनका विश्वास 
था कि परमेश्वर दीन-दुखियो ओर तिरस्कृतोके बीच ही रहता है। अब्बास मियाँका 
शरीर यद्यपि इस समय कब्रमे विश्राम कर रहा है, पर वे मरे नहीं है। उनका 
जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। 

[ अग्रेजीसे | 

हरिजन, २०-६-१९३६ 


८५. क्‍या खादी आ्थिक दृष्टिसे टिक सकती है? 


अगर इस प्रशइनमे अभिप्राय यह हो कि कीमतके लिहाजसे जापानी छीटके टुकडो 
या हिन्दुस्तानी मिलोमे बने हुए कपडेंसे भी खादी प्रतियोगिता कर सकती है या 
नहीं, तो इसका जवाब एकदम न ही होगा। लेकिन ऐसा नकारात्मक उत्तर ता 
लगभग ऐसी हरएक चीजके लिए दिया जायेगा जो श्रम बचानेवाली गक्ति (मशीनों) 
के मुकाबले मनृष्यकी शारीरिक शक्तिसे तैयार हो। यहाँतक कि भारतीय कछ-का र- 
खानोमे बननेवाले मालका भी यही हाल होगा। करू-कारखानोम तैयार होनेवाला 
कपडा, लोहा, शक्कर आदि विदेशी प्रतियोगिताके मुकाबलेमे टिक सके, इसके लिए 
किसी-न-किसी रूपमे उन्हे सरकारी सहायताकी आवश्यकता पडती ही है। अत इस 
रूपमे इस प्रश्तको रखना बिलकुल गलत है। खुले बाजारमे तो एक ज्यादा सगठित 
उद्योग सदा ही अपनेसे कम सगठित उद्योगको खत्म कर सकता है -- खासकर तब, 
जब उसे सरकारी सरक्षण प्राप्त हो और यथ्ेष्ट पूजी भी छगाने के लिए मिर् 
सकती हो, और वह कुछ समयके लिए घाटे पर भी अपना माल बेच सकता हो। 
हमारे देशर्म अनेक उद्योगोका इसी तरह दुखद अन्त हुआ है। 
कोई भी ऐसा देश, जहाँ अमर्यादित विदेशी प्रतियोगिताकी छूट हो, भुखमरीकी 
हालतमे पहुँच सकता है और यदि विदेशी छोग चाहे तो वह गुरामीस भी पड 


८६ सम्पूर्ण गाधी वाइहमय 


सकता है। इसी को शान्तिमय प्रवेश कहते है। हाथसे बननेवाले' माल और मशीनोसे 
तैयार होनेवाले मालके बीच प्रतियोगिताका भी यही परिणाम होता है, यह समझने 
के लिए एक ही कदम आगे जाने की जरूरत है। हम इस प्रक्रियाको अपनी आँखोके 
सामने घटित होते देख रहे है। आठेकी छोटो-छोटी मिले हाथकी चक्कियोको, तेलकी 
मिले गॉवकी घानीकों, चावरूकी मिले गावकी ढेकीको, और चीनीकी मिले गुड 
बनाने के ग्रामीण साधनों आदिको विल॒प्त करती जा रही है। ग्रामीण धन्बोके 
नाश से गाँववाले गरीब होते जा रहे है, और धनवान लोग और मालदार बन 
रहे हैं। अगर काफी हरूम्बे अर्सेतक यही क्रम चलता रहा तो ओर किसी. प्रयत्नके 
बगैर ही गाँवोका नाश हो जायेगा। गाँवोको तबाह करने का इससे अधिक चतुराई- 
भरा और लाभप्रद उपाय तो कोई चगेजखला भी नहीं निकाल सकता। ओर दु खद 
बात तो यह है कि अनजाने, पर निश्चित रूपसे, गॉववाले स्वय भी अपने इस 
विनाझमे साझीदार हो रहे है। उनके दु खोकों पूरी तरह समझने के लिए पाठकों 
को जानत। चाहिए कि उनके लिए खेती करना भी लाभप्रद नही रहा है। कुछ 
फसलोम तो गॉबवालो को बीजके दाम निकालने-जितनी' भी आमदनी नही होती। 

इन सब बातोके बावजूद में जो कहता हूँ कि मोजूदा हालतम खादी ही ऐसी 
चीज है जो आ्थिक दृष्टिसे टिक सकती है, उसका क्‍या मतलब है? इस बातको 
स्पष्टताके साथ में इस तरह कहूँगा “करोडो ग्रामवासियोके लिए खादी ही ऐसी 
चीज है जो आशिक दृष्टिसे उस समयतक टिक सकती है जबतक कि हिन्दुस्तानके 
हरएक गाँवम खेतों, घरो था कारखानोमे काम करनेवाले हरएक स्त्री-पुरुषके लिए, 
जिसकी उम्र १६से ऊपर हो ओर जिसका शरीर काम कर सकने लायक हो, 
काम और पर्याप्त मजदूरी दिलानेवाली, सम्भव हो तो, इससे कोई अच्छी पद्धति 
नहीं मिल जाती, अथवा, जबतक इतने काफी शहर नहीं बन जाते कि वे इस 
प्रकारके गॉवोका स्थान ले ले, ताकि सुव्यवस्थित जीवनके लिए जिन सुविधाओं 
ओर आरामकी जरूरत हे और जिन्हें पानेका सबको हक है, वे सब उनके द्वारा 
गाववालो को मिलने रंगे।” थह सब इतनी स्पष्टतासे कहनेके पीछे मेरा उद्देश्य यह 
बताना है कि अभी तो, भविष्यके बारेम जितनी दरतक हम सोच सकते है, 
खादीकी ही प्रधानता रहेगी। 

इस समयकी जरूरी समस्या तो उन करोडो ग्रामवासियोके लिए काम और 
मजदूरीकी व्यवस्था करने की है जो क्रश क्गाल बनते जा रहे है। कोई भी 
व्यक्ति गाँवोम जाकर स्वय इस बातकों देख सकता है और समकालीन विशेषज्ञोके 
साक्ष्योसे! भी यह बात सिद्ध होती है कि गॉववाले आथिक, मानसिक और नैतिक 
दृष्टिसे' उत्तरोत्तर अधिकाधिक गरीब होते जा रहे है। उनके अन्दर कोई काम 
करने का, सोचने का, बल्कि जिन्दा रहनेतक का उत्साह तेजीसे नष्ट होता चला 
जा रहा है। जिन्दा होते हुए भी वे मानो मृत है। 

खादीसे उन्हे काम, औजार और अपने मालके लिए तैयार बाजार मिलता है। 
जहा अभी करूतक घोर निराशा थी वहा खादी आशाका सचार करती है। 


पत्र एस० अम्बुजम्मालको ८७ 


जकाल लोग पूछेंगे, “अगर खादी इतनी आशाप्रद चीज है तो अभी इसमें 
इतनी कम प्रगति क्यों हुई है? ” इसके जवाबमे यह कहा जा सकता है कि करोडो 
बेरोजगार लोगोको देखते हुए यद्यपि खादीकी प्रगति अपने-आपमे कम हुई है फिर भी 
तुलनात्मक दृष्टिसे देखे तो अलग-अलग अन्य किसी भी उद्योगसे उसने अधिक प्रगतिकी 
है। इस उद्योगकी बदौलत हर साल ग्रामीण मजदूरोकी सबसे बडी सख्याकों मजदूरीके 
तौरपर सबसे ज्यादा रकम मिलती है, और साथ ही व्यवस्था आदिका ऊपरी खचे 
इसमे बहुत कम होता है और इसका लगभग एक-एक पैसा जन-साधारणके ही पास 
पहुँचता है। अखिल भारतीय चरखा सघने इस सम्बन्ध जो ऑकडे प्रकाशित किये 
है उनका अध्ययन करके कोई भी व्यक्ति इस बातकों जान सकता है। 

खादीकी उन्नतिमे अनेक बावाएँ है। गॉववालो के अपने कुछ पूर्वग्रह है, इसे 
बिना सरकारी सहायताके हर तरहकी अनैतिक प्रतियोगिताका मुकाबला करना पडता 
है, तथाकथित अर्थशास्त्रियोकी प्रचलित सम्मतियोका विरोध सहना पडता है, और 
खादी पहननेवालो की निरन्तर सस्ती खादी मिलने की मॉगका भी मुकाबला करना 
पडता है। इस तरह यहा मुख्य सवाल यह है कि देहातियों और शहरियोको 
दैन्य, दुख और ऑसुओके इस देशके योग्य सच्चा अर्थशास्त्र कैसे सिखाया जाये। 
दुख और गरीबी धर्मोका विचार नहीं करते। हिन्दू, मुसलमान और ईसाई जो 
लोग भी गाँवोमे रहते है वे सब एक ही रोग--दरिद्रता और अभाव--से पीडित 
है। अगर इनमें कोई फक है तो केवल मात्राका है। 

इसलिए मेरी मान्यता है कि चाहे एक गज खादी मिल के बने एक गज 
कपडेसे महँगी हो, मगर कुछ मिलाकर और गाँववालो की दृष्दिसि तो वह सबसे 
लाभकारी और व्यावहारिक वस्तु है, जिसके मुकाबलेकी दूसरी चीज नहीं है। इस 
कथन पर पूरा विचार करने के लिए खादीकी व्याख्यामे दूसरे ग्रामीण धन्धे शामिल 
किये जा सकते है। 

[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, २०-६-१९३६ 


८६. पत्र एस० अम्बुजस्मालकों 
२० जूत्त, १९३९ 


चि० अम्ब॒जम, 

तुम्हारा पत्र और फल मिल गये। जब तुम्हारे यहाँसे फल मेँगवाने की 
जरूरत होगी, अवश्य लिखगा। यो तो बम्बई पास पडता है, परन्तु कभी-कभी 
जब वहाँ सतरे लगभग अग्राप्य होते है तब दक्षिणके मीठे नींबू मिलने पर बडी 
खुशी होती है। 


८८ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


मुझे खुशी है कि पिताजी की तबीयत कुछ सुधरी है। 

मुझे पता है कि को कट्स्‍्तान और घर्षण-स्नानकी आवश्यकता हे। 
घर्षण-स्तान पुरुषोकी अपेक्षा स्त्रियोकें लिए अधिक लाभकारी है। 

में चाहता हैँ तुम दोनो कोडम्बब्कम्‌ समितिमे शामिल हो जाओ। में चाहता 
हैँ, विशेष रूपसे तुम जब मद्रासमे रहो तो सस्‍्थाकों देखने सप्ताहमे कमसे-करम एक 
बार जरूर जाओ, वहाका काय देखो और उसकी रिपोर्ट तैयार करो। तुम्हे उस 
आश्रमर्म रहनेवालो से भी मिलना-जुलना चाहिए। 

सप्रेम, 


बापू 


अग्रेजीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ९६०८)से, सौजन्य एस० अम्बुजम्मार 


८७ पत्र ना० २० मसलकानीकों 


सेगॉव, वर्धा 
२० जून, १९३६ 


प्रिय. मरूकानी, 
मुझे कुछ ऐसा लगता है कि तुम्हारा पत्र बहुत समयसे नहीं आया। 
पाठशाला कसी चल रही है? रुक्मिणी कुछ और बखेडा तो नहीं करती ? 
साथका कागज  थडानीको दे दो। इस लेखमे वेदों की व्याख्या करने की एक 
दूसरी विधि बताई गई है। उसका सिद्धान्त कुछ प्रगति कर रहा है क्‍या ? 
सप्रेम, 
बापू 
अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१८) से। 


१ यहाँ साधन सूत्रमें दो शब्द घुँधले पढ़ जाने के कारण पढ़े नहीं जा सके। 
२ उपलब्ध नहीं है। 


८८ पत्र  अमतुस्सलासको 


२० जून, १९३६ 


चि० अमतुस्सलाम, 

तेरा खत मिला। जो आदमी तकके घोडे दौडाये उसका क्या करे? सरस्वतीसे 
मिलने की इच्छा तुझे होगी ही, इसीलिए तो मैने तुझे लिखा था। उसमे न तेरी 
परीक्षा थी, और न किसी प्रकारका प्रदोभन। सरस्वतीकों वहाँ नही भेजा जा सकता। 
बहुत खच होगा। इसे म॑ मोह ही कहूँगा। 

तू वर्धा आये, इसमें तो अथे है। सरस्वती वहाँ जाये, इसमे अनथ है। उसे 
यहा अच्छा लगेगा तो बहुत समयतक रहेगी। 

जो हरिजन बालक उर्दू छिपि जानते है, उनका यह अभ्यास बनाये रखना चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३३७) से । 


८९, पत्र लीलावती आसरको 


२० जून, १९३६ 
चि० लीलावती, 
मिर्च न खाने का ब्रत लेना बिलकुल जरूरी नहीं था। मगर ले लिया है तो 
पालन करना। तुझे अपनी भाषा सुधारनी चाहिए। बिना विचारे बोलने की तुझे 
आदत पड गई है। यह ठीक नहीं है। हमारी बातका जो अथ सुननेवाला लगाता 
है, उसीको ठीक मानने में छाभ है। इससे हमे कम बोलने और जो बोलते है सो 
विचार करने की आदत पडती है। तुझे यहाँ बुलाने के लिए में उत्सुक हैँ। किन्तु यह 
नही चाहता कि बुलाकर तुझे असुविधाम डाल। २४-२५ तारीखको बुला लू और 
२७ को तुझे यहाँ छोडकर चल दू तो तुझे सेगाँवर्म मेरे बिना पूरा हफ्ता निकालना 
पसन्द नही आयेगा। यह भी सोचता हूँ कि तू वहाँ बा की सेवा तो कर ही रही 
है। बातचीत कम करना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ९५७८)से। सी० डब्ल्यू० ६५५० से भी, 
सौजन्य लीलावती आसर 


८९ 


९० पत्र अमृतलाल ठा० नानावटीकों 
२० जून, १९३६ 


चि० अमृतलाल, 

तुम्हारे पत्रम लिखे कामके बारेमे जबानी तो कह ही दिया था। 

सम्भव है, रसोईघरमे बहुत लोग हस्सक्षेप करे। धीरजके साथ तुम सब-कुछ 
हल कर पाओगे। 

मसालेदार भोजन करनेवाले लोगोकी सख्या बढती हो, तो बढने देना। 
किसी से कुछ न कहना। 

जितनी खादीकी जरूरत हो मंगवाकर सिलवा लेना। 

मन्‌॒के लिए समय न दिया जा सके तो उससे ना कह देता। वह सितार ही 
सीखती रहे, यही ठीक है। 

भारतन [कुमारप्पा | की खूराकके बारेमे ठीक तरहसे देखना। 

तुम्हारे लिए जो खुराक उपयुक्त हो, वह लेना और शरीरको चगा बना छेना। 

गजानन अच्छा हो गया न? उससे मुझे लिखने के लिए कहना। तबीयतके 
बारेमे भी ओर सिन्दी [गाव के क्रामके बारेमे भी । 

भानु बापासे कहता कि मेरे कारण नासिकके काममे एक दिनकी भी देरी न 
हो। सरकारी दफ्तर भी इस कामके आडे आ गया, यह नई घटना हुई। 


बापके आशीर्बाद 
गूजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७१७) से । 


९१ पत्र , अतररसह और अन्य लोगोको 


२० जून, १९३६ 
चि० अतरसिह, प्रभुदयाल ओर जयकरण, 
तुमारे खत पाकर खुश हुआ। अक्षर सब अच्छे लछिखो। खूब मेहनत करो 
और उद्योग में हुशियार बनो। 
अतरसिह मौन के लाभ पूछते है। जाति रहती, शक्ति बचती है, ईश्वर- 
चितन का समय मिलता है। 


बापुके आशीर्वाद 
९७० 


पत्र अमृतकौरको ९१ 


[ पुनरच | 
जो लडके उर्दू हरफ जानते है वे उसे भूल ना जाय। 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १०८३) से । 


९२ पत्र ' जवाहरलाल नेहरूकों 


सेगॉव, वर्धा 
२२ जून, १९३६ 


प्रिय जवाहरलाल, 
ये कुछ और कतरने ' है, जो सम्भवत मुझसे अआविक तुम्हारे लिए महत्त्वपूण 
है। में दाहिने हाथको आराम दे रहा हूँ। 
और नहीं लिखता, क्योकि जल्दी ही भिलेगे। 
सप्रेम, 
बापू 
| अग्नेजी से | 


गाधी-नेहरू पेपस, १९३६, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय 


९३ पत्र अमृतकोरको 
२२ जून, १९३६ 


मूर्खा रानी 

तीन रुपये चुका दिये गये है। सेगॉवसे तुम्हे कई पत्र लिख चुका हूँ। कई 
बैठकोमे शामिल होने के लिए यहाँसे २७ तारीखको एक सप्ताहके लिए वर्धा जाऊंगा। 

रोज ही कभी-कभी वर्षा होती रही है, पर कुछ ज्यादा नहीं। यहाँ कुछ भी 
नृकसात नहीं हुआ, कमसे-कम गिनने रायक नहीं है। 

केवल कोई मर्सा ही आशा करेगी कि ग्राहक क्रवकी हुई अपनी बस्तुके 
दोषोको स्वय सुधारे। मैने तो यही सोचा था कि ब्रोच इस तरह सुधार छिये 
जायेगे कि राज-वर्गको भी वे स्वीकाय हो, और लागत-खचको मूल्यमें जोड दिया 
जायेगा। खैर इतना भी काफी है कि तुमने अन्तत ठीक तरीका सोच लिया। 


१ ये उपकब्ध नही है। 


९२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


मेरी समझमे तो कोई हज नही कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवका अर्जुनको 
अधिकतम लाभ देनेका प्रयास करो। बा को चन्दनका डिब्बा नहीं चाहिए था। 
अच्छा, अब में लम्बी-चौडी क्षमायाचनाकी आशा रखू। 
सप्रेम, 
तानाशाह 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३२७३३) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० ६८८९ 
से भी 


९४ पत्र पटद्ठामि सौतारामय्याको 
२२ जून, १९३६ 


प्रिय डॉ० पट्टाभि, 

आपका लडका बडा मेधावी है--ठीक अपने बापकी तरह। लेकिन रूगता 
है उसने वह पूरा विनोद आपको नहीं सुनाया। जब मैने श्रीमती पी० को अक्षरश 
नखसे' शिखतक अलछक्ृत देखा तब कहा “अब समझा कि तुम्हारे पिताजी बगलोर 
आने से क्यो डरते है।' क्योकि इस क्ररताका दायित्व तुम्हारी माताजी की अपेक्षा 
तुम्हारे पिताजी पर अधिक है।” अब आप इस विनोदकों जेसी गम्भीरतासे भी 
ग्रहण करना चाहे, करे। में आपके विचारसे सहमत हूँ कि पत्नियो ओर वयस्क 
बच्चोको पतियों और माता-पिताओसे कभी-कभी छुटकारा सिलना चाहिए। 

स्नेह । 

मो० क० गाधी 


[अग्रेजीसे | 
इन्सिडेन्ट्स ऑफ गाधीजीज लाइफ, पृ० २२६ 


१ कुछ दिन पहके गाधीजी और वरलमभाई पंटेछ बगछोरमें थे और उन्होंने पट्टामि 
सीत्वारामय्यासे वहाँ आनेको कद था, केकिन थे जा नहीं पाये थे । 


९५ पतन्न; क० मा० मुंशीकों 


२२ जून, १९३२६ 
भाई मुशझ्ी, 
तुम्हारे दोनों पत्र मिले। अभी लेख पढ नहीं पाया हूँ। जो तुमने वापस माँगा 
है, उसमें कुछ फेरफार करने के बाद वापस कर रहा हूँ। दफ्तरके बारेमे मेरा 
खयाल कुछ भिन्न लगता है। तुम्हारा भी वसा ही बने तो ठीक। यदि तुम्हारे 
लेखकों बदलने रूंगू तो भाषा बदर जाये और लेख नया ही रूप ले ले। यह 
आवश्यक नहीं जान पडता। तुम अपने ही विचारकों और विस्तृत कर सकते हो। 
में अपना लेख लिख रहा हूँ। शायद मगलवारको तैयार हो जायेगा। तबतक 
तुम अपना उक्त लेख रोकना चाहो तो रोक लेना। मेरा लेख देखकर कुछ 
सुधार करना हो तो सुधार कर लेना। किन्तु मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं 
लगती। फिर भी तुमको जो ठीक छगे, वही करना। सरदारसे पूछना चाहो 
तो पूछना। 
प्रेमचन्दजी के बारेम तुम्हारी बात समझमे आई। 


बापुूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७६०२) से, सौजन्य क० मा० मुशी 


९६, पत्र प्रभावतीकों 


२२ जून, १९३६ 

चि० प्रभा, 

तेरा पत्र अभी-अभी मिला। तू तो बडी चालाक है। अभी तो तेरे आने का 
कोई ठिकाना ही नहीं है और तू मुझसे सेगॉाँवके बारेमे पूछने लगी। जब तुझे 
इजाजत मिल जाये, तब तार देकर पूछ लेना। और धीरज न छोडा हो तो 
आनेपर मुझसे ही पूछ लेना। 

यह ठीक नही है कि तेरी तबीयत बिगडती रहती है। पिताजीवाला रोग तो 
तुझे कदापि नहीं होगा। अछबत्ता, तुझे दृध और फल बराबर छेते रहना चाहिए, 
सब्जीमे दही मिलाना चाहिए, नियमसे कसरत करनी चाहिए और कटि-स्नान और 
घर्षण-स्नान करना चाहिए। इतना करेगी तो तबीयत बिलकुरू नहीं बिगडेगी। 


१ प्रधिद्ध द्विंदी उपन्यासकार मुन्शी प्रेमचद | 
९३ 


९४ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


एक दिन बादकी मृहरका अथे यह हुआ कि मैने डाकका वक्‍त निकर जानेके 
बाद पत्र लिखा, इसलिए मुहर दूसरे दिनकी पडी। 

मेरी तबीयत अच्छी है। खुराक पहले-जैसी ही है। जब बगलोर छोडा था, 
तब वजन ११२ पोण्ड था। 

२७ को एक हफ्तेके लिए मगनवाडी जाऊँगा। 

सेगाँवम डाक ७ दिनमे एक बार आती है, इसलिए तुझे तो मगनवाडी, वर्धा के 
पतेपर ही लिखना है। वहॉसे डाक रोज मेरे पास आ जाती है। 


बापूके आशीर्वाद 


[पुनरच | 
मीराबहन मज में है। मेरे साथ बलवन्तसिह और मुत्नालाल है। बा मगनवाडीमे 
है। 


गूजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४७५) से। 


९७. पत्र जयन्त ई० पटेलकों 
२२ जून, १९३६ 


भाई जयन्तभाई, 
यदि तुम अपनी पत्नीकों नहीं छोड सकते और तुम सचमृच निविकार हो तो 
अपनी पत्नीके सच्चे शिक्षक बन सकते हो और उसे विदुषी बना सकते हो। यदि 
तुम्हारा ब्रह्मचय केवल सैद्धान्तिक हो तो उसे छोड देना ही उचित होगा। 
इससे ज्यादा पथ-प्रदशंत में नहीं कर सकता। 
जयन्तभाई ई० पटेल 
चम्पकलाल ब्रदसे 
१४३, प्रिसेस स्ट्रीट 
साई भुवन, बम्बई हे 


गुृजरातीकी नकरूसे प्यारेलाल पेपर्स, सोजन्य प्यारेलाल 


९८ पत्र: सुरेन्द्रको 
२२ जून, १९३६ 


चि० सुरेन्द्र, 


तुम्हारे किस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया गया? मुझे तो रूगता है कि मैने 
कुछ छोडा नहीं था। हो सकता हे लिखते समय तुम्हारा पत्र मेरे सामने न होने से 
कुछ छूट गया होगा। यदि ऐसा हो जाये तो फिर लिखना चाहिए। तुम्हारा पहला 
पत्र मेरे पास नही है। 

अब मेने नेपाली कागजका प्रयोग बन्द कर दिया है। स्याहीका प्रश्न हल 
करना वाकी है। जब मेरे अक्षर पढे न जाये तब मुझे अवश्य लिखना चाहिए। 

खाने के बारेमे तुम्हे इस नियमका पालन करना चाहिए। जब द्रीर कोई 
चीज मांगे तो वह चीज उसे ओषधके रूपमे देनी चाहिए। उस समय तुम्हे आने- 
पाईका हिसाब नहीं रूगाना चाहिए। दूधकों तो अनिवाय ही मान लेना चाहिए। 

बलवन्तसिहने सेगॉवर्म रहने का निश्चय किया है। में उसे कही भेजूगा तो 
वह चला जायेगा। अब देखे कि वह यहाँ जम पाता है या नहीं। मुझे तो 
आशा है। 

आज मेरा यहाँ पहला सप्ताह पूरा हो रहा है। अच्छा न छगने का तो प्रश्न 
ही नहीं है, क्योकि मे'रा मन यही यथा। 

पतेमे | नामके आगे |] क्या लिखा जाये? “मि०” में नहीं लिख सकता। 
“श्री तो सभी सुरेचद्ध हो सकते है। महाराज विनोदपृण तो था ही किन्तु इस 
विशेषणका प्रयोग तो वहाँ भी किया जाता है न? साथु सुरेद्ध अच्छा छूगता है। 
ब्रह्मचारी भी अच्छा है। अब तुम पसन्द करो। मीराबहन बुधवारकों अपने पसन्द 
किये हुए गाँव बरोडामे रहने जायेगी। 


गृजरातीकी नकलसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलार 


५५ 


९९ पत्र * शोभालाल गुप्ताको 


२२ जून, १९३६ 
भाई शोभालाल, 
हिन्दुधमंकी जो परीक्षा इस समय हो रही है वही सच्चे सेवक हो 
सकते है, जिनमे धर्मप्रति श्रद्धा है, हरिजनो प्रति पूर्ण प्रेम है और जो अपनेकों 
हरिजन सेवामें समपंण करने के लिए तैयार हो। 


शोभालाल गुप्ता 
मार्फत ह० से० सघ 
अजमेर 


पत्रकी नकरूसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल 


१०० पत्र . कृष्णचन्द्रको 


२२ जून, १९३६ 

चि० क्रृष्णचन्द्र, 

नस गिक उपाय सब बीमारियों के लिये पर्याप्त नहीं हैं ऐसा सब चिकित्सक 
स्वीकार करते है। - 

हल्दी इत्यादि को बिना कारण खाने देने की आवश्यकता में महसुस' नहीं 
क्रता। औषध-रूप मे हर कोई ले सकते है। 

कच्चा दूध म्यूकस [आव | का कारण हो नहीं सकता। हा, तीम शरू करो। 
लसून खाकर भी देखों। हिपबाथ अच्छी चीज है ही। खानेके पहले प्रात काल मे 
लो। बाद घृमों। एक घण्टा पीछे दूध पीओ। 

दर्माकी किताब सब की सब विश्वासपात्र नहीं है। 

विलायत जाने से अगर तुमारा शरीर अच्छा हो सकता है तो अवश्य 
जाओ। और कोई लालरूच मेरे लिये तो नहीं है। लेकिन तुमारा अन्तरात्मा कहे 
वही करो। मेरे विचार का ख्याल मत करो। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२८६) से। 


१ साधन सूश्षमें यहाँ कुछ अंश छोड़ दिया गया है। 
5६ 


१०१. पत्र . रामेदवरों नेहरूकों 


२२ जून, १९३६ 

प्रिय भगिनि, 

तुमारे खत की राह में देख रहा था। यद्ययि सेगाव आने में तुमको तकलीफ 
तो हुई लेकिन अत की बाते तो जरूरी थी ही। ईइ्वर तुम को कत्तेव्यपालन का 
बल देगा। मुझे लिखा करो। 

तुम' जानकर खुश होगी कि घतद्यामदास का तार है कि उनकी मलाकात 
महाराजासे सतोषजनक हुई। देखे क्‍या होता है। हु 

* तो खूब खुश होगी। 


बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९८३) से। सी० डब्ल्यू० ३०७९ से भी, 
सौजन्य रामेह्वरी नेहरू 


१०२. तार[ः घनश्यासदास बिडलाको 


वर्धागज 
२३ जून, १९३६ 
घनश्यामदास बिडला 
गेस्ट हाउस 
त्रिवेन्रम्‌ 
प्राप्त हुआ। भगावन्‌ तुम पर कृपा रखे।' 
बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७९७५) से, सौजन्यः घनश्यामदास बिडला 


१ ब्रावणकोरके। 

२ थहाँ एक शब्द अस्पष्ट है। 

३ यह तार बिंड़लके उस तारके उत्तरमें था जिसमें उन्होंने कहा था “« . भह्दाराजाके साथ 
दो मुलाकातें हुई। उन्होंने अग॒के जन्म दिवसतक सन्तोषजनक परिंणार्मोका आश्वासन दिधा।” देखिए 
पिछला शीर्षक सी । 


९२७ 


१०३ पतन्नर : जी० एन० कानिठकरको 
२३ जून, १९३६ 


प्रिय बालूकाका, 

तुमने अच्छा किया कि मुझे पत्र लिखा। में तेलके लम्पो और मशालके भी 
गुण-दोषोको जानता हूँ। परल्तु मैने सोचा था कि शायद कोई देशभक्त पेढी मुफ्तम 
था नाममात्र मूल्यपर वहाँ डायतमोकी बत्ती रूगा दे। यदि मेरी शर्तोपर बिजली 
की बत्तियाँ छंगे तो में उसका समर्थन करूँगा। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गाधी 
श्री' सेवानन्दजी 
३४१, सदाशिव 
पूृत्रा सिटी 


अग्नेजीकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ९६७) से, सौजन्य जी० एन० कानिटकर 


१०४ पत्र राजन्द्रप्रसादको 
२३ जूत, १९३६ 
भाई राजेद्र बाबु, 
तुमारे खतका उत्तर सेरेसोलके आनेतक मैने मोकूफ रखा। सेरेसोल ने मुझे 
खबर दी कि सब मूसीबते मृक्‍त हो गई है। इसलिये मैने जल्दी नहीं की। यदि 


कुछ बाकी है तो यहा आओगे तब मुझे बताओगे। में २७ को चला जाऊगा। दाहने 
हाथ से बहुत काम लिये इसलिये अब बाय हाथ से काम छेता हु। 


बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९८७५) से, सौजन्य राजेन्द्रप्रसाद 


९८ 


१०५ आतवीत . पिथरे ज्ेरेसशे> ओर ईसाई 
मिदनरियोके साथ" 


[२३ जून, १९३६ के आसपास | 


[ पियरे सेरेसोल ] धसर तो हमें प्रेमसूत्रमे वाधने के बदले विभक्‍त कर रहा 
है। क्‍या यह दुखद दृष्य नहीं है कि विभिज्ञ धमाके लोगेकों सारे दिन मिल-जुल 
कर एक साथ काम करने मे कोई कठिनाई मालम नही पडती, वे हादिक सहयोगसे 
सारे दिन काम करते है, पर प्रार्थशाका समय आते ही बे सब अलूग-अलूग हो जाते 
है? तो क्या धर्मका उद्देश्य हमे विभाजित कर देना है? 

तो क्या धर्मको सेवा-अभिलाषाका झोतक बजाने के बदले, दम्भका दोतक ही 
बना रहने दें? मे भिन्न-भिन्न धर्मावरूम्बियोके बीच किसी तरहका धाभिक आत्मेक्‍्य 
चाहता हूँ। 

[गावीजी | ण्ह तो सर्ववा सम्भव हे, बछ्तें कि मनमे कोई दुराव न हो। 

[पि० से० | लेकिन मेरे एक समित्रका, जो सानव-जातिके एक महान्‌ सेवक 
है, यह विद्वास है कि उनकी सेवाके पीछे प्रेरणा ही यह है कि बे इसके जरिये ईसाई 
धर्मका प्रचार कर सकेगे। उनका कहना है कि ईसाके साथ तादात्म्य होने से ही उन्हें 
जीवन-शक्ति मिलती रहती है, क्योकि ईसा सदेव परमेद्बरके सम्पकर्मे रहते ह। 

[गा० | हमारी सबसे बडी कठिनाई यह नहीं है कि ईसाई मिशनरी अपने 
खुदके अनुभवपर निभर करे, बल्कि यह है कि वे हिन्दू भगवद्भक्तोकी साक्षी पर 
शका करते है। उन्हे यह समझना चाहिए कि जिस तरह उन्हे आध्यात्मिक अनुभव 
और तादात्म्यका आनच्द प्राप्त होता है, उसी तरह हिन्दुओकों भी होता है। 

ऐसा मालूम हुआ कि डॉ० सेरेसोलको इस विषयमें कोई शका नहीं थी। उन्होने 
कहा कि सुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रेक लेनबुडने, जिनकी “जीसस, हछॉर्ड 
आऑर लीडर ” नामकी पुस्तकका जितना हुआ है उससे कही अधिक प्रचार होना चाहिए, 
ईसाई धर्मको उदात्ततम रूपसें हमारे सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि “ ईसाके 
व्यक्तित्वके प्रति मेरे हृदयमें अधिकसे-अधिक आदर है, पर मेरा खयाल है कि में 
ईसाकी आदरपुर्वक आहोचना कर सकता हूँ।” 


१ महादेव देसाईके “वीकछी केटर” (साप्धाहिक पत्र) से उद्धुत। सविस सिविल इंटरनेशनल 
नामक सत्थाके सस्थापक पियरे सेरेसोल दो महिला मिशनरिंयोंके साथ सेगाँवमें गाधीजी से मिे थे। 
२ सेरेसोल अनुभानत २३ ६-१९३६ को वर्धा पहुँचे थे, देखिए पिछला शीषक। 


५९ 


१०० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


[| सिशनरी महिरा ] लोगोकों ईसाई बनाने के लिए न तो भेरे पास समय 
रहा है, ओर न कभी मेरी ऐसी इच्छा ही रही है। अगर हमारे अस्पतालोके जरिये 
ईसाइयतकी ओर अधिक लोग चले जायें, तो हमारे देशके चर्चको उससे प्रसन्नता 
अवश्य होगी । 

[गा० ] पर जहाँ आप लोग दवा-दारूकी सहायता देते है, वहाँ इस' रूपमें 
प्रतिफलककी भी आशा करते है कि आपके मरीज ईसाई बन जाये। 

[सि० स० | हाँ, प्रतिफककी आशा हम जरूर रखते है। नहीं तो दुनियामे 
ऐसी कितनी ही जगहे पडी हुईं हे, जहाँ छोगोको हमारी सेवाकी जरूरत है। पर 
वहाँ जाने के बजाय हम लोग यहाँ [ हिन्दुस्तानमें | आते हे। 

[गा० | यही तो विक्षोति है। आप लोगोके मनमे निष्काम सेवा नहीं है, बल्कि 
सेवाका फल आप इस रूपमे चाहते है कि बहुत-से लोग ईसाई धममे आ जाये। 

[सि० स० |] मेरे अपने कामसें कोई छिपा हेतु नहीं है। में लोगोको सार- 
सेभाल करती हूँ, ढु ख-दर्दका इलाज करती हूँ, क्योकि इसके सिवा में और कुछ कर 
ही नहीं सकती। इसका मूल है उस ईसाके प्रति मेरी दृढ़ भक्ति जिसने पीडित भानव- 
जातिकी सेवा की। में यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे मनसे जरूर यह इच्छा है कि 
ईसाकी भक्ितमें जो आनन्द सुझे मिलता है वही आनन्द इसरे लोगोको मिले। इसमें 
विकृतिकी बात कहाँ है? 

[गा० | विक्षति तो चर्चेमे है, जिसका यह खयाल है कि कुछ ऐसे लोग है 
जिनमें कुछ चीजोकी कमी है और वे चीजें आप उन्हे जरूर देंगे, चाहे उन्हे उनकी 
जरूरत हो या न हो। अगर आप' अपने मरीजोसे सिर्फ यह कहे कि मैने तुम्हे 
जो दवा दी उसका तुमने सेवन किया है। ईह्वरकी कृपा है कि उसने तुम्हे चगा 
कर दिया, अब यहाँ न आना , तो आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। लेकिन 
इसके साथ अगर आप यह भी कहती है कि कितना अच्छा होता, अगर ईसाई धममे 
आपकी वैसी ही श्रद्धा होती, जैसी कि मेरी है, तो आप अपनी ओषधियों निष्काम 
भावसे नही देती। 

[सि० क्० | लेकिन अगर सुझे ऐसा लगता हो कि मेरे पास कुछ दवा-दारू 
तथा आध्यात्मिक वस्तु है जो मे दे सकती हूँ, तो में उसे कंसे रोक सकती हैं? 

[गा० | यह कठिनाई यो हल हो सकती है। आपको महसूस होना चाहिए 
कि जी अच्छी चीज आपके पास है उसे आपका मरीज भी प्राप्त कर सकता है, पर 
किसी और मार्गसे। आप अपने मनमे कहे कि में इस मार्गसे आई हूँ, तुम किसी 
दूसरे भार्गसे आ सकते हो।' वह आपके ही विश्वविद्यालयसे पास हो, दूसरेसे नहीं, 
ऐसी इच्छा आप क्‍यो करती है” 

[सि० स० | क्योकि अपने विश्वविद्यालयके लिए मेरे हृदयमें पक्षपात है। 

[गा० | यही मेरे लिए कठिनाई है। आप अपनी माताकों पूजती है, 
इसलिए आप यह इच्छा नहीं कर सकती कि दूसरे छोग भी आपकी माताकी' 
सनन्‍्तान हो जायें। 


बातचीत पियरे सेरेसोल और ईसाई मिशनरियोके साथ १०१ 


[मि० म० ] ऐसा होना तो भौतिक रूपसे असम्भव है। 

[गा० | तब यह भी एक आध्यात्मिक असम्भावना है। समस्त मानव एक ही 
सिरजनहारकी सन्‍्तान है। फिर मैं कैसे अपनी छोटी-सी बुद्धिसे ईश्वरकी महिमाकों 
मर्यादित कर दूँ, और यह कहूँ कि बस यही एकमात्र मार्ग है? 

[मिं० स० | में यह नहीं कहती कि यही एकमात्र मार्ग है, सम्भव है, कोई 
बेहतर भार्ग भी हो। 

[गा० | अगर आप यह स्वीकार करती है कि कोई बेहतर मार्ग भी हो 
सकता है, तो आपकी दलील खत्म हो जाती है। 

[सि० स०:| खेर, अगर आप कहते हे कि सुझे अपना ठीक रास्ता मिल 
गया है, तो मुझे आपके बारेसें बहुत चिन्ता नहीं है। में किसी ऐसे मनुष्यके पास 
जाऊँगी जो दलदलमें फेसा हुआ है। 

[गा० | वह किस स्थिति में है, इसका फैसला क्‍या आप करेगी? क्‍या 
आपके यहाँके लोग नहीं भटठके है? अपनी ही छापका सत्य आप सबको क्यों देने 
जाती है? 

[म्ि० सम०। |] जो दवा मुझे मालूम हो वह तो दूंगी ही। 

[गा० | तब आप उससे यह पूछेगी कि क्‍या तुम अपने डाक्टरसे मिले हो ? 
आप उसे उसके डाक्टरके पास भेज देगी, और डाक्टरसे उस मनुष्यकी सार-सेभाल 
करनेके लिए कहेगी। आप शायद उस डाक्टरसे सल्‍ूाह लेगी, उससे निदानकी चर्चा 
करेगी, और या तो उसे अपनी बातका कायल करेगी या उसे स्वयकों कायल करने 
देगी। पर वहाँ तो आप तुच्छ शारीरिक रोगका इलाज कर रही होगी। यहाँ तो 
हम एक आध्यात्मिक वस्तुकी चर्चा कर रहे है, जिसमे आप ये सब आवश्यक जाँच- 
पडताल नहीं कर सकती। इसीसे में कहता हूँ कि आप दयावृत्तिसे काम ले। आप 
यह दावा तो करती नहीं कि ईसाई समाजमें दम्भ है ही नही ? ह 

डॉ० सेरेसोल हमसें से अधिकाश लोग अपने धमको सर्वश्रेष्ठ मानते हैँ। उन्हें 
इस बातकी जरा भी कल्पना नहीं होती कि दूसरे धर्मोने अपने अनुयायियोको क्‍या 
ज्ञान दिया है। डाक्टर. ने हिन्दू-धमके श्ास्त्रोका अच्छा अनुशीलन किया है, 
और उन्होने यह समझ लिया है कि हिन्दू-धर्म हिन्दुओकों क्‍या देता है। 

[गा० ] में तो यहूं कहता हैँ कि गीता या “कुरान का पढता ही उनके 
लिए काफी नहीं है। जिस तरह वे यह आशा रखते होगे कि में एक ईसाईकी 
दृष्टिसि 'बाइबिल ' पढें, उसी तरह उन्हें कुरान को मुसहमानकी दृष्टिसि और 
“गीता” को हिन्दूकी दृष्टिसि पढ़ना चाहिए। मै उससे पूछगा कि “जिस पूज्य 
भावसे मैने गीता को पढा है, बल्कि जिस पृज्य दष्टिसे बाइबिल' का पाठ किया 
है उतने ही पुज्य भावसे आपने गीता पढी है क्या? ” में आपसे कहता हूँ कि 


१ साधन सूत्रमें नाम छोड़ दिया गया है। 


१०२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मैने ईसाई वर्मसे सम्बन्धित जितनी पुस्तके पढी है उतनी हिन्दू-वर्म-सम्बन्बी नहीं 
पढी। और फिर भी में इस परिणामपर नहीं पहुँचा कि ईसाई बर्म या हिन्दू-धर्म 
ही एकमात्र सच्चा मार्ग हे। 

इसके बाद गाधीजी ने सि० स्टोक्स (अब श्री सत्यानन्द)की चर्चा की। सि० 
स्टोक्स जब हिन्दुस्तान आये तो शुरू-शुरूमे पठानोको ईसाई धसका उपदेश करते हुए 
उनके प्राण जाते-जाते बचे । पर उप्होने एक सच्चे ईसाईकी भाँदि अपने आक्रमणकारी 
को सजासे छडा लिया। पीछे उन्होंने सोचा कि ईसा पर तो मेरी सदाकी ही भाँति 
अगाध श्रद्धा है, पर में सत्य ठिन्हूं हुए बिना ईसाका सन्देश हिखुओ तक नहीं पहुँचा 
सकता। जबतक में हिल्‍्दुओको और भी अच्छे हिन्दू न बना दूँ, तबतक यह नहीं 
कहा जा सकता कि मे अपने प्रभुकी सच्ची सेवा कर रहा हूँ।' 

इसपर उन मिशनरी सहिलाओने पुछा, तब सिशतरियोका रुख क्‍या होना 
चाहिए ? 

[गा० | मेरा खयाल है कि यह में समझा चुका हूँ, पर इसे में फिरसे 
दूसरे शब्दोमे कह देता हु आप छोग यह भूछ जाये कि हम वर्मशून्‍्य नास्तिकोके 
देशम आये है, और ऐसा विचार रखे कि ये लोग भी हमारी ही तरह ईश्वरकी 
खोजमें है, आप यह महसूस करे कि हम इन लोगोके देशमें अपने धर्मका दान 
करने नहीं जा रहे है, पर आपके पास सासारिक सुख-सम्पत्तिका जो अच्छा खजाना 
है, उसमें आप इन्हे भी हिस्सा देगे। तब आप अपने मनमें कोई दुराव रखे बगैर 
अपना काम करेगे, और इस तरह आपके पास जो आप्यात्मिक धन होगा, उसमे भी 
आप इन लोगोकों हिस्सा देगे।' आपके मनमें ऐसा दुराव है, इसी बातकी जानकारी 
आपके और मेरे बीच भेदकी दीवा'र खडी कर रही है। 

[मि० म० | आप जिसे सनका दुराव कहते है, आपके खयालसे, उसके कारण 
हमारा काम बिगडता है? 

[गा० | इस सम्बन्ध मेरे मनमे तो सन्देह ही नहीं है। मनके इस दुरावके 
बिना आप जितना छाभ पहुँचा सकते है, उसके रहते आप उसका आधा भी छाभ 
नही पहुँचा सकेगे। मनके इस दुरावका अर्थ यह है कि आप एक जुदा और ऊंची 
जातिके है, और इस तरह आप दूसरोसे अरहूग हो जाते है। 

[ मिं० स० | हाँ, सेरा यह पश्चिमों रहन-सहन जरूर भेद-भाव खडा कर देता है। 

[गा० | नहीं, यह भेदकी दीवार तो तुरन्त ढाई जा सकती है। 

[सि० म० ] हम अपने घरमें हो रहे तो क्या आपको सचमुच खुशी होगी? 




















१ सत्यानन्द स्टोक्‍्सने एक पतन लिखकर अपनी स्थित्विका स्पष्टीकरण किया था। यह पत्र १७ ८- 
१९३६ के हरिजनमें “ वीकली ढेर ? (साप्हाहिक पत्र ) के अन्तर्गत छपा था। 
२ साधन यूत्रके अनुसार ही इन पंक्तियोंकों रेखाकित किया गया है 


बातचीत पियरे सेरेसोल और ईसाई मिशनरियोके साथ १०३ 


[गा० | यह में नही कह सकता। पर इतना तो अवश्य कहता हैं कि आप 
लोग अमेरिकाके बाहर क्यो जाती है, यह मैं कभी नहीं समझ पाया हूँ। वहाँ कोई 
काम करने को नही है क्‍या ? 

[सि० स्र० ] अमेरिकामों भी शिक्षा-कार्यके लिए काफी गजाइश है। 

[गा० | आपकी यह स्वीकृति एक घातक स्वीकृति है। यह बात नहीं कि 
आपकी वहाँ कोई जरूरत न हो। आपके धर्मंसघने जो विचित्र रुख अख्तियार कर 
रखा है, अगर वह न होता तो आप यहाँ न आती। 

[सि० म० | मे यहाँ आई हूँ, इसका कारण यह है कि अमेरिकाकी स्त्रियोकी 
अपेक्षा भारतीय स्त्रियोको डाक्टरी सार-सेभालकी ज्यादा जरूरत है। पर इसके साथ 
ही, मेरी यह इच्छा भी है कि मुझे विरासतमें जो ईसाई धर्म मिला है उससें से उन्हे 
भी हिस्सा दू। 

[गा० | यही तो मेरा विरोध है। आप तो यह कह ही चुकी है कि शायद 
इससे कोई अच्छा रास्ता भी हो सकता है। 

[ सि० स० | नहीं, मेरे कहने का सतरहूब तो यह था कि पचास बरस बाद 
दहायद कोई अच्छा रास्ता निकल आये। 

[गा० | हम तो आजकी बात कर रहे थे, जिसमें आपने अभी कहा था कि 
इससे बेहतर रास्ता दूसरा हो सकता है। 

[सि० म० ] नहीं, आज तो जिस मार्गका में अनुसरण कर रही हूँ उससे 
अच्छा मार्ग कोई भी नहीं है। 

में कहता हैँ कि इसमे आप जरूरतसे ज्यादा मानकर चल रही है। आपने 
सब धर्मोके विदवासोकों तो परखा नहीं। और परखा हो, तो भी आप यह नहीं 
कह सकती कि आपसे गलती कभी होती ही नहीं। जापको' तमाम लोगोका ज्ञान 
है, ऐसा आप मान छेती है। लेकिन यह आप तभी मान सकती है जब आप ई्वर 
हो। में आपको यह समझा देना चाहता हूँ कि आप दोहरे भ्रमम पडी हुई है 
एक तो यह कि आप जिस चीजको सर्ंश्रेष्ठ मानती हैं वह वास्तवमें वेसी है, और 
दूसरा यह कि आप जिसे अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मानती हैं वह सारी दुनियाके लिए 
सर्वश्रेष्ठ है। इसके मूलमें तो आपका यह दावा है कि आप सर्वेज्ञ है और कभी 
भूल कर ही नहीं सकती। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप जरा नम्नर बने। 

| अग्रेजीसे | 
हरिजन, १८-७-१९३६ 


१०६. सलाह : आगस्तुकोकों' 
[२३ जून, १९३६ के पदचात ] * 


पैदल चलने से जो-जो लाभ होते है उन्हे जानने के लिए आपको थोरो की 
पुस्तक पढनी' चाहिए। मैने तो यह तियम बता लिया है कि सिवाय बिलकुल असम 
लोगोके कोई भी -- यहातक कि स्थुककाय जमनाहालजी भी --बैलगाडीम बैठकर 
यहाँ न आये। मैने उनसे कह भी दिया है कि अगर आपको अपनी यह मोठाई 
कम करनी है और अपनी आयु दस-पॉच बरस और बढाने है तो इसका सबसे 
अच्छा इलाज यही है कि सेगाँव आप पैदल ही आया-जाया कीजिए। इसमे कोई 
घबराने की बात नहीं है, क्योकि यूरोपीय महिलाएँ भी, जिन्हें शायद ही कभी ऐसे 
ऊबड-खाबड 'रास्तोपर चलने का मौका आया हो, जूते और मोजे पहने हुए कीचडम 
सनी हुईं यहाँ आई है। 
[ अग्रेजीसे ] 
हरिजत, २५-७-१९३६ 


१०७ पत्र :-एस० अभ्ब॒जमस्सालकों 


सेगाँव, वर्धा 
२४ जून, १९३६ 


चि० अम्बुजम, 
सलग्न पत्रम॑ जिन लोगोके' नाम दिये गये है उनसे मॉाँगने का काम शायद 
तुम्हारे लिए कठिन' नहीं होगा। उन लोगोकों लिखने को मेरा जी नहीं चाहता। में 
यह भी जानता हूँ कि तुम सकोची हो। लेकिन यदि तुम सेवा करना चाहती हो, 
जिसके लिए ईइ्वरने तुम्हे बनाया है, तो तुम्हे अपना सकोच छोडना ही' होगा। 
तुम चाहो तो जानम्माक्कको ' साथ ले सकती हो। 
यदि तुम्हे यह काम अपने बूतेसे बाहरका रूगे तो इनकार करने में सकोच 
मत करना। हे 
१ मद्दादेव देसाईके “वीकली छेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से उद्धुत। 
२. देखिए पिछला शीषेक , इस शीष॑कर्में उल्लिखित यूरोपीय महिलाओंसे तात्पये शायद उन दो 
मिशनरी मद्िलाओंसे है जो पियरे सेरेसोल्के साथ गाधीजी से मिलने आई थी। 
३ एत० अम्बुणम्माल की भाजी | 


१०४ 


पत्र प्रेमाबहन कठककों १०५ 


आशा है, माताजी स्वस्थ होगी और पिताजीके स्वास्थ्यम सुधार हो रहा 
होगा । 
सस्नेह, 
बापू 


मूल अग्नरेजीसे अम्बुजम्माल पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक सम्रहालय तथा 
पुस्तकालय 


१०८. पत्र: प्रेमाबहन कंटकको 
२४ जून, १९३६ 


चि० प्रेमा, 

काग्रेस-अधिवेशन तक यह काम करना ठीक है। 

कागज-सम्बन्धी तेरा उलाहना उचित है।' यह कागज तो ठीक है न? 

आठा, चावल, तेलके बारेमें धीरज रखकर प्रचार करती ही रहना। ये 
चीजे महँगी होनेपर भी सस्ती समझी जायें। हम नया अश्थंशास्त्र बना रहे है। 
देश-देशका अर्थशास्त्र अलग होता है। इसके सिवा, गरीब और अमीरका अर्थशास्त्र 
भी अलग-अलग होता है। इसलिए तू हारना मत। 

बाजरेकी बात में जानता हँ। बीज कितना भी अच्छा क्यो न हो, मिट्टी, 
पानी आदि अनुकूल न होनेपर अपना गृण खो देता है। 

यह है| चार पक्तियोकी प्रस्तावना ' 

“खुदाई खिदमतगार” एक ऐसी पुस्तक है जिसका अनुवाद हिन्दकी सब 
भाषाओमे होता चाहिए। गूजराती, उर्दू, हिन्दीमें तो हो ही गया है। सम्भव है 
दूसरीम भी होगा। उचित ही है कि अब मराठीमे भी अनुवाद निकछा है और 
अधिक ह्षेकी बात यह है कि यह अनुवाद एक सेविकाने किया है। इस शुभ 
प्रयत्तके लछिए उनको धन्यवाद। मेरी आशा है कि महाराष्ट्रकी जनता “बे खुदाई 
खिदमतगार ' अर्थात ईइवर-भकतके चरित्रकों प्रेमसे पढेंगे। 


मो० क० गाघधी * 


१ प्रेमाबहनने फेजपुर अधिवेशनके लिए स्वथसेविका दकका गठन करना खीकार कर लिया था। 

२ प्रेमाबइनने पत्नोकि लिए गाघीजी को अच्छे कायज भेजे थे। वे उन्होंने किसी और को दे दिंये 
थे! पिछके पत्रका कागज और स्थाही दोनों घटिया थे। 

३ महादेव देसाईकी पुस्तक बे खुदाई खिदसतंगारका श्रेमाबहनने मराठीमें अनुवाद किया था। 
यहाँ त्ञापयें उसीकी भ्रस्तावनासे है। मूल अग्रेजी सस्करणकी प्रस्तावनाके लिए देखिए खण्ड ६०, १० ८६। 

४ मूल प्रस्तावना हिन्दीमें दी है और यहाँ शब्दश उद्धत की गई है। 


१०६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


किसी समारथिस्थ मनुष्यके जीने के बारेमे श्रद्धा न बैठे तबतक उसे मृतदेह 
मानकर अग्नि-सस्कार करने के प्रयत्नमें जितना तथ्य हो सकता है, उतना ही ईव्वर 
पर श्रद्धा बैठने तक नास्तिक होनेम है। 

भावना और श्रद्धामे भेद हो तो भावना न होनेपर भी श्रद्धा जमाने के लिए 
दद्ध मनसे प्रार्थतामे बैठने में लाभ है। 

जगली लोगोम हम रहते हो तो अपने धमंका प्रचार न करके नीति-धर्मका 
प्रचार करे। जब उनके हृदय-द्वार खुले तब उन्हें कोई चुनाव करना हो तो करे। 
हम तो उन्हे सभी धर्मोका सामान्य ज्ञान करायेगे। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३८२) से। सी० डब्ल्यू० ६८२० से भी, 
सौजन्य प्रेमाबहन कटक 


१०९. पन्न : परीक्षितलाल ल० मजम्‌दारकों 
२४ जून, १९३६ 


भाई परीक्षितल्ाल, 

मुझे सरदारसे ऐसा कहने की थाद नहीं पडती कि गोधरा आश्रम अच्छी 
तरह चल रहा है। यह चल रहा है, बन्द नहीं हुआ है, ऐसा कहा था। किन्‍्तु 
तुमने मुझे स्थिति बता दी, यह तो ठीक ही किया। जैसा ठीक जान पड़े, वैसा 
करना । 

भडौंचके बारेमें निर्णय ठीक हुआ है था नहीं, यह तुमने नहीं लिखा। मुझे 
तो, इस निर्णयका क्या असर हुआ, इसका पता नहीं चला। प्रस्तावमे इतना ही 
कहा गया है, या और भी कुछ ? 


बापूके आशीर्वाद 


गृजरातीकी फोटो-नकलछ (जी० एन० ४०३८) से। 


१ विदुर लक्ष्मण फड़के द्वारा सचाद्ति दइरिजन-आशभ्रम | 


११० पत्र . चिमनलाल एन० शाहकों 


२४ जून, १९३६ 

चि० चिमनलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा शरीर ठीक होना ही चाहिए। सीरम के इजेक्शन 
लेने से ठीक हो जाये तो ठीक। अच्छा गठा हुआ शरीर क्यो टूट गया, यह तुम्हे 
समझ लेना चाहिए। इन नियमोके पारूनसे शरीर खराब होता है, इसे असम्भव 
मानना । यमादिके पालनमे भूल हो जाये तो भयानक परिणाम अवश्य हो सकते है। 
उदाहरणके लिए देखा जाता है कि ब्रह्मचर्यका पालन करने मे लोग बडी-बडी भूले 
कर देते है। चूंकि यह शारीरिक तप है इसलिए यदि इसके पालनमे भूल चूक हो 
जाये तो उसका असर हारीरपर अवद्य ही खराब पडेगा। यही बात अस्वादके 
विषयमे भी है। यह तो मैने उदाहरणके रूपमें बताया। तुम्हारे विषयमे कहाँ क्‍या 
भूल हुई, यह बताना कठित है। इस शोधका अब इतना ही उपयोग है कि यदि 
भूल मालूम हो जाये तो उससे उपचारम मदद मिलेगी। 

मन' स्वस्थ क्यो नहीं होता? अहिसाका मनन करनेवाले को यह बात हस्ता- 
मलकवत्‌ होनी चाहिए। यदि शारदाकोी वहाँका हवा-पानी माफिक न आता हो 
तो दूसरी जगह जाना चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 


गूजरातीकी फोटो-नकल (एस० जी० १९) से। 


१११ पन्न . शारदा चि० शाहको 


२४ जून, १९३६ 
चि० शारदा, 
लिखने को कुछ नहीं था, यह तो न मानने-जैसी बात लिखी । जो मेरे मतका 
काम नहीं करते, ऐसे कितने ही बारूक-बालिकाएँ मुझे पत्र लिखते रहते है। 
तेरे तके तेरी बुद्धिको शोभा नहीं देते। तू लिखती है कि शरीर नाजुक है 
इसलिए बृद्धिका बल बढाकर तू उसे कमाईका साधन बनायेगी। तू यह नही 
समझती कि ऐसी जानकारी बढाने में शरीर खराब होता है। कमाने के लिए ज्ञानो- 
पार्जका विचार भी हीन है। तेरा यह खयारू भी ग्ररत है कि तू भाररूप 


१ चिमनलाल एन० शाहकी पुत्री 
१०७ 


१०८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बन जायेगी। चाहे जितना पढ-लछिखकर भी अगर तू खटियापर ही पडी रही तो 
भाररूप ही बनी रहेगी, यह तू क्यो नहीं समझती ? तू लिखे-पढे सो तो मुझे ' पसन्द 
है। बाल की तरह तू कालेजमे पढ़कर कोई बडी उपाधि ले तो में उसे बुरा नहीं 
मानूंगा, किन्तु शरीर नहीं बिगाडना चाहिए। शरीर सुधारना ही पहला कत्तेंव्य 
है। किन्तु यह तो मेरी राय हुई, ठीक तो वही है जो तुझे सूझे। अब लिखना 
शुरू किया है तो मुझे लिखती रहना। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गूजराती (सी० डब्ल्यूण ९९७१) से, सौजन्य शारदाबहन गो० चोखावाला 


११२. पत्र : असतकौरको 


सेगाँव, वर्धा 
२६ जून, १९३६ 
प्रिय विद्रोहिणी, 
रूमालकी रूम्बाई इस कागजकी हरुम्बाईकी पौने दो गूनी है और चौडाई 
सवा गुनी। थहाँ मेरे पास नापने का फीता था गज नहीं है। 
हाँ, चन्दनके डिब्बेको अपने लिए रख लेने की तुम्हे पूरी छूट थी। बा की 
तो यही आशा थी। 
जुलाईके अच्तमे भारी वर्षा होने की सम्भावना नहीं है, और यदि वर्षा हो 
भी तो तुम कुछ दूर पैदकः चल लेना। तुम्हे खूब सुहावना रूंगेगा। कुछ ऐसे लोग 
भी है जो मृत्युसे पहले ही कई-कई बार मरते है। परन्तु भगवान्‌की क्ृपासे तुम 
वैसी चही हो। तुम तो सिह-वर्गकी हो न ? 
आज और अधिक नही। 
स्नेह । 
तानाशाह 


| पुनरच | 
मीरा बुधवारकों पहॉसे डेढ मील दूर वरोडाकी अपनी कुटीपर चली गई है। 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ह्यू० ३५८०) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६३२८९ से भी 


११३. पत्र: लानत सेनलकों 


२६ जून, १९३६ 
प्रिय नान, 


मेने सोचा था, तुम्हे गपशप-भरा छूम्बा पत्र लिखूगा, परन्तु कभी समय ही 
नहीं. मिला। अब एस्थरने पत्र लिखकर याद दिलाई है। अत यह छोटा-सा पत्र 
है, यह बताने को कि चाहे में पत्र न लिखू परल्तु में तुम्हे कभी भूल नही सकता। 
आशा है, अब तुम दोनों पहलेसे अधिक प्रसन्न हो। 

तुम दोनोको प्यार और चुम्बन। 


बापू 
[ अग्नेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड, पृ० १२२ 


११४ पत्र: एफ० मेरी बारकों 


२६ जून, १९३६ 


चि० मेरी, 


तुम्हारा पत्र मिला। चेक और ८०० पौड़की हुण्डी पाकर मैं परेशानीमे पड़ 
गया हूँ। समझमें नहीं आता किस' प्रकार इस कामको पूरा कर पाऊँगा। भगवान्‌ 
ही कोई राह निकालेगा। 

में जानता हूँ कि मार्मेरेट असम काम करने के लिए उत्सुक थी। 

वह क्रिदिचयन साधु सच्चा साधु होगा। अगर उसके विषयमे कुछ और बताते 
लायक हो तो मुझे बताना। 

तुम्हारे वजनमें जो इतनी कमी हो रही है, उसको रोको। कारण जानकर 
उसका निवारण करो, भले ही फिरसे लम्बा अवकाश लेना पडे। तुम सन्‍्तुलित 
भोजन ले रही हो क्‍या ? बताना क्या-क्या लेती हो। 

मुझे प्रसन्नता है, तुम्हे जुलाहे मिल गये। 

सप्रेम, 


बापू 


११० सम्पूर्ण गराधी वादमय 


[ पुनश्च | 
अब मीरा थहांसे डड मोर दूर] वरोडामें है। 


अग्रेजीकी फोटो-तक्ल (जी० एन० ६०६४ ) से। सी० डब्ल्यू० ३३९४ से भी, 
सौजन्य एफ० मेरी बार 


११५७. पत्र: जी० बी० केतकरको 


२६ जून, १९३६ 
प्रिय मित्र, 


मेने अभी आपका पत्र पढना समाप्त किया है। 

जिन घटनाओकी आपने चर्चा की है मुझे तो उनका स्मरण नही। 

यदि आप मेरे कथनका अथ खीच-तानकर न निकाले तो आपकी रोचक 
णोधोसे मेरी सामान्य स्थितिपर कोई प्रभाव नहीं पडता। परन्तु यदि आपके मतसे 
मेरे कथन और आपकी खोजम वास्तविक विषमता है तो मुझे यह कहने मे कोई 
सकोच नही कि मेरे कथनकी अपेक्षा आपकी बात ही स्वीकृत होनी चाहिए। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 
जी० वबी० केतकर 
मराठा ऑफिस 
५६८, नारायण पेठ, पूना-२ 
अग्रेजीकी फोटो-नकलू (जी० एन० ७८६६) से। सी० डब्ल्यू० ९८३ से भी, 
सौजन्य जी० वी० केतकर 


११६. पन्न : नारणदास गाधीकों 
२६ जून, १९३६ 
चि० तारणदास, 
साथका प्रेमाका पत्र आधा फाड देने के बाद ध्यान आया कि यह तो तुम्हे 
भेजा जाना चाहिए। इसलिए दुकडे इकट्ठ करके उसे जोडा। 
बापूके आशीर्वाद 


गूजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४९७ से भी, 
सौजन्य नारणदास गाधी 


११७. पत्र: अभतुस्सलामको 


२६ जुन, १९३६ 
चि० अमतुस्सलाम, 
में क्या वापस लूँ? तूने लिखा, “आपको दर्माकों भेजना ही नहीं चाहिए 
था, में उनकी बात माननेवाली नही हेँ।” लेकिन मेने तो उन्हे भेजने की गरूती 
की। तो फिर उस गलरूतीके लिए माफी माँगनी चाहिए न? मेने लिखा कि “तू 
शर्माको पूजती थी।” तू लिखती है, “ में इन्सानको पूजती ही नहीं।” बोल, अब 
हमारा मेल कैसे बैठेगा ? में सबको पूजता हूँ। तुझे पृजता हूँ। में माचता था कि तू 
कान्तिको पूजती है, द्रौपदीको पूजती है। जो खुदाको पूजता है वह उसकी खलकतको 
नही पू्जंगा तो क्‍या करेगा ? मुझे पूजनेबाली मेरे कान्तिको नहीं पूजेगी? पर तेरा 
मुकाबला कैसे करूँ ? तू तो ज्ञानका भण्डार बन गई है। तुझे मेरे या किसीके रहमकी 
जरूरत कहाँ है”? खुदाके रहमकी जरूरत होगी या नहीं, यह भी एक सवाल है। 

/ मनमानी / का अथ है किसीकी नहीं सुनना। माँ की नहीं, भाईकी नहीं, साथीकी 
नही, मेरे जैसे मिस्कीन बापकी भी नहीं। अब बोल तू बेरहम है या में? अपना 
अभिमात छोडती ही नहीं और बापूकी कदमबोसी करती है। जब सचमुच तुझमें 
शून्यपन आयेगा, तू यह समझने लगेगी कि तू कुछ भी नहीं करती है, जो करता 
है वह खुदा ही करता है, तभी तू खिलेगी। अभी तो तेरा अभिमान तुझे जला 
रहा है। तेरे पास जो काम पड़ा है उसे काफी समझकर सनन्‍्तोष क्यो नहीं रखती ? 
बापा जो नया काम दें, वह क्‍यों लेना चाहिए ? तेरा करार तो यह है कि मैं कहेँ 
वही करना है। नया काम करने की मेने कब इजाजत दी? 

बद्री-केदारसे लीकावती आये तब साथका खत ' उसे दे देना। कृष्णन नायरकों 
यथासमय मालूम हो जायेगा। विद्याथियोके लिए खत इसके साथ है। सरस्वती 
महिला-आश्रम गई है। 


बापके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकलर (जी० एच० ३७८) से । 


१ देखिए “पत्र अम्रतुस्सकामकों? १९-६-१९३६ | 
२ यह उपलब्ध नहीं है। 
३ देखिए अगला शीषक। 


१११ 


११८. पन्न : देवनन्दन और अन्य लोगोको 
२६ जूत, १९३६ 


अत 


चि० देवनन्दन, रामेहर, रामस्वरूप, श्रीराम और रामवक्ष । 


तुम सब लोगोके खत मिले है। तुमने लिखा तो अच्छा किया। चारमे' सबसे 
अच्छे हरफ देवनन्दनके है और खराब रामवक्षके है। सब विद्यार्थी कमसे-कम अपने 
हरूफ तो पूर्ण बनावे। आज अच्छे नही होगे तो भविष्यम होना बहृत मुश्केल है। 
मेरे हरूफ खराब है अब बुढापेम सुधारना मुश्केल है। और जैसे हम हरूफ साफ 
और अच्छे रखे इसी तरह दिलकों भी साफ और अच्छा रखे यह तो सबसे आसान 


चीज हो सकती है। 
बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकलरू (जी० एन० १०८४) से। 


११९. पत्र : दान्योदेवीको 
२६ जून, १९३६ 
चि० दान्नोदेवी, 
तुमसे क्या कहु ” हा |अखबारमे | दैनिक शक्तिका दुव्यंय अवश्य करेगी। 
कहा अध्यापिका, कहा संपादिका ”? जिस चीजसे मुझे कुछ भी रस' नहीं आता 
है उसमें तुमारा हितेच्छु होते हुए आशीर्वाद कैसे भेजु ? 
बापुके आशीर्वाद 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई 


१ मूलमें किये गये एक संशोषन से लगता है कि पाँचवाँ नाम बादमें जोड़ा गया था। 
११२ 


१२० सच हो तो बबंरतापूर्ण है 


हिन्दू के निजी सवाददाता द्वारा रामनाडसे ८ जूनकों भेजी गई खबरसे 
नीचेका अनुच्छेद लेकर एक सज्जनने मेरे पास भेजा है 
दनिवारकों देवकोटा पचायत बोडके कार्याल्यमे हुई बोर्डकी बेठकमे 
हमेशासे चले आ रहे रिवाजका पालन किया गया, अर्थात्‌ बोडमें जो हरिजन 
सदस्य है उसने सभा-भवनसे आकर हाजिरीके रजिस्टरमे अपने दस्तखत किये 
और सभा-भवनके बाहर निकलनेवाले दरवाजे पर जाकर खडा हो गया और 
जबतक बेठक खत्म न हो गई तबतक बराबर वहीं खडा रहा। 
हिन्दू ' की इस कतरनके साथ मेरे नाम जो पत्र आया है उसमे लिखा है ' 
साथमे * हिन्दू ' की एक कतरन भेज रहा हूँ । 
उसमें जिस पच्रायत-बोडका जिऋ है वह चेद्टिनाडके बीचो-बीच है 
और ऐसा खयाल किया जाता है कि काग्रेसके आदमी तथा ऐसे लोग ही 
उसमें हे जो अभी हालमें काग्रेसकी ओरसे खडे होकर चुने गये ह्‌। स्थानीय 
बोडों और पचायतोके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके उद्देयो और लरुक्ष्योकी 
प्राप्तिके लिए काम करना उन्होने अपना ध्येय बताया था। 
यह पढ़कर हृदयकों धकक्‍का-सा लूगता है कि ऐसी सस्था, इस बीसबों 
सदीमें, अपने हरिजन-सदस्यको सभा-भवनके बाहर खडा रहने के लिए सजबूर 
करने का साहस करे --- और यह जानते हुए भी कि वह खुद उस सस्थाका 
एक बाकायदा चुना हुआ सदस्य है और समाजके एक भागका प्रतिनिधित्व 
करता है, जिसके कारण ऐसी सदस्यतासे प्राप्त तमाम सुविधाओके उपभोगका 
हक उसे हासिल है। 
में नहीं जानता कि पत्र-लेखकका यह कहना ठीक है या नहीं कि देवकोटा 
पचायतम काग्रेसी-ही-काग्रेसी है। अगर ऐसा है तो यह उन काग्रेसियोके लिए बहुत 
ही बुरी बात है, क्योकि पचायतने अपने हरिजन-सदस्यथके साथ जो व्यवहार किया 
वह तो स्पष्टत अन्यायपूण है ही, लेकिन उसके अलावा भी काग्रेसी तो अस्पृश्यताका 
विरोब करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। मगर पचायतम काग्रेसी हो या न हो, जिस 
प्रकार विधान-सभाकी बैठकके समय उसके सदस्य रावबहादुर राजा साहबका वहा 
एक कोनेमे खडा रखा जाना बबरतापूण माना जायेगा, उसी प्रकार बोड्डके इस 
व्यवहारको भी बबरतापूण ही कहा जा सकता है। 


१ और २ यहाँ केवल कुछ भश हो दिये गये है। 


११३ 
दे ३-८ 


११४ सम्पूर्ण गाधी वाइूमय 


लेकिन हिन्दू 'के सवाददाताने तो सवसावारणको यह भी बताया है कि देव- 
कोटा पंचायत यह रिवाज हमेशासे चला । आया है। इस से यह खयालर होता है 
कि इस समय दक्षिणमे अस्पृश्यताकी चर्चा खास' तौरसे जोरोपर हे, इसीलिए इस 
आम रिवाजकी ओर ध्यान गया हे। मगर कुछ पचायतोम हरिजन-सदस्योके साथ 
ऐसा व्यवहार करने का आम रिवाज हो तो भी लछोकमतको भविष्यमें इसकी पुनरा- 
वृत्ति असम्भव बना देनी चाहिए। लेकिन स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस बातके 
जाहिर हो जाने से सर्वसाधारणम कोई हलचल नहीं मची है। ऐसा मालम पडता 
है कि दक्षिणके अखबारोने भी अपने सम्पादकीय स्तम्भोमे इस घटनाकी, जो इतनी 
बेहदी है कि उसकी सख्त निन्‍दा होनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं की। इसलिए यह 
सज्जन इस बातके लिए धन्यवादके पात्र है कि मुझे सूचित करके उन्होने हिन्दू ' के 
इस अनुच्छेदको विस्मृतिके गतेंसे निकाल लिया है। 

यह व्यवहार तो न केवल बबंरतापूण है, बल्कि में समझता हूँ, गैरकानूनी भी 
है। हरिजत-सदस्यको कानूनन यह हक है कि वह अपने साथी सदस्योकी बराबरीमे 
बैठने की माँग करे। यह कह देने-भरसे काम नही चलेगा कि अपने अपमानम हरिजन- 
संदस्यका अपना भी कसूर है, क्योकि हिन्दुस्तानके दुर-दूरके भागोम 'रहनेवाले बेचारे 
हरिजनोकी स्थितिको में बखूबी समझ सकता हूँ, जिसके कारण उनमे अपने अधिकारों 
पर जोर देनेका साहस नहीं है। और हरिजनोके लिए, दुर्भाग्यवश, देवकोटा काफी 
दूरकी ही जगह है। 

जो कुछ भी हो, प्रान्तीय और स्थानीय हरिजन सेवक सघ छोटेसे-छोटे हरि- 
जनोके अधिकारोके लिए भी थदि वेसे ही उत्सुक हो जैसे बडेसे-बडे व्यक्तियोके 
अधिकारोके लिए है, तो उनका यह कत्तंव्य हो जाता है कि वे इस बातकी जाँच 
करे और ऐसे उपाय अख्तियार करे जिससे भविष्यम हरिजनोके साथ कोई ऐसा 
दुव्येयहार न कर सके, क्योकि यह अपमान सिर्फ उस एक हरिजन-सदस्यका नहीं, 
बल्कि सारे हरिजन-समाजका है। 

| अग्रेजीसे ] 
हरिजन, २७-६-१९३६ 


१२१ हरिजन ओर चुनाव 


बगलोरसे लौटते हुए उस दिन श्री ए० कालेश्वर राव और एक हरिजन वकील 
श्री वी० कूमवाके साथ मेरी जो बातचीत हुई वह हिन्दू में प्रकाशित हुई है। 
मित्रोने पत्र लिखकर मुझसे पूछा है कि “हिन्दू ' के सवाददाताने उस बातचीतकी क्‍या 
सही रिपोट दो है? उन्होने मुझे अपनी राय खुद अपने ही शब्दोमे देनेके लिए भी 
लिखा है। 

हिन्दू 'में उसके सवाददाताकी दी हुई जितनी रिपोट प्रकाशित हुईं है वह 
वास्तवमे सही है। हाँ, उसमे बातचीतका शुरूका अश छोड दिया गया है। श्री 
कृमयाके प्रश्नके उत्तरम मेने कहा था कि नागपुरके विधान परिषद-सदस्य श्री 
गवईको मेने जो लिखित सलाह भेजी है उसपर में कायम हूँ। इसपर श्री कूमेंयाने 
पूछा  छेकिन अगर हम लोगोमे पूरी एकता न हो, और हमसे से कुछ व्यक्ति या 
समुदाय इतने समर्थ न हो कि वे बगैर किसीकी मददके काम कर सके तो उस 
सूरतम हम क्या करे? ” 

“तब तो ” मेने कहा, _ स्वभावत आप लोग उस पार्टीका साथ दें, जो 
आपको ज्यादासे-ज्यादा फायदा पहुँचाये। मेरी रायमें, ऐसी पार्टी नि सन्देह काग्रेस 
ही है। अस्पृश्यताको जड-मूलसे उखाड़ फेंकने के लिए वह प्रतिज्ञाबद्ध है। अस्पृष्यता- 
निवारणके काममे आज जो छोग छगे हुए है उनमें सबसे अधिक सख्या काग्रेस- 
वालो की है। पर आपके लिए अच्छा यह होगा कि अगर काग्रेसको अपने पूर्ण 
स्वतन्त्रताके ध्येयके अनुसार, जिसकी कि स्पष्ट व्यारया कर दी गई है, कौसिलोके 
बहिष्कार या सविनय अवज्ञाकी लड़ाईमें कभी कूदना पडे, तो आप उसमे भाग 
न ले। यह में इसलिए कहता हूँ कि ऐसी किसी लछडाईके लिए हरिजनोकी बहुत 
बडी सरया आज मुश्किलसे ही तैयार है। आपका तात्कालिक ध्येथ तो यह है कि 
तथाकथित सनातनी हिन्दू-धर्मके नामपर आपको जो बराबरीका दर्जा नही दे 
रहे है उसे आप प्राप्त करे। आप तो जैसे एक बिलकुल अलरूग व्यक्तिके तौरपर 
पूछ रहे है। लेकिन सब हरिजन आपकी ही तरह तो है नहीं। आपके लाखो- 
करोडो हरिजन-भाई न तो आपकी तरह शिक्षित है, न समझदार। अगर आपके 
प्रति में सच्चा हूँ, तो मुझे उत्त करोडो निरक्षर हरिजनोको दृष्टिमे रखकर बात 
करनी चाहिए, जिनके प्रतिनिधिके रूपमे कौसिलोके हरिजन-सदस्य बोलेगे। 

यही उस बातचीतका आशय है और खूब विचारपूर्वक मेने इस सम्बन्ध जो 
राय कायम की है वह सब इसमें आ जाती है। पाठकोको यह बात दिलचस्प 
मालम होगी कि यही सलाह मेने हरिजनोकों उस वक्‍त भी दी थी जब मैने 


११५ 


११६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


संविनय अवज्ञाकी पहली लडाई छेडी थी, और आश्रमके हरिजनोपर यह रोक लगा 
दी थी कि वे न तो लडाईमे कोई भाग ले और न आश्रम ही छोडे। 

[ अग्रेजीसे | 

हरिजन, २७-६-१९३६ 


१२२. पत्र; ना० २० सलल्‍रूकानीको 


वर्धा 
२७ जून, १९३६ 
प्रिय मलकानी, 
मुझे तुम्हारे साथ हादिक सहानुभूति है। तुम्हे कुछ समयके लिए रुक्मिणीसे 
दूर चले जाना चाहिए और [ अपने चित्तको आराम देना चाहिए।] 
मुझे लगता है कि बापाके साथ तुम्हारी खटपटका कारण कुछ हृदतक तुम्हारे 
जीवनमे यह तनावकी स्थिति है। 
तुम्हे दिल्ली या दूसरे प्रान्तोके छडकोके विषयमे चिन्ता करने की कोई 
आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास जितने लडके है उनन्‍्हीको यदि अच्छे और कमाऊ 
नागरिक बनने का प्रशिक्षण देने में सफल हो सको तो तुम्हारा यश फैलेगा ओर 
स्थानाभावके कारण तुमको कितनी ही दरख्वास्तोको ठुकराना पडेगा। 


सप्रेम, 
बापू 
अग्रेजीकी फोटो-नक्ल (जी० एन० ९२२) से। 
१०२३, पत्रका अश 
२७ जून, १९३६ 
सेगॉव ही मेरे लिए यूरोप है। सितम्बर तक प्रतीक्षा करना भी कठिन है। 


| अग्रेजीसे | 
हिन्दू, १-७-१९३६ 


१ चौकोर कोष्ठकमोें दिया गया वाक्यांश घाधन सूत्रमें बहुत धुँघलछा है। 
२ कल्कताके एक व्यवितने पूछा था कि क्या अखबारोंमें प्रकाशित यह खबर सच है कि गाधीजी 
सिंतम्बरमें यूरोप-यात्रा पर रवाना होनेवाके हैं? 


१२४. पत्र . एक हरिजन-सेवकको'* 


२७ जून, १९३६ 


मानवीय धर्म और हिन्दु-धर्ममे विरोध नहीं है। अस्पृश्यता हिन्दु-धर्मका ही 
व्यावि होने कारण हमारी सेवाकी मर्यादा हिन्दु ही तक होनी चाहिये। मुस्लीम 
अस्पृश्य-जेसा कोई प्रयोग ही नहीं हो सकता। आपके सामने जो मुश्केली है वह 
वहॉकी विशेष परिस्थितके कारण हे। कल जो हरिजन था वह आज ईसाई हो 
गया। उसकी नोट करने का हमारा कतंव्य नहीं है। हमारे नजदीक तो वह हरिजन 
ही है-- जवतक हमसे सहारा पाता है, हा शिक्षितकी बात अरूग है। जैसे के कोई 
कालेजके लिये कुछ मदद लेता है तो घधमर्म-परिवतन करने के बाद उस मददका 
अधिकारी नहीं रहता है। 


आपका, 


मो० क० गाधी 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई 


१२५. बातचीत: एक मिन्नसे' 


[२७ जून, १९३६ के आसपास || 


यह तो हम सब जानते ही है कि ग्राम-जीवन बरसातम तो खास तौरसे 
कष्टमय हो जाता है। तो फिर में इस बहुमूल्य अनुभवसे ही क्यो न काम शुरू 
करू और तबतक राह देख जबतक कि वहॉकी हालत बेहतर न हो जाये ? जबसे 
मैने तिमप्प नायक और उनके मित्रोके अनुभव सुने तभीसे अपने दिलमे किसी 
गाँवमे जाकर रहने का विचार पाल रहा था और में आपको बता दूँ कि अब 
जब वहाँ रहने लगा हूँ, मुझे एक दिनके लिए भी वहासे यहा आना अच्छा नहीं 
लगता । इस हफ्ते तो मुझे इसलिए यहाँ आना पडा कि इस मौसम कार्य-समितिके 
तमाम सदस्यो और दूसरे मित्रोसे सेगॉव आने की आशा करना उचित न होता। 


१ पजाबके। 

२ महददेव देसाईके “वीकली लेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से उद्धत । 

३ कार्य-समितिकी बेठकके उल्लेखले यह स्पष्ट है कि यद्द बातचीत वर्धामें हुईं थी, जहाँ गाधौजी 
२७ जूनकों समितिकी बेठकमें भाग छेने गये थे और एक सप्ताह खरे थे। 


१९१७ 


११८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


पर में आपको बता द॑ कि यद्यपि मेरा शरीर यहाँ है, पर मन तो मेरा सेगाँवमें 
ही है। 

[ अग्रेजीसे | 

हरिजन, १९-७-१९३६ 


१५२६. पत्र गीता बजाजकों 


सेगॉव, वर्चा 
२८ जून, १९३६ 
चि० गीता,' 
जेसा तुम्हारा नाम है ऐसा ही तुम्हे रहना है। विववापत और सधवापन 
मनमानी चीज है। मरता-जीना किसीके हाथर्म नहीं है। इसलिए शञान्त रहो और 
अपनेको सेवापण करो। मेने तो अभी जमनालालजी से सुना है। मुझे लिखो। 


बापुके आशीर्वाद 


गाधीजी और राजस्थान, पृ० २०४ 


१२७ पत्र - मोराबहनको 
२९ जून, १९३६ 


चि० मीरा, 
यह एक छोटा-सा प्रेमपत्र-भर हे। इसके सिवा मुझे आर कुछ नहीं कहना 
है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाये, इसके लिए भगवानूसे प्रार्थना कर रहा हूँ। 
इस नये अनुभवसे तुम्हे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि तुम कोई प्रयोग मत करो। 
सप्रेम, 
> बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३५०) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८१६से भी 


१ जमनाहाल बजाजके भर्तीजे गिरधारीलाल बजाजकी पत्नी , यह पत्र उसके पत्चिकी अकाल मृत्यु 
पर लिखा गया था। 
२ भीराबहनने अपनी पुस्तक बापूज लेटसे हु मीरामें लिखा है “जहाँतक मुझे स्मरण है, 
बाहों की सलाहपर मेंने पंवार नामक एक जगली पोषेकी सब्जी ख़ानेका प्रयोग किया था।”” 


१२८. पत्र पुरुषोत्तम बावीशीको 


वर्षा 
२९ जून, १९१३६ 
भाई बावीशी, 


काड न लिखू तो पत्र लिखना टलूता चला जाये। जिस तरफ आपका ध्यान 
है, ईश्वर आपको उस तरफ ले ही जायेगा। जबतक आपके प्रयोग सफल नही होते 
तबतक आपको कोई पूजी लूगानेवाला नहीं मिलेगा। भगियोके घरोवाली घटना तो 
आश्चयजनक है। 

तुम दोनोको, 


बापुके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२६) से। सी० डब्ल्यू० ४७५१ से भी, 
सौजन्य पुरुषोत्तम बावीशी 


१२९ पत्र  बलवन्तसिहको 
२९ जून, १९३६ 


चि० बलवतसिह, “ 

तुमारा खत चाहिये था ऐसा ही मिला। मूृनालाल अब तो अच्छा हो जाना 
चाहिये। घमराहट तो नहीं है ना? यहा से एक बोटल दूध भेजता हु वह पी सके 
इतना पी लें। बाकी तुम पीओ या दही बना छो। बोटलर वापिस करो, करू भी 
भेजुगा । 

कुएका समझा। हम शातिसे बैठ रहेगे, सब अच्छा ही होगा। 

काम तो खूब चला रहे हो। 


बापुके आशीवोद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १८८५) से। 


११९ 


१३० पत्र : मौराबहनको 


३० जून, १९३६ 


चि० भीरा, 


अगर पेट साफ नहीं होता, तो अण्डीका तेल था इपसम ” साल्द क्यो नहीं 
लेती ? और कोई रेचक ओर्षाय चाहिए तो भेज सकता हूँ। क्‍या यहाँसे कोई साग- 
सब्जी भेज ? 

सप्रेम, 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३५१) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८१७ से भी 


१३१. पत्र . प्रभावतीकों 


वर्धा 
३० जून, ९ ९३६ 


चि० प्रभा, 


तेरा पत्र फाड देता हूँ। किन्तु इसमें फाडने-जैसी क्‍या बात है” 

तेरी दिनचर्यामे सोने का समय बहुत ही कम है। रातको नींद जल्दी क्यों नहीं 
आती ? क्‍या कोई चिन्ता करती है? राम-नाम जपते हुए सो जाया कर। ऐसा 
नही लगता कि तू दिनकों सोती है। दितलकों भी थोडा सोना चाहिए। दूध बढा सके 
तो अच्छा हो। पठनाके बारेमे समझ गया। क्या पता, जयप्रकाशके साथ रहकर उसको 
सेवा करना शायद तेरे वसीबमे ही नहीं हो। सेगाँवमे मेरे लिए भोजन बलवन्तसिह 
और. मुन्नालाल बनाते है। ये दोनो वहाँ आग्रहपूवक रहने छूगे है। भोजन जैसा 
पहले था, वैसा ही है। जो तृ बनाती थी वही। लहसुन, प्याज दोनो लेता हूँ। वजन 
११२ है। फिलहाल तो वर्धामे हँ। शनिवार या रविवारको सेगाँव जाऊँगा। मीरा- 
बहन वरोडामे है। यह सेगाँवसे डेढ मील दूर है। वह वहाँ अकेली रहती है। मे 
इस बार जब जाऊँगा तो शायद लीलकावती साथ होगी। सेगॉवर्म अभी तो मेरा 
कायक्रम चिट्टिया छिखना और जो आये, उनसे मिलना है। मरीज आते है, उन्हें 


१२० 


॥ 


१२१ 


दवा देता हूँ। जो हो जाये, सो ठीक। वहाँ एक बकरी और गाय रख ली है। 
गायका दूध मीराबहनके लिए होता है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ३४७७) से। 


१३२ पत्र बलवर्न्तासह और मन्तालाल जोी० शाहको 


30 जन, १ ९ | द्द 
चि० बलवर्तासह ओर मुन्नाछारू, 
कीडेके लिये कुछ और दवा पैदा करुगा। मेरा जी तो वही है। 
दूध तो आज भी भेजता ह। उसमें कोई कष्टकी बात तो नहीं है। कल भी 
तो स्वेच्छासे हि भेजा था। कचन अबतक नहीं मिली है। आज शायद आवेगी। 


बापुके आशीर्वाद 
[पुनहच |' 
जमनालालूजी वाले अशका उपयोग तुम अपने छिए करना ओर वा वाले अश 
का नानावटी करे। आकाश साफ होने पर बुनाई-घर जल्दीसे पूरा करना। इस 
बारेमे ओर क्या कहूँ? जो स्थान रिक्त हो उन्हे मर देना। यहा भी कुछ स्थान 
खाली तो अवश्य होगे। जो त्यक्ति काम करना चाहता है उसे यह भी सुझाई 
देना चाहिए कि उसे क्‍या करना है। 


पत्रकी फोटो-तकल (सी० डब्ल्यू० ६९९५) से, सौजन्य मुन्नालाल जी० शाह। 
जी० एन० ८२९९ से भी 


१३३ पत्र मीराबहनको 


१ जुलाई, १९३६ 
चि० मीरा, 
तुम्हारी रिपोट अच्छी है। यहाँ वर्षा हो रही है। में ५ तारीखकों आने की 
कोशिश करूँगा | पक्‍की तारीख ६ है। 
सप्रेम, 
बापू 
मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३५२) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८१८ से भी 


१ झुन्नालाऊलू शाहकी पत्नी। 
२ यह भश पत्रकी दूसरी तरफ युजरात्वीमें लिखा हुआ है। 


१३४ पत्र: मीराबहनको 


वर्धा 
२ जुलाई, १९३६ 
चि० मीरा, 
यदि तुम्हारी तबीयत बिलकुल चुस्त हो और दिन सुहावना हो तभी यहा 
आने का प्रयत्न करना, अन्यथा नहीं। मोहनलालर तुम्हारे लिए भाजी लेने बाजार जा 
रहा है, यदि मिल गई तो तुम्हें भेज दी जायेगी। यदि पत्रवाहक यहाँसे भाजी न 
ले जाये तो सेगावम प्राप्त करने का प्रयत्न करना। 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ६३५३) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८१९ से भी 


१३५ पत्र नारायण स्वाभोको 
२ जुलाई, १९३६ 


प्रिय मित्र, 
हम लोगोके नत्दी और बगलोरमे ठहरने का प्रबन्ध करवाने मे आपने जितने 
मनोयोगसे काम लिया, उसके लिए में अधिक व्यस्तताके कारण अभीतक आपको 
धन्यवाद नहीं दे पाया। राज्यने मेरा और मेरे साथियोका जिस उदारतासे आतिथ्य 
किया, उसके लिए मै राज्यका तो आभारी हूँ ही, लेकिन साथ ही में यह भी जानता 
हैँ कि हम उतनी सुविधापूर्वंक रह सके, उसमे आपकी मनोयोगपूर्ण देखरेखका कुछ 
कम हाथ नहीं था। 
हृदयसे आपका, 


नारायण स्वामी 
बगलोर 


अग्नमेजीकी नकलसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल 


१२२ 


१३६. पत्र : मुन्नालाल जी० शाहको 


२ [जुलाई |, १९३६ 
चि० मुन्तालाल, 
बलवन्तसिहको' बीमार नहीं पडना चाहिए। फिलहाल मीराबहन जो-कुछ कहे, 
वही करो। 
माल कष्ट दे रही है, सो समझ गया। जहा कुछ नहीं कर सकते, वहाँ धीरज 
ही रखना पडेगा। दीवानजी कुछ कर सके तो देखना। जब में आऊँगा तो देखा 
जायेगा। दूध भेज रहा हूँ। हे 


बाप़के आश्ीर्वाद 


| पुनश्च | 
कचन, हीरामणि,' और भाई आज मुझसे मिलने आये थे। 


श्रीयुत मृन्ताछाल 
सेगाव 


गुजरातीकी फोटो-नकलरू (जी० एन० ८६०२) से। सी० डब्ल्यू० ६९९४ से भी, 
सौजत्य मुन्नालाल जी० शाह 


१३७ सन्देश “इंडियन ओपिनियन * को 


२ जुलाई, १९३६ 


सम्पादक महोदयने इंडियन ओपिनियन के दीवाली अकके लिए सदेश माँगा 
है। जिसके हृदयमे होली जल रही हो, उसे दीवाली सूझ ही कैसे सकती है? इस 
कगार देशमें, जहाँ करोद्दो जीवित मर्दोकी आहे कानमे गूजती रहती हो, दीवाली 
कैसे मनाई जा सकती है? इसीलिए इंडियन ओपिनियन ' के पाठकोसे में तो यही 


१ साधन सूत्रमे जून? पढ़ा हुआ है। यह भूलसे हुआ होगा। स्पष्ट है कि पत्र इन्हींको लिखे 
गये ३० जूनके पत्रके बाद लिखा गया था। देखिए “पत्र बल्वन्तमिद और मुन्ताछारू जी० शाइकों ”, 
३० ६ १९३६ । 

२ यहाँ साधन सूत्र फटा हुआ है। 

३ सुन्नाछाल शाहकी भठीजी। 

४ मुन्नाठाल शाहके भाई 


(२३ 


१२४ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


कह सकता हूँ कि दीवाली मनाना चाहे तो मनाइए, किन्तु हिन्दुस्तानके अस्थि- 
पजरोको न भले और उनके लिए कुछ निकाल कर अरूग रखिए। 


मो० क० गाधी 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ४८५३) से। 


१३८. पतन्न * सौराबहनको 


वर्धा 
३ जुलाई, १९३६ 
चि० मीरा, 
आशा है, तुम्हे सेगावमं हर चीज सुव्यवस्थित मिली होगी। में रविवारकों 
सेगाव पहुँचने का जी-तोड प्रयत्न कर रहा हूँ। हाँ, मेने श्रीमती सेगरका भाषण 
पढा। अधिकतर नेता जा चुके है। इतना समय काफी चिन्ताका रहा। 
सप्रेम, 
बापू 
मूल अग्रेजी (सी० डब्त्यू० ६३५४) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८२० से भी 


१३९ पत्र: सुभाषचन्द्र बोसको 


३ जुलाई, १९३६ 
प्रिय सुभाष, 
मुझे तुम्हारा पत्र अभी-अभी मिला है। आशा करता हूँ कि तुम जब भी पत्र 
लिखोगे, में उसका अवश्य उत्तर दे सकृगा। में जानता हूँ कि कंदियों या नजरबन्दोके 
लिए मित्रोके पत्र पाना क्‍या महत्त्व रखता है। 
में महादेवसे कह रहा हूँ कि वह तुमको प्रति सप्ताह  हरिजन  भिजवाने की 
व्यवस्था कर दे। 
यदि इससे कोई लाभ हो तो बेशक तुम अधिकारियोको सूचित कर दो कि 
अराजनैतिक विषयोपर जो-कुछ भी मत तुम व्यक्त करोगे, उन्हे छापनेकी मेरी 
कोई इच्छा नहीं है, जबतक कि इसकी अनुमति न भिले। 
सप्रेम, 
मो० क० गाधी 
| अग्नेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई 


१ सुभाषचन्द्र बोस श्स समय दाजिलिंग जेलमें थे । 


१४०. पत्र * मुन्नालाल जी० शाहको 
३ जुलाई, १९३६ 


चि० मुन्तालाल, 

यथारीति दूध भेज रहा हेँ। साथम गधक और फ्लिटका पप तथा फ्लिटकी 
शीशी भी है। गन्धकका उपयोग, जब में आऊँगा, तब करेगे। फ्लिटका उपयोग तुरन्त 
करना। दिनमें दो-तीन बार नसेनीसे या पटिया रखकर हछृप्परपर चढकर पपसे 
दवा छिडकना। दवा चुक जाये तब शीशी वापस भेज देना, भरवा कर भिजवा 
दूँगा । 

बा नहीं आयेगी, लीलावती आयेगी। में शायद रविवारको आऊँगा, यदि 
बरसात न हुई तो। आगे ईइ्वरेच्छा। 

महारके विषयमे में समझ गया। मजदूर आने छगे या नही? 

तुम दोनोको, 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८६०० )से। सी० डब्ल्यू० ६९९६ से भी, 
सौजन्य मुन्नालाल जी० शाह 


१४१ खादी पहननेवालो से 


बिहारसे एक सज्जनने एक हरूम्बा पत्र भेजा है, जिसके दो हिस्से नीचे दिये 
जा रहे है 

मुझे आपसे एक शिकायत है। से आदतन खादी पहननेवाला हूँ। 
खादीकी बिलकुल शुरुआतसे ही में बराबर खादी ही पहन रहा हूँ। 
अपनी गरीबीके कारण अगर कभी मुझे सजबूरन खादी छोडनी पडी, तो मुझे 
बहुत दुख होगा। लेकिन इस समय उसके दासोसें अचानक जो बहुत ज्यादा 
वृद्धि हो गई है, मुझे भय है, उससे कहीं सुझे ऐसा ही न करना पडें। « 
इससे, मुझे रूगता है, खादी-आन्दोलन ही खत्म हो जायेगा। 


१ यहाँ केवल कुछ मंश ही दिये गये हें। 
१२५ 


१२६ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


मुझे बताया गया है कि आप गरीब कतेयोको अधिक मसजदूरी देना 
चाहते हे। लेकिन किसकी जेबसे ? गरीब खहरधारी जिस आदहों 
पर जमे रहे हे और जिसके लिए बहादुरीसे छडे हे उसे अगर उन्हे मजब्रन 
छोडना पडा तो यह उन बेचारोके लिए निवचय ही मौतके समान होगा । 
इस समय तो आपका ऐसा निणय बडी भारी गलती है। मुझे भय है कि 
ऐसा करके आप इस आत्दोलनकी सुन्दर ढगसे अल्त्येष्टि ही करना चाहते है। 


सयुकत प्रान्तसे आये हुए एक पत्रमे लिखा है ' 


पण्डित जवाहरलाल नेहरूनें खादीकी उपयोगिता, आवद्यकता 
और महत्ताको इतना कम करके बताया है कि बहत-से पक्के खादीधारो भी 
दुविधासे पड गये हे, और जिनका विद्वास पहले ही कमजोर था उन्हे तो 
पण्डितजी की बातोर्मं एक सुरक्षित आड मिल गई है। कापग्रेसने भी खादीके 
व्यवहारकी सख्तीको ढीला कर दिया है और आप अपने सकलपपुर्ण मौनमें 
ही सन्‍्तोष पा रहे मालस पडते हे। क्‍या आप हमारा पथ-प्रदशन करेगे और 
यह बतायेंगे कि इस स्थितिमें हमें क्‍या करता चाहिए? दूसरी कठिनाई 
अखिल भारतीय चरखा सघके सबब से है, जो कि इस समय खादीकी आपूर्ति 
करानेवाली ससथा है। वतमान परिस्थितियों खादी महँगीसे-महँगी होती जा 
रही है और इसको आपूर्ति कमसे-कम। स्वतन्त्र और व्यक्तिगत रूपसे खादी 
तेयार करानेवालोके लिए इतनी बन्दिशें लगा दी गई हे कि उनके लिए एक 
गज भी खादी तेयार कराना लगभग असम्भव ही हो गया है। सबसे पहले 
तो उनपर राग होनेवाले नियम और प्रतिबन्ध ही नामुनासिब सालूम पडते 
है। दूसरे, उनपर अमर करना रूगभग नामुमकिन है। और तीसरे, जिस 
भावनासे शायद आपने उन्हें रखा होगा उसके विपरीत बडे आपत्तिजनक 
ढगसे उन्हे लागू किया जाता है। भला निजी तोरपर खादी तेयार 
करानेवालो पर लगाये गये उन प्रतिबन्धोकों आप किस तरह उचित ठहरा 
सकते है, जिनके कारण उन लोगोको खादी-उत्पादनका अपना काम ही बन्द 

कर देना पडा है? 
इसी तरहकी शिकायत मध्य प्रान्तके राष्ट्रीय बालचरोनें भी की है। लेकिन 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी बातका गरूत अर्थ 
लगाया गया था और इस सम्बन्धम अखबारोम छपी हुईं रिपोर्ट भ्रामक है।' 
खादीमे विश्वास रखनेवाले अन्य अनेक लोगोकी तरह उनका भी यह विश्वास है 
कि जबतक देशको आजादी हासिल न हो जाये तबतक खादी बहुत जरूरी है। 


१ यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं। 
२ देखिए “ झुठ-मूठका डर ”, ६-६ १९३६ | 


खादी पहननवालो से १२७ 


आर्थिक दृष्टिसे खादीमे उन्हे जो सन्देह है उसकी गुजाइश तभी है जब कि आजादी 
हासिल हो जाये ओर देश व्यापक रूपसे औद्योगीकरणमे प्रवत्त हो जाये। और यह 
निश्चय है कि कोई भी बुद्धिमान' व्यक्ति खादीकों इस भयसे अभीसे नहीं छोड देगा 
कि उद्योगवादके आनेपर--जो सुदूर भविष्यमे आयेगा भी था नही, यह अभी 
नही कहा जा सकता--यह दब जायेगी। निजी तोरपर खादी तैयार करनेवालो 
पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे कारीगरो, खासकर कतैयोके साथ खरीदारोके 
हितका भी खयाल करके ही छगाये गये है। अगर उन्हें हटा दिया जाये तो 
बाजार नकली खादीसे भर जायेगा, जिसके फलस्वरूप कतैयोको अपने रोजगारसे 
हाथ धोना पड़ेगा और खरीदारोके साथ पोखेबाजी होगी। हाँ, नियम्रोके जमलमे 
अगर कोई अनियमितता हो तो उस ओर तुरन्त मन्त्रीका ध्यान आकर्षित करना 
चाहिए। फिर तो उसे अविलम्ब ठीक कर दिया जायेगा। 

दामोकी वृद्धि ही ऐसा प्रइन है जिसका सनन्‍्तोषजनक उत्तर मिलना चाहिए। 
लेकिन यह याद रहे कि जब खादी आजसे आबी भी अच्छी नहीं थी जौर न इतनी 
किस्म ही उसमें थी, उस समय वह नयी दरोकी बनिस्वत कही ज्यादा महँगी थी 
और उस समय इसके दामोकी किसीने शिकायत नहीं की थी। इन तमाम वर्षो 
खरीदार लोग तो बराबर फायदा उठाते रहे है, लेकिन कतैयोको वेतन-वड्धिके रूपमे 
अभीतक कोई लाभ नहीं हुआ है। वे बेचारे मूक और असहाय है। चरखा सघके 
खिलाफ वे हडतालका ऐलान नहीं कर सकते। वे इतने बिखरे हुए है कि मजदूरी 
बढवाने या अन्य किसी बातके लिए वे सामूहिक रूपसे उठ ही नहीं सकते। उन्हें 
तो पाइयो तककी इतनी जरूरत है कि प्रभावकारी रूपमें वे कोई विरोध ही नही 
कर सकते। उनकी इतनी कम मजदूरी देखकर अब अगर हममे से कुछकी आत्मा 
विद्रोह करने रूूगी है तो इसमें हमे उन खरीदारोकी मदद ही मिलनी चाहिए जो 
अभीतक कम' दामोका राभ उठाते रहे है। गरीब खरीदारोको कठिनाई होती है, 
यह तो ठीक है। ढेकिन खादीका महत्त्व तो उसके सामाजिक और नैतिक मूल्यमे 
ही है। खादीकें खरीदार अगर खादीके फलितार्थोकों समझ ले तो यह समझाकर 
बता देनेपर, जेसाकि वर्तमान उदाहरणमें बताया जा सकता है, कि कतैयोकी 
मजदूरी बढाने के कारण ही खादीके दाम बढे है, वे खादीके महँगी होने की शिकायत 
नही करेगे। खादी खरीदने मे उन्हे जो ज्यादा खर्च करना पडेगा, अगर वे चाहे तो 
उसकी पूतिके लिए वे अनेक उपाय खोज निकाले। लेकिन यह होगा तभी जब वे 
सन्देहोकोी छोडकर इस बातका निश्चय कर छेगे कि जबतक हम हिन्दुस्तानम है 
तबतक खादीके सिवा और किसी कपडेका इस्तेमाल नही करेगे। इसमे अगर उहोने 
छूठकी कोई गुजाइश रखी तो आवश्यकताके नामपर वे उस छूटका उपयोग करने 
छगेगे। यह याद रहे कि आविष्कार प्राय आवश्यकतासे ही होता है। उपर्युक्त 
पत्र-प्रेषकोने अगर यह निश्चय कर लिया होता कि हमारे लिए तो खादीके सिवा 
और कोई कपडा ही नही है, तो वे इस प्रकार नहीं लिखते। बल्कि तब उन अनेक 
लोगोकी तरह, जिनकी आर्थिक दशा उन्तसे किसी भी तरह बेहतर नही है, वे भी 
खादीके दामोमे हुई थोडी-सी वृद्धिको सह छेते। 


१२८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


लेकिन, इन पत्र-प्रेषकोको इसके साथ ही में यह विश्वास भी करा देना चाहता 

हूँ कि गरीब खादी-प्रेमियोका खयार करके दामोमे यथासम्भव थोडीसे-थोडी वृद्धि 
करने की पूरी सावधानी बरती गई है। साथ ही, में उनसे कहेंगा कि कतैयोकी 
मजदूरीमे यह थोडी-सी वृद्धि करने के इस नये प्रयोगम कैसी भारी सफलरूता मिल 
रही है, इस बारेमे वे राजेन्द्र बाबू और तमिलनाडु चरखा सघके मन्त्रीके विवरण भी 
अवश्य देखे। खादी-प्रेमी धीरजसे काम ले तो वे देखेंगे कि जहाँ खादीके दामोमे 
थोडी-सी वृद्धि हुई है, वहाँ उसके साथ-साथ खादीकी किस्म तथा उसके टिकाऊपनमे 
भी उतनी ही उन्नति हुई है। 

| अग्रेजीसे | 

हरिजन, ४-७-१९३६ 


१४२ कन्या-वध 


आज भी इस हतभाग्य देशमे कन्या-वध-जेसी लिदय, अमानुषी प्रथा चल रही 
है, यह मानने में कष्ट होता है। लेकिन जो पत्र मेरे सामने पडा है वह मुझे यह 
मानने को मजबूर करता है। बिहार, जिला भागलपुरके देहात अमरपुरमे राजपूत-कन्या 
वध-विरोधिनी सभा स्थापित हुईं हे। इस बारेमे सभा-मन्त्रीने एक दु खजनक खत 
लिखा है। उसमे से नीचे थोड़े फिक्रे दिये जाते है। 
भगवान्‌ बुद्धने बकरोकी रक्षाके लिए अपने प्राणोकी बाजी रूगा दी 
थी। आज उन्हीं की सन्तान अपनी सद्य प्रसुता कन्याकों सारने में लूगी हुई है। 
मनुष्यताको कलकित करनेवाली एक कुप्रथा हम राजपूतोमोें ही है। ऐसे भी 
घर हे जहॉ एक दारोगा, एक तहसीलदार तथा पढे-लिखे युवक हें। आज ५० 
वर्षोसिे उनके घर एक भी कन्या नहीं रखो गई। जरा उस दृश्यकी कल्पना 
करे, जब बच्ची पेदा होते ही माँ उससे अलग हो जाती है। इृध नहीं दिया 
जाता है, बच्चो दम घुटकर मर जातो है। यो नहीं मरी तो नमक चटाकर 
अथवा तम्बाकू खिलाकर मार दी जाती है। सबसे सरलू तरीका तो यह है कि 
उसके मुँह-नाक पर मासका लोथा रख दिया जाता है। कसा घुणित तरीका 
है। बकरेको तो हथियारसे मारते हे, छेकिन नि सहाय, मुहसे भी आवाज नहीं 
निकालनेवाली बच्चीको दम घुटाकर मारना -- कितना अनर्थ है। 
पजाबके जाट राजपुतो और जाट सिखोमें यह कुप्रथा थी। पजाब-कौसिल 
में उसे रोकने के लिए खास कानून बनवाया गया। पर हमारे यहाँ लोग सकोच 
करते हे। 
धम तो सिखाता ही है कि जीव-मात्र अन्तर्म एक ही है। अनेकता क्षणिक 
होने के कारण आभास-मात्र है। लेकिन राष्ट्रभावना भी हमें यही पाठ देती है। हम 


कन्या-वध १२९ 


अपनेको राजपूत इत्यादि नहीं मानते है, न बिहारी, पजाबी इत्यादि। हम अपनेको 
हिन्दुस्तानी मानते है और एक ही राष्ट्र मानते और मनाते है। इसलिए धर्म-दृष्टि 
या राष्ट्र-दृष्टिसि हम एक है और एकके दोषकी जिम्मेदारी हम सबपर आती है। 
इस न्यायसे इस राजपृत-कन्या-वधके लिए हम सब, राजपूत हो या कुछ भी हो, 
जिम्मेदार है। एक-दूसरेके दोष, एक-दूसरेकी आपत्तिके लिए हम उदासीन न रहते 
तो कन्या-वध आजतक निभ नहीं सकता था। इसमें न धर्मका बहाना है, न कोई 
आवश्यकताका। कोई एक युग होगा कि जब राजपृत-जीवन अनिश्चित होने के 
कारण कन्या-जन्म आपत्ति माना जाता होगा, आज तो यह बहाना रहा ही नहीं 
है। दूसरोकी अपेक्षा राजपूत-जीवन अधिक अनिश्चित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता 
है। राजपूतोके सिर पर आज युद्धका बोझ नहीं रहा है। आज राजपृतकों अपनी 
तलवार साथमे रखकर सोना नहीं पडता है। राजपूत कौम भले ही हो, राजपृत 
धर्म-जैसी कोई वस्तु नहीं रही। फिर कन्या-वध क्यो? कन्याका बोझ क्यो? बोझ 
तो उत्त लोगोपर अवश्य पडता है जो अपनी कन्याके लिए पति खरीदते है और 
दम निकल जाये इतना दाम देना पडता है। ईहवरकी कृपा है कि वे अपनी 
कन्याका वध करने तक नही पहुँचे है। मुझे नहीं पता कि आज राजपृत-कन्या- 
बधके लिए कोई बहाना बताया जाता है क्‍या? अगर ऐसा कोई बहाना है, तो 
तई सभाका इसपर प्रकाश डालना ककत्तंव्य है। 

लेकिन बहाना हो भी सही, उसे दूर करना धर्म होगा। कोई बहाना इस 
राक्षसी प्रथाकों कायम करने में कभी मान्य नहीं हो सकता है। लोकमतकों सगठित 
करके शीघ्र ही इस प्रथाकों मिटाना चाहिए। सगठन करने का बोझ राजपृत-कन्या 
वव-विरोधिनी सभा पर ही हो सकता है। रुम्बे व्याख्यानोसे प्रयतत सफल नही होगा, 
न प्रस्तावोसे ही होगा। इन दोनोकी थोडी आवश्यकता रहेगी। पर अत्यावश्यक वस्तु 
तो इस बारेमे सविस्तर हकीकत है। ऐसा नकशा बनाना चाहिए जिसको देखने से 
ही क्षणमे पता चल जाये कि कहाँ-कहाँ कन्या-वध होता है, गत वर्ष कितनी बालि- 
काओका वध हुआ। वधकी सख्या निकालना कठिन होगा, असम्भव भी हो सकता 
है। बात यह है कि जितनी खबर मिल सके सब इकट्ठी करनी चाहिए और प्रत्येक 
घरमे जहाँ कन्या-वधकी सम्भावना भी हो, सभाका सन्देश पहुँचना चाहिए। सिर्फ 
अखबारोमे प्रस्तावादि भेजने का कोई असर, जो माँ-बाप कृन्या-वध कर रहे है, उनपर 
नही पडेगा। सभाके कार्यकर्ताओको यह भी याद रखना आवश्यक है कि वे किसी 
प्रकारकी अतिशयोक्ति न करे। अविश्वान्त, सच्चे और ज्ञात प्रयत्वनसे इस कायेमें 
शीकज्र सफलता मिल सकती है, ऐसा मेरा अभिप्राय और विश्वास है। 


हरिजन-सेवक, ४-७-१९३६ 


६२-४ 


१४३. पन्न: सीराबहनको 


वर्धा 
४ जुलाई, १९३६ 


जलि० मीरा, 
मैं अभी भी कर आने की आशा रखता हूँ। इस समय अब और नही। में 
एक मीथटिंगमे बैठा हूँ। 
सप्रेम, 
बाप 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३५५) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८२१ से भी। 


१४४. पत्र ; मुन्नालाल जी० शाहको 
४ जुलाई, १९३६ 


चि० मुशन्नालाल, 

दूध और फ्लिट भेज रहा हूँ। कर पहुँच जाने की आशा रखता हूँ। महारसे 
सम्बन्धित समस्या तभी समझूगा। 

तुम दोनोको, 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५९६५ ) से । सी० डब्ल्यू० ६९९७ से भी, 
सौजन्य मुन्नालाल जी० शाह 


१३० 


१४५. पत्र : कन्‌ गाधीको 
४ जुलाई, १९३६ 


चि० कनु, 


काम आधा ही हुआ है। तूने सात आने कहा था, इसलिए मैने गोविन्दसे 
उतना ही कहा। उसने चार तो दे दिये, तीन अब देगा। ये पैसे में वहाँ भेज 
दूगा। उसे खर्च-खातेमे लिख लेता और यहाँ से मिल जानेपर जमामे लिख लेता। 

रामजीलारू अपने खाने का खर्च देता है, इसलिए वह भोजन करना चाहे 
तो करे। 

फ्लिटके डब्बेकी बात छोड। में उसे यहाँके हिसाबमें लिख लूगा। 

“ रामायण | का समय बदला जा सकता है। मेरे पहुँचने पर तो जो है वही 
रखना है। * खाते है, जिनमे सबकी सुविधा सर्थंगी। 

एक सँडसी मेरे ही कामम लाई जाती थी, वह भेज देता। और तवा भी। 
कुकरके अन्दरका बतेन भी जुडकर आ गया हो तो वह भी। वहाँ मराठी अखबार 
आता है। उसके एक-दो अक भेज देना। मुझे बरू चाहिए। साधारण काग्रजका 
एक पैड मृन्नाछालके लिए। इसके साथ क्रष्णदास, काका, शभुदयालके लिए 5 
[पत्र | है। 

तेरी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच | 
जब यह पत्र पहुँचे तब अगर महादेव वहाँ हो तो उन्हें बता देना कि मुझे 
फल नही चाहिए। 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२१) से। 


१ ओर २ सापन-सत्रमें यह अश घुँघचछा पढ़ गया है। 
१३१ 


१४६ पत्र : घनवश्यामदास बिडलाकों 


४ जुढाई, १९३६ 


भाई घनश्यामदास, 

मेने स्यूझ्ीयमके बारेमें लिखने का महादेवकों नही कहा था। मैने तो अन्य 
मकानोके बारेमे लिखने का कहा था। तुमको याद होगा कि जब मेरी हाजतोकी 
में बात करता था तब मेने कहा था कि मुझे दूसरे मकान बनाने के लिये एक 
लाखकी आवश्यकता बताई थी। बादमे उन मकानोमे जो विद्यालय बना है उसका 
भी मेने समावेश किया था। यद्यपि एक राखकी बातके समय विद्यालय मैने अलूग 
रखा था, क्योकि विद्यालयके अलावा एक रहाखके मकान बनाने का मैने सोचा था। 
लेकिन विद्यालयनें काफी पैसे खाये, इतना द्रव्य सघके भण्डारम नहीं है। मेरी कुछ 
समज थी कि तुमने इस एक लाखमें से कुछ तो वछराज कु० में भेज दिये थे। 
अब पता चला है कि वहाँ इस बारेम कुछ पैसे जमा नहीं हुए है। इसलिये मैने 
विवेद्रम तुमको एक पत्र भेजा था। यह पत्र शायद नहीं मिला होगा। अब इस 
एक लाखमें से कुछ रकम अब' निकल सकती है तो निकाली जाये। 

डा० मुजेकों मैने लिखा है, उसकी नकरू मिली होगी। पारनेरकरके साथ 
क्या तय हुआ ? 

बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ८०२०) से, सौजन्य घनश्यामदास बिडला 


१४७ पत्र - अमृतकौरको 


सेगॉव, वर्धा 
६ जुलाई, १९३६ 
प्रिय विद्रोहिणी, 
में कल शामको सेगॉव लौट आया और अब तो में पत्रोको निपटा सकता 
। 

| भरा सडसठ वर्षका युवक अतुभवके आधारपर कैसे कहे कि पुरुष लोग 
(स्त्रियोके विषयमे तो मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया जायेगा) बुढापेमें जिद्दी हो 

जाते है या नहीं ” 


१ और ५२ उपलब्ध नहीं हैं। 
१३२ 


पत्र एफ० मेरी बारको १३३ 


हाँ, जब मूर्खारानी मालवीयजी की सेवामे लगी हुई है उस समय यदि वह 
पत्रों द्वारा मुझसे बात न करे तो में खुशीसे इतना त्याग सह लूगा। मालवीयजी को 
दूसरोका खयाल रखनेवाले तुम-जैसे श्रोताओकी आवश्यकता है। कितना अच्छा हो, 
यदि वे एक वर्ष तक आराम करे! परन्तु वे नही करेगे। वे तो काम करते हुए ही 
प्राण-त्याग करेगे। भगवान्‌ उनपर कृपा रखे। फिर भी उनके शरीर और मस्तिष्क, 
दोनोको आरामकी जरूरत है, और इस समय उनका आराम करने से इनकार करना 
धमसे हटने-जैसा है। तुम्हे और मुझे उनकी नकल हगिज नहीं करनी चाहिए, 
हालॉकि तुमसे भी उन्हीं के समान हमेशा शक्तिसे बाहर काम करने की प्रवृत्ति है। 

यदि मुझे पक्‍का पता चले कि तुम बेजवाडाम कब और कितने घटें रुकोगी 
तो तुम्हारे लिए वहाँका कुछ काम निकाल बताऊंँगा। 

अपने बेचारे गलेको कुछ विश्वाम देने के लिए मौन ब्रत धारण करो। तुम्हे पता 
है कि एक विशेषज्ञने जवाहरलाल से सप्ताह-भर पूर्ण मौन रखने को कहा है, और 
बताया है कि ऐसा नहीं करने पर उसका शरीर बिलकुल जवाब दे देगा ? धीमेसे 
बोलने की भी मनाही है। क्या तुम कहा मानोगी ? या किसीकी न सुननेवाली वही 
मूर्ख हठीली राजकुमारी बनोगी? अपने आने की निरिचत तिथि लिख भेजना। 
मीरा अपनी कुटियाम सुखी है। उसकी ग्राम्य वृत्तिपर में मुग्ध हूँ। 

सप्रेम, 

तानाशाह 


[ पुनश्च | 
साथका पत्र मालवीयजी के लिए है। 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५८१) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६२९० से भी 


१४८ पतन्न; एफ० मेरी बारकों 


६ जुलाई, १९३६ 
चि० मेरी, 
यह पत्र लौटती डाकसे भेज रहा हूँ। इसमें कोई हर्ज नहीं कि तुम मत- 
दाताओकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करवा लो। 
सप्रेम, 
बापू 
अग्रेजीकी फोटो-ननकल (जी० एन० ६०६५) से। सी० डब्ल्यू० ३३९पसे भी, 
सौजन्य एफ० मेरी बार 


१ थद पत्र उपलब्ध नहीं दै। 


१४९ पत्र है० सॉ० लि० पोलकको 


६ जुलाई, १९३६ 

प्रिय हेनरी, 

प्रत्र-वाहक जमनालालजी का ज्येष्ठ पुत्र कमूहूनयन बजाज है। ग्रेट ब्रिटेनके 
साथ चाहे हम कितना ही सघष करे, लन्दन तो हमारे लिए दिनपर-दिन मक्का 
या काशी बनता जा रहा है। कमलनयत इसका अपवाद नहीं है। उसको सेने 
लन्दन स्कूछ ऑफ इकनॉमिक्सका एक पाठ्यक्रम पूरा कर छेनें की सलाह दी है। 
तुम सम्भवत प्रोफेसर लास्कीसे उसका सम्पक करवा सको। आशा है, कमछ नयतका 
मार्ग-दर्शन करने में उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। म्यूरियलने उसकी देखरेखका 
जिम्मा लिया है। 

कुछ समय पूर्व तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ था। इस पत्रकों उसकी प्राप्ति-सूचना 
भी समझो। मै देहाती बनने का प्रयास कर रहा हूँ। जहासे में यह पत्र लिख रहा 
है, उसकी जन-सख्या है ६००। न कोई सडक है, न डाकघर, न कोई दुकान। 

तुम सबको प्यार। 


भाई 
अग्नेजीकी फोटो-नकलर (जी० एन० ३०५३) से। 


१५० पत्र कमलनयन बजाजकों 


६ जुलाई, १९३६ 

चि० कमलनयन, 
इसके साथ तीन पत्र भेजता हूँ। ये तीस का काम करेगे। बुडब्रुक बमिघममे 
है। वह अच्छी सस्था है। इन लागोसे जल्दी सम्पर्क करना। यह लिखते-लिखते 
ऊूगा कि प्रोफेसर होरेस अलेक्जैडरकों भी छलिखू, अर्थात्‌ चार पत्र' हो गये। वे 
बुडब्रुकके है। मुझे नियमित रूपसे लिखना। सुनना सबकी लेकिन करना अपने मनकी 
- और तुमसे जो आशाएँ बंधती जाती है, उनके अनुसार ही। वहाँके प्रलोभनोकी 
सीमा नहीं है। अपना ताम शोभित करता और कमलके गुण याद करके उसीके 
समान कीचडमे रहकर भी अलिप्त रहना। इससे सब-कुछ कुशल ही होगा । अपनी 
शक्तिके अनुसार ही डुबकियाँ छगाना। किसीकी प्रतिस्पर्धा मत करना। प्रत्येक क्षणका 


१ इनमें ले केवल दो द्वी भराप्त हैं। देखिए पिछला और अगला शीषेक | 
१३४ 


पत्र अमतुस्सलामको १३५ 


सदुपयोग करोगे तो तुम्हारी शक्तियाँ जितनी विकसित होनी होगी, हो जायेगी । 
रामायण” और गीता का गहरा अभ्यास करना। रोज अध्ययत करना। मूल 
“गीता तो पढोगे ही, लेकिन एडविन आनेल्डका सागर सिलेस्टियल' भी पास 
रखता । 


बापुूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०५२) से । 


१५१ पन्न * होरेस अलेक्जेडरको 
६ जुलाई, १९३६ 


प्रिय होरेस, 

पत्र-वाहक जमनालालजी का ज्येष्ठ पुत्र कमलनयन बजाज है। मैने उसे रन्दन 
स्कूल ऑफ इकनॉमिक्समे दाखिला ऊेने की सलाह दी है। परन्तु तुम इससे कुछ बेहतर 
सोच सको तो अवश्य उसे सलाह देना। जो-कुछ भी हो, मैने उसे वुडब्रुक विचार- 
धारावालोसे ' सम्पर्क स्थापित करने को कहा है। और शेष तुमपर छोड देता हूँ। 

तुम्हे, ऑलिव तथा अन्य सब मित्रोकों मेरा प्यार। 

बापू 
अग्रेजीकी फोटो-तकलू (जी० एन० १४२५) से। 


न 


१०२. पत्र : अमतुस्सलामको 
६ जुलाई, १९३६ 


चि० अमतुस्सलराम, 

तेरा तार और दो पत्र मिले। सरस्वतीके बारेमे कान्तिने जो सुझाया था मैने 
वही किया। तू मिलकर लौट सकती थी। इसलिए कान्तिके कहने से मैने तार कर 
दिया था-- वैसे यह आशका तो थी ही कि तृ आ नहीं सकेगी। अब तो जब 
सरस्वती लौटकर आये तभी देखेंगे। 

तू महिलाश्रमके बारेसे जो लिखती है, वह बिलकुल ठीक नही है। वह रोज़ 
बढ रहा है। छडकियोको वापस कर देना पडता है। राजकिशोरी नहीं रह सकी, 


१ वबेकर सम्प्रदायके सदस्य । 


१३६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इसलिए सरस्वती भी नहीं रह सकती, ऐसा कहना ठीक नहीं है। सरस्वतीके न 
रहने का कारण अलग ही था। मुझे सारा विवरण लिखने का समय नहीं है। 

छुट्टियोमे तू ऑपरेशन करा लेने की सोचती है, यह बात मुझे पसन्द आई। 
अधिक वियोगी हरि बतायेगे। कान्ति और सरस्वती कल त्रिवेन्द्रमके लिए रवाना हो 
गये। लीलावती मेरे साथ है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकरू (जी० एन० ३३९) से। 


१५३ पत्र नरहरि हढ/० परीखको 
६ जुलाई, १९३६ 


चि० नरहरि, 
तुम्हारे साथ जो एक बात कर लेनी थी, उसे करना भूल गया। नीमुकी इच्छा 
वहाँ आकर रहने की है। उसे यहाँ पढने का समय नहीं मिलता। इसके सिवा, वहाँ 
रहेगी तो सुमित्रा उसकी नजरके सामने रहेगी। वह खुद अग्रेजी, गणित, इतिहास 
और भूगोर (गुजराती माध्यमसे) तथा सगीतमे सितार बजाना तथा गाना अच्छी 
तरह सीख लेना चाहती है। उसे लगता है, ये सब विषय बह विद्यापीठमें सीख सकती 
है। यदि उसके वहाँ रहने से कोई और अड्चन न दिखे तो उसे भेज दू। 
उसे अपनी रसोई अलरूग बनानी' होगी। किराया आदि तो नियमसे देगी ही। 
एक घटा हरिजन-सेवार्म रूगायेगी। वह सिलाई, सगीत (साधारण) और गुजराती 
(साधारण) सिला सकती है। यह बात तुम्हे मेरा विचार करके स्वीकार नही 
करनी है। सहज हीं उसकी इच्छा पूरी कर सक्‌ तो मुझे अच्छा छंगेगा, इसलिए 
पूछ रहा हूँ। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (एस० एन० ९०९५) से। 


१५४. पत्र : अमृतराल वि० ठक्‍करको 
६ जुलाई, १९३६ 


बापा, 


में वर्धामे सिर नहीं उठा पाता। पत्रोको पढनेतक का समय नहीं मिलता। 
पढ़ लू तो उत्तर नही दे पाता। सक्षेपम कहना यह है कि अब ज्यादा जीना है तो 
रात देरतक या सवेरे तडके उठकर काम नहीं कर सकता। 

जो विषय तुमने सुझाये है उनपर चर्चा करने के लिए बैठक जरूर बुला 
लो। [ उसमे मेरे शामिल होने के सम्बन्धमे] जमनालालूजी की अनुमति ले लेना। मैं 
१० से १२ अगस्तके बीच व्यस्त रहूँगा। 

चदेसे सम्बन्धित बात समझ गया। बम्बईमे हार माननी पडी, यह आइचर्य 
ही है। सभी जगह काममे कटौती करनी पडेगी, मुझे ऐसा नहीं रूगता। लेकिन 
सभी प्रान्तोको स्वावरूम्बी तो होना ही चाहिए। 

कोडम्बकमम सशत सरकारी मदद लछेने में मुझे तो सस्थाका नाश ही दिखाई 
देता है। मैने तो बडे सबहू कारण रावबहादुरके सामने रखे थे और यह समझा 
था कि वे बाते उनके गले भी उतर गई है। देखता हूँ, मुझे गलतफहमी हुई थी। 
मुख्य कारण तो यह है कि अयर इतनी छोटी-सी सस्थाके लिए हिन्दुओसे पैसा 
इकट्ठा नहीं किया जा सके तो सघ या हिन्दृ-समाज उसे चलाने का श्रेय नहीं ले 
सकता। अगर कहो कि हमें कामसे काम है, फिर वह चाहे जिस पद्धतिसे सघे तो 
में हार गया। लेकित हारकर भी में यही कहूँगा कि सघके जन्मकी बात सोचे तो 
हमारा आदर्श इतना तो होना ही चाहिए कि जिस बोझ हिन्दसमाज हाथ न 
बटाये, वह बोझ सघ अपने ऊपर न ले। शेष सारी बात पद्धतिकी रह जाती है। 
यदि इसे सरकारी मददसे चलाना रुचिकर हो तो समिति उसे सघसे अलग करके 
क्यो नहीं चलाती ? मुझे तो सघकी नींव मज़बूत रखना ही अच्छा छूगता है। 
लेकिन मेरी बुद्धिकी दौड तो सेगाँवकी हदतक ही है। इसलिए मेरी बात सुनकर 
समिति जो-कुछ तय' करे, सो सही। 

मेरा मलाया या उसे तुम जो कुछ कहो, सो कमसे-कम्त फिलहाल सेगाँव ही 
है। अगर ईवर मुझे पहाँ तीन ऋतुएँ बिता लेने दे तो यह उसका' मुझपर बहुत 
बडा उपकार होगा। किन्तु उसके पास किसकी सिफारिश चलती है? 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-नकलछ (जी० एन० ११६३) से। 
१२७ 


१७५७, पत्र के० नटराजनको 


वर्धा 
७ जुलाई, १९३६ 
महादेवने अभी तुम्हारा पत्र भेजा है। तुमने मुझे “यूनिटी” पत्रिका का जो 
सम्पादकीय लेख भेजा है वह तो असाधारण है। मेरे नाम जो विचार मढे गये है 
और उद्धरण-चिह्नोमे पेश किये गये है, वे मेने कभी मुँहसे निकाले ही नहीं, और 
इससे भी बडी बात तो यह है कि मेरे कभी ऐसे विचार रहे ही नहीं। और 
जवाहरलालके मुह से मैने जो-कुछ सुना है उससे मुझे कभी यह सन्‍्देह तक नहीं 
हुआ है कि वह भारतकी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए हिसाके उपयोगकी बात भी 
सोच रहा है।' आइरचर्य है कि डॉक्टर होम्स कैसे धोखेमे आकर समझ बैठे कि मैने 
कभी ऐसी बाते कही होगी। इस' पत्रका तुम इच्छानुसार उपग्रोग कर सकते हो 
और उचित समझो तो समय बचाने के लिए यही पत्र डॉ० होम्सको भेज सकते हो। 
| अग्नेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई 


१५६. पत्र : खशंदबहन नौरोजीको 


७ जुलाई, १९३६ 


तुमने जो कहा है वह एक शाश्वत सत्य है। परन्तु तुम्हारे पिछले पत्रमे एक 
स्पष्ट शिकायत थी, और यह शिकायत करने का तुम्हे पूण अधिकार था, बल्कि 
वैसा करना तुम्हारा कत्तेव्य था। क्या तुम्हारा भेरे प्रति कत्तंव्य नही कि मुझे 
दोषियोके नाम और उनके दोष बताओ? आखिरकार शाइवत सत्योको ध्यानमे 
रखकर बारीकियोका विचार करनेपर ही हम उन सत्योतक पहुँच सकते। कमसे- 
कम' मुझे तो जो-कुछ सत्यकी झॉँकियाँ मिली है वे पूृणत नहीं तो मुख्यत उस 
महत्तम उद्दश्यको सामने रखते हुए छोटी छोटी बारीकियोपर ध्यान देने से ही मिली 
है। सो कृपा कर मेरी मदद करो। 


[ अग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई 
१ देखिए “क्या हम प्रतिदृद्ी है?”, २२७१९३६ था उसके पूवे। 
२ यूनिदी इण्टर एलिआ ने अन्य बांतोके साथ यहं भी लिखा था “ द्वालकी लखनऊ 
कांग्रेसमें नव निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष नेदरुने भारतके स्वातन्व्य-प्तपर्षमें दिंसाके उपयोगका समन 


किया और कहा जाता है कि वे भारत्रमें अग्रेजी शासनकों द्विंछा देनेके लिए एक भानन्‍्दोलनकी योजना 
बना रहे है।” 


१३८ 


१५७ पत्र: जवाहरलाल नेहरूको 


सेगाँव, वर्धा 
८ जुलाई, १९३६ 


प्रिय जवाहरलाल, 


तुम्हारा पत्र” अभी मिला। वर्धाकी घटनाओपर तुम्हे लिख सकने के लिए में 
समय' दूँढ रहा था। तुम्हारे पत्रने इसे कठिन बना दिया है। परन्तु में इतना ही 
कहना चाहँँगा कि अरूग हो जाने का विचार सूचित करनेवाले उस पत्रका वह अर्थ 
नही है जो तुमने उसे लेते समय लगाया। वह मेरे देख लेने के बाद ही तुम्हे भेजा 
गया था। त्याग-पत्रके स्थानपर इस तरहका पत्र भेजने का सुझाव मेरा था। में 
चाहता हूँ कि तुम इस पत्रके विषयमे कुछ अधिक न्यायपूर्ण दृष्टिसे विचार करो। 
जो भी हो, मेरा यह दृढ मत है कि वषके शेष समयमे सारी खीचतान बन्द रहे 
और, कोई त्याग-पत्र न दिया जाये। वरना अ० भा० काग्रेस कमेटी अपग हो जायेगी 
और इस सकटका सामना नहीं कर सकेगी। वह दो भावनाओके अन्‍्तहंन्द्वमे फंस 
जायेगी। लोकतन्त्रके नामपर उसे अचानक एक ऐसे सकटसे डाल देना अत्यन्त 
अन्यायपूर्ण होगा, जैसा सकट उसके सामने पहले कभी नहीं आया। तुम उस पत्रके 
गूढार्थंकोीं बढा-चढाकर देख रहे हो। में बहस नहीं करूँगा, परन्तु यह आग्रह अवश्य 
करूँगा कि स्थितिपर श्ञान्त मनससे विचार करो और क्षणिक विषादवश उसके सामलने 
हथियार न' डाल दो, क्योकि यह विषाद तुम्हे शोभा नहीं देता। कार्ये-समितिकी 
बैठकों अपनी विनोद-वृत्तिको खुलकर क्‍यों न खेलने दो ? जिन छोगोंके साथ तुमने 


१ तात्पय ७५ जुलाईके पत्रसे है, जिसमें जवाहरलाल नेहरूने काय-समित्रिकि अपने उन सइयोगिय कि 
रेयेकी शिकायत की यी जिनसे उनका मतभेद था। २९ जूनको वर्धामें कार्य-समितिकी बेठक हुई थी। 
उसमें ये मतभेद इतने उभर भये थे कि राजेन्द्रम्साद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जयरामदात दौलत्राम, 
जमनालाल बजाज, वल्लूभभाई पंटेल, जे० बी० कुपछानी भौर एस० डी० देव, समित्तिके न सात सदस्पोने 
अपने त्यागपत्र दे दिये थे और बादमें गाधीजी के बीच-बचाव करनेपर ही उन्होंने त्थागपत्र वापस लिये थे। 
केकिन १ जुलाईको राजेन्द्रप्रतादने जवाहरलाल नेहरूको एक व्यक्तियत्न पत्र लिखा, जिसमें उद्देनि सदस्योकि 
त्यागपत्र देने का कारण विस्तार से समझाया या। २९ जूनको दिया गया त्यागपत्र, १ जुलाईंको जवाइरछाल 
नेहरूके नाम लिखा राजेन्द्रप्रसादका पत्र और ५ जुलाईको गाधीजी को लिखा जवाइर॒लालू नेहरूका पत्र, 
ये तीनों यहाँ नहीं दिये जा रहे है, छेकिन श्‌ बच ऑफ ओढड लेटसेमें देखे जा सकते है। 

कारय-समित्चिका यह आत्रिक मतभेद छखनऊ काम्ेसमें दी स्पष्ट हो गया था, जब जवाहरलाल नेहरू 
अध्यक्ष चुने गये ये। जिस प्रश्नों लेकर मतभेद हुआ था वह यह या कि काग्रेस अपने कार्यक्रममें 


समाजवादके प्रत्षि कहाँतक भरतिबद़ध हो सकदठी दे। पद्टामि सीतारामय्याके शब्दोंमें, “ अध्यक्षकी राय कार्य 
समित्तिके बहुमतलसे मेल नहीं खात्ती थी।”” 


१३९ 


१४० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


किसी तरहकी अनबनके बिना वर्षोतक काम किया है, उनके साथ निर्वाह करना 
तुम्हारे लिए इतना कठिन क्‍यों होना चाहिए ? यदि वे असहिष्णुताके अपराधी है तो 
तुम भी जरूरतसे ज्यादा असहिष्णु रहे हो। तुम्हारी आपसी असहिष्णुताके कारण 
देशकी हानि नहीं होनी चाहिए। 

आशा है, तुमने जमेन डॉक्टरकी बहुत सयानी सलाह मान ली है। 

सप्रेम, 

बापू 
[ अग्नेजीसे | 

गाधी-नेहरू पेपसे, १९३६, सौंजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय । 

ए बच ऑफ ओल्ड छेटर्स, पृ० १९१-९२ से भी 


१७८, पत्र: ग्लेडिस ओवेनको 


८ जुलाई, १९३६ 


प्रिय ग्लेडिस, 

मुझे प्रसन्नता है कि तुमने राजधाटद थियोसॉफिकलक स्कूलमे एक सारूकी 
नौकरी स्वीकार कर ली है। इससे तुम्हे और कुछ नहीं तो भारतीय विद्यार्थियोका 
कुछ अनुभव प्राप्त हो जायेगा और तुम भी अवश्य उन बच्चोको, जो तुम्हारी 
देख-रेखमे होगे, कुछ दे सकोगी। 

हाँ, ये वही बडौदावाले अब्बास तैयबजी है जिनसे मिलने का तुम्हारा इरादा 
था। परन्तु अफसोस! अब वे नहीं रहे। जिनसे मिलने का मेरा सौभाग्य रहा है, 
तैयबजी उनमे से अच्छेसे-अच्छे लोगोमे से थे और तुम्हे उनके परिवारके सदस्योसे 
मिलने की कामना अभी भी सजग रखनी चाहिए। उन सबने उनके गृणोकों खूब 
ग्रहण किया है-- विशेषत उनकी एक छडको रेहानाने, जो अत्यन्त गुणवती ही 
नहीं, बडी धार्मिक भी है। 

स्नेह । 

हृदयसे तुम्हारा, 
बापू 
अग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० ६१९२) से। 


१ वाशणसीमें। 


१०९ पत्र अतुलानन्द चक्रवर्तोको 


८ जुलाई, १९३६ 


प्रिय भित्र, 


आपका पत्र मिला। काश! आप मेरी कठिनाइया समझ सकते। इस प्रइनपर 
दुर्भाग्यवश मेरा दृष्टिकोण आपसे भिन्न है। इसलिए में तो चाहता हूँ कि कमसे-कम 
कुछ समयतक आप अपने ही ढगसे सेवा करते रहे। यदि मुझे आपकी रीति जँच 
गई तो उसको अपनाने में मुझे कोई झझट नहीं होगी। और किसी सुनियोजित काय- 
क्रके लिए तो मैं आपको अपनी बात काग्रेससे ही कहने की सलाह दूगा। मुझसे 
कोई लम्बा-चौडा पत्र पाने की आशा मत रखिए। आपको शीघ्र ही पता चल जायेगा 
कि में ग्राम-सेवाका जो काम करनेपर तुला हुआ हूँ, उसे यदि करना है तो कमसे- 
कम फिलहाल मुझे पत्र-व्यवहार बन्द करना ही पडेगा। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १४७५) से, सौजन्य ए० के० सेन 


१६०: पत्र प्रभावतीकों 


८ जुलाई, १९३६ 
कैसी है तेरी चिट्ठी? इस तरह बीमार पडती रहेगी तो बात कैसे बनेगी? 
यदि तू वहाँ अच्छी नहीं रह पाती तो सबकी अनुमतिसे यहाँ क्यो नहीं आ जाती 
बीमार किसीकी सेवा नहीं कर पाता, सबसे सेवा लेता है। तू चाहे तो जयप्रकाशको 
लिखू । तू हिम्मतसे अपने मतकी बात कह क्‍यों नहीं देती? मुझे हिम्मतकी बाते 
लिखती है, लेकिन मुझे आक्षका होती है कि तू मन-ही-मन चिन्ता करती रहती है। 
चिन्तासे तो कुछ होना-जाना नहीं है। जयप्रकाश मिला था। लिखता है कि पटनाममों 
तुम दोनो साथ रहोगे। रूगता है, बनारसकी बात तो आई-गई ही हो गईं। जान 
पड़ता है, उसने पटनामे घर तो ले ही लिया है। कहता था, अच्छी जगह है। यह 
सब तू जानती होगी। 
कान्ति सरस्वतीकों लेकर त्रिवेन्द्रम गया है। उसका पता है माफत जी० 
रामचन्द्रनू, हरिजन सेवक सघ, त्रिवेद्धम। एक महीनेमे छौटेगा। 


१४९ 


१४२ सम्पूर्ण गाधी वाहूमय 
यह पत्र मिलते ही तबीयतके बारेमें तार देना। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकरू (जी० एन० ३४७८) से। 


१६१ पत्र जीवणजी डा० देसाईको 


८ जुलाई, १९३६ 
शब्दकोश देख गया हूँ। में इतना मानकर चर रहा हूँ कि 'अनासक्तियोग 
में' जो रब्दार्थ दिये गये है, वही यहाँ भी दिये गये है। दिखता तो अच्छा है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ९९४३) से। सी० डब्ल्यू० ६९१८ 
से भी, सौजन्य जीवणजी डा० देसाई 


१६२. तार' लेडी फजल-ए-हुसेनको 


[१० जुलाई, १९३६ [' 
कृपया मेरी समवेदनाँ स्वीकार कीजिए। आपके खरूयातनाम पतिसे जब 
भी मिला, मुझे सुख ही प्राप्त हुआ। उन सभी मुलाकातोकी यादें 
मेरे मनमे कायम है। 

[ अग्रेजीसे | 
हिन्दू, १३-७-१९३६ 


१२ गीता पदार्थकोष । 

२ गांवीजी कृष भगवद्गीता का गुजराती अनुवाद , देखिए खण्ड ४१, १० ९२-१६७। 
३ देखिए “पत्र ; कनु गरांधीको ”, १०-७-१९३६ कौ पाद-टिप्पणी। 

४ छेडी फजल-ए-हुसैन के पति का ९ जुलाई को स्वगवास दो गया था। 


१६३ पत्र: नरसिहराव भोलानाथ दिवेटियाकों 
१० जुलाई, १९३६ 


सुज्ञ भाईश्री, 

आपके जीवन-साथीकी चिरविदाका समाचार यदि गोकुलभाई नही देगे तो और 
कौन देगा ” आपके अनेक भकक्‍्तोमे से वे एक है। आपके प्रति समवेदना प्रकट करने की 
क्या जरूरत है” आपको बीमारीकी खबर मुझे मिलती रहती थी। सुशीलाबहनके 
बारेमे तो मुझे कोई खबर ही नहीं थी। सचमृच ईरवर अपने भक्‍तोकी परीक्षा छेता 
है। आप तो अनेक अग्नि-परीक्षाओम से गुजरे हैं। आप तो सभी परीक्षाओमे उत्तीण 
होते ही रहे है। ईश्वर जिसकी परीक्षा लेता है उसे उस आचको सहन करने की 
शक्ति भी देता जान पडता है। आपकी श्रद्धा ऐसी है कि उसे देखकर नास्तिक भी 

आस्तिक बन जायेगा। आपकी विजय हो। 
आपका, 
मोहनदास 


[ पुनरच ] 
इसकी प्राप्ति स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। 


नरसिहराव भोरानाथ 
मैरीन विला 
१४ वाँ रास्ता, खार [ बम्बई ] 


गुजरातीकी नकछूसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल 


१६४. पत्र : प्रभावतीकों 
१० जुलाई, १९३६ 


चि० प्रभा, 

तेरा पत्र मिल्ा। तेरे रिखने का अभिप्राय समझ गया। शरीर सभालकर तू 
वहाँ चाहे जितने दिनोतक रह, मुझे कोई एतराज नहीं। तू वहाँ रहकर बहुत काम 
कर सकती है। | गीता के | दूसरे अध्यायके इलोकोका मनन करना और तदनुसार 
रहने का प्रयत्न करना। तेरे सामने जो कत्तंव्य हो, उसमे मन लगाना और प्रसन्नचित्त 


१४३ 


१४४ सम्पूर्ण गाधी वाइडूमय 


रहना । खुराकमे दूध, दही, शाक, फल और रोटीसे काम चलाना। दारू छुना 
भी मत। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४६७) से। 


१६५७ पत्र: नारणदास गाधीकों 
१० जुलाई, १९३६ 


चि० नारणदास, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे आकडोका उपयोग तो में करूँगा ही। तुमने जो 
परिवतन लिख भेजें थे, उन्हे टॉककर रख लिया है। यह उचित ही है कि खादी 
की बात तुम्हारे मनमें घमती रहती है। ऐसा होना ही चाहिए। स्वदेशीका एकादश 
व्रतोम स्थान है। प्रारम्भसे ही खादीकों स्वदेशीका भमध्यबिन्दु माना जाता रहा है। 
फिर भी खादीके बारेमें विचार करते रहनेवाले हमारे पास थोडें ही है। और इसी 
लिए खादी-प्रवत्तिकों जितना बढना चाहिए, वह उतनी नहीं बढ पाती। 

राष्ट्रीय शिक्षाके मामलोमे भी अन्धेर चल ही रहा है। नामलेवा बहुत है, 
समझनेवाले कम है। उनमे भी अमर करनेवाले विरले ही है। किन्तु इसमें शका 
नहीं कि सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा तो जो मैने बताई, वही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार खादी 
फैले या न फैले, हम उसमे मिलावट नहीं करते, उसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षणमें भी 
मिलावट नहीं की जानी चाहिए। इस तरह यदि एक भी विद्यार्थी प्रेमसे विशुद्ध 
राष्ट्रीय शिक्षण प्राप्त करे तो में कहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षण चल रहा है, और उसका 
भविष्य उज्ज्वल ही है। 

राष्ट्रीय शिक्षणके नामसे चलते रहकर भी यदि वह शुद्ध राष्ट्रीय न हो और 
तमाम बच्चे तदनुसार शिक्षण ले रहे हो तो भी में यह नही मानूँगा कि राष्ट्रीय 
शिक्षण चल रहा है। यह मेरी मान्यता है, फिर भी तुम जितना कर सको उतना 
ही करना। जब मिलावठ स्वय तुम्हारी बर्दाश्तसे बिलकुल बाहर हो जायेगी और 
जब तुम स्वय मौलिक परिवतन करोगे, तब निदचय ही तुम्हे मेरा पुरा सहयोग 
मिलेगा, इससे ज्यादा मेरे लिखने का अथ मत निकालना। तुमने एक बार मूझे 
कनुके कपडोके बारेमे लिखा था। मुझे याद नहीं है, उसका मैने जवाब दिया या 
नहीं। न दिया हो तो इतना ही कहना है कि उस विषयमें कोई चिन्ता मत करना। 

कमसे-कम कपडे पहनने की आदत डाल ली जाये तो वह शरीरके लिए स्वास्थ्यवर्धक 
है। इसलिए में कनुकी शरीर-रक्षा के छिए जितना कपडा जरूरी है, उतने की ही चिन्ता 
रखता हूँ। इन दिनो तो उसका शिक्षण भी धुआँधार चलता लग रहा है। किन्तु 


पंत्र कनु गांधीकों १४५ 


इसका श्रेय महादेव नहीं ले सकता। नवीन नही है, कान्ति नहीं है। अकेले कनुसे 
इन' दोनोका काम लेना ही पडता है। इसलिए कन्‌को सहज ही पूरी तालीम मिल 
जाती है। यह तो हुईं मेरे मनपर पडी हुई छाप। छाप तो वही सही कहलायेगी 
जो कनुके मनपर पड रही होगी। ब्रह इन दिनो बहुत कम दिखाई देता है, इसी- 
लिए में उससे पूछ नही पाया हूँ। वेह काममे जुटा रहता है और इसलिए अब 
उसे महादेवके सन्देश ले-लेकर दौडने का मौका नहीं मिलता। 

लगता है, मजु ठीक प्रगति कर रही है। क्या कुसुमकी ' तबीयत ठीक रहती 
है? यात्रासे उसने कुछ पाया है या खोया है?” 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से । सी० डब्ल्यू० ८४९८ से भी , 
सौजन्य नारणदास गाधी 


कक 


१६६. पत्र . कन्‌ गाधीकों 
१० जुलाई, १९३६ 


चि० कनु, 

मेरे पास दो मोढिये थे। एक यहाँ आ गया है, दूसरा वही रह गया है। 
मिले तो भेज देना। तकलीकी पेंटी नहीं आई है, उसकी जरूरत है। 

नारणदासकी चिट्ठीमें कुछ तेरे विषयर्मं भी है। यदि वह बात ठीक हो तो 
उसे लिखना। मुझे भी लिखना कि वह ठीक है था नहीं। साथमे तार' [का 
मसौदा | है। इसे तुरन्त भिजवा देना। डाककी चिट्ठियाँ तो है ही। आज तो सारा 
काम तेरे ही ऊपर है। यदि हमेक्काके लिए ऐसा दिन आ जाये तो बोझ उठायेगा 
न और वह भी खूबीके साथ ? 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच | 
मैं दस्तखत करके ४० रुपये का एक चेक भेज रहा हेँ। यदि वहाँ डाट-समेत 
या बिना डाठ की एक-दो ऐसी छोटी शीशियाँ हो जिनमे एक-दो औस द्रव्य आ जाये, 
तो भेजना। हि 


गृजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। 


१ और २ अजलाक गांवीकी पुत्रियाँ। 
३ द्वार कदाचित लेडी फजलेहुसेनके नाम था। 


१६७ पत्र . हरिभाऊ उपाध्यायको 


१० जुलाई, १९३६ 

दुबारा नहीं पढ़ा 
भाईश्री हरिभाऊ, 

मैने छ० और सो० से विस्तारसे बातचीत की थी। छ० में कुछ भी नहीं 
है। मुझपर उसकी अच्छी छाप नहीं पडी। सो० की ठीक छाप पडी है। उसने 
यह स्वीकार किया कि दोनो एक-दूसरेके प्रति अत्यधिक आसक्त रहे है और है। 
फिलहाल भी यही स्थिति है। सो० का कहना है कि निर्दोष सेवासे आसक्ति उत्पन्न 
हुई थी। इस सस्बन्धमें प्रश्न करने पर ल० ने मौन साध लिया। वह डाक्टरसे 
जाँच कराने को तैयार हो गई थी, किन्तु मुझे पूरा सन्देह है कि यक्षि उसे सचमुच 
डाक्टरके सामने ले जाकर खडा कर दिया जाये तो वह खडी न रह सकेगी। सो० 
कहता है कि वे दोनो अन्तिम स्थितितक नही पहुँचे है क्योकि ऐसा करने में 
तुम्हारी और मेरी रज्जा उन दोनोके आडे आती थी। मैं ब्यावरमे ल० के पितासे 
मिला था और उनकी बातचीतसे मैने अनुमान रूगाया कि उन्हे इस मलिन 
सम्बन्धकी सही-सही जानकारी नहीं है। किन्तु इस बातका फैसलछा कर डालते की 
जरूरत मुझे नज़र नहीं आई। उसके पिता मुझे प्रभावित नहीं कर सके। तुम्हारे 
एक पत्रसे तो मुझे यह जान पडता है कि तुमने इस बातकों सिद्ध हुआ मान लिया 
है कि यह व्यक्ति छ० का पिता नही है। दूसरे पत्रसे यह नजर आता है कि तुमने 
अपना मल्तव्यः बदछ दिया है। ल० तो कहती है कि यही उसके पिता है। पूरे 
मामलेकी जाँच पडतालके' बाद' मैने निम्नलिखित निर्णय दिया है 

(१) ल० को म०' के पास जाकर पत्नीके रूपमे रहना चाहिए। 

(२) यदि वह ऐसा न करना चाहे और यदि विकारहीन भावसे रह सके तो 
उसे ब्रह्मबतयका पालन करना चाहिए। 

(३) यदि वह विकारका दमन न कर सके तो उसे किसी अन्य नवयुवकसे 
विवाह कर लेना चाहिए। 

जबतक विवाह न हो जाये तबतक उसे सो० के साथ अपना सम्बन्ध पवित्र 
रखना चाहिए था। दोनो ही पवित्र होने का दावा करते है, अत में इन दोनोके 
आपसी सम्बन्धकों घर्मसम्मत नहीं मावता। इसके बावजूद यदि वे एक-दूसरेके साथ 
भोग भोगे बिना न रह सकते हो तो दोनोकों खुले तौरपर सम्बन्ध रखना चाहिए। 
किन्तु इस चौथी स्थितिमें उन्हे मेरा आशीर्वाद नहीं सिल सकता। वे आश्रमसे 


२, २ भौर ३ नाम छोड़ दिये गये है। 
१४६ 


डॉ० अम्बेडकरका दोषारोपण- १४७ 


नहीं रह सकते और जिन सस्थाओसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हैं उनमें भी नहीं रह 
सकते। मुझे भय है कि ल० सो० के बिना नहीं रह सकती। मेरा मन्तव्य है कि 
उसे हिस्टीरियाकी बीमारी होनेका कारण उसकी विषयवासना है, और सो० का 
स्पर्श विकारी होने के कारण उस हिस्टीरियाकों बढानेवाला है। 

अब तुम्हे जो योग्य छगे सो करना। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजरातीसे हरिभाऊ उपाध्याय पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय 
तथा पुस्तकालय 


डर 


१६८ डॉ० अस्बेडकरका दोषारोपण - १ 


पाठकोको याद. होगा कि गत मई मासमे लाहोरम जात-पाँत तोडक मण्डलका 
वाधिक अविवेशन होनेवाला था और डाॉ० अम्बेडकर उसका सभापतित्व करनेवाले थे। 
लेकिन डॉ० अम्बेडकरने उसके लिए जो भाषण तैयार किया वह स्वागत-समितिको 
अस्वीकाये प्रतीत हुआ, जिसके कारण वहू अधिवेशन ही नहीं किया गया। यह बात 
विचारणीय है कि स्वागत-समिति अपने चुने हुए सभापतिकों इसलिए अस्वीकार 
कर दे कि उतका भाषण उसे आपत्तिजनक मालूम पडा। जाति-प्रथा और हिन्दू 
शास्त्रोके विषयम डॉ० अम्बेडकरके जो विचार हूँ उन्हे तो समिति जानती ही थी। 
यह भी उसे मालूम था कि वे हिन्दू-धर्मं छोडने का बिलकुल स्पष्ट निणय कर चुके 
है। डॉ० अम्बेडकरने जैसा भाषण तैयार किया था उससे कमकी उनसे उम्मीद 
ही नहीं की जा सकती थी। छेकिन रूगता है कि समितिने एक ऐसे व्यक्तिके 
मौलिक विचार सुनने से जनताकों वचित कर दिया, जिसने समाजमे अपना एक 
अद्वितीय स्थान बना लिया है। भविष्यम चाहे वे कोई भी बाना धारण करें, मगर 
वे ऐसे आदमी नही है जिन्हे पह गवारा हो कि लोग उन्हे भूल जाये। 

डॉ० अम्बेडकर स्वागत-समितिसे यो हार जानेवाले नहीं थे। उसके इनकार के 
जवाबमे, उन्होने उस भाषणकों अपने ही खर्चेंसे प्रकाशित किया है। उन्होने उसकी 
कीमत आठ आने रखी है। लेकिन में उनसे कहूँगा कि वे उसे घटाकर दो आने 
या कमसे-कम चार आने कर दे तो ठीक होगा। 

यह भाषण ऐसा है कि कोई सुधारक इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। रूढि- 
ग्रस्त लोग भी इसे पढकर लाभ ही उठायेंगे। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए 
कि भाषणमे एतराज करने रायक कोई बात नहीं है। इसे तो पढना ही इसलिए 
चाहिए, कि इसमे गहरे एतराजकी गृजाइश है। डॉ० अम्बेडकर तो हिन्दुू-धमके 
लिए एक चुनौती है। उनका पारून-पोषण एक हिन्दूकी तरह हुआ और एक हिन्दु- 
नरैश द्वारा शिक्षित किये जाने पर भी, सवर्ण कहे जानवाले हिन्दुओ द्वारा अपने 


१४८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय॑ 


और अपनी जातिवालो के साथ होनेवाले' व्यवहारसे वे इतने निराश हो गये है कि 
न केवल सवण हिन्दुओको, बल्कि उस धर्मको भी छोडने का विचार कर रहे है जो 
उनकी तथा तमाम हिन्दुओकी सयुक्त विरासत है। उस वर्मकों मानने का दावा 
करनेवाले एक वगके व्यवहारके कारण वह हिन्दू-धर्मसे ही निराश हो गये है। 
लेकिन इसमें अचरजकी कोई बात नही है। क्योकि किसी प्रथा था सस्थाके बारेमे 

कोई राय उसके प्रतिनिधियोके व्यवहारसे ही तो बनाई जा सकती है। इसके 
अलावा डॉ० अम्बेडकरने पाया कि सवर्ण हिन्दुओके विशाल बहुमतने अपने उन 
सहर्धामयोके साथ, जिन्हे कि उन्होने अस्पुश्य शुमार किया है, न' केवल निर्देयता या 
अमानुषिकताका व्यवहार किया है, बल्कि अपने व्यवहारका आधार भी अपने 
शास्त्रोके आदेशको बनाया है।और जब डॉ० अम्बेडकरने शास्त्रोको देखना शुरू किया 
तो उन्हे माल्म हुआ कि सचमुच उनमे अस्पृश्यता और उसके लगाये जानेवाले 
तमाम अर्थोकी काफी गुजाइश है। डॉ० अम्बेडकरने ये तीन' आरोप लगाये है 
हरिजनोके साथ निर्दंयतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, निर्देयतापूर्ण व्यवहार करनेवाले 
अपने इस व्यवहारकों निलज्जतापूर्वक उचित ठहराते है, और हिन्दुओके शास्त्रोमे 
इस प्रकारके निदय' व्यवहारका समर्थन किया गया है। और अपने इन' आरोपोके 
समर्थ नम उत्होने शास्त्रोके अध्याय और इलोक उद्धुत किये है। 

ऐसा कोई भी हिन्दू, जो अपने धर्मको अपने प्राणोसे अधिक प्यारा समझता है, 
इस दोषारोपणकी गम्भीरताकी उपेक्षा नहीं कर सकता। हिन्दू-धम के प्रति ऐसा 
जुमुप्सा-भाव औरोके मनमे भी है। लेकिन उनमें सबसे समथ और इस भाव को 
सबसे कठोर शब्दों में प्रकट करनेवाले व्यक्ति डॉ० अम्बेडकर ही है। और निस्सन्देह 
इन छोगो के बीच ऐसे व्यक्ति भी वही है जिन्हे कुछ समझा पाना कठिन है। 
ईद्वरकी कृपासे बडे नेताओं में ऐसे विचार रखनेवाले वही अकेले व्यक्ति है और 
अब भी वे मुट्ठी-भर लोगोके ही प्रतिनिधि हैं। मगर जो-कुछ वह कहते है, कम 
या ज्यादा जोशके साथ वे ही बाते दलित जातियोके और नेता भी कहते है। फरकके 
सिफ इतना ही है कि दूसरे नेता जैसे --- रावबहादुर एम० सी० राजा और दीवान 
बहादुर श्रीनिवासत -- हिन्दू-वर्म छोडने की धमकी तो नहीं ही देते, साथ ही उसमे 
इतनी ऊष्मा भी देखते है जिसके सहारे उस लज्जास्पद उत्पीडनका परिशोध सम्भव 
है जो आज हरिजनोके एक बहुत बड़े हिस्से को सहना पडा है। 

पर उनके अनेक नेता हिन्दू-धमको नही छोडते, इसी बातसे हम डॉ० अम्बेडकरके 
कथनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। सवर्णोको अपने विश्वास और आचरणमे सुधार 
करना ही पडेगा। सबसे जरूरी तो यह है कि सवर्णो्म जिन लोगोका अपने ज्ञान 
और प्रतिष्ठाके कारण सवर्णोपर कुछ प्रभाव है उन्हे शास्त्रोकी प्रामाणिक व्याख्या 
करनी होगी। 

डॉ० अम्बेडकरके दोषारोपणसे जो प्रश्न उठते है, वे ये हैँ 

(१) शास्त्र क्या है? 

६२) आज जो-कुछ छपा हुआ मिलता है वह सभी क्‍या श्ञास्त्रोका अभिन्न 
भार के, या उनके किसी भागकों अप्रामाणिक क्षेपक मानकर छोड देना चाहिए? 


पत्र ए० डोनाल्‍ड मिलरकों १४९ 


(३) इस तरह काट-छाँटकर जिस अशकों हम स्वीकार करे वह अस्पृश्यता, 
जाति-प्रथा, दर्जजी समानता, सहभोज और अनन्‍्तर्जातीय विवाहोके सम्बन्धमे क्‍या 
कहता है ? 

(इन सब प्रहइनोकी अपने अभिभाषणम डॉ० अम्बेडकरने कुशलछूतापूर्वक छानबीन 
की है।) 

इन प्रश्नोकों मेरा अपना उत्तर क्‍या है, यह तथा डॉ० अम्बेडकरके अभि- 
भाषणमें जो (कमसे-कम कुछ) स्पष्ट त्रुटियाँ है, उनके विषयमें में अपना वक्‍तव्य 
अगले अकमे दूगा। 

| अग्नेजीसे | 
हरिजन, ११-७-१९३६ 


१६९, पत्र: ए० डोनाल्‍ड मिलरकों 


वर्धा 
ह ११ जुलाई, १९३६ 
प्रिय श्री मिलर, 
महादेव देसाईको लिखा आपका ३ जुलाईका पत्र मिला। भारतमे कुष्ठ-रोगके 
भयकर. प्रकोपके सम्बन्ध आप जो पत्रा लिखते रहे है उनके लिए धन्यवाद। ग्राम- 
सेवकोके निजी अनुभवके आधार पर मै जानता हूँ कि ऐसे रोग्रियोकी सख्या बढती 
ही जा रही है। जैसाकि आप जानते है, मीराबहनने लगभग पिछले अठारह महीनेसे 
ग्राम-जीवनको अपना रखा है।' आज सुबह ही वह बता रही थी कि कितने सारे 
कुष्ठ-रोगी अपने रोगके इलाजकी आशासे उससे मिलने आते है। में जानता हूँ कि 
आपके पत्रोसे उसे बहुत मदद मिलेगी। और अब चूँकि मैने प्राम-जीवन बिताना 
आरम्भ कर दिया है, इसलिए आपके पत्रोमे दी गई हिदायतोका इस्तेमाल भी कर 
रहा हूँ। 
कहने की जरूरत नहीं कि आपका पाँचवाँ पत्र प्रकाशित किया जायेगा। हरि- 
जन ' के पाठकोकों यह तो मालूम हो ही जाना चाहिए कि सिशनरियोके प्रयत्नोसे कुष्ठ- 
रोगियोका कष्ट किस हृदतक दूर हुआ है। भारतमें और अन्यत्र विभिन्न मिशनोने 
चिकित्साके क्षेत्रमं जो काम किया है उसके महत्त्वकों न स्वीकारना मेरे या किसीके 
लिए भी अशिष्टता ही होगी। मेरी शिकायत तो यह है कि यह काम इसके पीछे 
कोई और मशा रखकर किया जाता है। मिशनरियो और उनसे प्राप्त हो सकनेवाली 
चिकित्सा-विषयक तथा अन्य सुविधाओका छाभ उठाने के इच्छुक हजारो छोगोके 


१ देखिए “डॉ० अम्बेडकरका दोषारोपण-२ ”, १८-७-१९३६ | 
२ देखिए “ कुष्ठ-समस्यथा ”, ६ ६१९३६। 5 
३ वर्धाके पास वरोडा नामक गाँवमें। 


१५० सम्पूर्ण गाधी वाइूमय 


बीच यह मशा किस तरह दीवारका काम करता है, यह में आपको पूरी तरह नहीं 
बता सकता। इसके उत्तरमे शायद आप यह कहेगे कि इस भेदकी दीवारके बारेमे 
जानकर भी मिशनरी उस उद्देश्यसे विमुख नहीं होते जिसे वे ईइ्वर द्वारा निर्धारित 
मानते है। सभी धर्मोमे निहित तात्त्विक सत्यम विश्वास रखनेवाले मुझ-जैसे लोग, 
इसके विपरीत, थह मानते है कि धर्म-प्रचारके प्रयत्नके कारण बहुत-से भारतीय ईसा 
मसीहकी उन विशुद्ध शिक्षाओका लाभ नहीं उठा पाते जो उनके जीवनकों ऊपर 
उठा सकती है, भले ही वे यह न माने कि ईसा ही एकमात्र ईइवर-पुत्र है। 
आशा है, मेरे पत्रके इस अनुच्छेदसे आप ऐसा न मानेंगे कि आपके लेखोके 
लिए आपके प्रति मेरी झृतज्ञता कुछ कम हो जाती है। मुझे छगा कि यह पत्र 
तभी पूरा हुआ माना जायेगा जब में आपको यह बता दूँ कि धर्म-अचारके सम्बन्ध्े 
मेरे जो विचार है उनके कारण यह नहीं हो सकता कि मिशन धर्म-प्रचारके 
प्रयत्नोके बावजूद जो अनेक लाभ पहुँचा रहा है उन्हें में मान्यता न दूँ। कहने की 
जरूरत नहीं कि अपने विचारोकी यहा मेने जो सक्षिप्त चर्चा की है, वह इस विषय 
पर किसी प्रकारके विवादकों आमत्रित करने के लिए नहीं। खुद इस' पत्रम ऐसी 
कोई चीज नहीं है जिसके कारण आपके लिए इसका जवाब देना जरूरी हो। यह 
तो सिर्फ क्तज्ञता-ज्ञापनका पत्र है। आगे मुझसे कुष्ठ-रोगके सम्बन्ध प्रइनोकी 
अपेक्षा रख सकते है। शायद मुझे प्रतिदिन कुष्ठ-रोगियोके सम्पर्कम तो आना ही 
होगा और तब ऐसे प्रइत भी मेरे सामने आयेगे ही। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गाभी 
अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल 


१७०. पत्र : साहबजी महाराजको 
११ जुलाई, १९३६ 


प्रिय साहबजी महाराज, 

मुझे मालूम है कि आपने कराची हरिजन चर्मालयके लिए जूते बताने की 
शिक्षा देने के लिए एक कुशल शिक्षक भेजा है और दिल्लीकी हरिजन-बस्तीके लिए 
भी। हमारा यहाँ वर्धाम भी एक चर्मालय है, जहाँ कुछ नवयुवक मुख्यत हरिजनोके 
प्रति अपने प्रेमकी खातिर काम कर रहे है। परन्तु यहाँ जूते और चमडेके अन्य 
सामान बनाना सिखाने के छिए एक कुशल शिक्षककी आवश्यकता महसूस होती 
है। गाँवमें यदि चमडा कमाने के साथ ही हरिजनों और अन्य लोगोकों जूते बनाना 


१ रावास्वामी सम्प्रदाय, दपालबाग, आागराके अध्यक्ष । 
ड़ 


- पत्र उसादेवी बजाजको १५१ 


भी सिखा सके तो उनकी कमाईकी क्षमता बढ जायेगी और यदि हम अपने यहाँ 
चमडा कमाने के साथ ही चमडेकी चीजे बनाने का काम भी शुरू कर सके तो 
हम और कायकर्त्ता भी रुख सकेगे। यदि आपके पास ऐसा कोई शिक्षक हो जिसे 
आप भेज सकते है तो क्‍या हमारे पास छह मासके लिए भेजिएगा? हम चाहते 
है वह शिक्षक विद्याथियोम से एक होनहार नवयुवकको प्रशिक्षण दे ताकि बादमे 
वह औरोका शिक्षक बन सके। यदि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है तो कृपया 
बताइए कि वह कब आ सकता है और कितने वेतनकी अपेक्षा रखेगा। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१६३) से। 


१७१ पन्र उमादेवी बजाजको 
११ जुलाई, १९३६ 


चि० ओम, 

मुझे यहाँ छोटा-सा पुस्तकालय बनाना है। उसमे मराठी पुस्तकें चाहिए। तैरे 
पास या मदालूसा या और किसीके पास छोटी-छोटी मराठी पुस्तके हो, जिनकी अभी 
वहाँ जरूरत न हो, तो मुझे यहाँ भेज देता। सीखने की और पढने की। यहाँका काम 
नही चला तो वे पुस्तके जिनकी होगी उनको वापस मिल जायेगी। काम चल निकला 
तो अमुक समयके बाद वे वापस कर दी जायेगी। इसकी कमसे-कम मीयाद छह 
महीनेकी है। जो पुस्तक सदाके लिए दी जा सकती है, वे दे देनी हैं। ऐसी पुस्तको 
की सूची मुझे भेज देना। दस रुपयेसे ज्यादाका पुस्तकालय मुझे नहीं बनाना है। इससे 
तुझे अन्दाज हो जायेगा कि मुझे किस' तरहकी पुस्तकोकी जरूरत है। मराठी अख- 
बार भी किसीके पास हो तो वे भी। वहाँ उपयोग हो चुकने के बाद चाहिए। इसमें 
बडे दानकी बात नहीं है। इसके लिए बडोको परेशान करने की भी बात नहीं है। 
परन्तु तुझ-जैसे छोग गाँववालोकी ओर जरा निगाह रखें तो ऐसे-ऐसे काम सहज 
ही कर सकते है। इतना तो दिल लगाकर करना। इसमें रस न आये तो बेघडक 
होकर इनकार लिख भेजना, ताकि दूसरे ठिकाने निवेदन करूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
पाँचवे पुत्रकों बापुके आह्ञोर्वाद, पृ० रेड 


१७२ पत्र - विजया एन० पटेलको 


११ जुलाई, १९३६ 

चि० विजया, 

तू अपनी इच्छासे जब मनमें आता है तब पत्र लिखती है। फिर मुझे लौटती 
डाकसे जवाब क्यों देना पडेगा? अपनी ढीलके लिए तू तो माफी तक नहीं मागती। 
यह सब कहाँसे सीखा है? मै सेगाँवमे रहने तो लगा हूँ, किन्तु अभी तुझे पास रखने 
लायक सुविधा नहीं हो सकी है। यदि तू महिलाश्रमर्म जाना चाहे तो वहाँ जा 
सकती है। बा अभी नहीं आई। मगनवाडीम ही है। 

हमारे भीतर दिव्य सगीत सतत चलता ही रहता है। यह इद्रियातीत तो है 
ही, फिर भी श्रद्धासे इस बातपर घविश्वास किया जा सकता है। इसके सिवा जिस 
तरह हमारे इद्रियाँ है, इसी प्रकार आत्मा भी तो है न? इसलिए इद्रियोसे अतीत 
यह आत्मा उसका अनुभव भी करती है। आत्मा है, इसका मुझे प्रतिक्षण अनुभव 
होता रहता है, इसलिए कभी-कभी दिव्य सगीतकी गूज' भी सुनाई पड जाती है। 
तू घुनना चाहे तो तू भी प्रयत्न करनेपर सुन सकती है। यह ऐसा सगीत नही है 
कि कोई और सुनवा सके। हम एक-दूसरेको वही बता सकते है जो इद्रियगम्य 
है। आत्माकी बातको आत्मा ही जाने। 

मेरे पास ही रहने की इच्छा हो तो प्रतीक्षा करना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०६०)से। सी० डब्ल्यू० ४५५२ से भी, 
सौजन्य विजयाबहन एम० पचोली 


१७३. पत्र द० बा० काललकरको 


११ जुलाई, १९३६ 
चि० काका, 
रामेश्वरदासका पत्र पढां। तुमने उसपर अपनी कोई टिप्पणी नहीं भेजी। 
इसीलिए में यह नहीं समझ पाया कि तुम्हारी क्‍या इच्छा है। में जितना जानता हूं 
वही कहे देता हूँ। 
पारनेरकर धूलियाकी गोशालाकी जिम्मेदारी नहीं छोडेगा | उसकी देखरेख करेगा। 
वह ॒ रामेश्वरदासका कोई और काम करने के लिए तो वहाँ नहीं गया है। उनकी 


पत्र अमृतकौरको १५१ 


घर-गृहस्थीकी झझटमे तो वह पड ही नहीं सकता। फिर भी उसने थोडा बहुत हस्त- 
क्षेप तो किया ही है। साथ रहता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। पति-पत्नी दोनो 
कुछ मूर्खे-से है। दोनोकी आपसमें नहीं बनती। मगर रामेश्वरदासका गगाबहनके 
बिता एक क्षण भी काम नहीं चल पाता और झगडा भी जरूर होता है, ऐसेमे कोई 
क्या करे ? शिवाजी वहाँ रहते है। उनका उपयोग भी दोनोमे से कोई नहीं कर पाता । 
गगाबहन सद[उप]|योग तो कर ही नहीं पाती। अगर उससे बने तो दुरुपयोग वह 
अवश्य करे। ऐसी भयकर स्थिति है। यदि तुम इस बातकों अलग ढगसे देख सके हो 
तो मेरे पत्रकों रदकर देना। जैसा में मानता हूँ यदि तुम्हारी भी वही मान्यता हो 
तो सोच-विचार कर जो सछाह देने योग्यः रूगे, सो देता। शायद यह ज्यादा अच्छा 
हो कि तुम विनोबासे मिलो और दोनो एकमत होकर मुझे सलाह दो। यह तो पत्र 
पढ़कर मेरी जो प्रतिक्रिया हुई, वही है। तुम अपनी इच्छानुसार काम करता। 
पत्र वापस कर रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गृजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७७००) से। 


१७४ पत्र: अमृतकौरको 


४ सेगाव, वर्धा 
१२ जुलाई, १९३६ 
मूर्सा रानी, 
तुम्हारा पत्र मिला। मुझे पत्र छिखने के लिए श्रम मत करो। तुम्हे घुलते नहीं 
जाना चाहिए। अपनी शक्तिको बर्बाद मत करो। मुझे पत्र लिखना तुम्हारे लिए 
सुखकर और मनोरजन-जैसा होना चाहिए, अन्यथा बिलकुल मत लिखो। केवल पन्नोंके 
कारण ही तो हम निकट्तर नहीं आ सकते। पत्नोका अभाव हमें अलग नहीं कर 
सकता और न मनमें एक-दूसरेके प्रति उदासीनता पैदा कर सकता है। तुम्हे भला 
हमेशा रोगी क्‍यों बने रहना चाहिए ? 
तुम्हारी बुद्धिने, चाहे वह मूर्ख-बुद्धि ही क्यो न हो, तुम्हें ठीक 'रास्ता दिखाया, 
क्योकि तुम्हारा शिमछाका खादी-प्रयोग आशातीत सफलता पाता दिखता है। मेरे 
खयालमे इसे सयोग-मात्र ही कहना पडेगा। भर्रा कही मूर्ख भी अच्छी चीजे कर 
सकते है ” 
यहाँकी कुटी चित्र-जैसी सुन्दर है। इस समय मेरे पास एक युवक साधु 
है। वह बडा बढिया भजनींक है और अपने बनाये हुए भजन गाता है। मेरे पास 
एक मास रहेगा। एक कोनेम मेरा वास है, दूसरेमे उसका, और तीसरेमे मेरे एक 
सहकर्मी मुन्नालालका है। पहले कोनेमें छकडीका एक तल्त है, जिसे तुमने देखा है। 


१ तुकढ़ोजी महाराज, देखिए अगला शीषेक। 


१५४ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


उस कोनेमें यदि बा आई तो वह रहेगी और तुम भी। इसलिए तुम' सच्चे देहाती 
जीवनके लिए अपनेको तैयार रखो। स्नानागारके अछावा और कही एकान्त नहीं 
मिलेगा, और तुम्हे मेरे स्तानागारका ही प्रयोग करना होगा। यहाँ तुम्हे जो-कुछ 
झेलना होगा उसके बारेम सोचकर तुम्हे आना चाहिए। परन्तु तुम्हे यह नवीनता 
अच्छी लगेगी। इस कमरेमे यो तो कई लोग है, फिर भी कोई शोर नही है। चारो 
ओर खुला विस्तार है और सुन्दरता है। दिन-भर ताजी हवा बहती रहती है। 
काफी ठण्डक है और सभी ओर घूमने के लिए खूब रास्ते है। जब तुम यहाँ दो 
रात बिताने आओगी तब बताना कि तुम्हे क्‍या परिवर्तेत चाहिए। 

जितनी भीड-भाड तुम्हे वहाँ प्रतीत होती है उतनी सम्भवत यहाँ नहीं 
हीगी। हम सब यहाँ छतके व्यवधानके बिना खुले आकाश-तले सोते है। फिर भी 
तुम अपनी मसहरी लेती आना और तुमने अपना जो थममंस मुझे भेट कर दिया है 
उसके लिए डाट भी। में पुरानीसे ही काम चलाता हूँ परन्तु वह लगभग घिसपिठ 
गई है। 

अगाथाका' सीलोनमें होनेवाले उस सम्मेलन शामिल होते का पक्‍का इरादा 
है, जिसका तुमने अपने लिए निषेध कर लिया है। 

मगनवाडीम बने कागजका यह नवीनतम नमूना है, और वहीके बने लिफाफेमें 
यह पत्र तुमको मिलेगा। 

सप्रे म, 

न तानाशाह 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ३५८२) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६३९१ से भी 


१७५. पत्र: गगाबहन वच्यको 


१२ जुलाई, १९३६ 

चि० गगाबहन, 
रसोईधरका काम ओर कपडा धोनेका काम कोई मामूली सेवा नहीं है। 
आजकल कहा जाता है कि सेवा वही कर ' सकता है जो पढा-लिखा हो, इसलिए 
रसोई वरगरहके कामकी कीमत बहुत कम हो गई है। किन्तु क्या तुम यह नहीं 
जानती कि साबरमतीमें रसोईघरकी जिम्मेदारी परिपक्व आश्रमवासियोकें हाथमें ही 
दी जाती थी? जब कोचरबमे आश्रम बना तब पहले-पहल यह उत्तरदायित्व मैने 
ही समारा था। उसके बाद विनोबा, काका इत्यादि पर जिम्मेदारी आती चली गई 
और' ब्रजलाल * -जैसा सेवक तो कपडे धोते-धोते ही गया। जब वह आया था तब 


१ अगाथा हैरिसन। 
२ ब्रजढाल गांधी किस्तीका लोथ निकालने के छिए कुँपमें उतरे थे, किन्तु ऊपर चढ़ते हुए फिसक 
जाने के कारण कुँए में गिर पढ़े और डूब गये। देखिए खण्ड, १७, पृ० ७५८। 


पत्र प्रभावतीको १५५ 


उसने सबके कपडे धोनेका काम स्वेच्छया माँगकर लिया था। यो उसे बही- 
खातेका अच्छा ज्ञान था और अक्षर मोतीके दानोकी तरह लिखता था। गाढे 
वकक्‍तम भण्डारकी सारी जिम्मेदारी उसे ही सौपनी पडी थी। ऐसे सेवकोके बिना 
स्वराज्य नही. मिल सकता। 

किन्तु इस पत्रका यह अर्थ नहीं है कि समय मिलने पर तुम्हे पुस्तक-ज्ञानमें वृद्धि 
नहीं करनी है अथवा तुम्हे दूसरे लोगोकों पढने-लिखने के लिए प्रोत्साहित नही करना 
चाहिए। यह लिखने का उद्देश्य इतना ही है कि सहज प्राप्त धम को छोडकर जो 
लिखने-पढने की ओर दौडता हे, वह भूल करता है। 

बोचासण जाते हुए वर्धा जरूर आना । गोमती तुम्हे खीचकर ले जाने का प्रयत्न 
करेगी। फिर मगनवाडी है, महिलाश्रम है और जानकीबहन' तो है ही | इसके सिवा तुम 
चाहो तो मुझसे मिलने सेगाव आ सकती हो और मेरे पास ठहर सकती हो। 
वैसे अभीतक यहाँ हम सब एक ही कमरेमें है। इन्ही दिनों तुकडोजी महाराज आ 
गये है और उन्हें भी एक कोना सौप दिया गया है। कमरा बडा है। २९ फुट 
लम्बी और १४ फुट चौडी कोठरी है। उसके चारो तरफ ७ फुट चौडा बरामदा 
है और बरामदेके एक कोनेमे छोटा-सा रसोई-घर है, दूसरे कोनेमे मेरा स्तान-घर। 
दीवारे गारेकी है। निर्माणकार्य॑मे ग्रामीण सामग्री और कारीगरीका ही प्रयोग किया 
गया है। अभी तो यहाँ चारो ओर हरेभरे खेत लहलहाते दिखाई पडते है। 

मीराबहन यहाँसे डेढड मीरू दूर अपनी छोटी-सी झोपडीमे अकेली रहती है। 

यह बिलकुल जरूरी है कि बच्चूभाई खाने या घमने-फिरने-सम्बन्धी मर्यादाओमे से 
किसीका भी बिलकुल उल्लघन न करे। 

बापूके आशीर्वाद 
[ गृजरातीसे | 


बापुना पत्रो -६ ग० स्व० गगाबहेनने, पु० ९१-२। सी० डब्ल्यूण ८८३२ 
से भी, सौजन्य गगावहन वैच्य 


१७६. पत्र : प्रभावतीकों 


१३ जुलाई, १९३६ 

चि० प्रभा, 
कल शाम तेरा तार मिला। बहुत खुशी हुई। तेरा बीमार पडना मेरे लिए असह्य 
हो जाता है। उसमें तेरी और मेरी राज जाती है। मेरे पाससे नीरोग रहनेकी 


१ साधन-सूत्रमें त्विथिको १३ था २३ पढ़ा जा सकता है और महीनेको ६ था ७। केकिन तुकढ़ोजी 
के आश्रममें झरने के उल्छेखसे स्पष्ट है कि महीना जून नहीं हो सकता। इसी तरह तिथिके भी १३ होनेकी 
सम्भावना अधिक है, क्योंकि श्स तिथिके आसपास गराधोजी तुकढ़ोजी के वहाँ आकर ठहरने की ख़बर 
लोगोंकों दे रहे थे। देखिए “ पत्र अमृतकोरको ”, १२७ १९३६ भी। 


१५६ सम्पूर्ण गाधी वाइडूमय 


चाबी पा जाने के बाद तू बीमार क्यो पडती है ” वही खाना चाहिए जो खाने योग्य 
हो, और स्वच्छ हवाका सेवन करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए। जरूरी छगे 
तो कटि-स्तान करता चाहिए। चिन्ता किसी हालतमे नहीं करनी चाहिए। ऐसा 
किया जा सकता है। शक्तिसे बाहर काम नहीं करता चाहिए। 

बा करू शाम मनुके साथ यहाँ आ गई। एक साधु भी मेरे साथ एक महीना 
रहने के विचारसे आये हुए है। सब एक ही कोठरीमे है। साधुका नाम तुकडोजी 
महाराज है। 


बापूके आशीर्वाद 


| पुनरच | 
कान्ति त्रिवेन्द्रममे है। 
गुजरातीकी फोठो-नकल (जी० एन० ३४७३) से । 


१७७. पत्र: श्रीमन्नारायण अग्रवालकों 


सेगाँव 
१३ जुलाई, १९३६ 
भाई श्रीमत्‌, 

तुमारा खत ही आज अभी पढ़ सका। सब डाक आती है ऐसे नहीं पढ़ 
पाता । 

'रोटीका राग  भेजता हूँ। अच्छा, काकासाहब के छिखने के बाद मुझे पुस्तिका 
वापिस करो। बात यह है में समजा था में तुमकों मेरा अभिप्राय छिखू तुमारे 
सतोषके कारण। पुस्तिका में छापने के हेतु से क्या लिखू वह सुझता ही नहीं। फिर 
भी देखो क्या सभव है। दिल चाहे तब जा जाओ। मेरा समय कहा हछेता है? 
महादेव मागे वह हरिजन [का] काम दो। 


बापुके आशीर्वाद 
पाँचवे पुत्रकों बापुके आशीर्वाद, पृ० २९९ 


१७८. पन्न . जवाहरलाल नेहरूकों 
दुबारा नहीं पढ़ा 


सेगांव 
१५ जुलाई, १९३६ 
प्रिय जवाहरलाल, 

(१) आशा है, तुमको टाइम्स ऑफ इडिया ' वाले पत्रके बारेमे मेरा तार 
मिला होगा। मेने कल प्राप्त करके उसे पूरा पढा। इसके विषयमे मुझे कभी किसीने 
नही लिखा। पत्रको पढ़कर मेरी राय पक्‍की हुईं है कि तुम्हे इसपर मान-हानिकी 
कानूनी कारंवाई करती चाहिए। 

(२) यदि तुम मुझे गलत न समझो तो में चाहूँगा कि तुम मुझे नागरिक 
स्वातन्त्रय सघसे मुक्त रखो। फिलहाल मे किसी राजनीतिक सस्थामें शामिल होना 
पसन्द नहीं करता और किसी पक्के सत्याग्रहीके उसमे शरीक होने का कोई अथ भी 
नही। परन्तु इस सघमे मेरे सम्मिलित होने-त होने के प्रशनको अलूग रखकर अच्छी 
तरह विचार करने के बाद मेरी यह राय पक्की हुई है कि सरोजिनीको या यो 
कहो कि किसी भी सत्याग्रहीको अध्यक्ष बनाना एक भूल होगी। मेरा अब भी यही 
मत है कि अध्यक्ष वैधानिक मामछोका कोई जाना-माना वकील होना चाहिए। 
यदि यह बात तुम्हे न जँचती 'हो तो तुम्हे किसी प्रसिद्ध छेखकको, जो सत्याग्रही 
न हो, रखना चाहिए। में यह भी कहूँगा कि सदस्योकी सख्या सीमित रखो। तुम्हे 
सख्याके बजाय गुणोकी आवश्यकता है। 

(३) तुम्हारा पत्र ममस्पर्शी है। तुम ऐसा अनुभव करते हो कि तुम सबसे 
अधिक पीडित पक्ष हो। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे साथियोम तुम्हारे जैसी 
हिम्मत और साफगोई नहीं है। परिणाम विनाशकारी हुआ है। मैने सदा उन्हे सम- 
झाया है कि वे तुमसे साफ-साफ और निडर होकर बात कर ले। परत्तु साहस न 
होनेके कारण जब कभी वे बोले, अठपटे ढगसे बोले और तुम्हे झुंझलाहट हुई है। 
में तुम्हे बताता हूँ कि तुम्हारी चिडचिडाहट और उनके प्रति तुम्हारी अधीरताके 
कारण वे तुमसे डरते रहे। वे तुम्हारी झिडकियो और तुम्हारे हाकिमाना ढगके व्यव- 
हार पर कुढते रहे और सबसे अधिक इस बातसे कि उनके खयालसे तुम अपने- 
आपको अचूक और श्रेष्ठ ज्ञानवाला समझते हो। वे महसूस' करते है कि तुम' उनके 
साथ शिष्टतासे पेश नहीं आये और यदि समाजवादियोने उनका उपहास किया अथवा' 
उन्हें गलत रूपमें पेश किया तो तुमने कभी उनका बचाव नहीं किया। 

तुम्हे शिकायत है कि उन्होने तुम्हारी प्रवृत्तियोकों हानिकारक बताया। इसका 
यह अथे नहीं था कि तुम हानिकारक हो। उनके पत्रमें तुम्हारे गुणों या तुम्हारी 


१५७ 


१५८ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय॑ 


सेवाओका बखान करने की कोई गुजाइश नही थी। वे पूरी तरह जानते है कि तुममे 
जीवट है और आम जनता और देशके युवकों पर तुम्हारा जबरदस्त प्रभाव है। वें 
जानते है कि तुम्हे छोडा नहीं जा सकता और इसलिए वे झुक जाना चाहते थे। 

मुझे यह सारा मामला दुखद रूगता है, साथ ही हास्यास्पद भी। इसलिए मैं 
चाहता हूँ कि तुम सारी बातको विनोद-वृत्तिसे देखो। मुझे इस बातपर कोई आपत्ति 
नहीं कि तुम सारा मामझछा अ० भा० का० कमेटीके सामने ले जाओ परन्तु मै नहीं 
चाहता कि उसपर तुम्हारे घरेलू झगडे निपटाने का या तुम्हारे और उनके बीच 
चुनाव करने का असह्य भार डाला जाये। तुम कुछ भी करो, उनके सामने सब 
चीजे आपसमे ही तय करके रखी जानी चाहिए। 

तुम इस बातपर रोष क्यो करते हो कि तमाम समितियों आदिमे उनका 
बहुमत प्रकट हो? क्‍या यह अत्यन्त स्वाभाविक चीज नहीं है? तुम उनके सर्वंसम्मत 
चुनावसे पदारूढ हुए हो, लेकिन अभीतक सत्ता तुम्हारे हाथम नहीं आई है। तुम्हे 
पदारूढ करना तुम्हे शीघ्र सत्तारूढ करने का प्रयत्त था। और किसी तरह ऐसा न 
होता । जो हो, जब मेने काँटोके ताजके लिए तुम्हारा नाम सुझाया था तब मेरे 
दिमागम यही बात थी। सिरपर घाव हो जाये तो भी इसे पहने रहो। समितिकी 
बैठकों फिरसे अपनी विनोद-वृत्तिका परिचय दो। यही तुम्हारा सबसे सामान्य रूप 
है। चिन्ताग्रस्त, चिडचिडा और तनिक-सी बातपर उबर पडने को तैयार-- यह तुम्हारा 
असली रूप नही हैं। 

काश, तुम मुझे तारसे खबर दो कि मेरा पत्र पढ लेने के बाद तुम्हे उतनी 
ही प्रफुल्लता अनुभव हुई जितनी काहौरमे नव-वषके दिन हुई थी जब, कहा जाता 
है, तुम तिरगे झडेके चारो ओर नाचे थे। 

अपने गलेको तुम्हे आराम देना ही चाहिए। 

में अपना बयान फिरसे देख रहा हैँ। मैने निश्चय किया है कि जबतक तुम 
इसे देख न छो, मैं इसे प्रकाशित न' करूंँ। 

मैने निर्णय किया है कि हमारे पत्र-व्यवहारकों महादेवके सिवाय और कोई 
ने देखे । 

सप्रेम, 

बापू 
[ अग्नेजीसे | 
गाधी-नेहरू पेपस, १९३६, सोजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकारूय 


१७९, पत्र * प्रभावतीकों 


१५ जुलाई, १९३६ 

चि० प्रभा, 

तेरा पत्र मिछा। फिरसे बीमार मत पडना। इस बीमारीका क्‍या कारण 
हुआ ” तू कटि-स्तान करती है या नहीं? यह कदापि नहीं छूटना चाहिए। 

कान्ति अभी त्रिवेन्द्रममें ही है। नीमू रामदासके पास बम्बई जा रही है। मनु 
सेगाँवमे आकर रहेगी। लीछावती तो यहाँ है ही। अर्थात्‌ यहाँ भी जगह कम 
पड जायेगी। 

लगता है, में तो ठीक हूँ। खुराक वही है जो थी। फिलहाल मेरे साथ एक 
महीनेके लिए तुकडोजी महाराज रह रहे है। 

जयप्रकाशके साथ जो बात हुईं, वह में लिख चुका हूँ । पटना जाना कब होगा ? 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकलछ (जी० एन० ३४७९) से। 


१८० पतन्न . असतुस्सलासको 


१५ जुलाई, १९३६ 
प्यारी बेटी अमतुस्सलाम, 
तेरा खत आज मिल़ा। जवाब कनुके साथ भेजता हूँ, जिससे सुबहकी ट्रेनमें 
चला जाये। 
दिल्‍लीमें ऑपरेशन जरूर हो सकेगा। उसका प्रबन्ध करूँगा। डाक्टरोके नाम 
मालूम करके लिखूँगा। 
तू किसीसे मेरी नाराजगीकी बात सुनकर उसे सच क्यो मान' बैठती है” 
अपनी नाराजगी क्‍या में नहीं बता सकता ? तू कैसी बेटी हैं जो अपने बापके 
बारेमे दूसरेसे सुना हुआ माने ? 
अपनी जरूरतके पैसे मुझसे लेनेके लिए मैने तुझे कहा नही है क्‍या ? आने के 
लिए तुझे पैसे मुझसे लेने हे। 
कान्तिकी एक चिट्ठी थी। वह मजेमें है। एक महीनेमें वापस आयेगा। 
१ देखिए “पत्र प्रभावतीकों”, ८७-१९३६।! 
२ इतना अश उदठूँमें है। 
३ नाक की तकलीफ के कारण । 


१५९ 


१६० सम्पूर्ण गाधी वाइडूमय 


नाक वहा किसीकों दिखा दे। देवदाससे पूछ। 
तेरे खतकी सब बातोका जवाब इसमें आ गया । ज्यादा लिखने का समय नही है। 


बापुके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४०) से। 


१८१. पतन्न . अमृतकौरको 


सेगाँव, वर्धा 
१६ जुलाई, १९३६ 
प्रिय विद्रोहिणी, 
तानाशाहोके भी कई प्रकार होते हैं। २२ तारीखको देखना कि कैसी तबीयत रहती 
है। यदि रातकों मौसम अच्छा हो, सडक सूखी हो और तुम्हे थकान न रूगती हो 
तो ब्यालके बाद गाडीसे सेगाँव आ जाना। सेगाँवमे तुम्हारे सोने की व्यवस्था कर 
रखूंगा। यदि अच्छे सुयोग न हो तो मगनवाडीमें ही सो जाना और प्रात कार अपनी 
इच्छानूसार पैदलर या गाडीसे सेगाँव आ जाना। तुम्हे किसी हालूतमें थकानसे चूर 
नही होना है। आशा है, वापसीमे तुम कुछ समय रहोगी। उस समय तानाशाहकी 
मर्जीसि जो तरह-तरहके नये अनुभव प्राप्त करना चाहो, कर लेना। 
सप्रेम, 
बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५८३) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६र२९२स भी 


१८२. पत्र : होरेस अलेक्जेडरको 


१६ जुलाई, १९३६ 
प्रिय होरेस, 
तुम्हारा पत्र पाकर बडा अच्छा छगा। कमलनयन बजाजके हाथ तुम्हे मेरा 
एक पत्र  मिलेगा। लेकिन वह तो केवल परिचय-पत्र है और तुम्हारे पत्रकी प्राप्तिसे 
पहले लिखा गया था। 
अग्राथाके विषय तुमने जो लिखा है वह में पहले ही कर चुका हूँ। मेने 
उसके कार्यक्रमके अनुमोदनका तार' भेज दिया था। भारतमे उसके खचेका प्रबन्ध 


१ देखिए “पत्र दोरेस अलेक्जेडर को ”, ६७ १९३६ | 
२ तार उपलब्ध नहीं है। अगाथा हैरिंसतको सीलोन कान्फरेसमें सम्मिल्ति होना था। देखिए 
“पत्र अमृतकौरको, १९७१९३६। 


पत्र खुशेदबहन नोरोजीको १६१ 


यहाँ हो जायेगा। परन्तु सैद्धान्तिक दृष्टिसि उसके भारत आने और जाने के खचकी 
व्यवस्था तुम्हारी ओरसे होनी चाहिए। सावारणत मैने इसी रीतिका पारून 
किया है। 

में तुमसे सहमत हूँ कि ऐसे छोटे प्रवास छाभदायक होते है। अत यदि हीव- 
दम्पति' भी आ सके तो अच्छा होगा। 

जवाहरलारू अथक रूपसे अपने सन्देशका प्रचार कर रहे है। अपने ध्येय 
उनको अजेय विश्वास है। 

तुम दोनोको प्यार। 


80७, 


बापू 
अग्नेजीकी फोदो-नकल (जी० एन० १४२४) से। 


१८३ पत्र . खशेंदबहनत नौरोजीको" 


१६ जुलाई, १९३६ 


तीर्थयात्राका अवसर कब और कहाँसे आ गया है” यदि तुम्हारा तात्पर्य 
केवल खानसाहबके घोपणापत्रसे है तो उसमें मेरे छिए ऐसा कोई सन्देश नहीं है। 
वह घटना इतनी छोटी-सी है कि उसपर क्या ध्यान द॑। उन दोनो भाइयोके साथ 
मेरा यह समझौता है कि उत्के बुलाये बिना में दौडकर नहीं आऊंगा, जबतक कि 
मुझे कोई दुरनिवार प्रेरणा न हो। और ऐसा कुछ तो मुझे प्रतीत वही हुआ। 

सन्‍त सच्चे भी होते है और नकली भी। सच्चे सन्त अपने चारो ओर कोई 
धूमधाम नहीं चाहते, किन्तु उनके भाग्यमे यह कष्टकारी स्थिति बदी ही होती है, 
और नकली सन्‍त तो धूमवामके बिना रह ही नहीं सकते। 


| अग्नेजीसे | 
महादेव देसाईफी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई 


१ सम्भवत्त वबेकर सम्मदायके काझे हीथ और उनकी पत्नी। 

२ खुशैदबहनने अपने पत्रमें लिखा था कि सीमाप्रात़ की पुकार है कि गांवीजी वहाँ भायें, परन्तु 
बिना धूमबामके। उन्होंने यह भी लिखा था “क्या सद्ध छोग कोई भी काम बिना धूमपामके नहीं कर 
सकते है 22 


६३-११ 


१८४. पत्र . अभमृतलाल ठा० नानावटीको 
१६ जुलाई, १९३६ 


चि० अमृतलालू, 

तुम्हारी चिदठी समयसे मिल गई थी। “तुम शतायु होओ ', यह कहना तो सरल 
है। किन्तु इसका प्रयत्न तो तुम्हे ही करना है। यदि हम शरीरको ईइ्वरकी धरोहर 
समझकर उसका उपयोग करे तो इतना काफी है। शरीरको सभालकर रसो। उसपर 
उतना ही वजन डालो जितना वह सहन कर सके। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकरू (जी० एन० १०७१८) से। 


१८५०. पत्र जयकृष्ण पी० भणसालीको 
१६ जुलाई, १९३६ 


चि० भणसाली, 

तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे [ तुम्हारे बारेमे |] फिक्र तो होती ही है। तुम्हे 
दूसरोकें लिए नमूना बनता है। शरीर तो बिलकुल ठीक रखना ही चाहिए। तुम 
इसरोके' सहारेके बिना उठ न सको, यह ॒बुढापे-जेसी हालत क्यों? मेरा तो यह 
कहना है कि या तो तुम केवल दूध पर रहो था फिर किसी अन्नके आठे या 
बादामका उपयोग करो या फिर नारियल, चना, और नीबू लो। रॉधे हुए भोजनको 
ने लेने के ब्रतका पालन सम्भव है। सच्चा नियम तो इतना ही है कि स्वाद के 
विचारसे कुछ न ले, खाद्य पदार्थोंम से औषध-रूपमे चाहे जो योग्य प्रमाणमे खाया 
जा सकता है। तुम्हारी कमजोरी और रतौवी जानी ही चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 
- गुजरातीकी साइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। 


१६२ 


१८६. पत्र . नरहरि 67० परीखको 


[१६ जुलाई १९३६ |' 
तुम्हारा पत्र मिल्ा। नीमू बम्बई [ जायेगी| । रामदासका विशेष आग्रह उसे 
अब अपने ही पास रखने का है। वह अब * व्यापार करने रूगा है। 
रामजीके बारेमे बात समझ गया। किसी भी हालतमे अपनी दृढता मत 
छोडना । गोसेवा का काम हम विनोबाकों सौप देगे। हे 


गुजरातीकी फोटो-नकरू (एस० एन० ९०९६) से। 


१८७ पत्र काच्तिलाल गाधीको - 
[१६ | जुलाई, १९३६ 


चि०कान्ति, 

तेरी बात सच निकली, में झूठा पडा। मेरे बिलकुल निर्दोष कथनका कैसा 
दुरुपयोग और अनर्थ किया गया! किन्तु तुझपर इसका खराब असर क्यो हो?” मैं 
तुझे समझा चुका हूँ कि तुझे बहुत नाजुकमिजाज नहीं बनना चाहिए। हम लोगोके 
पत्र भटक ग्रये। मेने जिस दिन सेगाँवसे पत्र भेजा उसी दिन तेर। पत्र वर्धा पहुँचा। 

सरस्वती दो महीने रुकने की इजाजत मॉगती है, इसमे कोई विशेष बात नहीं 
है। मेरे पत्रको लेकर क्‍या टीका की गईं, और किसने की ? 

अपनी तबीयतके बारेमे तू कुछ नहीं कहता ? तू कहाँ हो आया ? सरस्वतीने 
जो-कुछ कहा है सो मेरी समझमे नहीं आया। 

नीमू आज रामदास के साथ रहने के लिए चली जायेगी। कानम " पहाँ रहेगा। 
बा वरगरह नीमूकों पहुँचाने वर्धा गये है, कक वापस लछौट आयेगे। बा वर्धासे यहा 


१ एस० एन० रजिस्रसे | 

२, ३ और ४ अस्पष्ट है। 

७ साधन-सूतमें २६ ज्ुछाई पढ़ी हुईं है। यह स्पष्ट ही भूछ है क्‍योंकि निर्मल रामदासके पास 
१६ को रवाना हुईं थी। देखिए “पत्र मणिलाक और सुशीछा गांवीको”, १८-७-१९३६। 

६ रामदास ग्राधीका पुत्र! 


६६३ 


१६४ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


तक मजेमें चलकर आ जाती है, और उसी दिन वापस पैदल चले जाने की हिम्मत 
रखती है। मनु भी यही आ जायेगी। 


बापुके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७३०२) से, सौजत्य कान्तिलारू गाधी 


१८८ पत्र ' नारणदास गाधीकों 


वर्धा 
१७ जुलाई, १९३६ 

चि० नारणदास, 
तुम्हारी टिप्पणी ' सुधारकर और अपनी मोहर लगाकर भेज रहा हँ। फिलहाल 
तो मेरे वहाँ आने की आशा न रखना ही अच्छा होगा। सरदारसे विनती करते रहना। 
वे आने का प्रयत्न तो करेगे। १२को' ही आ सकेंगे, यहू कहना कठिन है। नाम जो 
निकाले है, स्थितिके बहुत अनिश्चित होनेके कारण तिकाले है। यदि लोग खादी-प्रेमके 
वशमे आकर ही इकदठे हो तो वाह, वाह! नही तो कुछ और खादी मिली तो 
क्या और नहीं मिली तो क्‍या! नशा कबतक बनाकर रखा जा सकता है? यदि 
कुछ आनेवालो के नाम इस बीच निश्चित किये जा सके तो सूची प्रकाशित की जा 

सकती है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से । सी० डब्ल्यू० ८४९९ से भी, 
सौजत्य नारणदास गाधी 


५८९ सन्देश खादी-कार्यकर्त्ता ओको 


१७ जुलाई, १९३६ 


इसके ' छपने के पहले मसौदा मुझे भेज दिया गया था। में नारणदासके खादी- 
प्रेमको बरसोसे जानता हूेँ। इसीलिए इसके नीचे मेरे हस्ताक्षर कर देने की उनकी 


१ देखिए अगला शीष॑क । 

२ द्वादशी, विक्रम सवतके अनुसार गाधीजी का जन्मदिन। 

३ यह गांधीजी के ६८ वें जन्मदिनके कार्यक्रमसे सम्बन्धित श्प्पणी थी जिसमें गाधीजी ने कुछ सुधार 
किये ये। इसमें छिखा था “ बदि कोई अपने काते हुए सूत्का उपयोग स्वयं करना चाहे तो वह उसे 
प्रसादके रूपमें वापस पा सकता हैं, अथथा उसका उपयोग खादीका काम भागे बढ़ाने के लिए किया जायेगा। 

इस प्रसलगका मदत्त सभी समझेंगे और खादौकों गत्तिकि साथ फैलायंगे, ऐसी आशा रखना अधिक 
नहीं माना जायेगा। ” 


बातचीत जयरामदास दौलतराम और देवदास गाधीके साथ १६५ 


माँगकी में अवज्ञा नहीं कर सकता। शुद्ध भावसे जितनी अधिक खादी बनेगी, सबके 
लिए स्वराज्य उतना ही पास आयेगा। नारणदासने पाठकोसे जो आशा की है वह 
में नही के बराबर मानता हूँ। इसे सहज ही अगीकार कर लिया जाना चाहिए। 


मोहनदास करमचन्द गाधी 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से | सी० डब्ल्यू० ८५०० से भी, 
सौजन्य नारणदास' गाधी 


१९० बालचीत जयरामदांस दोलतराम और देवदास 
गांधीके साथ" 


[ १८ जुलाई, १९३६ के पूर्व ] " 


मुझें बडी खुशी हुई कि तुम लोग यहाँ आये, पर आशा है कि झोपडी कहा 
जानेवाला मेरा यह सुन्दर घर देखने न आये होगे। इसका नक्शा बताने में मेरा कोई 
हाथ नहीं रहा है, और इसमे न तो मेरी कुछ कारीगरी लगी है, न मेहनत । लेकिन, 
हाँ, तुमने रास्तेमें मीराबहनकी मडैया देखी है? उसकी झोपडी देखने के लिए तुम्हारा 
यहाँतक पेदल चलकर आना अवश्य साथक माना जायेगा। वह दरअसल और सच्चे 
अर्थभ उसकी झोपडी है। यह झोपडी मेरी नहीं, बल्कि मेरे लिए बनाई गई है, ऐसा 
कह सकते है। मगर मीराबहतकी झोपडी निरचय ही उसकी है। नक्शा उसी का बनाया 
हुआ है, और उसे खडा भी उसी ने ही किया है, हालाँकि उसमें कुछ मजदूरोकी' मदद 
ली गई है। मगर मीराकी वह राम-मडैया महज मडैया ही नहीं है। में तो उसे 
एक कविता” कहूँगा। उसे अच्छी तरह ध्यानसे तो मेने कल ही देखा, और उसकी 
एक-एक चीजमें ग्राम्य-मनोवृत्तिकी सुन्दर झरूक देखकर मेरी आँखोम आन्नदाश्षु भर 
अये। यह तो तुम जानते ही हो कि मीराबहनके साथ मेरा अकसर झगड़ा होता 
है, पर यह तो मानसा ही पडेगा कि जितनी ग्राम्य मनोवृत्ति में मीराबहनम देखता 
हैं उतनी हममें से किसीमे भी नहीं है। उसके छोटे-से स्नानघरको क्या तुमने भीतर- 
बाहर से अच्छी तरह ध्यानसे देखा है” कुएँकी खुदाईमें जितना-कुछ पत्थर निकला 
उस' सबका उसने उपयोग किया है, एक टुकडेकों भी बेकार नहीं जाने दिया। नहाने 
के' लिए पत्थरकी चौकी जमीन पर जमा ली है, और उसी छोटी झोपडीम वही 
स्तानघरसे छगा हुआ पाखाना है। न वहाँ कमोड है, न लकडीकी चौकी और व 


ईंटकी खुड़डी वगैरह ही। दो अच्छे पत्थर जमीतमे आधे-आधे गराड दिये है, और 


१ महादेव देसाईके “वीकलछी लेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से उद्धूत । 
२ देवदास गाधों १८ जुलाई तक वापस दिल्‍ली पहुँच गये थे, देखिए “पत्र मणिलाल और 
छुशीला गाधीकों ”, १८ ७-१९३६ । 


१६६ सम्पूण गाधी वाइहूमय 


उनके ठीक बीचमे मिदट्ठीके तेलके आवे-आधे कटे हुए दो पुराने पीपे रख दिये है। 
हरएक ग्रामवासी इतना तो कर ही सकता हे, पर करे तब न। पानी सब बहकर 
पौधो और साग-भाजीकी क्यारियोमे चला जाता है, जो बडी सावथानीसे काटी गई 
है। और, तुमने वहाँ उसके घोंडेका छोटा-सा अस्तबलू भी देखा है? कैसा सुन्दर 
बना है! घोडेको खिलाने-पिलाने, खरहरा करने और उसकी तमाम सार-सँभाल 
रखनेका काम वह कितने प्रेम और ध्यानसे करती है। जानवरोको प्रेमसे रखना हम 
मीराबहनसे सीख सकते है। घोडेका अस्तबल इस तरह बनाया गया है कि अपनी 
झोपडीम बैठे-बैठे या काम करते हुए भी वह अपने घोडेकों समय-समय पर देख 
सकती है। 

अब उनकी झोपडीको जरा अन्दरसे देखें। सारी चीजे मिट्टी, बाँसकी 
खपच्चियो और खजूरकी डालियोके टट्टरोसे बनी हुई है। झोपडीकी हरएक चीजको 
और जहाँ वह रखी है उस जगहको ध्यानसे देखो। अपना चूल्हा उसने खूद अपने 
हाथसे बनाया हैं। हालॉकि चुल्हेका बभाना उन्होंने सीखा हमी लोगोसे है, पर अब 
कोई इस कलाम उससे बाजी नहीं मार सकता। बाँसकी अँगीठी-कानसको भी देखा, 
जिसपर वह अपने रसोई बनाने के मिट॒टीके बरतन-भाड़े रखती है? और बगैर किवाड- 
वाली छोटी-छोटी खिडकियोके ऊपर मीराबहनने अपने हाथसे मोर और सज्रके 
पेडकी आक्ृतियाँ कैसी सुन्दर बनाई है! उसका छोटा-सा 'रसोई-घर और रुई धुनने की 
कोठरी भी देखने छायक है। वह जिस गाँवमें जाकर काम करती है, वह उसकी 
झोपडीसे दो-तीन फरलूग' पर है। उस गाँवकी तमाम स्त्रियाँ और बहुत-से पुरुष मीरा- 
बहनसे परिचित है। स्त्रिया अपनी घर-गिरस्तीकी कितनी ही बाते उससे दिल खोल 
कर कहती है और उससे सलाह लेती है कि उन्हे अमुक स्थितिमें क्या करना चाहिए। 
यो किसीकों सलाह देना हमेशा कोई आसान बात नही है, पर उसकी सलाहसे सबको 
ढाठस और तसल्‍ली मिलती है। तुमने अगर मीराकी मडेयाकों अच्छी तरह ध्यानसे 
नही देखा, तो मेरी यह सलाह है कि यहाँसे लौटते समय जरूर वहाँ होते जाना। 

| अग्रेजीसे ] 
हरिजन, २५-७-१९३६ 


१९१ डॉ० अम्बेडकरका दोषारोपण-२ 


वेद, उपनिषद्‌, स्मृतियाँ" और पुराण, जिसमें रामायण तथा “महाभारत ' 
भी शामिल है, हिन्दुओके धर्मग्रन्थ है। लेकिन यह कोई अन्तिम सूची नही है। 
हरएक युग और हर पीढीतक ने इसमें वृद्धि की है। इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि छपी हुई या हस्तलिखित मिलनेवाली हरएक चीज धमग्रन्थ नही है। 
उदाहरणके लिए, स्मृतियोम बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिन्हे ईहवरीय वचन हगिज नहीं 
माना जा सकता। इस प्रकार स्मृतियोसे डॉ० अम्बेडकरने जो बहुत-से उद्धरण दिये 
है उन्हे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। यथार्थत जो शास्त्र कहे जाते है उनका 
सम्बन्ध शाश्वत सत्योसे ही हो सकता है और वे जन्तरात्मा, यानी ऐसे हर हृदयको स्पर्श 
करेगे जिसके ज्ञान-चक्षु खुल गये हो। ऐसी किसी बातको ईइवरका वचन नही माना 
जा सकता जिसकी तके-बुद्धि ढ्वारा परीक्षा न हो सके था आध्यात्मिक रूपमे जिसका 
अनुमव न किया जा सकता हो। और फिर, धर्मग्रन्थोके शुद्ध सस्करण आपके 
पास हो तो भी आपको उनकी व्याख्याकी जरूरत तो पडेगी ही। सर्वोत्तम भाष्यकार 
कौन माना जायेगा? निरचय ही कोरे विद्वान सर्वश्रेष्ठ भाष्ययार नहीं माने जा 
सकते । विद्गवत्ता तो होनी चाहिए, लेकिन कोरी विद्वत्ता धर्मका आधार नहीं होती, 
उसका आधार तो सन्‍्तों और ऋषियोके अनुभवों, उनके जीवन और उपदेशोपर 
होता है। जब धर्मग्रन्थोके तमाम उद्भट भाष्य बिलकुल विस्मृत हो जायेंगे, ऋषियों 
और सन्‍्तोके सचित अनुभव तो तब भी बने रहेगे और आगेके अनेक युगोतक प्रेरणा 
प्रदान करते रहेगे। ह 

जातिका धर्मसे कोई सरोकार नहीं है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसके मूलका 
मुझे पता नही और न अपनी आध्यात्मिक क्षुधाकी तृप्तिके छिए मुझे उसको जानने की 
ही कोई जरूरत है। लेकिन यह में जानता हूँ कि आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय, इन 
दोनो प्रकारकी प्रगतियोंके लिए वह हानिकारक है। वर्ण और आश्रमका जात- 
पाँतसे कोई सम्बन्ध नही है। वर्ण-व्यवस्थासे तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हममें 
से हरएक को अपने पुरुतैनी काम-धन्धेके द्वारा अपनी जीविका कमानी चाहिए। यह 
हमारे अधिका रोको नही, बल्कि कत्तेंब्योको स्पष्ट करती है। इसमें तो आवश्यक रूपसे 
उन्ही काम-धन्धोका उल्लेख है जो हमें केवल मानव-हितकी ओर ही हे जाते है। 
इसका यह भी अभिप्राय है कि कोई काम-घन्धा न तो बहुत नीचा है और न बहुत 
ऊँचा । सभी अच्छे, जायज और दर्जेमें बिलकुल समान है। आध्यात्मिक शिक्षा देने- 
वाले ब्राह्मणसे लेकर मेला उठानेवाले भगीतक के सब काम समान है, और ईदवरके 
सामने उन सभीका महत्त्व समान है--और ऐसा मालूम पडता है कि एक समय 
ऐसा था जब मनुष्योको उत सबका समान ही प्रतिफल मिलता था। दोनोकों अपने 


१६७ 


१६८ सम्पूण गाधी वाइहमय 


गुजारे-मरके लिए पाने का हक था, उससे अधिक नहीं। ओर गाँवोमें तो वस्तुत 
अब भी इस सुन्दर नियमकी थोडी-बहुत बुँधली-सी रेबाएँ नजर आती है। ६००की 
आबादीवाले सेगाँवम रहते हुए मुझे यह नहीं मालूम पडता कि विभिन्न प्रकारके धन्ध 
करनेवालो की -- जिनमें ब्राह्मण भी शामिल हैं-- कमाईमे कोई बहुत ज्यादा भेद 
हो। में यह भी देखता हूँ कि धर्मकी ग्लानिके इस युगर्म भी ऐसे सच्चे ब्राह्मण मौजूद 
है जो स्वेच्छापवक उतको दी जानेवाली भिक्षापर निर्वाह करते हुए उनके पास जो 
आध्यात्मिक निधि है उसे उदारतापूर्वक दूसरोको प्रदान कर रहे है। वर्ण-व्यवस्थाका 
उसके उस विक्वत स्वरूपसे निणय करना गलत और अनुचित है, जो कि हमे उन 
लोगोके जीवनमें मिलता है, जो दावा तो यह करते है कि हम अमुक वर्णके 
है, किन्तु जो अपने वर्णके एकमात्र नियमको खुले तौरपर भग कर रहे है। 
वर्ण-व्यवस्थामं ऐसी कोई बात है ही नहीं जिससे अस्पृव्यताको समर्थन मिलता 
हो। हिन्दू-धर्मका सार तो इसमें है कि सत्यको ही वह एकमात्र ईश्वर मानता 
है और अहिसाको उसने मानव-जातिके लिए अठल नियमके रूपमे साहसके साथ 
स्वीकार किया है। 

में जानता हूँ कि हिन्दू-धर्मकी मैने जो व्याख्या की है उसपर डॉ० अम्बेडकरके 
अलावा और भी' बहुत-से लोग आपत्ति करेगे। मगर इससे मेरी स्थिति पर कोई 
असर नहीं पडता। क्योकि यह तो एक ऐसी व्यारया है जिसे में कोई आबी सदीसे 
मानता आ रहा हूँ और जिसके अनुसार अपनी पूरी योग्यताके साथ मैने अपने 
जीवनको व्यवस्थित करने की कोशिश की है। 

मेरी रायमे डॉ० अम्बेडकरने सबसे बडी जो गलती की वह यह है कि उन्होंने 
ऐसे उद्धरण चूने है जिनकी प्रामाणिकता और महत्ता सदिग्व है और ऐसे पतनोन्मुख 
हिल्‍्दुओका उदाहरण दिया है जो हिन्दू-धर्मका अत्यन्त गछूत रूपमे प्रतिनिधित्व करते 
है। डॉ० अम्बेडकरने जो मानदण्ड रखा है उसके हिसाबसे तो सम्भवत आजकलूका 
कोई भी जीवित धर्म खरा नहीं उतरेगा। 

अपने योग्यतापूर्ण भाषणमे विद्वान्‌ डॉक्टर [अम्बेडकर | ने अपने पक्षकों सिद्ध 
करने की कोशिशमे अतिशयोक्तिसे काम लिया है। जिस वर्मम चैतन्य, ज्ञानदेव, तुका- 
राम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहस, राजा राममोहन राय, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, 
विवेकानन्द तथा अन्य बहुत-से ऐसे लोग हुए जिनके नाम सहज ही गिनाये जा सकते 
है, क्या वह धर्म गुणोसे इतना हीन हो सकता है जितना कि डॉ० अम्बेडकरने अपने 
भाषणमें सिद्ध करने की कोशिश की है? किसी धर्मका निर्णय उसके सबसे बुरे 
नमूनोसे नहीं, बल्कि उसके सर्वोत्तम नमूनोसे ही किया जा सकता है, क्योकि उस 
धर्मके सर्वोत्तम नमूनोकों ही ऐसा आदर्श माना जा सकता है जिससे आगे न जा 
सकें तो भी उसतक पहुँचने की आकाक्षा तो करनी ही चाहिए। 

[ अग्नेजीसे | 
हरिजन, १८-७-१९३६ 


१९२. टिप्पणियाँ 
हरिजन सेवक सघ और नगरपालिकाओकी ओर से दी जानेवाली सहायता 


हरिजन सेवक सघके मन्‍्त्री लिखते है' 
धूलियाकी नगरपालिकाने गत वर्ष हरिजन सेवक सघको जो सहायता 

दी उसपर सरकारी छलेखा-परीक्षकोने एतराज किया है। उनका कहना है कि 

हरिजनोद्धारका काम दौक्षिक विषय नहीं है, इसलिए नगरपालिका उसके 

लिए खर्च नहीं कर सकती है। यह एक गम्भीर प्रदन है, जिसका हल होना 

आवदयक है। 

इसमें तो यह भी मान लिया गया है कि विद्यार्थियोके छात्रावास भी 

शिक्षण-सस्थाएँ नहीं हे। यह एक आधइचयेजनक ध्याख्या है और अगर जल्दी 

ही यह दुरुस्त न हुई तो इससे सघ तथा अन्य सस्थाओके फासोको बड़ी 

हानि होगी। 

जो बात ऊपर कही गई है वह अगर सच है, तो जरूर कही-तन-कही कुछ 
गलतफहमी हुई है। यह बात तो विवादास्पद हो सकती है कि हरिजनोद्वारका काम 
शिक्षणात्मक कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन जब हरिजनोके लिए कोई स्कूल 
खोला जाये या विद्याथियोके लिए छात्रावास बनाया जाये तो ये दोनो नि*चय ही 
शिक्षणात्मक काम है, और वैसी हालतमें, नगरपालिका द्वारा उन सस्थाओकी आ्थिक 
सहायता दिये जानेमे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मेरा खयारू है कि सरकारी 
लेखा-परीक्षको ने जो एतराज किये है वे स्थितिकों गलत रूपमे समझने के कारण ही 
किये गये है। यह हो सकता है कि धूलिया-नगरपालिकाने हरिजनोद्वारके नामपर 
सहायता देने का अधिकार न होने के कारण, हरिजनोद्वारके नामपर दी जानेवाली 
सहायताको शिक्षा-सम्बन्धी सहायतामे शुमार न किया हो। अत इस सम्बन्ध और 
प्रकाश डाले जाने की जरूरत है। जबतक इस मामलेके सारे तथ्य मालूम न हों, इस 
बारेमे और कोई टीका-टिप्पणी न करना ही ठीक होगा। 


एक पग्रामवासोकी दयालता 
खेडी गाँवकी कुमारी मेरी बारके भेजे हुए नीचेके' दो शब्द-चित्रोको देखकर 


पाठक प्रसन्न होगे। इन दाब्द-चित्रोका ताम मैत्ते “एक ग्रामवासीकी दयालता ” 
रखा है। 

१ कल सेने देखा कि बेचारी एक बुढ़िया अपने बछियाके साथ वर्षामें 

भीगती हुईं बेठी है। मेने उससे पुछा कि अपने साथके दूसरे लोगोके साथ 


१६९ 


१७० सम्पूण गाधी वाहमय 


ओसारेसे (मतलूब कुमारी मेरी बारके झोपडेके बरामदेसे हे) आकर क्यो नहीं 
बेठ जाती हो? (थे लोग कोई बनजारे थे, और इन्होने ओसारेमें २४ घटेके 
लिए टिकने की इजाजत ले रखी थी।) बुढियाने जवाब दिया, “इस बच्ची 
[ बछिया ] के पास बैठी हूेँ। इसकी माँ सर गईं है।” 

२ आज दोपहरको मेने देखा कि दो गधोने वर्षासि बचने के लिए ओसारे 
की शरण ले रखी हे। उन्हे देखते ही मेने वहाँसे खदेड दिया कि कहीं, ये 
फर्श न खराब कर दे। बेचारे फोरत भाग गये। करूवाली उस बुढियाकी 
याद आते ही मुझे दार्म रगी, और में उन गधोकों फिरसे ओसारेमें ले 
आईं। आकर वे खडे हो गये 

मुझे विश्वास है कि यह जानकर तारा कितनी प्रसन्न होती कि उसका 
ओसारा बारिशके इस सौसमरझें सभी तरहके आदमियों और जानवरोको शरण 
दे रहा है। 
तारा अर्थात स्व० मेरी चेजलीके विषयमे मुझे जो-कुछ मालूम था वह यहाँ 

दिये हुए हवालेसे बिलकुल सही उतरता है। अब उनके अनेक घनिष्ठ मित्रोके पास 
उनकी असामयिक और आकस्मिक मृत्युकी खबर पहुँच गई है। मेरे पास उन लोगोके 
पत्र आते ही रहते है, जिनमे ताराकी सहृदयताका वर्णन रहता है। उनमें से एककों 
में नीचे उद्धत कर रहा हूँ 

पॉली (कुमारी चेजली)के स्वभाव ही शहीदोके सारे गुण थे। डर तो 
वह जानती ही न थी। वह दृढ शान्तिवादिती थी और उसकी माँ कनाडाकी 

चिर सुलह-शान्ति करानेबाली एक सस्थाकी अधीक्षिका थीं। जब 
उसका स्वर्गंवास हो गया तो मेरी चेजलीने मुझसे उस रिक्त स्थानको ग्रहण 
करने का आग्रह किया। रूस और चौनके दुर्भिक्ष-पीडितोंके लिए धन-सग्रह 
करने का काम पॉली और मेने एक साथ मिलकर किया, और दस हजार डालर 
हम लोगोने इकटठे कर हलिये। जरनीके बच्चोके कष्ट-निवारणार्थ भी 
हमने एक हजार डालर एकत्रित किये थे। 


भूल-सुघार 
“सच हो तो बर्बरतापूर्ण है “' शीर्षक मेरे लेखके सम्बन्धमे देवकोटईके पचायत- 
बोडके अध्यक्ष लिखते है 
' बोडंकी बेठकोममें हरिजन सदस्य दूसरे सदस्योंके साथ बेठें, इसपर मेने या 
बोर्डके अन्य किसी भी सदस्यने कभी कोई एतराज नहीं उठाया। बल्कि हरएक 
बेठकर्स उनसे यह प्रार्थना की गई है कि वे हमारे साथ बेठा करे। इधर चार 


१ यहाँ केवल कुछ भश दिये गये हैं। 
२ २७-६ १९३६ का ढेख। 


५ 


पत्र मणिलाल और सुशीला गाधीको १७१ 


महीनेके असेंमे बो्डकी जो बेठके हुई है, उनमें से कुछठ-एकमें उन्होंने हमारी 
प्रार्थनाको माना भी हे। 
जो आक्षेप किया गया था उसके सम्बन्धम हरिजन सदस्यसे 

पूछताछ की गई तो उन्होंने यह बयान जारी किया है कि बोडेंकी 
बैठकों उनके बेठने पर किसीने कमी कोई एतराज नहीं किया, और कई 
बार तो युगोसे चले आये रिद्ाणके कारण जब उन्हें अन्य सदस्योके साथ 
बेठने में सकोच हुआ, तो अध्यक्षने उन्‍्ह सबके साथ बठने के लिए प्रोत्साहित 
किया है, ओर दिल छोटा न करने की सलाह भी दी हे। 

अन्तर्से आपको में इतनी सूचना दे देना चाहता हूँ कि उक्त 
हरिजन सदस्य अब सब वेठकोमें बराबर दूसरे सदस्ण्गेके साथ बेंठते है, और 
आपको से विश्वास दिलाना चाहता हें कि उन्हें म तमाम सुविधाएँ दे रहा 
हैं, ताकि बे अपने अधिकारोका अच्छी तरह उपभोग कर सके। 


इस पत्रको में सहष प्रकाशित कर रहा हेँ। यह जानकर मुझे और सी हष 

होता है कि इस सम्बन्धमे जो खबर प्रकाशित हुई थी वह बिलकुल ही गलत थी। 
इत दिनो, जबकि हरिजनोके सनमे सशय और क्षोभ भरा हुआ है, अखबारोके 
सवाददाता जो खबरे भेजे उनमे उन्हे यथार्यतासे काम लेना चाहिए। यह जानने- 
जैसी चीज जरूर है कि उस सवाददाताने ऐसी बिछकुल निराधार खबर अखबारोमे 
किस तरह भेजी। 

[ अग्रेजीसे | 

हरिजन, १८-७-१९३६ 


१९३ पत्र: सणिलाल और सुशीला गाधोको 


सेगाँव, वर्धा 
१८ जुलाई, १९३६ 


चि० मणिलाल और सुशीलछा, 

तुम्हारा पत्र मिल्ला। इन दिनो में तुम्हारे पत्रोका नियमित रूपसे उत्तर नही 
दे पाता। 
» हरिलालकी फिलहाल कोई खबर नही है। जो मनमे आता है, सो कहता 
फिरता है! 

लगता है, सुशीराका ऐसा कुछ खयाल है कि मुझे तुम लोगोके यहाँ आने के 
बारेमे आग्रह है। मुझे याद नहीं पडता कि मेने किसी पत्रमे ऐसा कुछ कहा हो। 
अगर तुम लोग वहाँ ठीकसे जमे हुए हो तो में तुम्हारे यहाँ आने की जरूरत नही 


१७२ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


मानता। में यह जरूर चाहता हूँ कि तगी न भोगो। तुम दोनोको जो योग्य जान 
पड़े, वही करना। 

बा, मनू और कानों कल मेरे साथ रहने के लिए आ गये। लीलावती तो है 
ही। अर्थात जगहकी तगी हो गई है। 

यह तो लिख ही चुका हूँ न कि एक ही कोठरी है? 

फिलहाल रामदास तो ठीक कामसे ऊरूग गया है। देखना है, कैसा क्‍या करता 
है। नीमू दो दिन पहले उसके पास चली गई। 

देवदास और लक्ष्मी यहा आये थे। अब वे दिल्ली पहुँच गये है। छगनलाल 
और काशी अभी तो वर्धा में ही है। 


बापूके -आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोदो-तकल (जी० एन० ४८५४) से। 


१९४ पतन्र मीराबहुनकों 


सेगाँव 
१९ जुलाई, १९३६ 
चि० मीरा, 
वक्‍तव्यकी खातिर तुम्हे यहाँ आने का प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नही। 
कोई जल्दी नहीं है। और आज “हरिजन ' का सम्पादन-दिवस होने के कारण में समय 
भी नहीं दे सकृगा। निस्सन्देह तुमने ठीक किया कि वकक्‍तव्यकी अपेक्षा पौधों पर 
ध्यान दिया, क्योकि देहाती जीवनमे उन्हीका स्थान पहले आता है। 
सप्रेम, 
बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३५६) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८१२१से भी 


कहना 


१९५७, बातचीत * ग्राभ्-सेवक प्रशिक्षण विद्याल्ययके छात्रोसे' 


[ १९ जुलाई, १९३६], 

ये' मेरी तरह बाते नहीं करते, भजन गा गाकर ये तो लोगोमे प्रचार करते 
और उपदेश देते है। मुझे न तो मजन बनाना आता है और न गाना ही। इससे 
में बाते ही करता हूँ। 

भजन-कीतंनके बाद बातचीत सिरपर हरूम्बे-लम्बे बाल रखनेवाले 
एक विद्यार्थोपर किये गये कटाक्षसे आरभ हुई। गाधीजी ने पूछा 

ये सिफ दिखानेके ही लिए है, या स्वास्थ्य लिए” अगर इन हलम्बे-लम्बे 
बालोसे कोई खास मतलब पूरा नहीं होता, तब इसे पीछा क्यो नही छुडा लेते ? 

विद्याथियोकोी सम्बोधित करते हुए गांधीजी ने कहा 


तुम यहाँसे कहीं यह कल्पता लेकर न जाना कि गाँवमें सिफ आ बैठने से ही 
ग्रामसेवा हो जायेगी। तुम सच्चे ग्रामवासी बनकर ही अपने ग्रामीण भाइयोकी सेवा 
कर सकते हो। और यहू याद रखना कि बी० ए० या एम० ए० की डिग्री हासिल 
करना उतमा मुश्किल नही, जितना कि सच्चा ग्रामवासी बतना है। गत ३० वर्षसि मैं 
गाँवो और गॉववालो के बारेमे बात कर रहा हूँ, पर गॉवमे आकर बस तो मै अब 
सका हूँ । और अभी यह डेरा-मर डाला है, काम अभी नही शुरू हुआ है। हम खुद 
तो बिता पर्णिशका चावल और हाथकी चकक्‍कीका आटा खाते है, पर गाँववालो के 
आहारमें किस तरह यह सुधार कराया जाये ? हमारे हाथमे ऐसा कराने की सत्ता 
होती, तो भी हम इस कामके लिए उसका उपयोग न करते। हमें तो धीरे-धीरे 
समझा-बुझाकर ही उन्हें ठीक रास्तेपर छात्रा है। 

प्र० बगेर सत्ताके क्या हम सचमुच सफल हो सकते हु ? 

उ० यह तो मेने अभी कहा ही कि हमारे हाथमे सत्ता हो, तो भी हमे 
उसका उपयोग नही करना चाहिए। हमे तो उनका हृदय बदलना है, ताकि वे हमारी 
ही तरह सोचने छगे, और यह उन्हे बराबर समझाते रहने से ही हो सकता है। 

प्र» जब आप इस कामसें इतने हतोत्साह-से मालूम पड़ रहे है, तो फिर 
हम लोग किस गिनतीमें हूं? 


१ महादेव देसाईके “ वीकली छेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से उद्धृत । 

२ महादेव देसाईके अनुसार यह बातचीत रविवारकों हुईं थी। २० जुलाई अर्थात्‌ इस केखकी 
प्रकाशन-छ्िथिके पहलेका रविवार १९ जुलाईको पढ़ा था। 

३ तुकढ़ोजी महाराज 


१७३ 


१७४ सम्पूण गाधी वाइमय 


उ० अव्वल तो यह बात है कि में जरा भी हतोत्साह नही हूँ। दूसरे, 
यह कल्पना कर बैठना ठीक नहीं कि मेरी शक्तियोसे तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण है। 
हाँ, यह हो सकता हे कि शारीरिक शक्तिमे तुम्हारे और मेरे बीचमे काफी अन्तर 
हो, और जो आत्मबल तुम्हारे भीतर सुषुप्त या निष्किय पडा हुआ हो, सम्भवत 
मुझमें वह जागरूक या सक्रिय हो। पर ऐसा तो कोई भी काम नहीं जो जादूकी 
छडी घुमा देने से ही हो जाता हो। फिर, किसी गावमे जाकर बैठ जाने मे ही ऐसा 
कौन-सा जादू है? किसी गावमे छह महीने रहकर भी शायद वहाँ हम कोई सेवा 
न कर सके। जो भावना लेकर हम वहा जायेगे, असछमे, उसीपर बहुत-कुछ निभर 
करेगा। हहरोमे वर्षों रहकर भी हम्ने अपने चारो तरफके जीवनपर अपना कोई 
असर नहीं डाला। इसलिए गाँवोमे हमे स्वयसेवक बनकर ही जाना होगा। गॉवोके 
लोग शहरोमे आकर मजदूरी लेकर हमारे लिए काम करते है। हमे गाँवोमे जाकर 
उनकी सेवा बिना मजदूरी लिये करनी होगी। 

प्र० में समझा। अच्छा गाँवके, लोग आपसे कभी मिलते आते हे? 

उ० आते हैँ, पर कुछ डरते हुए-से, और शायद थोडी शका भी उनके 
मनमें रहती है। ग्रामवासियोकी ये भी कमजोरियाँ है। उनकी ये कमजोरियाँ भी 
हमे दूर करनी होगी। 

प्र० सो केसे ? 

उ० धीरे-घीरे उनके दिलमे जगह करके हमें उनका यह भय ओर सन्देह 
दूर करना होगा कि हम उनसे जबरन कोई काम कराने आये है। हम अपने बरताव 
से ही यह दिखा सकेगे कि हमारा जबरदस्ती या स्वाथ-साधनका कोई इरादा नहीं 
है। पर यह सब धीरजका काम है। तुम अपनी सचाई और ईमानदारीका एकाएक 
तो विश्वास दिला नहीं सकते। 

प्र० क्‍या यह ठीक है कि जो लोग किसी ससस्‍्था या किसी गाँवसे बगेर 
कोई पारिश्रमिक या वेतन लिये कास करते हे वे ही गॉववालो के विध्वासपात्र बन 
सकते है? 

उ० नही, मेरा ऐसा खयाल नही है। बेचारे गाँववालो को तो यह भी पता 
नही होता कि कौन व्यक्ति वेतत लेकर काम कर रहा है और कौन नहीं। उनके 
ऊपर तो असलमे हमारी इन बातोका असर पडता है कि हम किस ढगसे रहते है, 
कसी हमारी आदते है, हम कैसी बातचीत करते हैं। यही नहीं, हमारे हरएक भाव 
या चेष्टातक का उनके ऊपर असर पडता है। शायद उनमें से कुछ लोग हमपर 
यह ॒सनन्‍्देहु करे कि हम यहाँ रुपया-पैसा कमाने की गरजसे काम कर रहे है, हमे 
उनका यह सन्देह भी दूर करना होगा। पर तुम यह बात दिलसे न जमा लेना कि 
जो किसी सस्था या गाँवसे कुछ भी नहीं छेता वही आदशो ग्रामसेवक है। ऐसा 
मनुष्य अक्सर घमण्डमें आकर अपनेको औरोसे ऊँचा समझने रूगता है, जिससे उसका 
पतन हो जाता है। है 


डी 


बातचीत ग्राम-सेवक प्रशिक्षण विद्यालयके छात्रोसे १७५ 


प्र०« आप हमें गॉवके उद्योग-धन्धे सिखा रहे है। इनका उद्देश्य क्‍या है? 
क्या ये धन्धे हमारे जीविका कमाने के साधन होगे या इन्हे हम गॉवके लोगोकों 
सिखा सकेंगे।” अगर गाँवके लोगोको सिखाने के लिए ही हमे ये विषय पढाये जा 
रहे है, तो एक सालमे हम इन उद्योग-धन्धोसे निष्णात कंसे हो सकते हु ? 

उ० तुम्हे तो मामूली वन्चोका ही ज्ञान कराया जा रहा है, क्योकि जबतक 
तुम्हे यह जानकारी न होगी तबतक तुम अपनी सलल्‍ाहसे छोगाकों मदद नही पहुँचा 
सकोगे। तुममे जो सबसे अधिक उत्साहीं और कमशील होगे, 4 बेशक किसी एक 
धन्चेके जरिये अपनी रोजी कमा सकते है। देखा, यहा जमनालालजी की कृपासे और 
मेरे “ भहात्मापन ” की बदौलत मुझ तो यहा यह बनी-बना३ झातगडी मिल गई है। 
पर अपने लिए तुम्हे खुद अपने हायो झोपडी बनानों हागी -- जार तुम्हारे लिए झोपडी 
बना देनेवाला कोई मित्र अगर मिल गया, तो में तो यही कहुगा कि तुम भी मेरी 
ही तरह जरा-जीण और निबल हो। 

प्र>« श्री राजगोपालाचारीने उस दिन हमारे विद्यालयमें कहा था कि किसी 
उद्योगर्मे पूरी तरहसे कुशलता प्राप्त किये बगर गाँवों जाना बेकार है। गाँवोमें 
जाकर तुम लोग उन्हें कोई उद्योग सिखाना चाहते हो तो तुम्हे उनसे अच्छे 
किसान, उनसे अच्छे बनकर और उनसे अच्छे चमंकार आदि बननेकी जरूरत है। 


उ० यह उन्होने ठीक कहा था। पर हमने अपने शिक्षाक्रममें यहाँ क्ृषिका 
विषय नही रखा है, क्योकि अच्छा कुशल किसान बनने के लिए तो हमे शायद 
सौ बरस चाहिए। जो विषय यहाँ सिखाये जाते हूँ वे ऐसे हैँ कि उनसे तुम ग्राम- 
वासियोको कई बातोका अच्छा ज्ञान करा सकते हो। आटा पीसने की चक्‍की, धान 
कटने की ओखली और तेलकी घानीमे हमने सुआर किये है। हम अपने ओऔजारोमे 
सुधार करने के प्रयोग कर रहे है। तुम सुधरे हुए औजारोका गॉवोमे ले जा सकते 
हो। पर सबसे बडी बात जो हमे उन्हे सिखानी है वह है व्यापारमे सचाई और 
ईमानदारी । जरा-से फायदेके लिए वे दूधमे, घीमे, तेलमे, और सचाईतक में मिकछावट 
कर देते है। पर यह उनका नहीं, हमारा दोष है। हम इतने दिनो तक उनकी 
उपेक्षा और शोषण ही करते रहे। उन्हे कभी अच्छी बाते नहीं सिखाईं। अब उनके 
निकट-सम्पकमें रहने से हम उतकी बुरी आदतोको आसानीसे सुधार सकेगे। लम्बे 
समयतक उपेक्षित और अलूग-थरूग रहुने फे कारण उनकी बुद्धि और अन्तरात्मा 
तक जड हो गई है। हमे उनकी इन जड़ हो गई शक्तियोको फिरसे जाग्रत और 
अनुप्राणित करना है। 

प्र० यहाँ हरिंजन-समस्या केसी है? 

उ० वैसी ही, जैसी कि दूसरी जगहोमे है। 

प्र» हरिजनोके बोच यहाँ भी ऊंच-नीचका भेदभाव है[? 

उ० अवद्य हैं। कोई महार किसी भगीको नहीं छुएगा, उससे दूर ही 
रहेगा। जमनालालजी का यहाँ एक कुओँ है, यह उत्तका अपता कुआँ है, सार्वजनिक 


इस 


१७६ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


नहीं। जो सज्जन यहाँ उनकी जायदाद की देखरेख करते है उनसे सलाह करके हमने 
उसे सब हरिजनोके लिए खोल देने का निरचय किया, और महारो, चमारो, भगियो 
आदि हरिजन जातियोकों पानी भरते के लिए बूढलाया। वे आये, पर पानी कैसे 
भरे? हिचकते थे। एक या दो महार आगे बढ़े। और एक भगी भी आ गया। 
इसपर बडा हो-हल्ला मचा। हरिजनोने कुएँका इस्तेमाल जब बन्द कर दिया तब 
कही हो-हल्ला कुछ शान्त हुआ। लेकिन भीतर-भीतर तो अज्ञान्ति है ही। यह तो 
एक तरहकी सशस्त्र शान्ति है। पर उन्हे दोष देना व्यथ है। हम खुद अपनी 
तरफ देखे। हम क्‍या कर रहे है” में तो राजपूतानेकी यह घटना सुनकर स्तब्ध 
रह गया कि वहाका एक हरिजन अपने जात-भाइयोकों घी के मालपूए और लडु 
खिलाना चाहता था, पर सवर्णोके रुकावट डालने से यहातक नौबत पहुँची कि 
पुलिसको गोली चलानी पडी। इसमें तीन सवण हिन्दू मारे गये। जब हम खुद 
अपने बीचसे अस्पृश्यता दुर नहीं कर रहे है, तो हरिजनोसे यह आशा कैसे की जाये 
कि वे इस बुराईको पलू-भरमे दूर कर देगे। 

[ अग्नेजीसे | 

हरिजन, २५-७-१९३६ 


१९६ पत्र सीराबहनको 
२० जुलाई, १९३६ 


चि० मीरा, 

कोई नही समझता कि सन्देशवाहक क्‍या सन्देश लाया है। लीलावती इतनी 
लापरवाह है कि समझती नहीं। में बोल नहीं सकता। मुन्ताछारू अधमरा-सा है। 
बलवन्तसिहका भी यही हाल होता दीखता द्वै। ऐसी परिस्थितिमे बेहतर यही है कि 
तुम्हे जो चाहिए सो लिख दिया करो। आशा तो थी कि यहाँ आश्रम बनेगा, मगर 
यह एक अस्तव्यस्त गृहस्थी-जेसा बन गया है। मेरा भाग्य ही ऐसा है। मुझे अपना 
आश्रम अपने भीतर ही खोजना पड़ेगा। 

सप्रेम, 

बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३५७) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८२३ से भी 


१९७. पन्न * गगाबहन वंद्यको 


वर्धा 
२० जुलाई, १९३६ 


चिं० गगाबहन, 

तुम्हारा पत्र मिला। दानमें कोई बडी रकम दे तो भी सफाईके काममे तुम्हे 
बाहरका पैसा खच नहीं करना चाहिए। यहाँ जिस गाँवमे सफाई चलती है, मैने 
उसमें एक भी रुपया खच करने की मनाही कर दी है, क्योकि हम खर्च करे तो 
लोगोको सीखने को नहीं मिलता। हमें तो केवछ श्रम करके सनन्‍्तोष करना चाहिए। 
पैसा खच नहीं करता चाहिए। जबतक लोग स्वय खर्च नही उठाते तबतक काम 
अधूरा भक्े पडा रह जाये। झाडने-बुहारने, पाखाना उठाने और उसे गाडने का सब 
काम हम ही करे। किन्तु जबतक लोग अपने पैसेसे पाखाने नहीं बनवाते और खुलेमे 
शौच करते हैं तबतक उन्हे वैसा करने दें। लोगोको सम्यता सिखाई जा सकती है 
किन्तु समय रहने के साधन तो खुद उन्हीं को जुटाने चाहिए। तालका-बोर्ड खर्चे 
उठाये। इसमे १०-२० रुपये से अधिक खर्च की जरूरत नहीं पडती। मेरी पूरी बात 
समझमे न आई हो तो फिर पूछना । 

सफाईका काम और  आरोग्यवर्धक खुराकका प्रचार ही सच्चा चिकित्सा-शास्त्र 
है, यह पक्का समझ लो। शामरूमाई, शिवामाई और दूसरे सब लोगोके रहते 
हुए वहाँ पुरुष सफाईमे भाग क्यो नहीं लेते ? यदि रोज १ घटा सफाई की जाये 
तो काफी है। सुबह भगीकी तरह झाड, फावडा, टोकरी आदि लेकर निकल पडना 
चाहिए। का 

जो पूछना ठीक छगे सो पूछ छेना। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] 


बापुना पत्रोो- ६ ग० स्व० गगाबहेनने, पृ० ९३। सी० डब्ल्यू० ८८३५ से भी, 
सौजन्य गगाबहन वैद्य 


२१७७ 
६३-१२ 


१९८ पत्र बाबूराव डी० म्हात्रेको 
सेगॉव 
२१ जुलाई, १९३६ 


भाई महात्रे, 

श्रजीमाईने ' सन्देश भेजा है कि 'हरिजन में आपके नामका उल्लेख न 
होने से आपको दुख हुआ है। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा जान-बूझकर 
नही किया गया। आपको पता होगा कि मै प्रशसाके मामलेमे क्ृपण हूँ । जहा श्री कर का 
उल्लेख हुआ वहाँ आपका भी होना चाहिए था, परन्तु उस समय आपका नाम॑ मेरे 
सम्मुख नहीं था। आपकी बहुमूल्य सेवाओसे में इतनी अच्छी तरह परिचित हू कि 
उनका मूल्य कम आँक ही नहीं सकता। परन्तु में आपका उल्लेख करने के लिए 
विशेष अवसर नहीं निकाल्गा। वह स्वयं समयपर सहज रूपमे प्रकट होगा। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 
अग्रेजीकी नकलर (सी० डब्ल्यू० ९८२४) से, सौजन्य बी० डी० म्हात्रे 


१९९ पत्र; निर्मेल् गाधीकों 


सेगाँव, वर्धा 
२१ जुलाई, १९३६ 
चि० नीमू, 

कनुकें बारेमे तुझे जो भय था वह सही निकला। तूने अपने पत्नमे लिखा है, 
इसलिए में उसे किसीके साथ भेज रहा हूँ। इससे मुझे दुख तो होता है किन्तु मैं 

यह मानता हूँ कि फिलहाल ईश्वर की यही इच्छा है। 
सत्यवानको जिस साँपने डसा था वह स्थूल साँप नहीं बल्कि विषय-वासना- 
रूपी साँप ही था। सावित्रीने उसके विषको अपनी पवित्रता और प्रेमसे उतारा था। 
सावित्रीकी कथाका यही रहस्य है। जिसकी पवित्रता विषय-वासनाकों दूर कर सकती 


१ शूरजी वरलभदास | 

२ तातलपे शायद ४ अगप्रेठल, १९३६ के हरिजनमें प्रकाशित गांधीजी के भाषणसे है, देखिए 
खण्ड ६९, ३० ३१३-२६। ; 
१७८ 


रह 


पत्र अमतुस्सलामको १७९ 


है वह दूसरे सब दोषोको भी दूर कर सकती है। इस दृष्टिकोणसे तू अपनी पवित्रता 
और प्रेमसे रामदासके त्रिविध तापोकों दूर करने योग्य बन, यही मेरी इच्छा है। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजरातीसे निर्मला गाधी पेपर, सौजन्य नेहरू स्मारक सम्रहालय तथा 
पुस्तकालय 


२०० पत्र : चन्द त्याभीकों 


२१ जुलाई, १९३६ 
भाई त्यागी, 
तुमारा खत पूरा पढा नहीं जाता, बलवीरको' क्षय होना दुखद बात है। 
अब कंसे है?” 
बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०९७) से । 


२०१ पत्र राजकिशोरोको 


२१ जुलाई, १९३६ 
चि० राजकिशोरी, 
तेरा खत मिला। जिस जगह तुमको जाति मिले वही रहो। 


बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६३८) से। सी० डब्ल्यू० ४२८६ से भी, 
सौजन्य चन्द त्यागी 


२०२ पजन्न . अमतुस्सलामकों 


२१ जुलाई, १९३६ 
चि० अमतुस्सलाम, 
मेरा खत मिला होगा। साथमे त्यागी ' और राज ' के लिए खत है। और भी 
एक खत * विद्यार्थियोके लिए है। 


१ चन्द त्यांगीका पुत्र । 
२ और ३. देखिए पिछले दो श्ीष॑क। 
४ यह. पत्र उपलब्ध नहीं है। 


१८० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


राममेहरके' खतपर जो हकीकत हो वह- लिखकर उसे मेरे पास छौटठाना। 
मलकानीजी' से पूछता कि उसे क्यो मुक्त करना पडा। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकलरू (जी० एन० ३४१) से । 


२०३. क्‍या हम प्रतिद्वन्द्दी हे ? 
[ २२ जुलाई, १९३६ या उसके पूर्व ] 


मेरे पास अमेरिकाके अखबारोकी दो कतरने आई है, जिनमे पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू और मेरे पेरस्परिक सम्बन्धोके बारेमे सरासर झूठी बाते लिखी है। उनमे कई 
बाते मेरे कथनोके रूपमे उद्धरण-चिह्नोमें दी गई है। उदाहरणार्थ, उन अखबारोके 
अनुसार मैने यह कहा कि “ मेरे सारे जीवनका किया-धरा सब चौपट हो गया” 
(अर्थात्‌ जवाहरलालके कायक्रमसे), / नेहरूकी नीतिसे मेरे कामको जितना धक्का 
पहुंचा है, उतना तो ब्रिटिश सरकारकी दृढता और दमन-नीतिसे भी नही पहुँचा। ” * 

इन दोनो छेखोमे मेरे मुंहसे जैसा कहलाया गया है उस तरहकी कोई भी बात 
मैने कभी कही ही नहीं, और न इस प्रकारका एक भी वाक्य मैने मुँह से कभी 
निकाला है। इसके अलावा, इन वाक्योमें जो विचार प्रकट किये गये है, भेरे दिलमे 
तो वे कभी उठे भी नहीं। जहातक में जानता हूँ, जवाहरलाल इस नतीजेपर पहुंचे 
है कि भारतकी आजादी हिसात्मक साधनोसे नहीं, बल्कि अहिसात्मक साधनोसे ही 
प्राप्त हो सकेगी। यह भी में अच्छी तरह जानता हूँ कि उन्होने रूखनऊमे “ स्वातन्त्य- 
सघषमे हिसाके उपयोगका समर्थन” नहीं किया।" 

इसमें सन्देहँं नहीं कि हम दोनोके बीच कुछ मतभेद है। कुछ वष पहले 
हमने एक-दूसरेको जो पत्र लिखे थे उनमे ये मतमेद बिलकुल साफ बता दिये 
गये थे, ओर मुझे आशा है कि पत्र-लेखकोके प्रइनोके उत्तरमे में जल्द ही हम दोनो- 
के इन मतभेदोको और भी स्पष्ट रूपसे प्रस्तुत करूँगा। पर हमारे आपसके सम्बन्धों 
पर इन मतमेंदोका जरा भी असर नहीं पड सकता। काग्रेसके ध्येयके सम्बन्धभे आज 
भी हमारे घिचार उतने ही दृढ़ है जितने कि हमेशासे थे। मेरे जीवतका किया-धरा 
काम जवाहरलालके कार्यक्रसे न तो चौपट हुआ है और न हो सकता है। मैने तो 
यह भी कभी नहीं माना कि मेरे जीवनके कामको “ ब्रिटिश सरकारकी दृढ़ता और 


१ दिरकीके हरिजन आअमके सदस्य। 

२५ ना० २० मलकानी । 

३ हिन्दुस्तान टाहग्स की जिस रिपोटमें यह छेख दिया गया था, वह दिनांक “ २२ जुलाई, 
१९३६ ” के अन्तगंत छपा था। 

४ यदद रिपोर्ट छिटरेरी डाइजेस्टमें छपी थी। 

७ यह वाक्य थुचिदीमें प्रकाशित हुआ था, देखिए “पत्र के० नध्यजनको”, ७७-१९३६ की 
पॉद-टिप्पणी २। 


पत्र साहबजी महाराजको १८१ 


दमन-नीति ” से कोई धक्का पहुँचा है। मेरा अपना कोई दद्ेन है, ऐसा अगर कहा 
जा सकता है, तो उस दर्शनके अनुसार किसीके कामको कोई भी बाह्य शक्ति हानि 
पहुँचा ही नहीं सकती। हानि तो कामको उसी सूरतमे पहुँचती है जब या तो उद्देश्य 
बुरा हो, या यदि वह अच्छा हो तो उसके समथक झूठे, कायर या मलित हो, 
लेकिन ऐसी सूरतमें तो हानि पहुँचना उचित ही है। उक्त लेखमे “ गाधीजी की गुप्त 
योजनाओ ' का उल्लेख किया गया है।' गाधीको अगर मैं जरा भी जानता हैँ तो में 
यह दृढ़ताके साथ कह सकता हूँ कि उसने अपने जीवनमे कभी भी कोई योजना गुप्त 
नही रखी। “हरिजन' के पाठकोको जो-कुझ जानकारी है, उसके अलावा ऐसी कोई भी 
योजना यदि नहीं है जिसे मै प्रकट कर सकूँ, तो इसका कारण यही है कि ऐसी 
कोई योजना सचमुच है ही नहीं। दूसरे लेखमे यह कहा गया है कि जवाहरलाल' और 
में प्रतिदन्द्दी है। ऐसा विचार तक मेरे मनमे नहीं आ सकता कि में जवाहरलालका 
प्रतिदन्द्दी हूँ, या जवाहरछाल मेरे। अगर हम एक-दूसरेके प्रतिस्पर्धी है भी, तो 
हमारी प्रतिस्पर्धा एक ही ध्येयकी प्राप्तिके प्रयत्वमे छगे दो व्यक्तियोकी एक-दूसरेसे 
प्रेम करने की प्रतिस्पर्धा है। अगर उस ध्येयतक पहुँचने के लिए हम दोनो कभी-कभी 
अलग-अलग रास्तोपर चलते हुए दिखाई दे तो मुझे आशा है कि दुनिया यह समझ 
लेगी कि दोनो क्षण-भरके लिए ही एक-दूसरेसे अछग हुए थे, और वह भी इसलिए 
कि हम फिर अधिकसे-अधिक प्रेम और आकर्षणके साथ एक-दूसरेसे मिले। 

[ अग्रेजीसे | 

हरिजन, २५-७-१९३६ 


२०४ पत्र : साहबजो महाराजकों 


सेगाँव, वर्घा 
२२ जुलाई, १९३६ 
प्रिय साहबजी महाराज, 


मेरे पत्र ' पर तत्काल गौर करने के लिए अनेक घन्यवाद। कृपा करके मिस्तरीको 
यथाशीघक्ष अवश्य भेज दीजिए। मैं बता देता हूँ कि हमारे पास नौ साचों, एक 
साधारण-सी सिलछाईकी मशीन और एक देहाती सुतारीके अछावा और कोई औजार 


१ छिटरेरी डाइजेस्टमें कहा गया था “ गराधीनी की गुप्त योजना को जानने के लिए भारतके ३० 
करोड़ लोग ज्तिने उत्सुक है उतने ही उत्सुक मार्विवस ऑफ लिनलियगो हैं। दिनलियगों अगके 
वर्ष ज्िटिश सरकार द्वारा बनाया गया भारत्का नया सविधान छागू करेंगे जिसके अन्तगेत सपीय 
शासंनकी स्थाप्रना होगी। .. मुसल्मानोंकों, जिन्हें दविन्दुओकी मधीनताका भय है, सन्तुष्ठ करने के ढिए, 
सविधानके अन्तगद्व उन्हें केद्रीय विधान सभामें लगभग बराबर सीटें प्रदान की गईं है। केन्द्रीय 
विधान सभाको भारतके विदेश और प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलोंपर निषन्‍्त्रण प्राप्त नहीं होगा। 
छिनल्थियों चूँकि जानते है कि न तो गाधी और न नेदरके राष्टवादी समर्थक दी नये सविधानको 
पसन्द करते है, श्मलिए वे इन दो प्रत्धिदच्दियोंकी अगली चाल की सत्तकोतापूर्वक मतीक्षा कर रहे हैं।?” 

२ ११ जुलाई, १९३६ का ! 


१८२ सस्पूर्ण गाधी वाहूमय 


नही है। जिन औजारोकी आवश्यकता होगी उन्हे मिस्तरी अपने साथ ही लेता आये। 
यदि हमारी सामथ्य होगी तो हम खरीद छेगे, नहीं तो जाते समय अपने साथ ही 
वापस लेता जाये। वर्बा पहुँचने के दिनसे ६० रुपये प्रतिमास उसको मिलेगे या 
आप चाहे तो आगरासे रवाना होने के दिनसे। आप कृपया यह भी बताये कि उसके 
आवासके सम्बन्धमे हमसे क्‍या अपेक्षा रखी जाय्रेगी। चर्मालय डाकघरसे डेढ मील 
दूर खुले मेदानमें है। चर्मालयमे ही उसको दो कमरे दिये जा सकते है। 

आपने कृपापृवक इच्छा प्रकट की है कि मैं कमसे-कम आपकी नयी गोशाला 
देखने दयालबाग दुबारा आऊँ, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मुझे तो देखने में बहुत 
सुख मिलेगा, परन्तु मेरी वतमान साधना सेगाँव न छोडने मे है। मै इस छोठे-से 
गॉँवमे अपने पैर जमा लेना और छगातार तीन ऋतुएँ यही बिताना चाहता हूँ। 
मुझे पता है कि इसमें तीन व्यतिक्रम तो आयेगे ही, पर उनकी सख्या बढाना नहीं 
चाहता। परन्तु इतना में बता द्‌ कि दयालबाग आने के लिए मुझे किसी प्रकोभनकी 
आवश्यकता नहीं। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 


अग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० २१६४) से। 


२०५ पत्र : अमृतकौरको 


२२ जुलाई, १९३६ 
प्रिय अमृत, 


आज रात निकलने का साहस भत करना। कल प्रात काल यथाशकय शीक्राति- 
शीक्र निकल पडना, परन्तु आराममें खहल डालकर नहीं। और हाँ, रास्तेमें मीराकी 
कुटीमे भी हो लेना। 

सप्रेम, 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७३४) से, सौजन्य अमृतकौर।, जी० एन० 
६८९० से भी 


२०६ पत्र : प्रेमाबहन कठकको 
२२ जुलाई, १९३६ 


चि० प्रेमा, 
तेरे जन्मदित पर ठिखा हुआ काड मेरे पास पहुच गया था। मेरे आशीर्वाद 
तूने मान लिये थे, यह ठीक किया। शिष्या बनने के लिए तुझे काल्पनिक महात्मा 
बनाना पडेगा। जो इस नामसे प्रसिद्ध है वह महात्मा तो है ही नहीं; पिताका 
स्थान जरूर बहुतोके लिए पूरा करता है। और इतनेसे उसे सतोष है। ये अनेक 
लोग अगर इस बातकी साक्षी भरे कि वह सत्पिता है तो उसे बडा सन्‍्तोष होगा। * 
तेरा काम ठीक चल रहा होगा। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच | 
मेरे साथ बा, मनु, लीलावती, बलवन्तसिह और मुन्नालाल है। 
तुकडो बुवा भी मेरे साथ रहते है। 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० १०३८३) से | सी० डब्ल्यू० ६८२१ से भी, 
सौजन्य प्रेमाबहन कटक 


२०७. पत्र नरहरि द्वा० परीखको 
२२ जुलाई, १९३६ 


चि० नरहरि, 

भास्करराव ' खरा नहीं निकल पाया। अब मेरा दुख किसी बातसे नहीं 
बढता। समुद्रमे एक नदी न मिले या एक और आकर मिल जाये तो क्या घटता- 
बढता है? हम रोज प्रार्थेनामे गाते ही है कि दुख, दुख नही है, सुख, सुख वही 
है। जब भगवान्‌कों भूलेगे तब दु खका पहाड सामने खडा हो जायेगा। 


१ प्रेमाबहन कथ्क गाधीजी को बहुत-से लोगोंकी तरह “बापूजी” न कदकर “मदात्माजी” कहती 
थी। उनका कहना था कि 'ब्रापू? शब्दका प्रयोग मैं अपने पिंदके लिए करती हूँ, और एक शब्द 
दो का थोतक केसे दो सकता है 

२ आस्करराव बेहेरे। 


१८३ 


१८४ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


भास्कररावकी मान्यता इस ,विचारके' विरोधमे जाती है। आज मैने विनोबाकों 
भी सूचित कर दिया है। 
रामजी के बारेमे तुम्हारी बात समझ गया। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०९७)|से। 


२०८. पत्र . विजयाबहन गाधीकों 
२२ जुलाई, १९३६ 


चजि० विजया,' 

तेरा छोठा-सा पत्र मिला था। तू अभीतक दिल खोलकर नही लिख पाती। 
जमनाने' तेरे लिए मोटे अक्षरोवाली मूल सस्कृत “गीता” जी की प्रति माँगी है। मुझे 
यह बात ठीक लगी। मैने मेंगाई है, मिलने पर दोनोके लिए भेजूगा। 

' गीता जी का तीसरा अध्याय तो तेरा जाना हुआ है। वह हमारे लिए बहुत 
उपयोगी है। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है।' उसमे यज्ञका अर्थ 
(पारमार्थिक दृष्टिसे) किया गया है और कहा गया है कि यज्ञका अर्थ है शारीरिक 
श्रम। सेते तो पाती सरता, चक्‍की पीसता, अन्न कूटना, झाड छगाना और सूत 


कातने की क्रिया को पच्र महायज्ञ कहा है, तू इनमे से कितने यज्ञ करती है? 
बापूके आशीर्वाद 
गूजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। 


१ पुरुषोत्तम गाँवीकी पत्नी। 

२« नारणदास गरावीकी प्रत्नी। 

३ कर्मयोग। 

४ स्वाध्याय, होम, बलिवेश्वदेव, पिंड-क्रिया और अठियि पूजन, गृहस्थके लिए ये पाँच परम्परागत 
महायक्ष बढ़ाये गये हें। 


२०९ तार, कसमलनयन बजाजको 


२३ जुलाई, १९३६ 


कमलनयन बजाज 
इंडियन कठिनजेट 
ओलम्पिक विलेज 
बलिन 
सगाई की घोषणा हो गई। भगवान्‌ तुम्हे सुखी रखे। प्यार। 
बापू 
[ अग्रेजीसे | 
पाँचये पुत्रको बापूके आज्ञीवाद, पृ० २९० 


२१० तार लरूक्ष्मणप्रसाद पोहारकों 


२३ जुलाई, १९३६ 
सेठ लक्ष्मणप्रसादजी पोद्दार 
२ हेस्टिग्स पाक रोड 
अलीपुर, कलकत्ता / 
कमलनयन और सावित्री दोनोको मेरा आशीर्वाद। ईश्वर करे यह 
सम्बन्ध उन दोनोके लिए और देशके लिए कल्याणकारी हो। 
गांधी 
[ अग्रेजीसे | 
पाँचवें पुत्रको बापूके आशज्ञीर्वाद, पृ० २६७ 


१ कमलनथन भर लक्ष्मणप्रसाद पोद्धारकी पुत्री सावित्रीकी , देखिए अगरा शौर्षक। 
१८५ 


२११, पूर्जा जमनालाल बजाजकों 


[२३ जुलाई, १९३६ के पश्चात्‌ [ 


१ ४ बष तक या जबतक कमलनयनकी पढाई पूरी न हो जाये तबतक विवाह 
नहीं करना चाहिए। 

२ भविष्यमे सावित्रीको जो शिक्षा लेनी हो वह उसे हिन्दुस्तानमें ही लेनी 
चाहिए। विवाहके बाद दोनो यात्रा या अन्य किसी कारणसे जहाँ चाहे वहाँ जाये। 

३ कमलनयन और सावित्रीकों एक-दूसरेसे पत्र-व्यवहार करने की पूरी आजादी 
अवश्य होनी चाहिए। मैं यह नहीं मानता कि उक्त पत्र-व्यवहार गोपनीय हो। 

४ साविन्नरीको विवाहके पहले भी जब-तब या ज़हा जानकीबहन आदि हो 
वहाँ आना-जाना चाहिए। 


गुजरातीकी फोटो-नतकल (जी० एन० ३०५४) से । 


२१२ पत्र काच्तिलाल गाधीको 


सेगाँव, वर्धा 
२४ जुलाई, १९३६ 
चि० कान्ति, 
तेरा पत्र मिला। मैं तेरा उद्ेग किस तरह शान्‍्त करूँ? तू इतना नाजुक- 
मिजाज है कि कब किस बातपर दुखी हो जायेगा, समझ में नहीं आता। एक 
तो यह बात तेरे स्वभावमे है, दूसरे इन दिनो तू दुखी भी है। हरिलालने जो-कुछ 
किया है, तू उसे भूल नहीं पाता। इसीलिए जो तुझे प्रिय नही छगता या जो तू 
समझ नहीं पाता, उससे उद्विग्न हो उठता है। इसमे तो ईश्वर ही तेरी सहायता 
कर सकता है और करेगा। तू जो भजन रस लेकर गाता है उनमे तेरे सभी 
तापोको शान्त करने की शक्ति है। ये भजन तेरी रक्षा करे। 
रामचन्द्रन और पापरम्माका रोष मैं तो समझ ही नहीं पाया। तूने समझा 
हो तो मुझे समझाना। 
हरिहालके विषयमे तो जब तू आयेगा तब बाते करेगे। वह शराबमे चूर रहता 
है, ऐसा रामदासके पत्रसे मालूम हुआ। जब रामदासने उसके रादेरमे दिये गये 
अमर्यादित भाषणके बारेमे बातचीत की तो उसने कहा कि यह तो हमारे प्रचार 
करने की रीति है। रामदासने तुझे वह भाषण तो भेजा ही है। 


१ देखिए “तार कमलनपन बजाजको ”, २३-७-१९३६ । 
१८६९ 


पत्र सरस्वतीको १८७ 


पापरम्माका पत्र तो मैने फोड दिया था। तेरे बारेमे उसमे कोई खास बात 
नहीं थी। शुरूसे अन्ततक उसमे तेरी तारीफ ही थी कि तू साधु है, बहुत होशियार 
है, यह उम्रका पुण्य ही है कि सरस्वतीकों तू मिछा और इसी तरहकी अन्य बाते। 
इसलिए मेने जवाबमे लिखा था, “तुम्हारी आशाएँ पूरी हो।” 

वे आग्रह करे तो भी तुझे एक महीनेसे ज्यादा वहा नहीं रहना है, यदि 
तेरी बहुत इच्छा हो तो काकासाहबकी अनुमति लेकर रह सकता है। किन्तु अनुमति 
लेना तभी योग्य है जब इसकी बहुत जरूरत हो। जरूरतका विचार तो तू ही 
करेगा । 

देवदासका तार मेरी समझमे नहीं आया है। तुझे तो इसमे कुछ भी नहीं 
सोचना चाहिए। 

तू वहाँ अपने शरीरकों तो ठीक बना ही लेना। 

सरस्वतीका पत्र इसके साथ है।' 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३०१) से, सौजन्य कान्तिलालू गाधी 


२१३ पत्र  सरस्वतीको 


सेगाँव 
[ २४ जुलाई, १९३६॥| 
चि० सरस्वती, 
तुमारा खत अत में मिला तो सही। ऐसे ही लिखा करो। 
तू कसी नहीं है? तूने नहीं कहा था अगर आज विवाह हो सके तो करना 
चाहती है। उसमे कोई दोष तो नहीं है? तुमारी इच्छा बालकपन्रकी थी। में तो 
मामा का या मा का गुस्सा समज नहीं सकता। 
कसी उस्ताद लडकी है? काती को एक मास के लिए भेजा अब दो मागती 
है” ऐसे मत करो। एक माससे अधिक समय तक कात्तीको मत रखो। 


बापुके आश्ीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकलू (जी० एन० ६१०३) से। सी० डब्ल्यू० ३४२६ से भी, 
सौजन्य कान्तिलाल ग्राधी 


? देखिए गगरा शीषक। 
२ देखिए पिछला शीषक। 


२१४ पत्र; निर्मला गाधीकों 


सेगॉव' 
२५ जुलाई, १९३६ 
चि० नोमू, 
इस बारका तेरा जाना मुझे बहुत बुरी तरहसे खठक रहा है। तेरा मेरे पास 
बने रहना मुझे अच्छा लगता था। इसके बाद मुझे साबरमती अच्छा रूगता था। 
किन्तु तेरा कत्तव्य तो स्पष्टत बम्बई जाकर रामदासकी सेवा करना है। इसलिए 
बम्बईं जा। वहाँ अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना, खूब सुखसे आनन्दपूर्वक रहना, और जेसी 
रामदासकी इच्छा है, उसकी गुरु बनना। में यह तो तुझे समझा ही चुका हू न कि 
सावित्रीने किस चीजसे सत्यवानकी रक्षा वी थी ?'* उसी प्रकार तू रामदासकी रक्षा 
करना। कानम के बारेमे चिन्ता मत करना। मुझे नियमित रूपसे लिखती रहना। 
सप्ताहमे कमसे-कम एक बार तो लिखना ही चाहिए। 
इसके साथ ही रामदासके लिए एक पत्र है। इसके पहले मुझे उसे लिखने का 
समय ही नहीं मिला। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजरातीसे निर्मला गाधी पेपसे, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा 
पुस्तकालय 


२१५ ऐसी मुसीबत जिससे बच सकते हैं 


एक सज्जनने अपनी कष्ट-कहानीसे भरा हुआ एक हरूम्बा पत्र भेजा है, जिसमे से 
में निम्नलिखित अश यहाँ देता हूँ।' 

इस तरहके जो बहुतृ-से पत्र मेरे पास आते रहते है उनमे से यह एक है। 
ऐसे पत्र ज्यादातर हिन्दीमे लिखे होते है। लेकिन अग्नेजी शिक्षासे लडकियोके माँ- 
बापोकी हालत सुधर जाती हो सो बात भी नहीं है। बल्कि बहुधा तो इस अथरमे 
उनकी हालत और भी बदतर हो जाती है कि अग्रेजी पढी-लिखी लडकीके लिए जैसा 
वर चाहिए उसका बाजार-भाव बहुत ही बढा-चढा होता है। 


१ देखिए “पत्र निर्मका गांवीकों”, २१०७ १९३६। 

२ यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र छेखक एक बगाली स्कूल मास्टर थे, जिनके छह रड़कियाँ थी। 
उन्होंने अपनी भाधिक दुखस्थाका करण विवरण देते ुए अपनी एक कन्याके लिए ग्राघीनी से आर्थिक 
सद्यावताकी प्रार्थना की थी। 


१८८ 


सेलममे पानीका अभाव १८९ 


इस बगाली पिताके-जेसे मामछोमे तो कर्ज या किसी दूसरे रूपमें आवश्यक 
रकमकी व्यवस्था करने के बजाय सबसे अच्छी मदद यही हो सकती है कि माता-पिताको 
समझा-बुझाकर इस बातके लिए प्रेरित किया जाये कि वे अपनी लडकीके लिए वरका_ 
सौदां न करके उसके लिए किसी ऐसे लडकेका चुनाव करे, या खुद छडकीको ऐसा 
वर चुन लेने का मोका दे, जो प्रेंमके लिए ही उससे ब्याह करे, न कि रुपयेके लिए। 
इसका अथ यह हुआ कि स्वेच्छापूवक पति चुनने की प्रवृत्ति बढाई जाये। जाति और 
प्रान्तकी यह दुहरी दीवार टूटनी ही चाहिए। क्योकि यदि भारत एक और अखण्ड 
है, तो निरचय ही उसमे ऐसे कृत्रिम भेदभाव नहीं रहने चाहिए, जिनके कारण 
परस्पर खान-पान और ब्याह-शादीका व्यवहार न रखनेवाल़े अनगिनत छोटे-छोटे 
समूह बन जाये। इस निदय' प्रथाका धमसे कोई सम्बंध नही है। ऐसी दलील करने से 
काम नहीं चलेगा कि इसकी शुरुआत व्यक्तियोसे नहीं हो सकती, इसलिए जबतक 
सारा समाज परिवतनके लिए तैयार न हो जाये तबतक उन्हे प्रतीक्षा ही करते रहना 
चाहिए। कभी ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ जिसके लिए पहले कुछ साहसी व्यक्तियोने 
खुद ही समाजमे प्रचलित निदय रस्म-रिवाजोंके खिलाफ विद्रोह न किया हो। और 
स्कूल मास्टरकी लडकी अगर विवाहकों एक पवित्र सम्बन्धके बदले, जेसाकि वह 
निश्चित रूपसे है, बाजारू सौदा मानने से इनकार कर दे, तो मल्य उससे इन मास्टर 
साहबपर क्या मुसीबत आ जायेगी ? इसलिए में उन्हे यही सलाह दूगा कि वे 
ब्याहके लिए कर्ज या भीख मॉँगने का विचार साहसपूवक छोडकर अपनी लडकीकी 
सलाहसे उसके लिए, चाहे जिस जाति और जिस प्रान्तके, किसी उपयुकक्‍त पतिका 
चुनाव करे, और इस प्रकार उन चार सौ रुपयोको मी बचा ले जो अपने जीवन 
बीमेसे वे पा सकते हैं। 

[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, २५-७-१९३६ 


२१६ सेलममें पानीका अभाव 


सेलम जिलेके हरिजन सेवक सघके मन्त्री लिखते हैं 
यह जिला खुदक है, और जिन कुओपर सबर्ण हिनच्दुओका स्वासित्व 
है उनसे हरिजनोकों पाती नहीं भरने दिया जाता। अलबत्ता, गाधी-आअमने 
दो-तीन गाँवोर्मे उनके लिए कुओकी व्यवस्था की है। अवगीर गाँवमें तो अब 
हरिजनोको रेलके इजतपर निर्भर रहना पडता हैं। बहू जब स्टेशनपर आता 
है तब उससे वे अपने पीनेके लिए पानी लेते हे। इजन-ड्राइवर कृपा करके 
थोडा पानी उन्हे दे देता है, उसीपर उन्हें सन्‍तोष करना पडता है। सगल- 
पुरम नामका एक और ऐंसा स्थान है जहाँ पानीकी किल्लत बहुत ज्यादा हैं। 
इस पत्रसे दिल हिला देनेवाली स्थितिका पता रूगता है। कोई खानगी ससस्‍्था 
तो कभी इस भयानक दुर्देशाका उपाय कर ही नहीं सकती। सेलम जिलेमें तो बसे 


१९० सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


ही हमेशा पानीका बडा अभाव रहता है। फिर इसके अलावा जब इसके बाशिन्दोके 
एक बडे भागमे साधारण भाईचारेका भाव भी न रहे तब तो कष्ट , और भी 
असहनीय हो जाता है। सेलम जिलेके हरिजनोके साथ यही हुआ है। क्‍या यह 
जिला बोडका प्रथम कत्तव्य नहीं है कि वह हरिजनोके लिए नियमित जलू-व्यवस्था 
करे ? हरिजन लोग समाज द्वारा सबसे ज्यादा उपेक्षित किन्तु उसके सबसे ज्यादा 
उपयोगी सेवक है। और अब, जबकि मद्रास सरकारने एक ऐसा मह॒कमा खोल 
रखा है जिसका काम हरिजनो-जेसे वर्गोकी कठिनाइयोको दूर करने के उपाय करना 
ही है, हरिजनोको शुद्ध पानी मिलने में दिक्कत होने की दिन-दिन कमसे-कम शिकायते 
हमारे सामने आनी चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हरिजनसेवक 
अपनी सतकता कम कर दे या दानी लोग निजी तौरपर हरिजनोके लिए पानीकी 
व्यवस्था करने की ओरसे छापरवाह हो जाये। हरिजनोके लिए पानीका प्रबन्ध तो 
होना ही चाहिए, चाहे वह किसी भी जरियेसे क्यो न हों। और यह होगा तभी 
जब इस दुर्दशाको दूर करने में सब एक होकर प्रयत्न करे। 

[ अग्रेजीसे ] 

हरिजन, २५-७-१९३६ 


२१७ पत्र; एम० सी० राजाको 


सेगाँव, वर्धा 
२६ जुलाई, १९३६ 

प्रिय राव बहादुर, 
डाक्टर मुजेके नाम आपके पत्रका' आम तौरपर अनुमोदन करने मे मुझे कोई 
आपत्ति नही है। मे डॉक्टर मुजे या डॉक्टर अम्बेडकरके दृष्टिकोणको बिलकुल भी 
समझ नही पाता। मेरे लिए अस्पृश्यता-निवारणका प्रशइन एक स्वतन्त्र प्रश्न है। यह 
मेरे छिए एक अत्यधिक धामिक प्रश्न है। परचात्ताप-भावसे सवर्ण हिन्दुओं द्वारा 
इसके स्वैच्छिक निवारणपर ही हमारे धर्मेका अस्तित्व निर्भर है। यह मेरे लिए 


१ और २ डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा खीकृत डॉ० बी० एस० झ्लुजेका प्रस्ताव इस प्रकार था “ यदि 
डॉ० अम्बेडकर अपना यह निश्चय धोषित कर दें कि वे तथा उनके अनुयाथी इस्काम ओर ईसाई पमंके 
बजाय सिख पमम ग्रहण करने को तैयार है और सचाई तथा पूरे हृंदयसे अपनी सस्क्ृत्षिके प्रचारमें 
हिन्दुओ और सिखेंकि साथ सहयोग करेंगे और दल्ति जातियाकों इस्काम पममें खीचने का जो मुस्लिम 
आन्दोलन चल रहा है, उसका प्रत्धिकार करेगे हो हिन्दू महासभा, उनके हिन्दू सस्कृतिके अश्षगत्ञ बने 
रहने के निश्चयको दृष्टिमें रखकर, घोषणा करेगी कि उसे निम्नलिखित बातोमें कोई भापत्ति नहीं है 

(१) दक्ित जातियाँ सिख मत्त अपना हके। 

(२) नव सिखोको अनुचूचित जातियोंकी सूचीमें शामिल किया जाये, और 

(३) पूना-समझोतेके अन्त्रगत दलित्त जातियोको जो राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये दें उन 
अधिकारोंका दलित वर्गके नव सिख और गेर सिख सदस्य खुली भाषसी प्रत्चियोगिताके आधारपर उपभोग 
करें । गाधीजी के बिचारों के लिए देखिए “पत्र बी० एस० मुजेको ”, ३-७-१९३६। 


पत्र॒ तारा एन० मशरूवालाको १९१ 


कभी सोदेबाजीका विषय नहीं बन सकता। और मुझे प्रसन्नता है कि आपने भी 
लगभग मेरे ज॑सा ही दृष्टिकोण अपनाया है।' 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 


अग्नेतीकी नकल (स्री० डब्ल्यू० ७७८७) से, सौजन्य घनद्यामदास बिडला 


२१८ पत्र * छगनलाल जोज्ञीको 


२६ जुलाई, १९३६ 

चि० उगनलालर, 

आज तो पत्र लिखना ही पडेगा। लिखने की इच्छा तो थी ही किन्तु समय 
नहीं मिल पाता था। 

इसके साथ भावनगरके भगियोका पत्र है। मैने उन्हे लिखा है कि स्थानीय 
सघधके सेवक जैसा कहे वैसा किया जाये। पत्र तुम्हारी जानकारीके लिए ही भेज 
रहा हूँ।' देख लेना और कुछ आवश्यक समझो तो करना। 

तुम्हारे व्यक्तिगत पत्रके विषयमें प्राय सोचता रहता हूं । यह समय तूफानका 
है। इसमें अपने पाँव जमाये रहना कठिन है। इतना तो निश्चित समझ लो कि 
नीतिहीन बुद्धि, वेश्याके समान है। बाहरसे दीप्त, नाचती है, गाती है, मुग्ध करती 
है, किन्तु हमे उतारती है गड़ढेमे। देखता हूँ कि यह बुद्धि-वेश्या आज कितनोको 
ही गड़ढेमे उतार रही है। 

आश्रमके छोटेसे-छोटे नियमका भी तुमको तो कदापि उल्कघन नहीं करना है। 


; बापूके आशोर्वाद 
गृजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५३९) से। 


२१९ पत्र : तारा एन० भमद्रूवालाकों 


२६ जुलाई, १९२६ 
चि० तारा, 
तेरे पत्रका जवाब तो तुरन्त दे देना था। विस्तारसे जवाब देना चाहता था, 
किन्तु वह सम्मव नहीं हुआ। अब जवाब दिये दे रहा हू । डॉक्टर गौरीकी दवा 
तो जारी ही रुखना। 


१ अपने पत्रमें एम० सी० राजाने मुजेके दृष्टिकोणको चुनोंती देते इुए बढ़ाया था कि पर्मातरण 
और किसी सम्प्रदायके लोगोंके भ पत्र जा बसनेमें अज्धर है। उन्होंने लिखा था कि झुंजे द्वारा सुझाये 
गये राजनीतिक जोड़-तोड़में वे शामिल नहीं हो सकते। 

२ यह पत्र उपलब्ध नहीं है। 


१९१ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


मुझे नियमित पत्र लिखते ही रहना चाहिए। 

यदि अकोलामे रहना स्पष्ट रूपसे घर्म न दिखाई दे तो तुझे महिला-आश्रममे 
रहकर देख ही लेना चाहिए। यदि तू वहाँ अग्रेजीका अपना ज्ञान बढाना चाहे तो 
बढा सकती है, इसके सिवाय, महिला-आश्रममे रहेगी तो बीच-बीचमे मुझसे मिलना 
हो जायेगा। किशोरलाल और गोमती तो वहाँ है ही। जमतालालजी भी अधिकतर 
वहा रहते है। 

मेने तेरी तरफ सहायताका हाथ बढाया तो है, देखता हूँ, तू उसका राभ किस 
हृदतक उठाती है। में नहीं थकूगा। तू मी मत थकना। मै तो, तेरी बुद्धि और हृदय 
जहातक जा सकते है, वहाँतक तुझे ले जाना चाहता हूँ, अर्थात्‌ तू मेरे पास निर्श्चित 
होकर रह। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकलझ (जी० एन० ७५२७) से | सी० डब्ल्यू० ५००३ से भी, 
सोजन्य कनूमाई एन० मशरूवाला 


२२० पत्र * मीराबहधकों 


सेगाँव 
२७ जुलाई, १९३६ 
चि० भीरा, 
मैने तो ऐसी खबरके लिए अपना मन पकक्‍का कर रखा था, विशेषत जब 
पता चला कि तुम नहीं आई हो। तुम्हें मनु चाहिए या लीलावती ? सध्याको आर्ऊंगा 
तब बताना। चाहे कीटाणु-अकोप हो, अथवा ठड लग गई हो, आशा है, कलतक 
तुम ठीक हो जाओगी। कलर पहाडीकी राह नहीं बल्कि सीधे तुम्हारे पास आऊंगा। 
में चाहता हूँ, तुम सिरपर मिट्टीकी पट्टी रखो, उससे दर्द मिट जायेगा। गरम या 
ठडे पानीमे सोडा लो। शेष जब आऊँगा तब। 
सेप्रेम, 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्लू० ६३६०) से, सोजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८२६ से भी 


२२१ पत्र * उत्तमचन्दकों 


२८ जुलाई, १९३६ 
तुमने अपने चन्देकी रकमोको बूद बताया है और पूछा है कि उनके विषयमे 
हम मौन क्यो है। इससे तुम्हारा ठीक तात्पयें मेरी समझमें नहीं आया। में तुम्हे 
विश्वास दिलाता हूँ कि जिन उपेक्षित कार्योको मै कर रहा हूं उनमे एक-एक बूद 
महासागरके समान है। तुमने सबसे हालमे जो चेक भेजा है, उसका बहुत-बहुत 
स्वागत है। 
कमला-स्मारकके विषयमे तुम्हारी चेतावनी मुझे अच्छी छगी। उसका नियन्त्रण 
एक न्यासके सदस्य करेगे। मुझे आशा है कि बीमार स्त्रियों और बच्चोंके लिए वह 
सुख-धाम बनेगा। 
[ अग्नरेजीसी | * 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई 


२२२. पत्र: सेडी मेकार्थोको 


२८ जुलाई, १९३६ 
आपके लेख मुझे मिले और मैने उन्हे दिलचस्पीके साथ देखा है। परन्तु उन्हें 
“ हरिजन मे छापने के पूर्व मै आपके बारेमे उससे आगे भी बहुत-कुछ जानना चाहूँगा 
जितना आपने अपने पोस्टकार्डमे बताया है। आपका क्या घधा है, क्या उम्र है, 
किस प्रेरणासे आप भारत आईं और भारतीय नामा ग्रहण किया, आपका धर्म क्‍या 
है तथा आपकी जीविकाका साधन क्‍या है” आशा है, आपको इन प्रइनोसे कोई 
अशिष्टता नही प्रतीत होगी। साधारणत हम “हरिजन ' में उन्ही व्यक्तियों के लेख 
छापते हैं जिनसे हमारा परिचय हो और जो अपने व्यक्त आदशोंको अपने जीवनमें 
उतारने का प्रयत्न करते हो। पिछले ५० वर्षोमे मैने देखा है कि सदात्मा व्यक्तियोका 
सीधा-सादा लेखन प्रभावकारी होता है, जबकि केवल चतुर व्यक्तियोका प्रतिभाशाली 
लेखन भी प्रमावहीन सिद्ध होता है। लगता है, लेखक या वक्‍ताका अपना ओज 
घब्दोमे उतर आता है। 


१ तन्द्रादिवी । 


१९३ 
६३-१३ 


१९४ सम्पूण गाधी वाडमय 


लेखोको छापने के पूव मुझे आपकी पूर्ण अनुमति चाहिए कि लेखका भाव बदले 
बिना उनकी काट-छॉट कर सकू। 
आपका, 
मो० क० गा० 


[ अग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई 


२२३ पत्र . एफी एरिस्टार्शीको 


२८ जुलाई, १९३६ 


तुम्हे पत्र लिखे तो युग बीत गया। तो, तुम्हारे निकट-सम्बन्धीकी मृत्यु हो 
गई। ईश्वरकी जोध करनेवालो के लिए तो प्रत्येक क्षतिमें एक लाभ ही है। यह 
वियोग तो नामसात्रका ओर अस्थायी है। मृत्यु निरपवाद रूपसे सबके लिए मुक्ति 
ही है। परन्तु तुम्हे मेरे उपदेशकी कोई आवश्यकता नहीं। चूकि तुम्हारे सम्बन्धीकी 
मृत्युपर मैं कुछ लिखना चाहता था, अत में तुम्हे मृत्युके विषयमे अपना बह 
आन्तरिक विचार ही बता सकता था जो मेरे मनमे काफी लम्बे अरसेसे कायम है। 
इस छोटे-से गॉवमे जो-कुछ हो रहा है उसका विवरण तुम्हे देनेमे समय व्यय करने 
का साहस नहीं कर सकता। 

[ अग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सोजन्य नारायण देसाई 


२२४. पत्र * बल्‍लभभाई पटेलको 


सेगाँव 
२८ जुलाई, १९३६ 
भाई वल्लभभाई, 
तुम काफी कष्ट भोग रहे हो। अबतक ऑपरेशन हो गया होगा।' 

“का ढोग जबरदस्त कहा जायेगा। परन्तु यह गनन्‍्दगी प्रजा-परिषद्‌ मे ही 
हो, सो बात नहीं है। ऐसा समझ लो कि यह व्यापक वस्तु है। हमारे समाजमे . '* 
जसे बहुत-से लीग मौजूद है। का भण्डा फूट गया। अब यह देखना है कि 
वे क्‍या करते है। 


बापूके आशीर्वाद 


१ वल्कूभमभाईकी नाकका ऑपरेशन ३० जुलाई, १९३६ को हुआ था। 
२, ३ और ४ साधन सूतरमें नम छोड़ दिये गये हैं। 


पत्र सतीहचन्द दासगुप्तको ' १९५ 


[ पुनरच |] 
भले ही यहाँ न आ सको पर तुम आराम पूरा छो। मेरी तबीयत अच्छी है। 
[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो-२ सरदार वलल्‍लभभाईने, पृू० १९६ 


२२५७ पत्र * लक्ष्मोनारायण गाडोदियाको 
२८ जुलाई, १९३६ 


भाई लक्ष्मीनारायण, 
दोनोके _ हस्ताक्षर देखकर मुझे आनद होता है। हिप बाथ तो अभी तक 
चल रहा है। यहा तो पसीना आता है इसलिये स्टम [ स्टीम | की आवश्यकता नही 
रहती। रात्रिको मिट॒टी तो नहीं लेता हूँ। सिट्म बाथकी मुझे आदत नही है। 
अब देखुगा। 
बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नक्ल (जी० एन० ५६२५) से। 


२२६. पत्र : सतीक्षचन््र दासगप्तको 


सेगाव, वर्घा 
२९ जुलाई, १९३६ 
भाई सतीश बाबु, 
चन्द्रताथ यदि सत्य व अहिसा को पूणतया नहीं मानते है तो शायद ही 
तुमारा कहना माने । 
हेमप्रभा क्यो चिन्ता करती रहती है? 
हरिजन सेवक सघका कैसे चलता है? अरुण" कैसा है? 


बापुके आश्यीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १६२७) से । 


१ गांधीजी का अभिप्राय शायद लक्ष्मीनाराषण ग्राढोदिया और प्राकृत्षिक उपचार करनेवाडे एक 
चिकित्सक से है। 
»* सतीशचन्द्र दासगुप्तका सबसे छोग लड़का। 


२२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरूकों 


सेगॉव, वर्धा 
३० जुलाई, १९३६ 


प्रिय जवाहरलाल, 

में कितना चाहता हूँ कि तुम 'पागरूपन ' के कामोको बन्द कर दो और आम 
भलाईके कामोके लिए अपनी शक्तिको बचाओ। 

अगर तुम अपनी विनोद वृत्ति कभी न छोडो और अवधि समाप्त होनेतक 
अपने पदपर बने रहने का निश्चय करके अपनी नीतिको मौजूदा साथियोके द्वारा ही 
अधिकसे-अधिक आगे बढाने का प्रयत्न करो तो सब ठीक हो जायेगा। समय आ 
पहुचा है कि भविष्यका अर्थात्‌ अगले वर्षकी योजनाओका विचार किया जाये। कुछ 
भी हो, तुम्हे विरोधी पक्षमे नहीं होना चाहिए। यह भेरी पक्‍की राय है। जब 
पिताजी की तरह तुम महसूस करो कि तुम काग्रेसको अकेले ही सँमालने को तैयार 
हो तब मेरे खयालसे मौजूदा साथियोकी तरफसे कोई विरोध नहीं पाओगे। आशा 
है, बम्बईमे तुम्हारा माग साफ रहेगा। 

कमला-स्मारकके बारेमे मुझे बेचेनी हो रही है। मुझे मालूम नही कि चन्दे 
या योजनाके बारेमे क्‍या हो रहा है। अगर खुदोंद या सरूप' या वे दोनों इस चीज 
पर पूरा ध्यान लगा रही हैँ तो अच्छा है। सरूपसे कहना कि मैं आशा रखता हूँ 
कि इस सम्बन्धमे वह जो-कुछ करेगी, उससे मुझे अवगत रखेगी। 

में यहाँ समाजवादके प्रइनकी चर्चा नहीं करूँगा। मे अपनी टिप्पणीकों दुबारा 
देख रहा हूँ। देख चुकते ही तुम्हारे पास उसका मसौदा पहुँच जायेगा । अखबारोको 
वह बादमे भेजा जायेगा। मेरी कठिनाई सुदूर भविष्यके बारेमे नहीं है। मैं तो 
सदा वतमानपर ही पूरा ध्यात रूगा सकता हूँ और उसीकी मुझे कभी-कभी चिन्ता 
होती है। अगर वतमानकों सँभाल लिया जाये तो भविष्य अपने-आप सँभल 
जायेगा। लेकिन मुझे आगेकी बात नहीं सोचनी चाहिए। 

आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य सचमुच अच्छा होगा। 

सप्रेम, 


बापू 


१ बम्बईमें २७ और २३ अगस्तको होनेवाली अ० भा० काग्रेस कमेटीकी बैठकमें । 
२ विजयलध्षमी पढिति। 


१९६ 


चन्देकी अपीकका अनुमोदन १९७ 


| पुनरच ] 
मेरे और जेकिन्सके बीचका पत्र-व्यवहार तुम देख लेना। मुझे भी कानूनी कारंवाई 
से घृणा है। परन्तु यह मामला मुझे ऐसा रूगता है, जिसमे कारवाई जरूरी है। 


| अग्रेजीसे ] 
गाधी-नेहरू पेपर्स, १९३६, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकारूय 


२२८ चन्देकी अपीलका मसौदा' 


[३० जुलाई, १९३६ | 
हरिजन सेवक सघकी ओरसे विनयपूृवक कमसे-कम २० के लिए अपील 
की जा रही है। १९३३-३४ मे चन्दा इकट्ठा करने और जनताके अन्त करणकों झक- 
झोरने के निमित्त गावीजी ने दौरा किया था, परन्तु अब पुन उनसे यह आशा नहीं 
की जा सकती। अस्पृश्यताको हिन्दू-धर्मका कक समझनेवाले सवर्ण हिढुओके लिए 
हरिजनोद्धारके कायकों समथन देनेसे बडा और कोई काय नहीं हो सकता। अत 
अब जनताके लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि हरिजन सेवक सघने जो उत्तरदायित्व 
उठाया है उसे पूरा करने के लिए वह सस्था क्या पर्याप्त योग्यता रखती है। 
परिशिष्टमे दिये हुए विस्तृत ब्योरेसे जनता इसका निर्णय स्वयं कर सकती 
है। और यदि वह सस्थाकी योग्यताको सन्‍्तोषजनक माने, तो हम आज्ञा करत हैं 
कि इस अपीलका बडी उदारतासे प्रत्युत्तर मिलेगा। 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५०३) से । सी० डब्ल्यू० ७९७६ बी से भी , 
सौजन्य घनरयामदास बिडला 


२२९ चन्देकी अपीलका अनुमोदन 


३० जुलाई, १९३६ 


मैं इस अपीलका * बड़े उत्साहसे समर्थन करता हूँ। अस्पृश्यता-निवारण हृदय- 
परिवतन पर आधारित है। धनका व्यय चाहे कितनी ही बुद्धिमत्तासे किया जाये, वह 
हृदय-परिवर्तत नहीं छा सकता। वह परिवर्तेन तमी आयेगा जब हमारे पास नि स्वाथ 
और धाभिक भावना रखनेवाले कार्यकर्ता काफी हो। आथिक चदे इस बातकी खरी 
कसौटी होगे कि ऐसे व्यक्ति हैं या नहीं। क्योकि ह्ृदय-परिवतनका एक फल होना 
चाहिए -- हरिजनोके बीच अविरत कार्य । और यह काम पर्याप्त धघतके बिना असम्भव 


१ और २ यह मसोंदा गाधीजी ने तैयार किया था, देखिए “पत्र एस० आर० वेंकटरामनक्ों ”, 
३० ७-२९३६ | 
३ देखिए पिंछला शीर्षक। 


१९८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


है। बिना विपुल घनके न तो पाठशाला या छात्रावास खुल सकते है, न कुएँ खुद 
सकते है। में आशा करता हूँ कि धनी और निर्घेन दोनो अपनी सामथ्येंके अनुसार 
इस अपीलके उत्तरमे उदारतापूर्वक दान देगे। 


मो० क० गाधी 


अग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० १०५०३) से | सी० डब्ल्यू० ७९७६ ए से भी , 
सौजन्य घनइयामदास बिडला 


२३०. पत्र : एस० आर० वेंकटरामनको 


३० जुलाई, १९३६ 
प्रिय वेकटरामन, 
श्री बिडलाकी इच्छानुसार मैने चन्देकी अपीलका' मसोदा बनाया है। उसके 
साथ ही में अपना अनुमोदन भी भेज रहा हूँ। फोटो-नकल छापने के निमित्त उसकी 
एक सुलिखित प्रति बनाने का समय नहीं रहा। यदि श्री बिडलाके मनमे कुछ भिन्न 
रूपरेखा हो तो उनकी इच्छानुसार इस मसौदेमे फेर-बदछ कर लिया जाये। मेरी 
रायमे तो यह अपील तभी निकालनी चाहिए जब सहायताके पक्के वचन मिल जाये 
और सम्पूण भारतमें चन्दा इकट्ठा करने का प्रबन्ध हो जाये। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५०३)से। सी० डब्ल्यूण ७९७६ से भी, 
सौजन्य घनश्यामदास बिडला 


२३१. पत्र : अमतुस्सलामकों 


३० जुलाई, १९३६ 
प्यारी बेटी अमतुस्सकाम,' 
मुझे तेरे दो खतोका जवाब देना है। तेरा ऑपरेशन वहाँ भी हो सकता है। 
देवदासकी मारफत जो हो सकेगा, करूँगा। ब्रजकिशन जब आयेगे तब वे तो रहेगे 
ही। साथका पत्र देवदासको देना। 
रुक्मिणीके बारेमे समझा। अब तो वह गई न? मलकानीका उसे हैदराबाद 
पहुँचा आना ही ठीक होगा। 


१ ओभोर २ देखिए पिछले दो शीष॑क। 
३ यह सम्बोधन उद्ूमें है। 
४ उपलरूब्ध नहीं है। 


पत्र आनन्दशकर बा० श्रुवको १९९ 


तेरा ऑपरेणन हो जाने के बाद तुझे बुलाऊंगा। इस बीच अपना शरीर ठीकसे 
सभालना। जो चाहिए सो मेगा लेना। देवदासको अगर तू सचमुच भाई मानती है 
तो तुझे जो चाहिए वह उससे नि सकोच मॉगना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ३४२)से। 


२३२. पन्न : आतनन्दशकर बा० श्रुवकों 
३० जुलाई, १९३६ 


सुज्ञ भाईश्री (प्रो० श्षुव),' 

आपके महादेवको लिखे दोनो पत्र मैं ध्यानपूर्वक पढ़ गया ह। मुझे जो चाहिए 
वह ज्ञानियोके लिए नहीं बल्कि हरिजनों और सेवकोंके लिए चाहिए, जो उसे समझ 
सके जोर उसपर अमल भी कर सके। में आपसे नये सिरे से अध्ययन नही करवाना 
चाहता किन्तु आप अपने विस्तृत ज्ञानके आधारपर कोई ऐसी चीज दीजिए जिसे 
आप * घटेमे या अधिकसे-अधिक आठ घटेमे लिख सके। 

मैने आपको लिखा तो था ही कि आपकी हिन्दू-धम-सम्बन्धी पुस्तक मुझे 
बहुत अच्छी छगी थी। मैं उसे दुबारा पढ जाऊँगा। किन्तु मुझे उसमें से उद्धत अग 
नही चाहिए। घडी-भरके लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी गॉँवमे हरिजन समाजके 
बीच बैठे हुए है, और फिर कल्पतामें ही आप हरिजन बूढे-बूढियो और बच्चोसे 
चर्चा करे और उन्हे धामिक शिक्षा दे। इस तरहसे जो मिले वह मुझे चाहिए और 
उसपर आपकी मोहर होनी चाहिए। महादेव इसका अग्रेजीमे अनुवाद भी नही करेगे। 
आपने उन्हे जो प्रमाण-पत्र दिया है वह तो बिलकुल सही है लेकिन एक तो उहे समय 
नही है और दूसरी बात यह कि मुझे आपकी भाषा चाहिए। सरल अंग्रेजी लिखना 
आपकी सामथ्यंके बाहर नहीं है और अन्तमे किसी तरहका सुझाव देने का अधिकार 
तो हम दोनोको देंगे न? आपकी स्वीकृतिसे ही उन सुझावोकों स्थान दिया जायेगा। 

अब आपके कार्यक्रमके बारेमें। उक्त कायक्रमको पढ़कर ही में घबरा गया। 
फिलहाल गुजरात या हिन्दू-वमको पाण्डित्यकी जरूरत नहीं है। उससे न तो धर्मकी 
रक्षा होगी और न हिन्दुस्तान या गुजरातकी ही। मेरे कहने का तात्पर्य यह नही है 
कि पाण्डित्यकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। पाण्डित्यके खयाहूसे नीरस रचनाएँ 
देनेवाले तो बहुत छोग पडे है। किन्तु छोगोमे घुलमिल जानेवाले और सच्ची धामिक 


१ साधन-सूत्रमें स्थानकी जयह अहमदाबाद दिया हुआ है जो स्पष्ट ही चुक दै। 
२ १८६९-१९४२, सस्कृतके पण्डित और गुजराती छेखंक ! 
३ साधन यूत्र अस्पष्ट होने के कारण यदाँ एक शब्द पढ़ा नद्दी जा पका। 


२०० सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


लगनवाले लोग थोडे ही है। उनमे से एक में आपको मानता हूँ। यह माना जा 
सकता है कि पण्डितो और पढें-लिखोके लिए आपने अपने पाण्डित्यका अच्छा-खासा 
हिस्सा दिया है। किन्तु प्रामीणो और मुझ्न-जैसोको आपने क्‍या दिया है ” शिक्षितोको 
आपने जो दिया है उसमे से मुझ-जैसा यदि कुछ चुरा ले तो उसे देना नहीं माना 
जायेगा। टॉल्स्टॉयने जो किया वही आप कीजिए। उन्होने परवर्ती कालमें केवल 
रूसके अनजान किसानोको अपनी नजरके सामने रखा और उनके लिए जिस 
साहित्यकी रचना की वह सदा रहेगा। क्‍या में आपसे इस तरहकी चीजकी कुछ 
आशा न करूँ? 

जो हो, मैं जो चाहता हैँ वह मैने कह दिया। में इतता अधिक नहीं 
लिखना चाहता था। इसमे से जो आपके गले उतरे उसे के ले और बाकी सब 
छोड दे। इससे मुझे दुख नहीं होगा। याचकके लिए लज्जा कैसी ? दाता तो 
अपनी इच्छा और सामथ्यके अनुसार ही देता है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गृजरातीकी नकलसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल 


२३३. पन्न . सत्यानन्द बोसको 
[३० जुलाई, १९३६ || 


प्रिय सत्यानन्द बाबू, 

आप ठीक ही कहते है कि छोकमतमे समय-समयपर जो परिवर्तत आते रहते 
है, काग्रेसको उनका पूरा खयाल रखकर चलना है। पडित जवाहरलाल इस बातके 
प्रति प्री तरह सजग है और इस तरहके सवाल जैसे-जैसे सामने आते है, उन्हे हल 
करने की वे कोशिश करते रहते है। मेरा काम तो उन लोगोको सलाह-मशविरा देना- 
भर है जिन्हे किसी मामलेमे मेरी राय लेना जरूरी लगता है। 

इसलिए अच्छा हो कि आप अपने विचार पडित नेहरूकों सूचित करे। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 


अग्नेजीकी नकलसे प्यारेलाछ पेपसें, सौजन्य प्यारेलाल 


१ प्यारेलाल नेपरने इस पत्रकों १९३६ के पत्रोंके साथ रखा है। इसके मतिरिंक्त अगके शीर्षकसे 
लगता है कि यह पत्र इसी त्विथिकों लिखा गया होगा। 


२३४ पत्र कनु गाधीको 


३० जुलाई, १९३६ 
चि० कनु, 
इसके साथ छह पत्र है। सेठ जुगलकिशोर और ग्रगावबहनके पत्रोकी' नकल 
रख लेना। बाकीके बिना कुछ किये डाकमें छोड देना। सत्यानन्द बोसके पत्रकी 
नकरू भी कर रखना। 
इस प्रकार तू महादेवका काम सेमालने के योग्य बनता चला जायेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गूजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। 


२३५ पत्र . जयन्ती एन० पारेखको 


३० जुलाई, १९३६ 

चि० जयन्ती, 
/ तेरे बारेमे समाचार पाता ओर छेता ही रहता था। तूने मुझे लिखा इससे 
मुझे प्रसन्‍तता हुई। तेरे विचार-परिवर्तनके बारेमे मुझे कुछ नहीं कहना है। तू 
अपनी चिन्तन-शक्तिमे उत्तरोत्तर वृद्धि किया कर और तुझे जो सच लगे उसपर 
निर्भभगता से अमल किया कर। इसमे तेरा श्रेय ही है। 

परन्तु तू प्रतिज्ञासे बेंघा हुआ था और उसे भग करने से पहले तुझे अपनी 
टुकडीके नायकके पास जाकर अपने घमसकटकी बात बताना तेरा वम था। इसमे तू 
चूक गया। सैनिकका धम सहज नहीं है। यदि सभी ८० सैनिक अपनी-अपनी 
इच्छासे प्रतिज्ञाका अथ लगायेगे तो नायक क्या करेगा ” ऐसे कही देशका काम 
होता है? किन्तु जो दूध बिखर गया वह फिर नहीं मिल सकता। यह तो 
भविष्यमे याद रखने की बात हुई। 

में यह जानता हूँ कि गृजरातमे वैमनस्थ बढ रहा है। यह कहना मुश्किल है 
कि इसमे किसका दोष है। किन्तु मैने देखा हैं कि गुजरातके समाजवादी सत्यासत्यमे 
भेद नहीं करते। और उनमें कुछ ऐसे लोग भी है जिनके बारेमे मैने ऐसा सोचा 
भी नहीं था। इसका निरचय ही मुझे दुख है। में यह आज्ञा किये हुए हूँ कि 
स्वय तूने कूटनीतिकों धर्म नहीं माना होगा। 


१ ये पत्र उपलब्ध नहीं हैं। 
२ साधन स॒त्रमें स्थानकी जगह अहमदाबाद दिया हुआ है, जो स्पष्ट ही चूक है। 
३ एक आशद्रमवासी जो बादमें साम्यवादी दो गये थे। 


२०१ 


२०२ सम्पूण गाधी वाडमय 


तू मुझसे आकर मिल गया था। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम दोनो 
भाई आश्थिक रूपमे उन्नति कर रहे हो। 


गुजरातीकी नकलसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्यः प्यारेलाल 


२३६ पत्र: होरालाल दार्माको 


३० जुलाई, १९३६ 


भाई शर्मा, फ 

बेबिटकी ' खोज हो रही है। अबतक पता नहीं चला। सूत' कितना था? 
इतनी उस नबरकी खट्टर भेजी जायगी। बारीक सृतकी तलाशमे हँ। भूल हि 
गया था। ग्राममे जाने की मेरी विचारधारा तो जानते हो। बड़े खच में न पडो। 
द्रोपदी और बच्चा अच्छे होगे। मुझको लिखा करो। 


बापुके आशीर्वाद 


बापूकी छायासे मेरे जीवनके सोलह वष, पृ० २५८ के सामने प्रकाशित प्रतिकृृति से 


२३७ पत्र बी० एस० मुजेको 


सेगाँव, वर्धा 
३१ जुलाई, १९३६ 
प्रिय डॉ० मुजे, 

राव बहादुर एम० सी० राजाने सेठ बिडलाको ओर मुझे यरवडा-पैक्ट' पर आप 
दोनांके पत्र-व्यवहारकी प्रतियाँ भेजी हैं और कहा है कि हम उनका इच्छातुसार 
उपयोग करे। परन्तु आपके पत्रों पर “गोपनीय ” लिखा है। मेरे विचारमे तो 
विषय-बस्तुमें गोपनीयताका कोई स्थान नहीं। परन्तु पत्र-व्यवहारके प्रकाशनके लिए 
राव बहादुरकी अनुमतिका छाभ उठाने से पहले में आपकी अनुमति चाहता हूँ। 
इसी सिलसिलेमे मैं यह कहने की इजाजत चाहता हूँ कि आपका प्रस्ताव यरवडा- 
पैक्टकी मूलभूत भावनापर कुठाराधात करता है और अस्पृष्यता-विरोधी आन्दोलनके 

उद्देश्यके पूर्णत विपरीत है। 
हृदयसे आपका, 


अग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ७७८८)से, सौजन्य घनश्यामदास बिडला 


१ ई० डी० बेबिंट द्वारा रिंखित प्रसिपलज ऑफ लाइट एंड कछर, जो हीरालाक शर्माने स्िट्‌ 
जरलेडमें प्राप्त की थी। 

२ जिले हीरालाक शमने अपने कुर्तोंकि लिए स्वयं काता था। 

३ देखिए खण्ड ५१, परिशिष्ट २। 

४ देखिए “पत्र एम० सी० राजाको ”, २६७ १९३६ की पाद टिप्पणियाँ १ और २। 


२३८ पत्र कान्तिलाल गाधीको 


३१ जुलाई, १९३६ 
चि० कान्ति, 
यहाँ ओजारोकी जरूरत तो पल-पल पड़ती है। मैने गाव बने जौजार 
पाने की कोशिश की। वे नहीं मिले। अभी बगलोरमे ओजार बन रहे हैं। इस बीच 
औजारोकी तेरी पेटीकी कोई जरूरत मगनवाडीमे नहीं थी, इसलिए मैने उसे यहाँ 
मंगवा लिया है। 
लगता है कि उसमे से कुछ औजार गुम हो गये है। कुछ भी हो, मुझे जितने 
मिले मैने उनकी एक सूची बना ली है। पत्रके पीछे सूची भेज रहा हूँ। जिनके 
गुम हो जाने की याद आये उनके बारेमे लिखना, उन्ह ढुँढवाने की काणिग करूगा। 
पत्रके पीछेकी लिखावटसे तू जान जायेगा कि राजकुमारी यहाँ है। वह करू 
शामको आई। अब तो तू स्वीकार कर छेगा कि यह जगह भी तेरी बर्मेगाटकी 
तरह हो गई है। एक कोना मेरा, एक राजकुमारीका, एक तुकडोजी महाराजका 
और एक मुन्नाठालका। बीचमे बा, लीछावती ओर मनु। तुकडोजी महाराजसे मेरा 
तात्पव है -- वे खुद और उनके भकतगण। सारे दिन भकतोकी टोलियो-पर टोल्यिँ 
आती रहती है। क्या तूने इनका नाम सुना है? नागपुरमे मुझसे मिलने आये थे। 


बापूके आगीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७३०३) से, सौजन्य कान्तिलाल गाधी 


२३९ एक बातचीत 


[ ? अगस्त, १९३६ के पृव | 
अब, यह तो तुम देखती ही हो कि मुझे दाढी बढानी पड रही हे। 
इसपर उस महिलानें कहा, पर मेरे पतिने आने से इनकार ही कब किया ? जब 
भी आप बुलायें, वे आने को तेयार तो हे ।” 
सो तो मै जानता हूँ, पर वह हरिजनोके बाल बनायेगा 
यह में नहीं जानती, महाराज, पर आपके बाल वह खुशीसे बनाने को तयार है। 


१ महादेव देसाईके “वीकली लेटर” (साप्ताहिक पत्र ) से उद्धुत। सेगाँवके मुखियाने गाधीणी से स्पष्ट 
कह दिया था कि वह अस्पृ्यताके मामलेमें उनका साथ नही देगा भर इली कारण गाँवक नाईको गाधीज़ी की 
हजामत बनाने से रोका गया था। गाँवके सुखियाते गांधीजी की बातचीतके लिए देखिए अगरा शीषेक। 


२३०३ 


२०४ सम्पूर्ण गावी वाइमय 


लेकिन जब वह मेरे हरिजन भाइयोकी हजामत बनाने को तैयार नही है, तो 
फिर मैं उससे अपनी दाढ़ी कैसे बनवा सकता हूँ ? 
[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, १-८-१९३६ 


२४०. एक बातचीत' 


[१ अगस्त, १९३६के पूर्व 
तो, पाटिल, क्‍या तुम्हारे गाँवमे मुझे नाई मिलेगा ही नहीं? 
नहीं महात्माजी, वह तो तेयार है। कया में उसे भेज दूँ? 
यह मैं जानता हूँ कि तुम उसे भेज सकते हो। पर मेरे हरिजन लडकेका 
क्या होगा ”? यह तो तुम्हे मालम ही है कि मैं यहाँ अपने एक कुट॒म्बके साथ 
रहता हैँ और गोविन्दकों तो मेरा पुत्र समझो। अगर तुम्हारा नाई मेरे गोविन्दको 
अपने पास नहीं आने देगा, तो में उससे कैसे दाढ़ी बनवा सकता हूँ? तुम अगर 
मेरी स्थितिमे होते तो क्या करते ” बतलाओ न! मान लो, तुम्हे ऐसी जगह बुलाया 
जाये, जहाँसे तुम्हारा लडका जान-बूझकर निकाल बाहर कर दिया गया हो, तो क्‍या 
तुम वहा जाओगे ? 
जमनालालजी, जो बूढे पाटिलको बरसोसे जानते हे, बोले, “ बापुजी, क्यो 
बेचारेकी फदेसे फेसा रहे हे? हाँ, अगर इन्हे कोई यह यकीन विला सके कि 
आप अस्पृव्यता दूर कर दें तो वे सीधे स्वर्ग चले जायेगे, तभी ये ऐसा करेगे। पर 
ये विश्वसनीय आश्वासन चाहते हे, और हम लोगोका आदइवासन मानने को तेयार 
नहीं है।” इसपर सब लोग जोरसे हँस पडे। बढे पाटिलकों भी हँसो आ गई। उसने 
कहा, आप सरीखे महात्मा जो भी करे सब उचित है, पर हम तो साधारण 
लोग हे।” 
[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, १-८-१९३६ 


१ महादेव देसाईके “वीकली लेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से उद्धत। 


कक 


२४१५ बातचीत आगन्तुकोसे' 


[१ अगस्त, १९३६ के पूर्व ] 
वे साधु या बृवा फिलहाल तो गाधीजी के कुट्म्ब के सदस्य ही है। उनके 
अनेक भक्तजन उनके दर्शन करने आते हे। उन्हे बडा आइचर्य होता है कि साध 
बाबा न केवल भहात्सा गाधीके साथ रहते हे, बल्कि उनकी झोपडीमें एक हरिजन 
लडकेके हाथका पकाया हुआ खाना भी खाते हे। वे आते और उनसे बहस 
करते हे। कभी-कभी साधु बाबा जब उनकी शकाओ और कठिनाइयोका निवारण 
नहीं कर पाते, तब वे गाधोजी से पूछते हें। 
[ एक आगन्तुक | लेकिन अस्पृव्यता तो, महात्माजी, पशु-पक्षी तक मानते हे, 
पर आप मनुष्यसे भी अंस्पृश्यता दूर कराना चाहते हे। 


[ गाधीजी | यह तो आपने कुछ नयी-सी बात सुनाई। मैं जरा समझ तो ह॑। 

गधा कभी कुत्तेके साथ नहीं रहेगा, कौआ कबृतरके अडोको नहीं छुएगा, 
प्रत्येक योनिका अपना-अपना सण्डल है, अपना-अपना स्थान है, और ईदइ्वरकी सृष्टिसें 
प्रत्येकका अपना-अपना उपयोग है। 

किन्तु गायो, गधो और कुत्तोकों अगर आप साथ-साथ खिलाये ,आर रखे तो 
वे खुशीसे एक ही जगह बने रहेगे। फिर आप क्‍या यह मानते है कि जो अन्तर 
गाय और कुत्तेके बीच है वही आपके और एक अस्पृद्यके बीच है? 

क्या हम जगली खूंखार जानवरोसे नहीं बचा करते हे ? 

तो शेर, चीता और सॉपसे क्या हम इसलिए बचते रहते हैँ कि वे अस्पुश्य 

है? यह भी भला कोई उपमा है। उनसे तो इसलिए दूर रहते है कि हम उनसे 
डरते है। हम उन्हे पाल सके तो बडे शौकसे पाल लेगे, और वे हमसे हिल-मिल 
भी जायेगे। जो उन्हे हिला-मिला लेता है, उसके चारो ओर लोगोके ठठ हछगे रहते 
है, और कहते है कि अवश्य इस मनुष्यमे कोई चमत्कारी सिद्धि है। 

लेकिन हम जो सुअरोको नहीं छूते इसका यह कारण थोडे ही है कि हम 
उनसे डरते हे, बल्कि इसलिए कि वे गन्‍्दे हे। 

मान लीजिए, एक आदमीकी नजरमे, जो आपसे अधिक स्वच्छ कपड़े पहने हुए 
है, आप गनन्‍्दे मालम हो, और आपको वह अस्पृश्य समझे, तो कैसा छग्रेगा ” और 


१ महादेव देसाईके “ वीकली लेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से उद्ध त। 
२ तुकड़ोजी महा राज। 
रण्प्‌ 


२०६ सम्पूर्ण गाबी वाइमय 


20. 


आप अपने घरकी स्त्रियोके विषय क्‍या कहेगे? क्‍या वे आपके बच्चोका तमाम 
मल-मूत साफ नहा करती ? फिर भी व गृहस्वामिनी है। ऐसा क्‍यों? 
अच्छा, मान छे कि जिन्ह॑ं आप अस्पृव्य कहते है वे आपकी ही तरह साफ 
कपडे पहन रू जार जापकी खातिर व जो गन्‍्दा काम करते हैं --- जिसके लिए आपको 
उनका जाभमार मानता चाहिए, ने कि उन्हं नीच मानकर उंनसे बचना चाहिए --- 
वह कर चुकने ऊक वाद अच्छी तरह नहा-वो डाछ, तो फिर आप उन्हें छुएगे? मान 
लीजिए, व जच्छा साफ खाना खाते है, ओर गोमास या मुर्दार मासको छूते भी 
नहीं, ता क्या जाप उनका स्पश करे ? हिन्दुस्तानमे ऐसे न मालूम कितने हरिजन 
है, जो स्वच्छ जार पवित्र रहत हूँ, तो भी हम उन्हें अस्पृश्य ही समझते है। हमारे 
इस घोर पापका ईइवर किस तरह क्षमा करेगा ? 
पर आप तो यह भो चाहते है कि हम उन्हें अपने सन्दिरोमें भी ले जायें। 
ग़लोज काम करनेवाले छोगोकों हम मसन्दिरोमें कसे ले जा सकते है? 
मन यह कय कहां कि वे मलकी टाकरिया सिरपर लिये हुए मन्दिरोमे 
जाय ” मने क्‍या यह नहीं कहा है कि स्नान और स्वच्छता-सम्बन्धी जो शर्ते 
दूसरे हिंदुआंव सिए रखी हूँ, उन्‍्ह पूरा करके ही हरिजन मन्दिरोमे जायेगे? आपके 
जनुसार ता चीर-फाड करनवाला एक भी डॉक्टर और दाई हमारे मन्दिरोमे जाने के 
याग्य नही । 
| अग्रेजीस | 
हरिजन, ?-८-१९३६ 


२४२. बातचीत एक सित्रसे' 


[१ अगस्त, १९३६ के पूर्व | 

| सित्र ] आठ घटे रोजके शारीरिक अमपर आप क्यो जोर देते हे? एक 

सुब्यवस्थित समाजमें क्‍या सम्भव नहीं कि केवल दो घटे शारीरिक श्रम कराया 

जाये, और बौद्धिक तथा कलात्मक प्रवृत्तियोके लिए काफी फुरसतका समय छोड 
दिया जायें? 

[ गावीजी ) हम यह जानते है कि श्रमिक और बौद्धिक दोनो वर्गोके लोगोमे से, 
जिन्ह यह सब फुरसतका समय मिलता है, वे उसका अच्छेसे-अच्छा उपयोग नहीं 
करत | सच पूछिए तो हमने तो अक्सर “खाली दिमाग शैतानका घर वाली कहावत 
ही चरिताथ होते देखी है। 

नहीं, फुरसतका समय हम बेकार नहीं जाने देंगे। सान छीजिए, हस दिनमें 
दो घटदे तो शारीरिक श्रम करें और छह घटे मानसिक श्रम, तो क्‍या यह राष्ट्रके लिए 
हितकर न होगा 


१ महादेव देसाई के “वीकछी छेद” (साप्ताहिक पत्र) से उद्धृत। 


बातचीत एक मित्रसे २०७ 


में नहीं जानता कि आपकी इस योजनापर कहाँतक अमल हो सकेगा। 
मैंने इसका हिसाब लगाकर तो नहीं देखा, पर अगर कोई मनुष्य मानसिक श्रम 
केवल अपने राभके लिए करेगा, न कि राष्ट्रके लिए, तो मुझे इसमें सन्देह नही कि 
यह योजना विफल ही होगी। हाँ, सरकार उसे उसके दो घटेके शरीर-भ्रमके लिए 
काफी मजदूरी दे दे, ओर फिर उसे बगैर कुछ दिये दूसरा काम करने के लिए मज- 
ब्र करे, तो अलबत्ता वह एक अच्छी चीज हो सकती है। पर यह तो सरकारकी 
जोर-जबरदस्तीसे ही हो सकता है। 

उदाहरणके लिए, आप अपनेको ही ले छोजिए। आप आठ घटेका शारीरिक 
श्रम तो रोज कर नहीं सकते, आठ घटे या इससे भी ज्यादा आपको सानसिक श्रम 
करना पडता है। आप अपनी फुरसतके समयका यह दुरुपयोग तो नहीं करते ? 

यह तो अनिवाय रूपसे करना पडता है। फुरसत इसमें कहा हं” इस फुरसतमे 
में टैनिस वगराह खेलने तो जाता नहीं। लेकित अपने उदाहरणको लेकर भी में 
आपसे यह कहूँगा कि जगर हम अपने हायसे आठ घटे राज मेहनत करव होत, तो 
हमारी मानसिक शक्तियोका इतना अच्छा विकास होता जिसकी कोई हद नही। 
हमारे सनमे एक भी निरथक विचार न उठता। यह बात नहीं कि मेरा मत निरथक 
विचारोसे एकदम मुक्त हो गया है। अब भी मेरी जां-कुछ प्रगति हे वह इस कारण 
हे कि जीवनमे बहुत पहले मेने शारीरिक श्रमका महत्त्व जान लिया था। _ 

पर अगर शारीरिक श्रमकी स्वभावत ऐसी महिमा हे तो हमारे यहॉके लोग 
तो आठ घटेसे भी ज्यादा मेहनत करते हे, पर इसका उनकी सानसिक पवित्रता या 
दृढ़तापर कोई ऐसा उल्लेखनीय असर तो पडा नहीं॥। 

केवल शारीरिक या मानसिक श्रमसे कोई शिक्षा मिलती हो यह बात नही, 
पर हमारे देशके लोग सख्तसे-सरत मशक्कत बिना समझे-बुझे जडकी तरह किये चले 
जाते हे और इससे उनकी सूक्ष्म सहज बुद्धि निष्प्राण हो गई है। यही मेरी सवर्ण 
हिन्दुओसे जबरदस्त शिकायत है। श्रमजीवी वगके लोगोको उन्होने जो काम दिया 
है वह सख्त और नीरस मेहनतका है, जिसमे न तो उन्हें कोई आनन्द मिलता है 
और न कुछ दिरूचस्पी ही। अगर समाजमे वे सवण हिन्दुओकी बरावरीके समझे 
जाते, तो जीवनमे उनका स्थान आज सबसे अधिक गौरवका होता। यह युग तो 
कलियुग समझा जाता है। में कह सकता हूँ कि सत्ययुगमे-- चाहे यह युग जब 
भी रहा हो-- हमारे समाजकी व्यवस्था वर्तेमान यूगसे कही अच्छी थी। हमारे 
प्राचीन देशमे कितनी ही सम्यताएँ आईं ओर चली गई। इसलिए यह ठीक-ठीक 
कहना कठिन है कि किसी खास युगमे हमारी कैसी स्थिति थी। लेकिन इसमे तो 
जरा भी शक नहीं कि हमारी यह हाल्‍रूत शुद्गोके प्रति कई सदियोसे उपेक्षाका भाव 
रखने से ही हुई है। आज गाँवोकी सस्क्ृति --- अगर वह कोई सस्क्ृति कही जा 
सकती है तो-- एक भयकर सस्क्ृति है। गॉवके लोग आज जानवरोसे भी बदतर 
हालतमे रहते है। प्रकृति जानवरोको काममे लगाने और स्वाभाविक रीतिसे रहने के 
लिए मजबूर करती है। पर हमने अपने श्रमजीवी वर्गोकों ठुकराकर इतना नीचे 
गिरा दिया है कि वे प्राकृतिक रीतिसे व काम कर सकते है और न रह ही सकते 


२०८ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


है। अगर ये लोग बुद्धि और रसपूर्वक काम करते, तो हमारी हालत आज कुछ 
दूसरी ही होती । 

तो श्रम और सस्कृतिको क्‍या हम अरूग नहीं कर सकते ”? 

नही, प्राचीन रोमवासियोने ऐसा करने का प्रयत्त किया था, पर वे बुरी तरह 
असफल हुए। बिना श्रमकी सस्क्ृति, या वह सस्क्ृति जो श्रमका फल नहीं है, एक 
रोमन कैथलिक लेखकके अनुसार, नाशकारक ही है। रोम-निवासी भोग-विलासमे 
पडकर नष्ठ हो गये, उनकी सस्क्ृतिका नाम-निशान भी न रहा। सिर्फ लिख-पढकर 
या तमाम दिन व्यारयान देकर मनुष्य अपनी मानसिक शक्तियोको विकसित नहीं 
कर सकता। मेने जितना-कुछ पढा है वह जेलमे मिले हुए फुरसतके वक्‍तमे पढा। 
उसे पढने से मुझे इसीलिए लाम हुआ कि मैने यो ही ऊटपटॉग तौरसे नही, बल्कि 
किसी प्रयाजनसे ही पढ़ा था। हालाकि मैनें लगातार महोनो आठ-आठ घटे शारीरिक 
श्रम किया है, तो भी में समझता हूँ कि मानसिक शक्ति उससे कुछ कम नही हुई 
है। में अक्सर दिनमे चालीस-चालीस मील चला हूँ, तब भी मुझे कोई शिथिलता 
मालूम नही हुई। 

लेकिन आपकी तो मानसिक दक्ति ही इस प्रकारकी हे। 

नही, यह बात नहीं है। आपको माठ्म नही कि में स्कूलमे और इस्लैडमे भी 
एक औसत दरजेका विद्यार्थी था। किसी सभा-सोसाइटी या निरामिषाहारियोकी जमात 
तक में मुझे बोलने का साहस नहीं होता था। आप यह कल्पना न कर बेठे कि ईइवर 
नें मुझे कोई असाधारण शक्ति दी है। मेरा खयाल है कि ईश्वरनें उस समय मुझे 
बोलने की शक्ति न देकर अच्छा ही किया। आपको जानना चाहिए कि हम लोगोमे 
सबसे कम अगर किसीने पढा है तो वह में हूँ। 

| अग्रेजीसे | 
हरिजन, १-८-१९३६ 


२४३. बातचीत * ग्राम-सेवक प्रशिक्षणशालाके छात्रोसे'* 


[१ अगस्त, १९३६ के पूर्व | 


प्र० ससाजवादियों को इसो बात की रूगन है कि लोगोके अन्यायपुर्वक कमाये 
हुए धनकों कैसे छीना जायें। 

उ० इस बातका निणय कौन करेगा कि यह न्यायपूर्वक कमाया हुआ है और 
वह अन्यायपूर्वक ? इसका निर्णय तो केवल अत्तर्यामी ईश्वर ही कर सकता है, या 
फिर धनिको और निर्घनोके द्वारा नियत किये ग्यें योग्य विशेषज्ञ । इसका निर्णय हर 
कोई नहीं कर सकता। पर अगर तुम यह कहते हो कि समी तरहकी मिल्कियत 
और घन-दौलतका रखना चोरी है, तो फिर समीको अपनी-अपनी धन-सम्पत्तिका 


२. भइंदिव देसाईके “वीकछी छेटर ” (साप्द्राइिक पत्र ) से उद्धूत । 


बातचीत ग्राम-सेवक प्रशिक्षणशालाके छात्रोसे २०९ 


त्याग कर देना चाहिए। क्या हमने यह त्याग किया है” यह आशा रखकर कि दूसरे 
हमारा अनुसरण करेगे, हम खुद सम्पत्तिका परित्याग आरम्भ कर दे। जिनका यह 
विश्वास है कि उनकी खुदकी सम्पत्ति अन्याय-अजित है, उनके लिए उसके त्याग के 
सिवा दूसरा कोई मार्ग ही नही है। 

प्र० हिंसाका मूल क्या है? क्या अन्याय और अपमसानको रोकने के लिए 
हिसाकी उत्पत्ति नहीं हुई? 

उ० नही, हिसाके कारण तो स्वाथ, क्रोध, काम, लोभ आदि है। 

प्र०. में अपना प्रदन झ्ायद अच्छी तरह स्पष्ट नहीं कर सका। सावन लीजिए, 
सेरे सामने एक भयकर अन्याय हो रहा है, जिसे देखकर मेरी हिसक वृत्ति उत्तेजित 
हो उठती है। तो क्या इस हिसाकी उत्पत्ति उस अन्यायके कारण ही नहीं हुई? 

उ० नही, क्रोव तुम्हारी हिसाका मूल कारण है। यह प्रइन अलग है कि 
ऐसे मौकेपर हिसा करना उचित्‌ है या अनुचित, पर इसमें कोई शक नही कि 
क्रोध ही हिसाका मूल है। 

प्र० भिखमगोके साथ कसा सलक किया जाये? उन्हें भूलो मरते देखकर 
दरवाजेंसे फंसे हटा सकते हे? 

उ० हमें यह भेद अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कोन भिखारी है और 
कौन भूखो मरनेवारा। ये भिखमगें अक्सर काफी हट्टे-कट्टे होते हैं। उनमे कुछ तो 
चोरी भी करते है। मनुष्यको भीख मॉगने का कोई अधिकार नही। हाँ, उसे रोजीके 
लिए काम माँगने का अधिकार अवश्य है। हम भीख न दे, पर जो काम माँगे उसे 
किसी-न-किसी काममें लगा देना हमारा धर्म है। 

प्र० पर इस कत्तेब्यका पालन आप केसे करेगे, जब कि चार आदमियोके लिए 
आपके पास काम है, ओर आ जाते हे आठ ? क्‍या आप आतठोको कामसे लगा हछेगे? 

उ० नही, क्योकि मुझे अपनी मर्यादाओका ध्यान तो रखना ही चाहिए। 

प्र० तब तो वे भूखों मरने की अपेक्षा भीख ही साँगेंगे। 

उ० नही, उन्हे भीख माँगने के बजाय कोई-न-कोई काम ही करना होगा। 
अभी सेगॉाँवमे मेरा काम अच्छी तरह नहीं जमा है। जब सब ठीक-ठीक जम जायेगा, 
तो फिर एक भी आदमी काम न होने के कारण भूखा नहीं रह सकेगा। जो बेकार 
आदमी मुझसे काम माँगेगा, उसके हाथमे में चरखा और चकक्‍की दे दूंगा। 

प्र० गाँवोमें विरोध तो हमारा अवश्य होगा। जेसे, सफाईके कासका वे विरोध 
करते है। तो ऐसी स्थितिसें हमें क्या करना चाहिए? 

उ० विरोघ बर्दाइत करना चाहिए। 

प्र० वे हमारा बहिष्कार कर दें, हमें अपने कुओसे पानी न भरने दें, तो? 

उ० भले करे। हम दूसरे कुओसे पानी भरेगे, पर उनके साथ हम लडाई- 
झगडा नही करेगे। हम तो उन्हे शान्तिके साथ समझाने का ही जतन करेगे। हमें 
सभी तरहकी कठिनाइयोका वहाँ द्ान्ति और साहसके साथ सामना करना पड़ेगा। 


है २:१४ 


२१० सम्पूर्ण गाधी वाइूमय 


प्र० कठिनाई मेरे लिए यह है कि अगर मेरे सफाईके कामसे नाराज होकर 
लोग | प्राथनामें सम्मिल्ति न हो, चरला चलाना छोड दें, तब भी क्‍या मुझे अपना 
कास जारी रखना ही चाहिए ? 
उ० यह तुम्हारी उस मावनापर निभर करता है जिससे प्रेरित होकर तुम 
वहाँ जाजोगे। अगर तुम खासकर सफाईके कामके लिए ही वहाँ जाओगे तो तुम्हे 
वह काम हमिज नहीं छोडना चाहिए। कमसे-कम हम अपने घरकी सफाई तो करेगे 
ही । अपने इदगिंदंकी जगह भी साफ रखेगे। पर अगर तुम्हारे खयालमे, पहले कताई 
और रात्रि-पाठशाला जारी करने से काममे आसानी होती है, तो सफाईका काम 
बादमे भी हाथमे लिया जा सकता है। 
[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, १-८-१९३६ 


२४४, गलतफहमियोकी गुत्थी 


मेर॑ सामने कई उर्दू अखबारोकी कतरने पडी हुई है, जिनमे हालमे ही स्थापित 
अखिल भारतीय साहित्य परिषद्की कायवाहियोकी', और साथ ही बाबू राजेन्द्रप्रसाद, 
बाबू पुरुषोत्तरदास टडन, पडित जवाहरलाल नेहरू और मेरी बहुत सख्त और कट 
आलोचना की गई है। हमपर यह इलूजाम लगाया गया है कि इसमे हमारा कुछ छिपा 
हुआ मतलब है। लेकिन मुझे मालूम है कि हमारा ऐसा कोई मतलरूब नही है। 
लिखनेवालो ने यह समझने की भी तकलीफ गवारा नहीं की कि हमने परिषद्‌ क्‍या 
कहा और क्‍या किया था। उनका यह खयाल है कि परिषद्‌ का अन्दरूनी मशा यह 
है कि उर्दको हटाकर उसकी गद्दी हिन्दीको दे दी जाये, और- उसे सस्क्ृतके दब्दोसे 
इस कदर छाद दिया जाये कि मुसलमानोके लिए उसका समझना करीब-करीब 
असम्भव हो जाये। बाबू पुरंषोत्ततास टडनने इलाहाबादमे हिन्दी साहित्य सम्मेलनका 
संग्रहालय खोले जाने के अवसरपर जो भाषण दिया था, उससे ये लोग यह नतीजा 
निकालते है कि उनके इस दावेमे, कि २३ करोड हिन्दुस्तानी हिन्दी बोलते है या 
कमसे-कम समझ लेते हैँ, सचाईका गला घोट दिया गया हैं। इन लेखोमे इतना ही 
नही, और भी ताने दिये गये हैं। पर उनकी तरफ मुझे ध्यान देने की जरूरत 
नहीं । मेरा मतरूव तो सिफ यह है कि अगर हो सके तो उन गलतफहमियोको दूर 
कर दूँ, जिनकी वजहसे हम लोगोपर ये कटाक्ष किये गये हैं। 

पहले आखिरी बातकों लू। इन लेखकोके पास टडनजी का पूरा भाषण होता, 
तो उनको यह पता चल जाता कि इन २३ करोड हिन्दुस्तानियोमे उन्होंने जान- 
बूझकर उर्दू बोलनेवाले हिन्दुओ और मुसलमानोकों शामिल किया था। इसीसे उन्होने 


१ नांगपुरमें, देखिए खण्ड ६२ , ६० ३७०-७३ । 


ऑन 


गलतफहमियोकी गुत्थी ः २११ 


हिन्दी शब्दके प्रयोगमे उर्दूको शामिल कर लिया था। १९३५ में इदौस्के साहित्य 
सम्मेलनमे टडनजी की सलाहसे जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसके मुताबिक हिन्दीका 
मतलब उस जबानसे था जिसे उत्तर हिन्दुस्तानमे हित्दू और मुसलमान दोनो बोलते 
हैँ और जो देवनागरी या उर्दू छिपिमे लिखी जाती है। लेखकोको अगर यह व्याख्या 
मालूम होती तो उन्हे किसी तरहकी शिकायत न होती -- हाँ, अगर हिन्दी शब्दपर 
ही उन्हे आपत्ति हो तो बात दूसरी है। अगर इसपर भी वे आपत्ति करते, तो 
वह दु खकी वात होती। उत्तर हिन्दुस्तानमें बोली जानेवाली भमाषाके लिए “ हिन्दी ” 
ही मूल शब्द है। उर्दू नाम तो-- जैसाकि सब अच्छी तरह जानते है --- खास तौरसे 
आर खास मतलबसे रखा गया। अरबी लिपि भी मुसलमान झासकोके सुभीतके 
लिए रखी गई थी। इतिहासका अगर यही क्रम है, तो जबतक “ हिन्दी ” दब्दमे 
दोनो जबानोको शामिल्ल माना जाता है, तबतक उसके प्रयोगकी कोई मुखालफत 
नही होनो चाहिए। खेर, जो-कुछ भी हो, ज्यादासे-ज्यादा जो मतभेद है वह यही 
रह जाता है कि एक ही चीजका बोध कराने के लिए दो शब्दामे से कौन-सा काममे 
लाया जाये। ध 

हिदीको सस्क्ृत शब्दोसे छादने की शिकायतमे कुछ सचाई तो है। हिन्दीके 
कुछ लेखक अपने लेखोमे बेमतलब सस्क्ृत शब्द ठूसने का आग्रह रखते है। पर इसी 
तरहकी शिकायत उन उर्दू छेखकोके खिलाफ भी की जा सकती है जो फारसी या 
अरबी शब्दोके इस्तेमालपर अनावश्यक जोर देते है। इससे भी बुरी बात यह है 
कि वे भाषाका व्याकरण भी बदल देते है। ये दोनों ही तरहकी ज्यादतियाँ कुछ 
ही समयमे गायब हो जायेगी, क्योकि साधारण जनता ऐसी भाषाकों कभी अपना - 
नहीं सकती। जिस जबानकों सामान्य जनता नहीं समझ सकती, उसकी उम्र लम्बी 
नही होती । 

रही भारतीय साहित्य परिषद्की बात, सो उसका मशा तो भिन्न भिन्न प्रान्तोके 
अच्छे-अच्छे विचारोको हिन्दी भाषाके द्वारा सारे भारतके लिए सुलभ बनाना है। 
इसमे, जैसाकि कुछ लेखोमे ताना दिया गया है, हमारा कोई छिपा हुआ मजा या 
साम्प्रदायिक हेतु नही है। 

“ हिन्दी-हिन्दुस्तानी ” शब्द तो मेरे कहने से अपनाया गया था। यह शब्द 
हिन्दीकी परिभाषा एक सयुकत हाब्दके द्वारा बतलछाने के लिए अपनाया गया था। 
मौलवी अब्दुल कादर साहबने  हिन्दी-हिन्दुस्तानी _ के बजाय सिफ “हिदुस्तानी ” 
या 6 हिन्दी-उर्दू ” के प्रयोगका प्रस्ताव रखा था। मुझे तो इन दोनामें से किसी पर 
कोई एतराज नहीं है। लेकिन भारतीय साहित्य परिषद्‌ अपने जल्मकों नहीं भूल 
सकती थी। परिषद्का विचार तो इन्दौरके साहित्य सम्मेलनमे उठा था, और नाग्रपुरमे 
सम्मेलनकी सरक्षकता में ही उसने एक निश्चित रूप धारण किया। इसीलिए हिन्दी 
शब्दको रखता जरूरी हो गया। उसकी जगह उर्दू शब्दको रखने में जो बुराई होती, 


१ इिन्दी साहित्य सम्मेलन में, जो २० अग्रैल से १३ अप्रेल तक हुआ था, देखिए खण्ड ६१, 
पृ० दे३ ३४। 


२१२ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


उसकी वजह तो मैं बतला ही चुका हँ। लेकिन, जैसाकि मेने दिखलाने की कोशिश 
की है, “हिन्दी ”, “हिन्दुस्तानी” और “उदं” एक ही अथ प्रकट करनेवाले 
विभिन्न शब्द है और उनसे एक ही भाषा या जबानका मतरूब निकलता है। 

[ अग्रेजीसे ] 

हरिजन, १-८-१९३६ 


२४५ एक जरायमपेशा जाति 


इस पृथ्वीपर शायद ऐसी जगहे बहुत नहीं है जहाँ हिन्दुस्तानकी तरह जुर्म 
करना ही कुछ जातियोका पेशा हो और धमके आवरणमे वह पनपता रहता हो। 
इसीके कारण, हमारे देशमे जरायमपेशा अधिनियम (क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट) नामका 
एक कानून भी बना हुआ है। हिसार जिलेके अहेरी लोग भी ऐसी ही एक जाति 
माने जाते हैं। ७ जूनको गॉगन खेडी गाँवमे उनका एक सम्मेलन हुआ था, जिसके 
सभापति लाला ठाकुरदास मागव थे। इस सम्मेलनमे कोई १,००० से ऊपर अहेरी 
ओर २०० से अधिक सवण हिन्दू शामिल हुए थे। इसकी जो रिपोर्ट मेरे पास आई 
है उससे मालूम पडता है कि कुछ लोगोने अहेरियोसे यह कहा था कि अग्र वे 
मुसलमान हो जाये तो उन्हें इस कानूनके अमलसे मुक्त करने में मदद दी जायेगी 
ओर उनपर जरायमपेशा जाति होने का जो कक लगा हुआ है वह दूर हो जायेगा। 
इसलिए अहेरियोने एक जगह एकत्रित होकर हिन्दू-धर्मके प्रति अपनी अठल श्रद्धाकी 
घोषणा की और सरकारसे प्रार्थना की कि वह उन्हे इस जरायमपेशा कानूनके 
अमलसे मुक्त कर दे। 

लेकिन इन दिनो उत्तेजनाका जैसा वातावरण बना हुआ है उसमे सिर्फ सम्से- 
लनो और प्रस्तावोके जोरपर न तो सासारिक प्रलोमनोके सहारे चलाई जानेवाली' 
धर्मान्तरणकी प्रवृत्ति को रोका जा सकता है और न वह मुक्ति ही हासिलकी जा 
सकती है जो वे चाहते है। अपना घम छोडकर दूसरे घर्ममे चले जाने के खतरेको 
रोकने और विशेष कठिनाइयोसे मुक्ति पाने का तो एकमात्र उपाय आत्म-शुद्धि तथा 
सवर्णों द्वारा बलितोकी निरन्तर नि स्वार्थ सेवा ही है। जरायमपेशा कौमे और 
अस्पृर्य जातियाँ तो, हिन्दू-समाज घर्मके पवित्र नामपर अपने ही लोगोके साथ जो 
अमातवीय ओर, घर्म-विरुद्ध व्यवहार करता आ रहा है, उसके लिए उसे मिलनेवाला 
दण्ड हैं। जोर शरीरके किसी सी अवयवमे कोई तकलीफ हो तो सारे दारीरपर 
उसका असर पडता ही है। इसलिए इसका एकमात्र प्रभावकारी उपाय यही है कि 
अन्दर से ही सुधार किया जाये। अगर सारा समाज शुद्ध हो जाये त्तो उसपर 
होनेवालें बाहरी आक्रमण कितने ही भयकर क्यो न हो, उसपर उनका कोई प्रभाव 
नहीं पडेगा। इसके विपरीत, बाहरी आक्रमणोंसे कितना ही लछडते रहिए, उससे 
अन्दरूनी खराबी नहीं रुकेगी। अलब॑त्ता, बाहरी आक्रमणोका मुकाबलछा करने में 
जो शक्ति खर्चे होगी उससे और थकावट जरूर आयेगी, जिससे विनाश और जल्दी 


पत्र बाल द० कालेलकरकों २१३ 


होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो जिम्मेदार सवण हिन्दू इस सम्मेलनमे 
शामिल हुए थे वे सम्मेलनमे शुरू किये गये कामको जारी रखेंगे ओर रचनात्मक 
दिशामे ही अपनी शक्ति छगायेगे। 


| अग्रेजीसे | 
हरिजन, १-८-१९३६ 
२४६ पतन्न * रफी अहमद किदवबईको 
सेगाँव, वर्धा 
१ अगस्त, ६९३६ 
प्रिय किदवई, 


मुझसे सन्देश देने को कहना तो यो भी [ मेरे जबडोमे से | किसी सही-सलामत 
दाँतको उखाडने-जैसा है, और उसपर भी जिसका आपने वणन किया है, वेसी 
सभाके लिए सन्देश देने को कहना 

जिस समभाकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना और उद्घाटन जवाहरलाल करे 
उसके लिए कोई सन्देश भेजना तो निश्चय ही बेकार होगा। 


हृदयसे आपका, 
मौलवी रफी अहमद किदवई 
४ ए, रटलेज रोड 
लखनऊ है 
अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल पेपसे, सौजन्य प्यारेलाल 
२४७ पत्र : बाल द० कालेलकरको 
१ अगस्त, १९३६ 


चि० बाल, 

स्वय भोजन बनाने के अपने प्रयोगोके आधारपर में जिस निष्कर्षपर पहुँचा 
हूँ वह यह है. स्वयं भोजन बताने से पैसे बचते है, तन्दुरुस्ती बढती है, उत्साह 
और व्यावहारिक ज्ञान बढता है। इससे ज्नायास ही आहार-शास्त्रका ज्ञान हो जाता 
है, जिससे अन्य लोगोके लिए मोजनका प्रबन्ध करने की शक्ति बढ जाती है। 


गुजरातीकी नकछसे प्यारेलारू पेपसे, सौजन्य प्यारेलाल 


१ साथन-सूत्रमे यहाँ कुछ शब्द पढ़ें नही जा सके। उन्हें अनुमान से पूरा किया मैया है। 


२४८ पत्र कीकाभाई लावजीको 
१ अगस्त, १९३६ 


भाई कीकाभाई, 

तुम्हारा पत्र मिला। हम कह सकते है कि यरवडा-समझांता तो सबके लिए 
है। यदि यह हृदयमें उतर जाये तो सैब अच्छा ही होगा। फिलहाल तो उसे 
दुबारा छापने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता जान पडने पर में इसे अवश्य 
छपवाऊँगा । 

डॉ० अम्बेडकर जो कहते हैं वह हमे सहन करना चाहिए। जिसकी शिराओमे 
हिन्दू रक्त है वह अन्य हिन्दुओके अनुचित क्ृत्योके कारण अपना धर्म कदापि नहीं 
छोड़ेगा। हम यह भले ही कहे कि हरिजन अपने कर्मोके कारण दुखी है, किन्तु 
मुझ्-जैसे लोग यह कदापि नहीं भूल सकते कि सवण माने जानेवाले हिन्दुओके जुल्म 
उनका दुख बढा देते है। यदि सवर्ण हिन्दू सुधर जाये और प्रायश्चित्त करे तो 
आजकल हरिजनामे जो दोष जान पडछते है, वे यदि जड-मूलसे दूर नहीं होगे तो 
हलके तो पड ही जायेगे। 

मिलोकी सख्या बढने के साथ-साथ शराबखोरी तो निश्चय ही बढेगी। 


बापू 


कीकामाई लावजी 
पत्थर कुआँ 
अहमदाबाद 


गुजरातीकी नकरू प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल 


३२१४ 


२४९ पत्र * बल्‍लभभाई पटेलकों 


१ अगस्त, १९३६ 
भाई वल्‍्लमभाई, 
ऑपरेशन ठीक हो गया। सफल हो जाये तो तुम मुक्त हो जाओगे। 
राजारामको मैने जो जवाब दिया' उसकी नकल तो तुम्हे मिल गई होगी। 
तुमने अगर अमीतक जवाब न दिया हो, तो मेरा सुझाव यह है “ तुम्हारे पत्रमे 
उत्तर देने-जैसी कोई नयी महत्त्वकी बात नहीं है। इसलिए मुझे अपने पहले पत्रमें 
कुछ भी जोडना नही है।” 


अस्पताल छोडने की जल्दी मत करना और पूरा आराम लिये बिना काममे 
मत लगना। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो-२ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १९६-९७ 


२५० पत्र: गंगाबहन बी० झवेरीको 


१ अगस्त, १९३६ 
चि० गगाबहन, 


काफी समय बाद तुम्हारा पत्र मिला तो सही। नयी पाठशालाके बारेमे मैं 
कोई राय कायम नहीं कर सकता। उसके सचालकके नीतिनाशक विचार मेरे गले 
नही उतरते। किन्तु मेरे इस विचारकों भी निरथ्थंक मानना। पन्नाछालकी सलाह 
लेना और उनकी राय जान लेने के बाद तुमने जो सोचा हो वैसा करना। 

समाजवादके बारेमे यदि तुमने सब-कुछ पढा न हो तो थोडा-बहुत पढने के बाद 
निर्णय करना। समाजवाद एक बात है और जवाहरलाल दूसरी बात । व्यक्ति और 
विचारधारामे सदा ही अन्तर रहा है। 


गूजरातीकी तकलसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजत्य प्यारेलाल 


१ यह पत्र उपलब्ध नहीं है। 
२१५ 


२५१ पत्र , कृष्णचन्द्रको 


१ अगस्त, १९३६ 
चि० कृष्णचन्द्र, 
तुमारा खत मिला। गिरोगे, चढोगे, गिरोगे और चढोगे ऐसे होते होते कभी 
विजय पाओगे। प्रयत्न से कमी मत हारना। मुझको अवश्य लिखा करो। मेरे तरफ से 
उत्तर की प्रतीक्षा न की जाय। मुझे फुरसद नहीं रहती। कभी हो सका तो दो 
पक्ति लिखुगा। | 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-वकल (जी० एन० ४२८७) से। 


२५२. पत्र : सणिलाल और सुशीला गाधीको 


सेगाँव, वर्धा 
| २ अगस्त, १९३६ 
चि० मणिलारू और सुशझीला, 
इस बार मणिलालने मुझे नहीं लिखा। मैं पत्र बाये हाथसे लिख रहा हूँ, 
क्योकि' दाहिना हाथ थोडा थक गया है। जो लोग हरिलालकी तारीफ करना चाहते 
है, वे खुशीसे करे। यहाँ तो वह बिलकुल भुला दिया गया है। भराबमे गक रहता 
हैं। यह ऐसा मिकला, इसम्रे मेरी लालन-पालन करने की पद्धतिका कोई दोष होना 
चाहिए। मेरा जीवन भ्रमणभे गुजरा, उसमे बडे परिवर्तन होते रहे, यह स्पष्ट है 
कि में उसे समाल नहीं सका। 
मनु अब मेरे पास है। मजेमे है। बा और छीलकावती तो है ही। सुशीछाको 
स्वादपर काबू करना चाहिए और अपना शरीर सुधारना चाहिए। केवल स्टाचे 
और चीनी खाने में ही स्वाद नहीं है। तुम्हे वहाँ फल पर्याप्त मिल सकते है और 
तुम आसानीसे स्वास्थ्य बनाये रख सकते हो। दूध और ताजे फलोसे शरीर ठीक 
हो ही जाता है। रोज घूमना तो चाहिए ही। 
लगता है, फिलहाल तो रामदास स्थिर हो गया है। नीमू भी उसके साथ 
रहने के लिए चली गईं है। देवदास और लक्ष्मी दिल्लीमे है। 
किशोरलाल अकोला गये थे। वहाँसे बम्बई चले गये है। 


| बापके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८५५) से। 
२१६ 


२७०३. पत्र * रावजीभाई एम» पटेलको 


सेगाँत, वर्धा 
३ अगस्त, १९३६ 


चि० रावजीभाई, 

पत्र मिला । एन्द्रयूजजो फिजीसे चछा गया समझों | फिर भी में पूछताछ करूँगा। 

अगर तुम अच्छा घी इकट्ठा कर सको तो ठीक हो। में तो फिलहाल मगन- 
वाड़ीमे ही तैयार कराने का आग्रह कर रहा हूँ । एक अच्छा विशेषज्ञ मिल गया है। 
मैने तो सेगॉवमे भी गाय रखी है। 

लगता है, तुम्हारा काम ठीक तरहसे चल रहा है। पत्र लिखते रहना। 


बापूकें आशीर्वाद 


श्रीयृत रावजीमाई पटेल 
पो० ऑ० पेटलाद बरास्ता आणन्द 
बी० बी० ऐंड सी० आई० रेलवे 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ९००८) से। 


२५४ पत्र . बी० के० दोवानजीको 


सेगाव, वर्बा, म० प्रा० 
४ अगस्त, १९३६ 
प्रिय दीवानजी, 

विदेशी पेढिय्रोके एजेन्टोकी तरह काम करता भारतीयोके लिए वाछनीय नही 
हो सकता, क्योकि इन पेढियोका कारोबार देशके नैतिक और भौतिक हितोके लिए 
बाधक है। इतनेमे आपके सभी प्रइनोका उत्तर आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ इतना 
और कह दूं कि भारतीय या विदेशी कोई भी ऐसा विज्ञापन स्वीकार करना, जिसका 
उद्देश्य ऐसी चीजोको विज्ञापित करना हो जो सम्बन्धित अखबार द्वारा प्रतिषादित 

नीतिके अविरुद्ध हो, उचित नहीं ठहराया जा सकता। 
चिकित्सकका धध्रा नेक तो जरूर है, लेकिन तमी जब वहु पैसेके लिए नही, 
बल्कि सेवाके लिए क्रिया जाग्रें और चिकित्सक रोगोके इलाजकों नहीं, वरन्‌ उसकी 


२६१७ 


२१८ सम्पूर्ण गाधी वाटूमय 


रोकथामको प्रमुखता दे और उनके इलाजके सम्बन्ध ऐसी मर्यादा स्वीकार करे 
जिससे मानवेतर प्राणियाके प्रति दयाभाव का हनन न हो। 


हृदयसे अपका, 
मो० क० गाधी 
अग्रेजीकी नकलसे प्यारंलाल पेपम, सौजन्य प्यारेलाल 
२५५ पत्र ' क० मा० मश्ोको 
४ अगस्त, १९३६ 


भाई मुझ्नी, 

वे! दूसरा पत्र निकाउना चाहते है तो फिर हम 'हस ' को किसलिए रखे? 
तुम उन्हें ऐसा क्‍यों नहीं लिख देते 

“ चुकि आप अन्य कोई पत्रिका निकालना ही चाहते हैं तो फिर आप 'हस 
ही चलाते रहे। परिषद्‌ अपने मुखपत्र का कोई और नाम रख छेगी।”* 

यदि तुम ऐसा लिखना ठीक न समझो तो अपने विचारके अनुसार लिख 


देता । 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७६०४) से, सौजन्य क० मा० मुशी 


२५६- पतन्न . सुभाषचल्ध बोसको 


सेगाँव, वर्धा 
अगस्त, १९३६ 
प्रिय सुभाष, 
आप जवाब देन में देर कर सकते हैं लेकिन मुझे तो छौटती डाकसे ही लिखना 
है। मुझे माल्म है, कैदीके लिए मित्रोके पत्र पाने का क्‍या महत्त्व होता है। 
मुझे भी इस बातका खेद है कि हम नितान्त अराजनीतिक मामलोपर भी 
खुलकर चर्चा नहीं कर सकते। 
मुझे हैरानी है कि आपको हरिजन की प्रति नहीं मिल रही है। में पूछताछ 
कर रहा हूँ। 


१ मुँशी प्रेमचन्द । 
२ मूलमें यद्द अनुच्छेद बंगेजीमें हैं। 


पत्र साहबजी महाराजको २१९ 


मैं अपने आहार-सम्बन्धी प्रयोगोमे निरन्तर जुटा हुआ हूँ। आजकल मै खाने- 
योग्य जगली पत्तियाँ ढूँढ रहा हूँ और मुझे इसमें आशातीत सफलता मिली है। में 
सेगावके बाहरसे ताजी शाकमाजी नहीं मँगा रहा हूँ। में दूसरी बात यह कर रहा 
हूँ कि ताजे फलोके विकल्पकी तरह नींबू और गुडका उपयोग कर रहा हूँ। 
कई तरहके प्रयोगोके बाद मैं इस निष्कषपर पहुँचा हूँ कि गायका दूध, ताजी 
हरी साग-भाजी (इसमे पौधोके फल और पत्ते भी झामिल है ), प्याज ओर लहसुन, 
गेहूँ या और कोई अनाज, गुड और कोई रसीलका फल सम्पूर्ण आहार है। जिन 
लोगोको दिमागी काम करना होता है मैं उन्हें सामान्यतयया दालोका उपयोग न 
करने की सलाह देता हूँ। वनस्पतिमे पाया जानेवाला प्रोटीन उतनी आसानीसे नहीं 
पचता जितनी आसानीसे जीवोसे प्राप्त प्रोटीन पचता है। मैने प्याज ओर लहसुनका 
उल्लेख किया है। बहुत-से चिकित्सक प्याज और लहसुनके उपयोगकी जोरदार सिफारिनग 
करते है। 
हृदयसे आपका, 


श्री सुभाष बोस 
माफत सुपरिटेन्डेन्ट ऑफ़ पुलिस 
दारजिलिग 


अग्रेजीकी नकुलसे प्यारेलाल पेपसे, सौजन्य प्यारेलाल 


२५७ पत्र: साहबजी महाराजको 
५ अगस्त, १९३६ 


प्रिय साहबजी महाराज, 


आपके पत्रके लिए बहुत-बहुत वन्‍्यवाद। हम १२ तारीखको मिस्तरीका इन्तजार 
करेगे। उसके आनें-जाने का खर्च उसे दिया जायेगा, और आगरासे उसके भ्रस्थानके 
दिनसे ही उसका वेतन शुरू हो जायेगा। 


ध्य 


इस प्रयोगसे' में काफी आशा रख रहा हूं। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 
अग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० २१६५) से। 


१ देखिए “पत्र साहबजी महाराजकों “, २२ ७-१९३६ । 


२५८ पत्र . गगाबहन वद्यको 


५ अगस्त, १९३६ 


सि० ग्रगाबहन, 

तुम्हारे मनमे निराशा किसलिए ” ५७ वर्ष किस तरह गये? मैने तो तुम्हे 
जबसे जाता है, परिश्रमशील ही जाना है। परिश्रम करने की शक्तिके सिवा और 
कुछ हमें ईश्वरने दिया ही नहीं है। आलस्य न करके कत्तंव्यमे छंगे रहे तो फिर 
निराश होने का कोई कारण ही नहीं दिखता; 

रमीबाई बहुत दु खी हो गई, ऐसा लगता है। उसकी कोई मदद की जा सकती 
है क्‍या ” बधूमाईके बारेमे मालूम हुआ। 


बापूके आशीर्वाद 


श्रीमती गगावहन वैद्य 
रामबाग, बोरीवली 
बी० बी० ऐड सी० आई० रेलवे 


[ गुजरातीसे | 


बापुना पत्रो - ६ ग स्व० गयाबहेनने, पु० ९४। सी० डब्ल्यू० ८८३४से भी, 
सौजन्य गगाबहन वैद्य 


२७९, पन्न ' न० चि० केलकरको 


सेगाँव, वर्घा 
६ अगस्त, १९३६ 


प्रिय श्री केलकर, 

खबर हैं कि आपने कहा है “जब वे (गाघीजी) खुलेआम कहते हे कि उतका 
उद्देश्श तिकककी राजनीतिक विचारधाराको कमजोर बनाना है, इत्यादि, इत्यादि] ” 
यदि आपने ऐसा कहा हो तो कृपया मुझे बताये कि मैने कब ये शब्द कहे? ऐसा- 
कुछ कभी कहने का मुझे तो स्मरंण नही है, और भला मैं कह भी कैसे सकता था, 
२२० 


पत्र घनद्यामदास बिडलाकों २२१ 


जबकि आपके कथवानुसार ही, जो सत्य भी है, “मैने श्री तिकूकके कार्यकों आगे 
बढाया है? 


हृदयसे आपका, 


मो० कौ० गाधी 


अग्नेतीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३१२०) से, तौजन्य काशिनाथ नरसिंह 
केलकर 


२६०. पत्र : घनदयामदास बिडलाको 


सेगाँव, वर्घा 
७ अगस्त, १९३६ 
भाई घनश्यामदास, 
दोनो खत पढ गया। बाकी सब बाद में। पारनेरकर अबतक मुझे मिला 
नही है। 
इटरव्यू ' ठीक है। मुझे उसमें से कुछ आशाजनक नही है, वह कुछ भी कर 
नही पायगा। उनकी नीति और हमारी में जमीन-आसमान का फरक है। अब 
उसकी ओर जाना ही नही, ऐसा मेरा दृढ विश्वास है। मैने किसी प्रकार का वचन 
दिया था ऐसा कहना ठीक नहीं। जो-कुछ भी किया वह सब करने योग्य था, 
इसलिये हुआ। कुछ प्रतिज्ञा के कारण नहीं। आगे बढने में प्रजाहित नहीं था। 
इतना मविष्यकी स्पष्टता के लिये लिखता हु। 
इलेकशनमे में कया कर सकता हू ? हा, काग्रेसमें झगडा रोकने की चेष्टा अवश्य 
करूगा । कर रहा हूँ । 


बापुके आशीर्वाद 


सी० डब्ल्यू० ८०२१ से, सोजन्य घनश्यामदास बिडला 


१ इसके जवाबमें शी केलकरने लिखा “ तिलकके जिस कार्यको भापने आगे बढ़ाया है वह है 
जोरदार राजनीतिक भान्दोलन। लेकिन द्विल्ककी सजनीत्विक विचारधारा से मेरा अर्थ है तिलकका 
राजनीतिक दर्शन और पद्धति! राजनीतिक दशेन और पद्धतिकौ * दृष्टिसे उनमें और भापमें बहुत्न बढ़ा 
अन्तर है। अर्दिला, सत्य और गलदघोमपर आपके आभाग्रहका गये यद्द लगाया गया कि जिस 
राजनीतिक विचारधाराकों आपते अपदत्थ किया उसमें उक्त तीनों चीजों के विलोमका समर्थन किया जाता 
था। ?” देखिए “पत्र न० चि० केलकरको”, २४-८-१९३६ भी। 

२ घनश्यामदास बिढ़काने वाश्सराय छॉढे लिनल्थिगोसे ५ अगस्त, १९३६ को मेंठ की थी। 


२६१. भेंट . पॉला लेकलर और वाई० एस० चेनको' 


[८ अगस्त, १९३६ के पूर्व | 


कई प्रदनोके जवाबमें गाधीजी ने कहा 

राजनीतिक कायक्रमके विषयमें तो आपको पण्डित नेहरूके पास जाना चाहिए। 
वैसे तो वे मुझसे भी ज्यादा व्यस्त रहत है, फिर भी सम्भवत आपको अपना 
उपयोगी आध घटा दे सकेगे। में तो अपनेको राजनीतिक मामलोपर बोलने का 
अधिकारी नहीं समझता, और काग्रेससे अवकाश ग्रहण किये दो साहू हो जाने के 
कारण अब एक तरहसे पिछड-सा गया हूँ। 

लेकिन क्‍या यह बात नहीं है कि सम्भवत दूसरोको मौका देने के लिए, और 
इस खयालसे कि हार-थककर वे फिर आपके ही पास आयेंगे, आपने काग्रेससे अवब- 
काश भ्रहण किया है? 

मेरा यह ढग नही है। में तो सत्यका उपासक हूँ। जब मैने काग्रेस और 
देशकी तथाकथित राजनीतिसे अवकाद ग्रहण किया तब मैने सच्चे अर्थोमि अवकाश 
ग्रहण किया था। अब तो मेरा शरीर और मन दोनो इस सेगावमे ही हैं। आगे 
बया होगा, यह तो केवछक ईइवर ही जानता है। 

|वाई० एस० चेन | आपका दरीर ही यहाँ है, लेकिन आपकी आत्मा तो 
सारे ससारमें भ्रमण कर रही है। 
« हाँ, मगर मेरी राजनीतिक आत्मा नहीं। आज में जो कर रहा हूँ, यानी 
गावमें रह रहा हूँ, वह तो मुझे अपने कार्य-कालके आरम्भममे ही करता चाहिए था, 
लेकिन उसके बजाय, अब अपने जीवनकी साभ्य-वेलामे में वह काम कर रहा हूँ।' 

अमेरिकी महिला चाहती थीं कि बातचीत करके वे विक्षुब्ध ससारके 
लिए भाधीजी से यह सन्देश प्राप्त करें कि अपनी इस विपन्नावस्था और अस्त-व्यस्तता 
से वह किस प्रकार मुक्त हो सकता है। 


१ मंहद्देव देमाईके “ वीकली छेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से उद्धुत। पाछा छेकचर अप्तेरिकी महिला 
थीं और वाईं० एस० चेन चीनक कपास उद्योग आयोगके सदस्य थे। 

२ पॉछा छेकलरने गराधीजी के कपनको यो उद्धुत किया है “आप विश्वास कीजिए कि में अब 
जिस प्रकार रहना चाहता हूँ उसी प्रकार रद्द रहा हूँ। यदि मुझे प्रकाश दिख गया होता तो जो काम में 
अपने जीवनकी साध्यवेला में कर रद्दा हूँ, उत्ते जीवनक शुरूमें करता! अपने काय कालके भत्तमें अब मैं 
नव निर्मागका काम नींवसे शुरू कर रहा होँ। अगर आप जानना चाहेँ कि में क्या हूँ तो यहीं मेरे रहन 
सहनके ढयका, मेरे भासपासके वात्नावरणका अध्ययन कौजिए । आामोद्धार ही ऐसी बुनियाद है जिसके 
आधारपर भारतकी दक्षाक्रो स्थायी रूपमें सुधारा जा सकता है।” 


२२२ 


भेट पॉला लेकलर और वाई० एस० चेनको २२३ 


में अब बाते नहीं करता। में सन्देश नहीं दे सकता। यदि आप इस गाँवमे 
ठहरे, तो खुद देख सकती है कि में क्या कर रहा हूँ। और अस्त-व्यस्ततासे ससारको 
कैसे मुक्त किया जाये, यह तो ऐसा विशाल प्रश्न है कि तत्कारू इसका कोई उत्तर 
नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर इसका कोई जवाब हो सकता है तो वह यह 
है बस, एक ईदवरके भरोसे।* 

ईइवरमें आपकी जो आस्था है और जो प्रकाश आपको प्राप्त है, से अमेरिकाको 
उसका दहन कराना चाहती हूँ। 

दब्दो द्वारा में ऐसा नहीं कर सकता। इस वक्‍त बातचीत करने की मेरी 
तबीयत नही है। 

लेकिन आपके मनमें निष्ठा तो है न? 

हा, वह तो जरूर है। 

तब क्‍या आप उसे थोडे-से शब्दोर्में नहीं बता सकते ? 

भला, में शब्दोमे उसे कैसे व्यक्त कर सकता हूँ? 

तब, आप प्राथनाके रूपसें ही कुछ शब्द, यानी आपकी जो आन्तरिक आकाक्षा 
है उसे ही कह दीजिए। आप बोलकर प्रार्थना ही कर ले। 

नही. शायद में ऐसा नही कर सकता। क्या आपके छिए इतना जानना 
काफी नही है कि में एक सीधे-सादे देहातीकी तरह गावका सरल जीवन बिताने का 
प्रयत्त कर रहा हँ। जब में सफल हो जाऊंगा, तो मेरी आकाक्षा पूरी हो जायेगी। 

और आपके बच्चो, यानी भारतवासियोका क्‍या होगा ? 

वे गावोमे रहते है। में उनके साथ रहता हैँ आर वे मेरे साथ रहेंगे 

क्या आप सुखी हे? 

हाँ । इस सवालका जवाब में दे सकता हूँ। में पूरी तरह सुखी हूँ। 

ग़्ाँवसें न रहते हुए जितने सुखी थे उससे भी अधिक ? 

यह में नहीं कह सकता, क्योकि मेरा सुख बाहरी परिस्थितियो पर अवरूम्बित 
नही है। 

| वाई० एस० चेन | समाज-सुधारके कार्यक्रमके बारेमें कुछ जानना चाहते थे ॥ 

- मुझे इसमे कोई सन्देह नहीं है कि अस्पृश्यता खत्म हो रही है। यह और 

जल्दी समाप्त हो सकती है, लेकिन हमारे पास इस कायके लिए पर्याप्त सख्यामे 
कार्यकर्ता नहीं है। यह सामाजिक कायें बेशक है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह एक 
जबरदस्त आध्यात्मिक आत्दोलन है। यदि अस्पृश्यता बनी रही तो हिन्दू-धम नष्ट 
हो जायेग्रा और उसके साथ ही हिन्दू-सस्कृति भी। यदि ऐसी विपत्ति आई तो 
सारे भारतका स्वरूप ही बदल जायेगा। हिन्दू सस्कृतिके नाशका भारतकी सामान्य 
सस्क्ृतिपर अत्यन्त घातक प्रम्माव होगा। लेकिन मेरा सुदुंढ विश्वास है कि 
अस्पृश्यताका अन्त अवश्यम्मावी है, वह खत्म हो रही है। यहाँ आप देखेगे कि मै 
चारो ओर अस्पृश्योसे घिरा हुआ हूँ। उदाहरणके लिए, हमारा रसोइया एक अस्पृश्य 
लडका है। उसे खाना बनाना नहीं आता था, और स्वच्छता-सफाईके साथ बनाना 


२२४ सम्पूण ग्राधी वाइमय 


तो निश्चित ही नहीं आता था। अब वह खाना बनाना सीख रहा है। यह लडका 
बहुत अच्छा है, सीखना चाहता है ओर मेहनती है। यह चीज भारत-भरमे हो रही 
है। हमारे अच्छेसे-अच्छे कायकर्त्ता अस्पृश्योके बीच इसी ढगसे काम करने की कोशिश 
कर रहे हैं। यही पूर्ण सुधार है। हमे सामाजिक ऊँच-नीचको बिलकुल मिटा देना 
है। हमारे समाज-सुधार-कायक्रमके इस अग॒की यही मुख्य बात है। 

अमेरिकामें जो यह खयाल फल गया है कि गाधीजी का प्रभाव अब कम हो 
रहा है उसे में दुरुस्त करना चाहती हूँ। लेकिन नेहरूजी और आपके बीच विरोधको 


जो कल्पना की गई है, उसमें सचाई क्‍या है? 

इसके लिए आपको मेरा प्रतिवाद देखना चाहिए। 

उसे तो मेने देखा है। 

मैं कह चुका हैँ कि यह सरासर सत्यका उपहास है, बिलकुल झूठ है। 

अच्छा, नेहरूके बारेमें आपके भाव क्‍या हें? (# 

नेहरूके लिए मेरे मनमे प्रेम और प्रशसाके सिवा और कोई भाव नही है। 
हम दोनो एक-दूसरेसे अलग नहीं हे। करीब-करीब हर हफ्ते उनके दो पत्र मेरे 
पास आते है।' यह ठीक है कि ऐसी भी कई बाते है जिनके बारेमे भेरे और 
उनके विचार बिलकुल एक नहीं है। हमारे दृष्टिकोणमे जो अन्तर है वह स्पष्ट 
है। लेकिन फिर भी हमारे प्रेममे कोई कमी नहीं आई है। और यह अन्तर कोई 
नया हो, सो बात भी नहीं है। समय-समयपर उन्हे जो-कुछ महसूस हुआ उसे 
उन्होने मुझसे कभी छिपाया नहीं हैं। यहाँतक कि लखनऊमे उन्होने जो-कुछ कहा 
उसमे भी कोई नयी बात नहीं थी। यह तो उन विचारोका साराहश-मात्र था, जो 
उन्होने भिन्न-भिन्न स्थानोपर भिन्न-भिन्न अवसरोपर प्रकट किये थे। 

लेकिन क्या सचाई उन्हींके पक्षमें नहीं है ? 

नहीं। लेकिन यह कहना एक बात है कि उनके कुछ विचारोसे में ” सहमत 
नही हूँ, और यह एकदम दूसरी बात है कि उन्होने मेरी सारी जिन्दगी के किये-धरे 
पर पानी फेर दिया है। यह तो सफेद झूठ है। इसके सिवा इसको और कुछ कहा 
ही नही जा सकता। मुझे तो कभी ऐसा सनन्‍्देह भी नहीं हुआ कि जवाहरलछारूकी 
नीतिसे मेरे किसी कामको कोई भी हानि पहुंची है। 


१ देखिए “क्या हम प्रतिदन्द्ी हैँ 2”, २२७ १९३६। 

२ पॉछा छेवलूरने यहाँ ग्रांपीजी के कपनको यों उद्धृत किया है “ जवाइरलाल नेहरू और में मित्र 
हैं। यद सदी है कि इमारे विचारोंमें कुछ भ तर हो सकता है, लेकिन यह झुठ है कि हमारे बीच 
शत्रता है। जब वे भाषण देने के लिए देक्षका दोरा कर रहे होते हैं, जेसाकि वे अक्सर करते हैं, 
के भी कर सप्ताह उनके दो पत्र झुझे मिलते हैं। जो काम हम कर रहे हैं उसमें प्रतिस्पर्द हो ही 

सकें | हि 

” ३ पॉला छेकलरने गांधीजी के कथनकों इन झब्दोंमें उद्धत किया हैं “उन लोगेंके अनुसार मैंने 
कद्दा कि "मेरे जीवनका किया घरा सब चौपट हो गया नेहरू की नीतिसें मेरे कामको जितना 
घक्का पहुँचा है उतना तो ब्रिटिश सरकारकी हृढ़ता और दमनसे भी नहीं पहुँचा।' छेकिन कड़े शब्दोंकि 
प्रधोगसे बचने की अपनी मंवृत्तिके बावजूद में कहूँगा कि यह सरासर झूठ है। मैने ऐसी कोई बात न 
कमी कद्दी और न कभी सोचठा हो।” 


भेंट पाला लठेकलर और वाई० एस० चेनको २२५ 


क्या इसलिए कि जिस सत्यका आपने प्रतिपादन किया है, वह अब भी मौजूद है ? 

यह कहना सच तो है, लेकित में किसी बडे दाशनिक दृष्टिकोणसे बात नहीं 
कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ सासारिक अथमे ही यह कह रहा हूँ। मैं कहना चाहता 
हूँ कि उन्होने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जिससे मेरा कायक्रम या काम चौपट 
हो गया हो। अगर उन्होने यह कहा होता, जैसाकि कुछ नें कहा भी है कि “आप 
जिन्दगी-मर बडी-बडी गलतियाँ करते रहे हैं। अब आपका अपने कदम वापस हेने 
चाहिए। आप देशको एक सदी पीछे ले गये है ,, तो मुझे जरूर परेशानी होती, 
क्योकि मेरे लिए उनकी बात बहुत मूल्य रखती है। पर इस तरहकी तो उहोने 
कोई भी बात नही कही है। यह कहना भी बिलकुल सही नहीं कि उनके कार्यऋ्रमसे 
मेरी सहानुभूति -नहीं है। वे आज ऐसा कौन-सा काम कर रहे है, जिससे मेरी 
सहानुभूति न हो सके ? बे जो वैज्ञानिक समाजवादकी बात कर रहे हैं उसके साथ 
मेरा कोई झगडा नही है। जिस प्रकारकी जिन्दगी आज वे सारे हिन्दुस्तानका जीते 
देखना चाहते है, में उसी प्रकारका जीवन १९०६ से व्यतीत कर रहा हूँ। यह कहना 
कि वे रूसी साम्यवादके पक्षम है, सत्यका मजाक उडाना है।' वे तो यह कहते 
है कि साम्यवाद रूसके लिए अच्छा है, पर उसे कोई असादिग्ध प्रमाणपत्र तो वे 
रूसके बारेमें भी नही देते। हिन्दुस्तानके बारेमे तो उन्होंने साफ ही कह दिया है कि 
जो तरीके हिन्दुस्तानमे अख्तियार किये जाये वे ऐसे होने चाहिए जो हिन्दुस्तानकी 
जरूरते पूरी कर सरके। वे यह नहीं कहते कि वग-सघष होना ही चाहिए, हालाकि 
उनका ऐसा खयाल है कि वह शायद अवश्यम्भावी है, और यह तो अभी हाल 
ही में उन्होंने जोर देकर कहा था कि बगैर मुआवजा दिये कोई भी जब्ती नही 
होनी चाहिए। इस सबमे ऐसी कोई भी बात नहीं जिसका में विरोध कहूँ। 
बेशक तरीकेमे मतमेद है, पर यह कहना कि उन मतभेदोने हमें एक-दूसरेका जत्रु 
या प्रतिद्वन्द्दी बना दिया है, सत्यका उपहास करना है।'* 

उनके विश्वासो, उनके कार्यक्रममे आज ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारेमे 
में कह सकूं इसका में पूरी शक्तिसे विरोध करता हूँ। यदि मुझे वैसा छगता तो 
में निश्चय ही वेसा कह देता। वे चीजोको जिस ढगसे रखते है, में उस ढगसे 
नही रखूंगा। कुछ तरीके जो मैने अपनाये, उन्हे जवाहरलाल नहीं अपनायेगे। 

क्या उनपर आपका स्नेह है? 

जरूर, जैसाकि मेरा आपपर स्नेह है। पर इसमें ऐसी कोई खास बात 


तो नही है। 


१ पॉला लेकलरकी रिपोरट क्रे अनुसार गाधीजी के शब्द ये थे “थह कइना कि वे रूसी ढयके 
साम्थवादके पक्षमें हैं, जवाहरलालके साथ गम्भीर अन्याथ करना है।?” 

२ पॉछा छेकल्रकी रिपोर्ट के अनुसार “में मानता हैँ कि वे वर्ण-सघर्षकों मवश्यम्भावी 
भानते हैं, लेकिन वे-उसे बचाने की भरतक कोशिश कर रहे है।” 

३ इसके बादके अनुच्छेद पॉछा छेकलरकी उस रिपोर्ट से ल्यि गये है, जो बॉम्बे क्रॉनिकलमें 
पुनप्रकाशित हुई थी। 


.... एर३-०१५ 


२२६ सम्पूर्ण गाघी वाड्मर्य 


क्या हिन्दुस्तानके हितोकी दृष्टिसि आप उन्हें ठीक मानते हें? 
हाँ ! 
हमारी इस अमेरिकी मित्रके मनमें कराचीसें किसीने यह धारणा पेदा कर 
दी थी कि बाहरका जुल्म इतना बुरा नहीं है जितनी बुरी कि हसारी यह अन्दरकी फूट 
है, और वह मनसें इसी छापको लेकर अमेरिका उडनेवाली थी। 
उसके ऐसा बताने पर ग्राधीजी के मुंहसे काफी कडो आलोचनाका यह वाक्य 
निकल गया, जिससे उसका मुंह ही बन्द हो गया 
अगर मानव-प्रकृतिम मेरा विश्वास न होता, तो मैं यह कहता कि आपके 
मनपर ऐसी छाप डालना हिन्दुस्तानका नाम कलूकित करने के लिए शैतानियतसे भरा 
हुआ एक पड्यन्त्र था। 
यह पूछने पर कि यदि जनताको उनकी आवश्यकता होगी तो क्‍या वे फिर 
सक्रिय रुपसे मेदानमें आ जायेंगे, गाधीजी ने प्रइनकर्ताकी ओर तेजीसे देखा और दृढ़ 
स्व॒रमें बोले 
यह ईइवरकी मर्जीपर है। मैं पहलछेसे कोई चीज तय नहीं करता बल्कि आव- 
इयकता कसी है इसको देखता हु। अग्रले चन्द वर्षोके लिए मी पहलेसे कुछ योजना 
बनाना मेरे सिद्धान्तके विरुद्ध है। 
| अग्रेजीसे | 
हरिजन, ८-८-१९३६ और बॉस्‍्बे ऋतिकल, ७-३-१९३७ 


२६२ दो दाब्द-चित्र 


बगालके पितामह बाबू हरदयाल नाग सेवा-प्रवृत्तिसे तो कभी थकते ही नही। 
उनके अटल देशानुरागमे कौन उनकी बराबरी कर सकता है? नीचे वे अपने गाँवके 
दो शब्द-चित्र देते है। एक चित्र तो उस समयका है, जब उन्होंने उस गाँवकों अपनी 
युवावस्थामें देखा था, और दूसरा आजका है। पाठकोकों ये वर्णन रुचिकर 
प्रतीत होगे।' 
| अग्रेजीसे | 
हरिजन, ८-८-१९३६ 


१ यहाँ नहीं दिये गये हैं। 


२६३ निन्‍्दाकी नॉींवपर प्रचार 


एक सज्जनने मेरे पास तवलीग-सम्बन्धी एक परचा भेजा है। मूल परचा उर्दमे 
है, जिसका यह गुजराती अनुवाद है। इस गुजराती परचेक अनुवादक तथा प्रकाशक 
रेंख उमरभाई मोहम्मदभाई है, ओर यह अहमदाबादम छपा हे। जिन सज्जनने मेरे 
पास यह भेजा है, उनके पत्रस॑ में नीचे कुछ भाग उद्धृत कर रहा हूँ 
आपके पास से एक परवचेंकी नकल भेज रहा हें, जिसे एक स्थानीय 
मुस्लिसने प्रकाशित किया है। स्पष्ट ही उन्होंने इसे इस विचारसे प्रकाशित किया 
है कि हरिजनोको इस्लाम ग्रहण कर लेने का प्रलोभन दिया जाये, और 
हिन्दुओके खिलाफ उनमें घृणाके भाव फलाये जायें। इस परचेसे हिन्दु-धर्म और 
हिन्दू सस्कारोके बारेमे ऐसी-ऐसी बातें लिखी गई हे जो न सिर्फ सरासर 
झूठी हे, बल्कि हमारे देशके साम्प्रदायिक तनावकों और भी बढ़ा सकती हे। 
हालमें, मेने उत्तर भारतके दो लडकोकों बचाने का प्रयत्न किया है। 
उनका पता लगाकर उनके रिइ्तेदारोके साथ, जो उनकी तलाहमें आये हुए 
थे, उन लडकोकों घर भिजवा दिया है। अभी हालमें हरिजन लडकियोत्क को 
इस्लास ग्रहण कर लेने का लोभ दिया गया है। 
कृपाकर आप इस परचेको एक बार पढ़ जाइए, और फिर हमें कोई 
ऐसा रास्ता सुझाइए, जिससे ये गरीब और अप हरिजन ऐसे झूठे और द्वेषको 
आग भडकानेवाले परचोंके जालसें न फेंसें। 
में दु खके साथ परचेको पढ़ गया। जैसाकि मेजनेवाले सज्जनने एसके बारेमे 
लिखा है, यह काफी शरारतसे मरा हुआ है। पिता और पुत्र, दो हरिजनाके सवादके 
रूपमे यह लिखा गया है। पिताके कहने से लडका हिन्दू-शास्त्राको पढता है और उनका 
मजाक उडाता है। इसमे हिन्दुओकी हरएक पवित्र चीजका ऐसा वाहियात व्यग्य- 
चित्र खीचा गया है जिसे देखकर हिन्दू-धर्मं और सवर्ण हिन्दुओक प्रति घुणाका भाव 
भडक उठे। स्वामी श्रद्धानन्दगी तकका पवित्र नाम इस मुंबाहसेमे घसीठा गया है, और 
उनके मुँहसे ऐसे-ऐसे शब्द कहलाये गये हैँ, जो में जानता हूँ, उन्होंने कमी नही कहे 
होगे। इसी एक वाक्यकों लीजिए, “ कुछ हिन्दू गोबरसे लिपे हुए चौकोमे इस तरह खाने 
बैठ जाते है, गोया वे ट्ट्टी करने बैठे हो। बुरा हो ऐसे खानेवालों का! ” क्या कोई 
भला आदमी अपने मानव बन्धुओ के बारेमे ऐसी बाते लिख सकता है ? सारा परचा 
तोडी-मरोडी हुई बातोसे भरा हुआ है और उसमें हरिजनोकों ऐसी-ऐसी आ्थिक आशाएंँ 
दिलाई गई हैं, जो कभी पूरी नही हो सकती --- खासकर यदि हरिजनो का कोई बडा 
समुदाय अपने बाप-दादाओका धर्म छोड देने के प्रलछोभमन के जारूमे फेस जाये। जो 


२२७ 


२२८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मौलवी हरिजनके रूडकेको मुसलमान बनाता है वह कहता है कि “मैं खुद पहले 
चमार था, पर मुसलमान हो जाने से मेरी शादी एक शरीफ मुस्लिम खानदानकी 
लडकीसे हुईें।” नया मुसलमान उसी प्यालीसे पानी पीता है, जिससे कि वह 
मौलवी पीता है, और जो बाकी पानी बचता है उसे सारी मजलिस पीती है। एक 
मुशीजी के आलीक्ञान मकानमे अब उसे दावत दी जाती है। खानेका कमरा खुशबूसे 
महक रहा है।  हरएक लुकमा अमृत है, हरएक शबत आवेहयात है”, और जो 
अभी-अभी तक हरिजन था उसके आगे हुकका रखा जाता है, और फिर उसे 
सारी मजलिस पीती है। 

यह देखकर कितना दुख होता है कि लोगोको फूसलछाने के लिए घधमर्मको 
असस्कृत भौतिकवादकी इस निचाई तक घसीटा जाता है, राखो-करोडो मानव 
प्राणियोकी चिरपाषित भावनाओको इस तरह पैरो तले कुचला जाता है! 

में आशा करता हूँ कि इस प्रचेको किसी भी विचारशील मुसलमानका समर्थन 
नही मिलेगा, पर यह जानने के लिए कि ऐसे-ऐसे परचे कसी शरारत पैदा करते 
है, उन्हे इसे पढ़ना जरूर चाहिए। 

प्रचा भेजनेवाले सज्जनने मुझसे पूछा है कि इस शरारत-भरे प्रचारका मुकाबला 
किस तरह किया जाये। एक उपाय तो मेरे पास यह है कि इस तरह झूठ-मूठ 
बदनाम करनेवाले कुत्सित प्रचार-कायकी तरफ जिम्मेदार मुसलछमानोका ध्यान खीचा 
जाये। वे खुद इस परचेकी तरफ स्थानीय मुसलमान नेताओका ध्यान आकषित 
कर सकते है। और दूसरा, और सबसे महत्त्वपूर्ण, उपाय यह है कि हिन्दू-धमकी 
आन्तरिक शुद्धि की जाये। जबतक हिन्दू-समाजमे यह अस्पृश्यताका जहर बना रहेगा, 
तबतक बाहरसे उसपर इस तरहके हमले होते ही रहेगे। जब हम आत्मशुद्धिकी 
सुदुद और अडिग दीवार खडी कर देगे, तभी ऐसे हमलोसे हिन्दू-समाजकी रक्षा 
हो सकेगी। 

[ अग्रेजीसे ] 
हरिजेन, ८-८-१९३६ 


२६४. टिप्पणियाँ 


कन्धोके बजाय गाडियाँ 

राजकोटके श्री सी० तेजपाल कई सालसे यह आन्दोलन कर रहे है कि 
मुर्दोकी कन्धोपर ले जानें के बजाय हलकी ठेलागाडियां पर ले जाया जाये। वे 
भली-भाँति जानते है कि इसके लिए उन्हे एक ऐसी भावनाका मुकाबछा करना 
पडेगा जो लाखो हिन्दू-मुसछमानोमे न जाने कबसे चली आ रही है। लोग तो 
मुर्देको कन्धा लगाने के लिए एक-दूसरेसे होड करते है। कन्धोपर मुर्देको ले जाने का 
दृश्य भी बडा असर डालनेवाला होता है। कमसे-कम' हम ऐसा समझने के 
आदी तो हो ही गये है। लेकिन सिवा भावुकताके इस प्रथाके पक्षम और कुछ भी नही 
है। जहाँ इमशान या कब्रिस्तान कुछ दूर हो, वहाँ तो मुर्देको कन्घोपर ढोकर छे 
जाना बड़ा दिककततलब होता है। फिर, जब मरनेवाले की जात-बिरादरीके लोग 
थोडे हो, या किसी गरीबके यहाँ कोई मौत हुई हो, तब तो व्मशान नजदीक ही 
क्यो न हो, फिर भी मुश्किल ही पडती है। प्लेग और अकालके दिनोमे अक्सर 
लाशें किस प्रकार गली-सडकोपर पडी सड्ा करती है और चीलर-कौए उन्हे 
नोच-नोचकर खाते रहते है, यह हम सभी जानते है। इसलिए इसमें कोई सन्देह 
नही कि मुर्दोको ग्राडियोपर ले जाने के पक्षमे बहुत-कुछ कहा जा सकता है। श्री 
तेजपालने इसके लिए जो गाडी बनाई है उसपर १०० रुपयेसे कुछ ही ज्यादा खच 
पडता है। हिन्दुस्तान-जैसे गरीब देशमे सौ रुपये ऐसी बात नहीं है जिसकी हम 
कोई परवाह न करे। लेकिन अगर गाँवके महाजन और नगरपालिकाएँ इन 
गाडियोको रखने लगे और बरायनाम रकमपर भाडेपर दिया करे तो खर्चका 
यह सवाल हल हो सकता है। उस हालतमे, जो स्थानीय व्यक्ति इस सुधारके 
समर्थक होगे वे उत्साहपूर्वक अपने आसपास इसका प्रचार करेगे। श्री तेजपालने 
मुझे बताया है कि अहमदाबादकी नगरपालिकाने ऐसी एक गाडी रख ली है और 
सूरत, बडोदा, जामनगर और पोरबन्दरके महाजनों या सेवा-समितियोने भी यही 
किया है। बम्बईके प्रार्थंना-समाजने भी एक गाडी रखी बताते है। यह पता लगे 
तो बडा अच्छा हो कि जहाँ-जहाँ ऐसी गाडियाँ रखी गई है, वहाँ अबतक इस 
दिशामे कितना क्‍या सुधार हुआ हैं। 


कपास ओठटने की चरखी 


चरखेंकी तरह, पीजने और कपास ओटने की चरखीमे भी बराबर सुधार हो 
रहा है, हालाँकि वह चरखेके-जितना नही हुआ है। लेकिन कताईसे सम्बन्ध रखनेवाले 
अन्य काम भी कताई-जितने ही महत्त्वपूर्ण है। अच्छी राई और उसकी अच्छी तरह 


54033 


२३७० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सफाई, ओटाई और पिजाईका कपडा तैयार हाने के समय उसके सुथरेपन व उसकी 
मजबूतीपर बहुत असर पडता है। इनमे से कोई भी बात अगर दोषपूण हो तो 
निश्चित समयमसे तैयार होनेवाले सृतती मिकदार और उम्दापनपर उसका असर 
पडता है। इसलिए वर्चामे श्री राधाकृष्ण बजाज इस बातके प्रयोग कर रहे है कि 
कपास आंटने की चरखीमे कोई सुधार होने की सम्भावना है या नहीं। अगर कही 
कार्ट ऐस खादी-प्रेमी हो, जिन्होंने इस दिशामे सुधार क्या हो, ता उन्हें श्री 
राधाक्रप्णसे पत्र-व्यवहार करना चाहिए, और अगर कोई नमूने भी उनके पास हो 
ता वे भी भेजने चाहिए। 

[ अग्नेजीसे[] 

हरिजन, ८-८-१९३६ 


२६५ पत्र : मीराबहनको 


९ अगस्त, १९३६ 
चि० मीरा, 
हा, तुम्हारा न आना ही अच्छा है। में और अधिक दूध भेज रहा हूँ। 
अगर इसकी जरूरत न हो तो मोतीबहन इसको वापस ले आये। 
स्नेह । 
बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ६३५८) से, सौजन्य मीरावहन। जी० एन० 
९८२४ से भी 


२६६ पतन्न *' कान्तिलाल गाधोको 


सेगाँव, वर्धा 
९ अगस्त, १९३६ 

चि० कान्ति, 
मेरे मनमे तूने काँटा क्‍्यां चुमभा दिया?'* तूने जबसे मुझे पिस्तौल की यह 
गोली मारी, तबसे तेरा चेहरा मेरे सामने घूमता रहा है। यह क्‍या हुआ ? तूने 
यह क्‍या किया ” किल्तु इसमे तू क्‍या कर सकता है? स्वभावकों कौन जीत 
सकता है?” जो तेरे मनमे उठे, उसे तू जाहिर करे, यही ठीक है, नहीं तो 


१ कान्ति ग्रांवीने परम्परागत विश्वाभ्यास करके उपाधि ढेने की इच्छा व्यक्त की थी। देखिए “पत्र 
मणिकाक और सुशीका ग्राधीकों”, १६ ८ १९३६ | 


पत्र कनु गावीको २३१ 


पाखण्डकी सृष्टि होती है। इसलिए में अपने मनको धीरज बंधघा रहा हूँ और 
जितना मुझसे बन सकता है, उतना तेरी मदद करने के बारेमे सोच रहा हूँ। 

तू लम्बाई-चौडाईका अनुमान भेजे तो में धोती यहाँसे भेज दूँगा। या तू जब 
यहाँ जाये तब खुद उस नापकी घोती काट लेना। मेरे पास तीन थान है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३०४) से, सौजन्य कान्तिछाल गाघी 


२६७ पत्र * कन्‌ गाधीकों 


सेगाँव, वर्चा 
९/१० अगस्त, १९३६ 
घथि० कनैयो, 
छोटेलालसे कहना कि जिनमें पाच-सात सेर दूध जा जाये, ऐसे दो बतन 
भेज दे। कलईदार पीतलके हो तो अधिक जच्छा। जस्तेके सस्ते मिल्ले तो भी काम 
चल जायेगा। 
राईका तेल भेजना। 
साथमे कुछ पत्र भेज रहा हू । 
हाथके बने कुछ कागज नोट-बुक वगैरह बनाने के लिए चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 
पीछे देखो 

१० अगस्त, १९३६ 
पीछे जो-कुछ लिखा है, सो कल का लिखा हुआ है, किन्तु पत्र यही छूट 
गया। बहुत महत्त्वपूर्ण तो नही था। अब मैं कुछ पत्र और एक लेख इसके साथ 
भेज रहा हूँ। बादमे कुछ और भेजगा। वहाँ जो एनिमा है, वह मुझे चाहिए। 

यदि वह वहाँ काममे आ रहा हो तो यहाँके लिए नया छे लेना जहूरी है। 
बापू 


गूजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२)से। 


२६८ पत्र : मीराबहुनको 


१० अगस्त, १९३६ 
चि० मीरा, 
आशा है, प्रगति जारी रहेगी। अगर कोई गड़बड़ हो ता मुझे तुरन्त 
सूचना देना। 
सप्रेम, 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३५९)से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९८२५ 
से भी 


२६९ पत्र . जवाहरलाल नेहरूकों 


सेगाँव, वर्धा 
१० अगस्त, १९३६ 

प्रिय जवाहरलाल, 
खान साहबको बम्बईमे होनेवाली बैठकों में शामिल होने की सामान्य सूचना 
प्राप्त हुई है। उनमे शामिल होने की उनकी बिलकुल इच्छा नहीं है और में उनको 
मजबूर नहीं करना चाहता। बम्बईमे उन्हे ऐसी समभाओ और समारोहोमे आने के 
लिए कहा जायेगा जिनमे उन्हे भाषण देने को भी आमल्त्रित किया जायेगा। में नहीं 
चाहता कि उन्हें अमीसे यह सब करना पडे। वस्तुत मैं चाहता हूँ कि वे साल- 
भर सेरे साथ बिताये। उनमें इतनी शक्ति नहीं है और न वे ऐसे ही है कि 


बीमारीके हमलोका उत्तपर असर न हो। इसलिए क्या तुम अनुपस्थितिके लिए उन्हे 
क्षमा कर दोगे ? 


सप्रेभ, 
बापू 
[ अग्रेजीसे 
गाधी-नेहरू पेपर्स, १९३४, सौजत्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालूय 
१ साथन-सूतमें यह पत्र १९३४ के कागजातके साथ रखा गया है और ए बच ऑफ ओहड 


छेटसमें भी इसे शसी वर्षका बताया गया है। छेकिन यह चूक है, क्योंकि गावीजी १९३६ में सेगाँवमें 
बसे ये। 


२ भअ० भा० कांग्रेस कमेटी की। 
२३२ 


२७०. पत्र * प्रमाबहन कटकको 


१ 0 अगस्त, १ ; डर ध्‌ 


चि० प्रेमा, 

तीन पैसेका काड न लिखने में हेतु था। 

तेरी राखी मेरे हाथ नहीं छऊगी। रूगती तो मैं जरूर बॉधता। परन्तु तूने 
भेज दी इसलिए उसका रस जथवा पुण्य तुझे मिल गया। 

तू नये-नये काम हाथमे ल रही है, यह अच्छा है। तंरी पुस्तक ऊपर-ऊपरसे 
देख तो जाऊँगा। 

सेगॉवके अनुभवोमे वृद्धि हो तो सकती है, परन्तु अभी नहीं। न फुरसत है, 
न इच्छा। अनुमवोकों में किसीको देने-जैसा नहीं मानता। 

जिस भाषाका मनुष्य उपयोग करते है उसका रूढ अथ तो होगा ही, परन्तु 
उनका अपना अथ उसमे जरूर होगा, जो आगे-पीछेके प्रसगमे से निकाला जा सकता 
है। सत्यको सम्पूर्ण रूपमे किसीने जाना ही नही है, इसलिए जो मनुष्य जिस वस्तु 
को जिस रूपमे देखे उसी रूपमे कहे, यही उसके लिए सत्य है, भले ही वस्तुत 
वह असत्य हो । 

इसी प्रकार एक ही वस्तु के सम्बन्ध में लोगोके विचार युगके अनुसार 
बदलते रहते है और वे ही सम्बन्धित युूगके लिए सत्य माने जाते है।  असतो 
मा सदगमय ” में यही अर्थ अथवा विचार निहित है। 

जहाँ ऊँच-नीचका भाव उड जाता है वहाँ शूद्र अन्य तीव वर्णोकी सेवा करे, तो 
उसमे मुझे दोष दिखाई नहीं देता।' [ किसीकों कोई |' शूद्र बनाता नहीं। [तब यदि 
स्वाभाविक रूपमे परिचर्या उसका धर्म हो| तो उसे बदलते का क्या प्रयोजन ! 
ब्राह्मण और भगी पेटके लायक ही कमाते हां तो दोनोमे भेद क्या है”? भगीके 
ज्ञानी बनने मे कोई रुकावट नहीं। मेरी कल्पनाके वणमे ज्ञानका एकाधिकार किसी 
का नही है। स्त्रियोकी प्रार्थवाके इलोको ' पर विचार करना। चार वर्णोके सामान्य 


१ गाधीजी का २२ जुछाई, १९३६ का पत्र छोटा था। उतना का्पर भी लिखा जा सकता था, 
फिर लिफाफा क्यों भेजा, ऐसा प्रेमावहनने पूछा था। 

२ प्रेमाबइनने छिस्ा था कि महाराष्टके प्राय सभी सन्त कवियोंनि व्ेवर्ममें ऊँच-नीचका गस्तिल 
खोकार किया दे। 

३ और ४ साधन-यूतमें ये दो वाक्य अधूरे हैं। 

७ देखिए खण्ड ४४, ६० ४०४५ । 


२३३ 


२३४ सम्पूण गाधी वाइमय 


धर्म कौन-से हैं? ज्ञानदेव! आदिक वचनामे, शायद, ऊँच-नीचके भावका समथन 
करनेवाले वचन भी मिलते । छंकित किसी सतके बारेमे इस तरह उसके दो चार वचनों 
के आधारपर राय नहीं कायम की जा सकती। रामदासके' बारे मे तू जो कहना 
चाहती है वह में जानता हु। ये उदाहरण जनुपयुक्त सिद्ध हो तो सी मेरी दलीलपर 
आँच नहीं आती। 

तेरी प्रार्थता में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योकि तूने इस प्राथनाके औचित्यका 
पूरी तरह विचार ही नही किया है। तू प्रचलित प्रवाहमे बह गई है। तू, में और 
सब अपने-अपने माता-पिताके चौखटे मे ही पड़े हुए है। उसे भूलकर नये कहलाने में 
जितना अथ या अनथ है, उतना ही पुराने चौखटके त्यागमे है। उसमे रहकर हम 
अनेक परिवतन कर सकते है। इसीका नाम प्रगति या उन्नति है। सवथा नये होने का 
अथ है उल्कापात या नया धर्म । हिन्दू-वर्मके लिए भी कही कोई चौखटा होगा या नही ? 
बच्चे रोज पानीमे नये अक्षर बनाते है और बनाते ही वे मिट जाते है। परन्तु 
इसमें भी उनके लिए तो आनन्द है ही। लगता है, ऐसा ही आनन्द तू लेना चाहती 
है। परन्तु पुराने चौखटेमे पले हुए मुश्न ६७ वषके बूढेकों तू पानीमे अक्षर लिखने के 
लिए कैसे खीच सकेगी ” मै तो किनारेपर खडा तेरे और तुझन जैसोके खेल देखा 
करता हे। आगामी “हरिजन ' में एक पत्रकी आलोचनतामें इससे सम्बन्धित कुछ 
देखेगी । ' 

मेरा अज्ञान तेरे हाथ ठीक ही रूगा । अभी और खोज करे तो इससे भी घोर 
अज्ञान तेरे हाथ लगे। परन्तु जब तुझे मेरे पूर्ण अज्ञान का पता चलेगा तब तू भाग 
तो नहीं जायेगी? इतना वचन दे दे तो मैं साफ कह द्‌ कि मैं कुछ जानता ही 
नही, क्योंकि ऐसा अध्ययन मैने किया ही नही है। 

साम्यवादके विषयमे अपने सनन्‍्तोषके छायक मैने पढ़ा है। स्वराज्यमे किसकी 
जरूरत होगी, यह तो स्वराज्यको देखू तभी कह सकता हूँ। मेरा विरोध तू जहाँ 
देखें वहाँ सत्य-असत्य तथा हिसा-अहिसाके सम्बन्ध ही होगा। 


बापके आश्ीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३८४)से। सी० डब्ल्यू० ६८२२ से 
भी, सौजन्य प्रेमाबहन कटक 


ह> 


१ आनेश्वर, महारा्के सत कवि। 
२ समर्थ रामदास, शिवाजी के शुरू। 
३ देखिए “वर्ण बनाम णात्ि”, १५६-१९३६ | 


२७१, पत्र . नारणदास गाधीकों 
१ 0 अगस्त, 4 ९३ द्र 


चि० नारणदास, 


प्रेमाका पत्र सलग्त हे। तुम लीलावतीको बुला रहे हो। मैने तो उसे खुशीसे 
इजाजत दे दी है। किन्तु उसका मन यहासे हिलने का नहीं होता। बहुत अस्थिर 
है। एक वष स्थिरता पाने का प्रयत्त करके देखना चाहती है। मानती है कि अगर 
वहा चली जायेगी तो उसमे विक्षेप आयेगा। इसमे तथ्य तो जरूर है। 

इसलिए यदि उसके बिना काम चलाया जा सकता हो तो मेरी राय है कि 
चला लेना चाहिए। करू कह रही थी कि मैं खुद लिखूगी। कनैयो अक्मर आ 
जाता है। देखता हूँ, बहुत प्रसन्न है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२)से। सी० डब्ल्यूण ८५०१ 
से भी, सौजन्य नारणदास गाधी 


२७२. पत्र नरहरि द्वा० परीखको 


चि० नरहरि, 

सूखे हुए नीबूमे से क्या तुमने कभी रस निकाला है? यदि जवाबमे “ना! 
कहो तो फिर मेरे द्वारा वाचनमालाके लिए पाठ किस तरह लिखवा सकोगे ? 
तुम्हारी पत्रिका पढ गया हूं, अच्छी है। किन्तु मेरे लिए नही है। मुझसे बने तो 
में सारा लिखता बन्द कर दूँ। नया कुछ लिखने के लिए तो मत कहो। मुझे ग्रया- 
बीता मानकर अपना काम चलाते रहो। 

मारुति की इच्छा घर बनाने की है। जमीन हरिजन आश्रमकी चाहिए। अव- 
न्तिकाबाईकी' जमीनका क्‍या हुआ ? क्‍या वह यथा उसमे से कुछ दी जा सकती है? 
या फिर वह जो पैसा खर्च करता चाहता है सो हमारे पास जमा कर दे और 


१ गावीजी की गोद ली हुई इरिजन पुत्री रथ्मोका पति। 
२ मवन्तिकाबाई गोखे+ 


3 स्श्५ 


२३६ सम्पूण गाधी वाइमय 


इस रक़मके हमारे पास जमा रहते हुए जबतक चाहे जमीतका उपयोग करे और 
अपनेको घरका मालिक माने। यदि हमे यह सुविधाजनक न लगे तो हम घरकी उस 
समयकी कीमत कृतकर उसका पैसा वापस कर दे। यह सब तो उस हालतमे करना 
पड़ेगा जब अवन्तिकाबाईकी जमीन न मिल्के या आश्रमकी जमीन न बेची जा सके। 
मुझे तो बेचने मे कोई हज नहीं दिखता। सब-कुछ सोचकर लिखना। 


बापुके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०९८) से। 


२७३ पत्र हीरालाल शर्माको 


१० अगस्त, १९३६ 
चि० शर्मा, 
तुमारा पत्र मिला। में लज्जित होता हूँ कि बेबिट अबतक नहीं मिलता, । 
मिल तो जायगा। सूत दूसरे सूत के साथ मिल गया। तुमारे मेरे पाससे खादीका 
स्वीकार करना चाहीये। | 


बापुके आशीर्वाद 
बापूकी छायामें मेरे जोवनके सोलह वर्ष, पु० २५९ के सामने प्रकाशित प्रतिकृतिसे । 


२७४ पत्र * अमृतलाल वि० ठक्‍करको 


सेगाँव, वर्धा 
१२ अगस्त, १९३६ 
बापा, 
एक ही पत्रमें कितनी विविध बाते लिख भेजी है। देवदासके रहने से वहाँकी 
जीवन-चर्यामें विक्षेप तो नहीं पड रहा होगा। 
मलकानीने मुझे लूम्बा पत्र लिखा था। उसकी स्थिति बडी दयनीय है। में 
सोचता रहता हूँ कि रुक्मिणीको कुभार्या मान्‌ कि बिलकुल ही मूर्ख स्त्री 
सतीक्ष बाबूका क्या करे ? एक़् तरफ उनका जबरदस्त त्याग और दूसरी तरफ 
उनका शकाल स्वभाव । हम जबतक उन्हे रखना चाहे, तबतक रखना तो सम्भव है ही । 
रामचन्द्रके बारेमे आइचय होता है। उसको लेकर कठिनाई पैदा हो, तो 
खबर देना । 


१ मूल कठा-फटठा दोनेसे अन्तिम वाक्य अस्पष्ट है । 


पंत्र मागीबाईको २३७ 


किसी-न-किंसी दिन तुम सेगावको आकर देखोगे ही। * भूलम है। मेरे 
सामने तुकडोजी, बाजूमे खान साहब, तुकडोजी के बाजूम मुन्नाछाल, तुकडोजी और 
मेरे बीचमे राजकुमारीकी गद्दी रूगी हुई है। उसके सामने एक पाटेक॑ ऊपर दवाओकी 
एक कामचलाऊ पेटी है, जो जअसलमे तो खोखा है, जिसमे कभी फल आये थे। और भी 
कुछ फुूटकर सामान उस पाटेपर है। बा, लीछावती और मनु जहाँ जगह मिल 
जाये वही समा जाती है। रातका दृश्य तो इससे मी अडठ्य होता है। भक्तका एक 
लक्षण अनिकेत होता है न? भक्त बनने की चालो का इस्तेमाल तो में चाहे 
जहाँ करता ही रहता हूँ न? सेग्रावमे मुझे तो बडा मजा मिलता है। करू 
कोठरीका आखिरी कोना खाली हो गया है। अभीतक तो खाछी है। मुन्नालाल 
स्थायी निवासी है। 
तुम मजेमे होगे। 
बापू 


| पुनरच ] 
यह जो-सो लिखने का भी बिलकुल समय नहीं था। इस तरहका कुछ आराम 
तो मुझे भी चाहिए न? तुम्हारा अनुकरण किया है। 


गुजरातीकी फोटो-नकरू (जी० एन० ११६९) से। 


२७५ पत्र * सॉगीबाईको 


; सेग्राँव 
१३ अगस्त, १९३६ 
चि० मागीबाई, 
तुमारे वेधव्यकी खबर अभी सुनी। प्रियजनाके मुत्युसे दु ख क्यों माने ? मृत्यु 
तो सबको पीछे है ही। यह भी ईदवरकी प्रसादी समजी जाय। अब ज्ञात रहो और 
सेवा करो। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १७२) से। 


१ भूल का-फटा होने के कारण यह वावय ठीकसे पढ़ा नहीं जा सका। 


२७६. बातचीत : एक पाटिलसे' 


[१५ अगस्त, १९३६ के पूर्व ] 

एक दिन शामको गाँवके बढ़े पाटिलने गराधीजी के पास जाकर कहा 
“से तो इसके लिए भी तेयार हूं कि इधर नाई गोविन्दकी हजासत बनाकर उठे 
और उधर मेरी बना दे।” 

[गाधीजी ] तो फिर कठिनाई क्‍या है? 

[पाटिल ] अब वह एक ऐसी बात कहता है जिसके लिए में तेयार नहीं हूँ। 

वह क्‍या है? 

बात यह है कि वह सुझसे एक बार अपने घरपर खाने को कहता है। महा- 
राज, भगवान्‌ जानता है, में लगभग ८० सालका होने को आया हूँ, पर आजतक 
मेनें होटलका पानी भी नहीं छुआ। फिर बहू यह उम्मीद कंसे करता है कि में 
उसके घर खाऊँंगा ? 

भाई, तुम्हारी बात समझता हूं, पर वह तुम्हे अपने घर खाना खिलाने का हठ 
क्यो करता है 

इसलिए करता है कि वह जानता है कि शायद उसकी जातिवाले उसे 
बिरादरीसे निकाल दें। इसलिए मुझे अपने घर खिलाकर वह अपनी पक्‍की तसल्ली 
कर लेना चाहता हैं। अच्छा महाराज, आप ही बताइए, क्‍या यह बात भी आपके 
अस्पृदयता-निवारणके कामसें शासिल् है? 

कभी नहीं। में तो इतनेसे ही सन्तुष्ट हुँ कि अब तुमने छूने का परहेज तो छोड 
दिया है। तुम जानते हो कि में गोविन्दसे अपना खाना बनवाता हूँ, फिर भी एक- 
दूसरेके साथ खाने का छुआछूत दूर करने के आन्दोलनसे कोई सम्बन्ध नही है। पर 
इस बातकी आजा में तुमसे नहीं, हरिजन-सेवकोसे रखता हूँ । 

[ अग्नेजीसे | 
हरिजन, १५-८-१९३६ 


१ पाटिल, अर्थात्‌ गाँवक सुखियाके साथ गावीजी की बातचीत्का यह विवरण महादेव देसाईके 
« वीकली छेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से लिया गया है। 

२ नाईने इस बरसे गोविन्ददी हजामत बनाने से इनकार कर दिया था कि गाँवका मुखिया और, 
अन्य लोग कहीं उसका बहिष्कार न कर दें। 


र्रे८ 


२७७ बातचीत एक नाईसे' 


सेगाव 
[१५ अगस्त, १९३६ के पूव] 
एक दिन सुबह जब में सेगाँव पहुँचा तो देखता क्‍या हूँ कि एक बार काटने की 
सदशीनको साफ करने और तेल देने के लिए गाधीजी उसके पुरजे अलूग कर रहे हे। जब 
मदीन साफ हो गई तो सासने एक शीशा रखकर वे खुद ही अपने बाल काटने रूगे। 
उसी समय साधु सहाराजका एक भक्त, जो दइत्तफाकसे जातिका नाई था, आ 
पहुँचा। “ बापूजी ”, सामनेके कोनेमे बेठे साधुने जोरसे कहा, “ भोसाकों हजासत बनाने 
दीजिए न, वह तो अच्छी तरह बाल बनाना जानता है। 
[गाथीजी | उसे बाल बनाना कैसे आ गया? 
इसका तो पेश्ा ही यही है। 
अरे! तब तो ठीक है। अच्छा, तो आओ। 
पर ज्यों ही भीमाने मझ्ीन चलानी शुरू को, गाधोजी ने उससे पूछा 
मेरे खयालमें, अपने हरिजन भाइयोकी हजामत बनाने में तो तुम्ह॑ कोई परहेज 
नही होगा ? क्‍यों? 
“ दिलसें तो मेरे कोई परहेज नहीं”, उसने कुछ हिचकिचाहटसे कहा। 
सो तो में मानता हूँ, पर जैसे तुम मेरी हजामत बनाते हो, उसी तरह हरि- 
जनकी भी बना दोगे ”? 
वह फिर कुछ हिचका। तब गाधीजी साधुसे बोले 
में तो इस खयालमे था कि मुझे नाईसे हजामत बनवाने को कहने के पहल ही 
आपने उससे इस बातका पता लगा लिया होगा। 
“४ मुझे खेद है”, साधुने कहा, “ यह बात तो उस वक्‍त मेरे ध्यान में ही नहीं 
आई । १7 
तो फिर मुझे इस बातपर जरा विचार करना पडेगा कि हजामतको बीचमे 
ही रोककर भीमाको छुट्टी दे दूँ या नही। 
पर भीमा बोल उठा “ नहीं, ऐसा न करें। में यो आस तोौरसे तो हरिजनोको 
हजामत नहीं बनाता, पर अब वादा करता हूँ कि आजसे उनके साथ कोई भेदभाव 
नहीं रखूंगा।” 
| अग्रेजीसे ] 
हरिजन, १५-८-१९३६ 


१ मदादेव देसाईके “वीकली छेटर ” ( साप्ताहिक पत्र ) से उद्धव । 
२२९ 


२७८ और भी गलतफहमियाँ 


सत्यशोधकका किसीको खुश करने के लिए ही लिखना या बोलना नही पुसा 
सकता । जिनत-जिन बातोसे मेरा वास्ता पडा है, उन सभीमे सत्यकी शोध करते हुए 
मुझे काफी लम्बा अरसा हो गया है। मगर में जानता हूँ कि समय-समयपर उपस्थित 
होनेवाले मामलोम में सदा और सबको यह नहीं समझा सका हूँ कि मैं जो कहता 
हूँ या करता हूँ वह सही ही है। हिन्दी प्रचारको ही लीजिए। इस बारेमे जहाँ कुछ 
मुसलूमान दोस्त मुझसे नाखुश है, वहाँ हिन्दू मित्र भी कम असन्तुष्ट नहीं है। पर जबतक 
मेरे आलोचक मेरी भूलका मुझे विश्वास न करा दे, तबतक उन्ह यह आशा नहीं 
रखनी चाहिए कि वे चाहते हैँ इसीलिए में अपनी राय बदल दूगा। एक सज्जननें 
तो मुझे सचमुच ही ऐसा लिखा है कि हालाँकि तक और इतिहासकी दृष्टिसे मेरी 
स्थिति सही है फिर भी मुझे मुसलमान आलोचकोको सन्‍्तुष्ट करने के लिए अपनी राय 
बदल लेनी चाहिए। यह आलोचक चाहते है कि एक ही भाषाका परिचय देने के 
लिए या तो में  हिन्दी-उर्दू ' शब्दके प्रयोगका समथन करूँ, या सिफ “उर्दू शब्दका। 
इनका एतराज भाषापर नही है, बल्कि उसके उस नामपर है, जो अबतक चला 
आ रहा है। जब मुझे एक और पत्र मिला है। इससे झगडा दूसरे दृष्टिकोणसे है, 
और वह है उस भाषणके सम्बन्धर्ें जो मैने हाल मे ही बगलोरमे हिंदी-प्रचार 
पदवीदान समारोहमे दिया था।' पत्र रूम्बा है। मैं यहाँ उन्हीं अशाका देता हूँ 
जिनका विषयसे अधिकसे-अधिक सम्बन्ध है 
बयलोरमें पदवीदान-समारोहमें दिये गये अपने भाषणमें आपने कहा है कि 
भारतके २० करोड लोगोंसे सम्पर्क स्थापित करने के लिए कर्नाठकके १ करोड 
१० राख नर-नारियोको उनकी भाषा हिन्दी सीखनी चाहिए। ध्यातव्य हे कि यह 
बात आपने उन्हींके लिए नहीं कही जो मातृभाषा पढ़ चुके हु। मान लीजिए, 
सब लोग मातृभाषा सीख सी लें, फिर भी न तो यह सम्भव है, और सम्भव 
हो भी तो न वाछनीय है और ते स्वाभाविक ही, कि सवसाधारण लोग सातृ- 
भाषाके अतिरिक्त एक दूसरी भाषा और सीखें। राष्ट्रीय कार्यकर्ता, व्यापारी 
और दूसरे छोग जो उत्तर भारतवासियोके सम्पर्कसं आते हे वे हो हिन्दी 
सीख सकते हैँ और उन्हींकों सीखनी चाहिए। वे लोग तो बिना किसी प्रचारके 
भी आवश्यकतावदा ही यह भाषा सीख लेगे। 


१ देखिए “दीक्षान्द्र भाषण हिन्दी प्रचार सभाके समारोहमें”, १२६ १९३६ । 
२४० 


और भी गलतफहमियाँ २४१ 


आप कहते तो हें कि हिन्दी प्रान्तीय भाषाओके स्थानपर नहीं, बल्कि 
उनके साथ-साथ सीखी जाये। पर हो ऐसा नहीं रहा है। तमिलनाडुके अधिकाद 
शिक्षित लोग तमिलके बजाय अग्रेजीमं सोचते हु और महसूस भी करते हे। 
तमिलकी वे पुरी उपेक्षा करते हे। अग्नरेजी सभ्यताके वे किस हृदतक गुलाम 
हो गये हे, यह हम इसीसे समझ सकते हे कि सावजनिक सभाओ और दूसरी 
जगहोमें भी वे गवके साथ उच्च स्वरसे कहते हे कि वे तमिलमें न तो बोल 
सकते हे और न लिख सकते हे, पर अग्नेजीमं वे दोनो काम घडल्लेसे कर 
सकते हे। इनमें से कुछ लोग हिन्दीका अध्ययन भी तमिलकी अपेक्षा अग्रेजीकी 
मददसे अधिक करने लगे हे। नतीजा एक ही होगा --- यह कि अग्रेजीके बजाय वे 
हिन्दीमें सोचने हरूग्रेंगें। अगर कोई गृजरातोी भाई आपसे कहे कि वह गुजरातोमें 
तो नहीं पर हिन्दीमों सुन्दर निबन्ध लिख सकता है, तो आपको उसपर अफ- 
सोस ही होगा। आपको छगरेगा कि देश अभो पृण स्व॒राज्यसे बहुत दूर है। तमिल- 
नाइुमें बहुतेरे लोग कहने रंगे हे कि वे तसिलसे हिन्दी अच्छी जानते हे। 

दूसरी भाषा देवभाषा हो तो भी अपनो सातृभाषाकों हानि पहुँचाकर 
नहीं साखनी चाहिए। हिन्दीके अन्धसमथकोकों इस सम्बन्धर्से में आपकी ही 
सिसाल दिया करता था। आप कहते तो हे कि हिन्दी भारतकों राष्ट्रभाषा 
है, पर न तो अपनी आत्मकथा ' ही आपने हिन्दीमें लिखी है और न “दक्षिण 
आफ़रिकाके सत्याग्रहका इतिहास ' ही । दोनो पुस्तक गुजरातीमें लिखी हेँ। हिन्दी 
में आप अगर लिखते तो बहुत अधिक लोगोको आपकी बात आपके ही दाब्दोरें 
जानने को समिलती। पर आपने दोनोको गुजरातोमोें लिखना पसन्द किया। 
हालाकि इस सामलेमें आपके उपदेशासे आपका आचरण भिन्न है, तो भी में आपके 
आचरणको ही ठीक समझता हूँ। इसलिए में चाहता हें कि लोग, आप जो 
कहते हे, उसे न सानकर आप जो करते हे, उसका अनुसरण करें। 

स्वराज्यका अर्थ यह नहीं होवा चाहिए कि भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलने- 
वालो पर एक ही भाषा काद दी जाये। प्रथम स्थान सातृभाषाकों ही मिलना 
चाहिए। भारतकी सामान्य भाषा हिन्दीकों गोण स्थान ही देना चाहिए। सच्ची 
प्रेरणा और प्रगति तो मातभाषासे ही मिल सकती है। 

अब में लिपिका प्रदन लेता हूँ। ४ मई, १९३५ के “हरिजन ' में इन्दौरके 
हिन्दों साहित्य सम्मेलनके प्रस्तावोपर लिखते हुए आपने उर्दू लिपिका पक्षपात 
किया है। यह मेरी समझमें नहीं आया। बगलोरके भाषणमें भी आपने उर्दू 
लिपिके प्रति अपना वही पक्षपात प्रकट किया है। आप तो सस्कृतसे निकली 
हुई या उससे प्रभावित समस्त भारतीय भ्ाषाओकों लिपियाँ नष्ठ करके उनकी 
जगह देवनागरीको आसीन कर देना चाहते हे, ताकि जो लोग विभिन्‍न भाषाएँ 


६२-१६ 


२४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सीखना चाहे उन्हे सुविधा हो। हिन्दू और मुसलमान दोनो जिस एक ही 
भाषाको बोलते हैँ उसके लिए आप देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियाँ कायस 
रखना चाहते हे। तो क्या अन्य करोडो लोग, जो दुर्भाग्यसे भिन्न-भिन्न भाषाएँ 
बोलते हे, अपनी लिपियाँ नष्ठ हो जाने दें, उनकी जगह देवनागरीको दे दें 
और हिन्दी-हिन्दुस्तानी भाषा और उर्दू लिपि सीखकर १३ करोड हिन्दुओं 
और ७ करोड सुसलमानोकों समझने और उनके सम्पर्क्मं आने की कोशिश करें? 
क्या यह बात हास्यास्पद नहीं लगती और इसमें घोरसे-घोर अत्याचार नहीं 
हैं? इस नीतिका साफ नतीजा यही हो सकता हैं कि अन्य सभो भाषाएँ सिठ 
जायें और केवल एक हिन्दी रह जाये -- वह भी दोनो लिपियोंमें। क्योकि, सब 
भाषाओकी लिंपि तो देवनागरी हो ही जायेगी, हिन्दी सब सीख ही लेगे और 
मातृभाषाओके महत्त्वपृण ग्रयोका हिन्दीमें अनुवाद हो हीं जायेगा। से चाहता 
हैँ, आप जरा विचारकर देखिए कि क्‍या वह स्थिति हम सबकी जन्मभूमि 
भारतवर्षके लिए वाछनीय होगी ”? सब लिपियोकों नष्ट करने का प्रयत्न करने से 
पहले देवनागरी और उर्दूमें से --- जो एक ही भाषाकी दो लिपियाँ हे -- एकको 
मिटाने की कोशिश आप क्यो नहीं करते ? एक हो भाषा बोलनेवाले हिन्दू और 
मुसलमान अपने लिए दो अलग-अलग लिपियाँ क्‍यों रखें? 
मुझे मालूम नही कि मैने कर्नाटकके सभी, अर्थात्‌ एक करोड दस छात्र स्त्री- 
पुरुषोसे हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखने की बात कही थी। जिन्हे उत्तर भारतके लोगोके कभी 
भी सम्परकंसे आना पडता है, वे सभी हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीख ले तो मुझे बहुत 
सनन्‍्तोष होगा। लेकिन यदि अहिन्दी-भाषी प्रास्तोकें सभी लछोग हिन्दी सीख ले तो 
में इसका स्वागत ही करूँगा और, जैसा पत्र-लेखक सज्जन चाहते है, इसपर अफसोस 
तो से निएचय ही नहीं करूँग्रा। हरएक प्रान्तके लोग अपनी-अपनी भाषा जान लेने के 
साथ-साथ एक अखिल भारतीय भाषा और सीख ले तो इसमें भारतवर्षके लिए अवाछ- 
नीय या अस्वामाविक बात क्‍या हो जायेगी ”? इस तरहका ज्ञान थोडे-से सुसस्क्ृत 
लोगोका ही विशेषाधिकार क्यो रहे, और जन-साधारण उससे क्यो वचित रहे ? तीस 
करोडसे अधिक जाबादीवाले एक राष्ट्रके लोग दो भाषाएँ जानते हां तो अवश्य ही 
यह बात एक बहुत उच्च कोटिकी सस्क्ृतिकी सूचक होगी। दुर्भाग्यससे यह बिलकुल 
सही है कि ऐसा होता लगभग असम्भव है। 
मगर सबसे अधिक दुर्माग्यकी बात तो यह होगी कि कोई प्रान्त अपनी भाषाकी 
उपेक्षा कर दूसरी भाषाको अधिक पसन्द करने रूग जायें। पत्र-छेखककी शिकायत है 
कि तमिलनाडुमें ऐसा ही हो रहा है। उनकी रायकी पुष्टि मेरी तमिलनाडुकी बार- 
बारकी यात्राओसे भी होती है। परन्तु इधर मेने देखा है कि उस प्रान्तमे शुभ परि- 
वर्तन भी हो रहा है। और जैसे-जैसे प्रत्येक प्रान्तके शिक्षित लोग सर्व-साधारणके 
साथ सम्पर्क बढाने की अधिकाधिक आवश्यकता महसूस करेगे, वैसे-वैसे जहाँ सम्मव 


औरे भी गलंतफहंमियाँ २४३ 


हीया वहाँ अन्य भाषाओपर प्रान्तीय भाषाकों प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति और गति 
भी बढती जायेगी। 

पत्र-लेखकने प्रसगवश राष्ट्रभापा होने के विषयमे अग्रेजी और हिन्दी हिन्दु- 
स्तानीकी चिरकालीन प्रतिस्पर्धाका भी जिक्र किया है। मैने तो जबसे सार्वजनिक जीवनमे 
प्रवेश किया है सदा यही निदिचित राय रखी और जाहिर की है कि अग्नरेजी न कभी 
सारे हिन्दुस्तानकी भाषा हो सकती है और न होनी चाहिए। ऐसी भाषा तो हिन्दी 
यानी हिन्दुस्तानी ही हो सकती है, क्योकि उत्तर भारतके करोडो हिन्दू और मुसल- 
मान इसे बोलते है। अग्रेजीके बारेमे ऐसा समझना जनसाधारण और अग्रेजी पढे-लिखे 
छागोंके बीचमे स्थायी दीवार खडी करना आर अपने ध्येयतक पहुचने में देशकी 
प्रगतिकां पीछे ढकंलना हे। मैने बार-बार यह समझाया है कि हमारी उन्नतिम अग्रेजी 
का एक निश्चित स्थान है। हमारे शासकों और सारी पद्िचमी दुनियाकी बात सम- 
झने के छिए और पश्चिमकी अजच्छी-अच्छी बाते हिन्दुस्तानकों सिखाने के लिए हमारे 
कुछ आदमियाकों जरूर अग्रेजी सीखनी चाहिए, क्योकि परिचिमी भाषाओम इसका 
सबसे अधिक प्रचार है। पर अगर शिक्षित-वगकों निरक्षर जनताके साथ एक होना 
है तो अग्रेजी सीखनेवालासे हजार गुना अधिक हिन्दुस्तानियाको हिन्दी-हिन्दुस्तानी 
जाननी पड़ेंगी। 

पत्र-लेखकका यह सोचना कि मैने प्रान्तीय भाषाआंपर हिन्दीको प्राथमिकता 
देने की सलाह देने का अपराध किया है, मेरी रायसे उनकी बिलकुल अनभिज्ञताका सूचक 
है। इस बारेमे मेरी कथनी और करनीमे कोई अन्तर नहीं। में इस प्रस्तावका दिल्से 
समर्थन करता हूँ कि सातृमाषाकों प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। 

हाँ, लिपिके मामलेमे पत्र-छेखककी आशका सही है। मुझे अपनी रायपर 
पछतावा भी नहीं हे। जो अलग-अलग भाषाएँ सस्कृतसे निकली है या जिनका उसके 
साथ गहरा सम्बन्ध रहा है, पर जो डिखी जाती हैं भिन्न-भिच्च छिपियोमे, उनकी 
एक ही लिपि होनी चाहिए, और वह लिपि निस्सन्देह देवनागरी ही है। अठ्ग-अलग 
छिपियाँ एक प्रान्तके लोगोके लिए दूसरे प्रान्तोकी भाषाएँ सीखने में अनावश्यक बाधा- 
स्वरूप हैं। यूरोप तो कोर्ट एक राष्ट्र नही है। फिर भी उसने एक सामान्य दिपि 
स्वीकार कर ली हैं। पर हिन्दुस्तान एक राष्ट्र होने का दावा करता है, और है। 
तो उसकी लिपि एक क्‍या न हो ? में जानता हूँ कि एक ही भाषाके लिए देवनागरी 
और उर्दू, इन दोना लिपियोकों सहन कर लेने की मेरी वात असगत है। मगर भेरी 
यह असगति निरी मूर्खता नहीं है। इस समय हिन्दू-मुसलमानोमे सघर्ष है। पढें- 
लिखें हिन्दुओ और मुसलमानोंके लिए एक-दूसरेके प्रति अधिकसे अधिक आदर और 
सहिष्णुता दिखाना जरूरी और बुद्धिमानीका काम है, इसीलिए मेरी यह राय है 
कि लिपिके मामछेमे देवनागरी या उर्दूका विकल्प रहे। यह सद्भाग्यकी बात है कि 
प्रान्त-प्रात्तमे संघर्ष नहीं है। इसलिए जिस सुधारसे अनेक दिल्याओमे प्रान्तोका गहरा 
मेल हो सकता है उसकी हिमायत करना वाछनीय है। और यह भी नहीं भूछ 
जाना चाहिए कि राष्ट्रका बहुजन समाज बिलकुल निरक्षर है। उसपर भिन्न-भिन्न 


२४४ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय॑ 


लिपियोका बोझ लादना, और वह भी खाली झूठे मोह और दिमागी आलस्यके 
कारण, अपने हाथों अपने पैरोपर कुल्हाडी मारना होगा। 

[अग्नेजीसे | 

हरिजन, १५-८-१९३६ 


२७९ वर्ण बनाम जाति 


जांत-पॉत तोडक मण्डलके श्री सन्तरामजी ने निम्नलिखित पत्र मेरे पास प्रकाशनाय्े 
भेजा है 
डॉ० अस्वेडकर और लाहौरके जात-पाँत तोडक मण्डलके बारेमें आपने 
जो-कुछ लिखा, वह मेने पढा। इस सस्बन्धमें से नीचे लिखी बातें आपके 
सामने रखना चाहता हूँ 
डॉ० अम्बेंडकरकों अपने सस्मेलनका सभापति बताने के लिए हमने इसलिए 
आसन्त्रित नहीं किया था कि वे दलित जातिके हे, क्योकि सवर्ण और अवर्ण 
(दलित) हिन्दुर्मे हम कोई भेदभाव नहीं मानते। उलठे, हमने तो उन्हे इसलिए 
चुना था कि हिन्दू-जातिके महारोगका उनका निदान भी वही है जो कि 
हमारा है, यानी उनका भी यही सत है कि जाति-अ्रथा ही हिन्दुओके पतन 
और बिवरावका मूल कारण है। डॉ० अम्बेडकरने डॉक्टरेटके लिए जाति-प्रथा 
पर ही अपना प्रबन्ध लिखा था और उन्होने इस विषयका गहराईसे अध्ययन 
किया है। हमारे सम्मेलनका तो उद्देश्य ही यह था कि हिन्दुओको जात-पाँत 
तोडने के लिए प्रेरित किया जाये, लेकिन सामाजिक तथा राजनीतिक मामलोमें 
किसी अहिन्दूकी सलाहका उनपर कोई असर नहीं हो सकता। मगर डॉक्टर 
अस्बेडकरने अपने भाषणके परिशिष्टाशमें यह कहने पर आग्रह किया कि बहैसियत 
हिन्दू यह मेरा आखिरी भाषण है। यह चीज हमारे सम्मेलनके लिए बिलकुल 
अप्रासमरिक, बल्कि उसके हकसें खतरनाक भी थी। इसलिए हमने उनसे प्रार्थना 
की कि वे भाषणसे उस अहकों निकार दें, क्योकि और भौकेपर वे इस 
बातको बडी आसानीसे कह सकते थे। सगर उन्होने ऐसा करने से इनकार किया | 
तब अपने ससारोहका सिर्फ दिखावा करने में हमें कोई अर्थ दिखाई न पडा। 
लेकिन इस सबके बावजूद, से उनके भाषणकी प्रशसा किये बगैर नहीं रह सकता। 
वह तो, जहाँतक में जानता हूँ, इस विषयपर एक अत्यन्त विद्तत्तापूर्ण प्रबन्ध 
है और हिन्दुस्तानकी हरएक देशी भाषासें अनूदित होने कायक है। 


१ देखिए “ढॉ० अस्बेडकरका दोषारोपण-१?*, ११ ७-१९३६। 


वर्ण बताम जाति २४५ 


अलावा इसके, में यह बात भी आपके ध्यानमें छात्रा चाहता हूँ कि 
जाति और वर्णके बीच आप जो तात्तविक भेद करते हे वह इतना गृढ़ है कि 
आम लोग उसे नहीं समझ सकते, क्योकि व्यवहारत देखा जाये तो हिन्दू- 
समाजके अन्दर जाति और वर्णमोें कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनो का 
प्रयोजन अन्तर्जातीय विवाहों और सहभोजोपर प्रतिबन्ध रूगाना ही है। वण- 
व्यवस्थाका आपका सिद्धान्त इस युगममें अव्यावहारिक है और भनिकठ-भ्रविष्यमें 
उसके पुनरुद्धारकी कोई आशा नहीं है। लेकिन हिन्दू तो जात-पाँतके गुलाम 
है और उसे नष्ट नहीं करना चाहते। इसलिए जब आप अपने आदश या 
काल्पनिक वर्ण-व्यवस्थाका प्रतिपादन करते हे तो वे जात-पाँतसे चिपटे रहने का 
ओचित्य पा जाते हे। इस प्रकार वर्णभेदकी अपनी काल्पनिक उपयोगिताका 
प्रतिपादद करके समाज-सुधारके पक्षका आप बडा नुकसान कर रहे है। वर्ण 
व्यवस्थाकी जडपर कुठाराघात किये बगेर अस्पृत्यताकों दूर करने की कोशिश 
तो सानो रोगके ऊपरी लक्षणोका इलाज करना या पानीके ऊपर रकीौर 
खींचना है। हिजोका दिली मद्या तो यह है कि तथाकथित स्पश्य और अस्पृष्य 
शदोकी सामाजिक समानता न दी जाये, इसलिए वे जात-पाँतको नहीं तोडते 
और इस प्रइनकों ठालनेकी खातिर अस्पृश्पता-निवारणके लिए चन्देमें बडी-बडी 
रकमें देते हे। और अस्पवयता तथा जात-पाँतके निवारणार्थ शास्त्रोकी सहायता 
लेना तो मानों कीचडकों कीचडसे धोना ही है। 


इस पत्रके आखिरी अनुच्छेदसे पहला अनुच्छेद तो निश्चय ही रद हो जाता 
है। जात-पाँत तोडक मण्डल जञास्त्रोकी मददकों अस्वीकार करके वही करता है जो 
डॉ० अम्बेडकर कर रहे है, यानी ऐसा करके वह हिन्दू नहीं रह जाता। और ऐसी 
हालतमे, वह डॉ० अम्बेडकरके माषणपर सिर्फ इसलिए कैसे एतराज कर सकता है 
कि उसमे उन्होने यह कहा कि बहैसियत हिन्दू यह मेरा आखिरी भाषण है ? यह स्थिति 
तो बिलकुल असगत है, खासकर उस हालतमे जबकि श्री सस्तराम जिसकी ओरसे 
बोलने का दावा करते हैँ वह मण्डल डॉ० अम्बेडकरके सारे भाषणकी प्रश्मयसा करता है। 

लेकिन यह पूछना अप्रासग्रिक न होगा कि जात-पाँत तोडक मण्डरू शास्त्रोको 
नही मानता तो आखिर मानता किसको है” अगर कोई मुसलमान कुरानको न माने 
या कोई ईसाई बाइबिछको मानने से इनकार करे, तो भर्ता ये मुसलमान या ईसाई 
रहेंगे ”? जाति और वर्ण अगर एक ही बात है और वर्ण उन श्ञास्त्रोका अभिन्न अग 
हैं जिनमें हिन्दू-धर्मकी व्याख्या की गई है, तो मैं नहीं जानता कि जो व्यक्ति जाति, 
यानी वर्णकों मानने से इनकार करता हैं वह अपनेको हिन्दू कैसे कह सकता है। 

श्री सन्‍्तराम शास्त्रोको कीचडकी उपमा देते हैँँ। जहाँतक मुझे याद है, डॉ० 
अम्बेडकरने ज्ञास्त्रोके बारेमें अमीतक ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैने जो यह कहा 
है कि झास्त्रो द्वारा अगर वर्तमान अस्पृर्यताका समर्थत होता हो तो में अपनेकों 
हिन्दू कहना बन्द कर दूँगा, वह अवश्य किसी अर्थसे ही कहा था। इसी प्रकार 


२४६ सम्पूण गाधी वाहूमय 


आज जातिका जो बीमभत्स रूप हमें दिखाई पडता है उसका यदि शास्त्रोसे समर्थन 
होता हो, तो सम्भवत में अपनेको हिन्दू नहीं कहूँगा, या हिन्दू नहीं रहेगा, क्योकि 
विभिन्न जातियोके रोटी-बेटी-व्यवहारमे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्रों और 
उनकी व्याख्याके बारेमे मेरी जो स्थिति है उसे यहाँ दृहराने की में कोई जरूरत 
नही समझता। मैं तो श्री सन्तरामसे यह कहनें-मरका साहस करता हूँ कि बुद्धि, 
सचाई और नंतिकताके लिहाजसे जो स्थिति वाछनीय है वह एकमात्र वही है और 
हिन्दू-परम्परामे उसके लिए काफी गुजाइश है। 

[ अग्नेजीसे | 

हरिजन, १५-८-१९३६ 


२८० पत्र . मणिलाल और सुशीला गाधीको 


सेगाँव, वर्धा 
१६९ अगस्त, १९३६ 


चि० मणिलाल, सुशीला, 

तुम्हारे पत्र मिले । जबतक तुम लोग वहाँ आनन्दसे हो तबतक तुम्हे यहाँ आने की 
कोई जरूरत नहीं है। हम चाहे जहाँ रहे, जो कर सकते है सो सेवा करे। जहाँ 
रहते है वहाँके लोगोको कुटुम्बी-जन समझे । मिलना तो हृदयका होता है। और यह 
तो करोडो योजन दूर रहकर भी सम्मव है और एक कोठरीमे पास-पास रहना भी 
उन दो कैदियोके शारीरिक सान्निध्यकी तरह निरर्थक है, जिनका दिल एक नही है। 
इसलिए मुझे इस बातका लोभ नहीं है कि तुम मुझे यहाँ देखने आओ॥। यदि तुम्हे 
बहाँ शान्ति मिलती है तो तुम सदा ही वहा बने रहो। 

अब तुम्हे एक ऐसी बात लिखता हूँ जो अजीब हछगेगी। कान्तिका मन 
परम्परागत विद्याभ्यास करके उपाधिकी छाप अपने ऊपर लरूगवा लेने का है। चाहे 
जितना रोकों वह रुक नहीं सकता। मैने बहुत कोशिश की किन्तु सफलरूता नहीं 
मिली । अब सवाल रह जाता है उसके शिक्षणके ख्चेंका। कान्ति भी मानता है कि 
सार्वजनिक कोषसे खर्च नहीं दिया जा सकता। मौसी तो बहुत दे चुकी है, अब 
उससे लेता एक गृनाह ही हो जायेगा। इसलिए या तो तुम तीनो भाई मिलकर 
खर्च दो या वह कमाये और पढ़े। मेरी समझमे तो तुम तीनोको यह बोझ उठाना 
चाहिए। हर महीने ७८ से १०० झुपयेके बीचमे खर्च आने की सम्भावना है। मेँ 
ठीक नहीं जानता, फिर भी यदि तू अपना हिस्सा यानी ३३ रुपये दे सके तो 
काफी है। यदि यह बात तेरे गले उतरती हो तो मुझे भेजना शुरू कर देना। 

मनु और बा मेरे साथ हैँ। हमारा ठीक चल रहा है। 

मुझे हरिकालका एक पत्र मिला था। धर्म-परिवर्तेकके बाद पहला पत्र। 
उसने [इंडियन ओपिनियन ' | के स्वर्ण-जयती अककी प्रति माँगी है और मुझसे मिलना 


पत्र ना० २० मलकानीको २४७ 


भी चाहता है। मैने लिख दिया है' कि अगर मिलने की मेरी शर्तें स्वीकार करे 
तो आ सकता है। 


बापूके आश्षीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ४८५६) से। 


२८१ तार * कस्त्रभाई लालभाईको" 


[१७ अगस्त, १९३६ या उसके पूव | 


न. 


ये नोटिस पच-फंसेके सिद्धान्तके विपरीत है और इनके ग्रम्भीर 
परिणाम हो सकते है। 

[ अग्रेजीसे | 

बॉम्बे फॉनिकल, १८-८-१९३६ 


२८२. पत्र * ना० २० मलकानीको 


सेगाँव, वर्घा 
१७ अगस्त, १९३६ 
प्रिय मलकानी, 

तुमने अच्छा किया कि मेरे सामने अपना दिल उंडेलकर रख दिया। दूसरे 
क्या कहते है इसपर बिलकुल ध्यान मत देना। ठक्कर बापाने लोगोकों पहचानने में 
अनेक बार भूल की है और बहुपरा वे ध्यानपूर्वक सोचे बिना ही पत्र लिख डालते 
हैं। परन्तु अब इस उम्रमे वे अपना ढग बदलेगे ऐसी आशा बेकार है। हमें तो 
अब वे जैसे हैं उसी रूपमे उनको स्वीकार करना चाहिए और उनके त्यागरको, 
दीन और दलित छोगोके प्रति उनके अनन्य प्रेमको देखते हुए उनसे प्रेम करना 
चाहिए। उस महिलाके आने के विषयमे उन्होंने जो लिखा है उसे मैंने कोई महत्त्व 
नही दिया। हाँ, उनका इस घटनाके बारेमे कुछ भी लिखना नि सन्देह गलत था, 

विशेष रूपसे जिस ढग़से उन्होंने लिखा वह तो और भी गलत था। 


१ पत्र उपलब्ध नहीं है। 

२ मिल-मालिक सपके अध्यक्ष) बॉस्बे क्रॉनिकलके अनुसार ऐसा ही एक तार चिमनलाल परीखके 
छिए भी था, जिन्होंने अपनी मिलमें वेतन-कर्ोतीके नोथ्सि लूगवा दिया थे। 

३ जिस रिपोर्टमें यह तार छुपा था वह दिनांक “१७ अगस्त, १९३६ ” के अन्तगेत प्रकाशित 


हुई थी। 


| 


२४८ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


रुक्मिणीको सिन्‍न्ध छोड आये सो ठीक किया। यह उसके हितमें है कि तुम 
उसके साथ जरा कडाई बरतो। उसको तुम्हारा जीवन दु खी करने या तुम्हारे काममे 
विधष्न नहीं डालने दिया जा सकता। 


सप्रेम, 
बापू 
अग्रेजीकी फोटोन्‍ननकल (जी० एन० ९१९)से। 
२८३ पत्र एस० अभ्बृजम्मालको 
सेगाँव, वर्घा 
२० अगस्त, १९३६ 


चि० अम्बुजम, 

तो, मेरे लिखे पत्र पाये बिना तुम्हे सत्तोष नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हे 
अवश्य मिलेगे। 

चाहे कुछ भी हो जाये, तुम्हे शान्त रहना चाहिए। किचीके कमजोर स्वास्थ्य 
पर तुम्हे चिन्ता नही करनी चाहिए। भगवान्‌ हम सबका रक्षक है, और जब परि- 
स्थितियाँ हमारी इच्छानुसार न हो, या प्रियजन बीमार पडें तब भी हमे उसपर 
अविश्वास नहीं करना चाहिए । इसीलिए जब तुम कहती हो कि तुमने अपनेको भग- 
वानूके आसरे छोड दिया है, तो मुझे खुशी होती है। यह समर्पण केवल निष्याण 
भावसे नही प्रत्युत अन्तरतमसे होना चाहिए। बहुधा हम ऐसे सदवचनोका उच्चारण 
उन्हें बिना हृदयगम किये ही कर डालते है। 

आजकल मेरी खुराक है दूध, कुम्हडा या सेगाँव अथवा निकंटवर्ती गाँवोमे 
प्राप्प कोई सब्जी, थोडा लहसुन, और जब फल मिल जाये तब फल। अब मुझे 
पहलेके समान फछोकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 

आशा है, अब तुम पहलेके समान स्वस्थ हो गई होगी, और पिताजी तथा 
माताजी भी कुशलसे होगी। 

सप्रेम, 


बापू 
अग्रेजीकी फोटो-नकलः (सी० डब्ल्यू० ९६०९)से, सौजन्य एस० अम्बुजम्माल 


२८४. एक पत्र 


२० अगस्त, १९३६ 


तुम्हारा पत्र मुझे सोचने को मजबूर कर देता है। यदि सभी खास रिब्तेदारोको 
कोई आपत्ति न हो, अगर ! अपनी आस्था कायम रखने को स्वतन्त्र हो और 
वास्तवम ऐसा कर सकती है और भावी साथी भी ऐसा ही है तथा दोनो एक-दूसरेके 
विश्वास व व्यवहारकी एक-जैसी क॒द्र करते है, तो जहाँतक अभी मेरी' समझमें आता 
है, मुझे इस सम्मिलनकों अपना आशीर्वाद देनेमे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 


[ अग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई 


२८५७ पत्र: नारणदास गाधीको 


२० अगस्त, १९३६ 
चि० नारणदास, 
अगर में यहाँसे कुमीके लिए हर महीने १५ रुपयेका प्रबन्ध कर दूँ तो क्या 
तुम उसे शाला या किसी दूसरी जगह कोई काम दिला सकते हो ? दूसरे शब्दोमे में 
यह पूछता हूँ कि क्‍या तुम्हारी दृष्टिसमे उसका स्वभाव काम सौपने योग्य है? 
पुरुषोत्तम और विजयके लिए पदच्छेद और शब्दार्थ-सहित गीता” ठीक 
रहेगी ? माँग तो सिर्फ मूल की ही थी। मुझे अमी मालूम हुआ है कि बडे अक्षरोमें 
अर्थ-सहित एक ऐसा सस्करण है। मूल सस्कृत गीता ' प्राप्त करने में तो कोई कठिनाई 
आयेगी ही नही। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एस० एम० यू०/२)से। सी० इब्ल्यू० ८५०२ से भी, 
सोजन्य तारणदास रगाघी 


१ लावन-सयूत्रमें नाम छोढ़ दिया गया है। 
२४९ 


२८६. पत्र  प्रभावतीकों 


सेगाँव, वर्घा 
२१ अगस्त, १९३६ 
चि० प्रभा, 
बहुत दिनोके बाद तेरा पत्र आया। रोज राह देखता था। तृ क्यों नहीं लिख 
सकी, में इसका कारण बिलकुल ठीक समझ गया। जब इतना अधिक काम हो तो 
एक कार्ड लिख देना काफी है। तेरी चिन्ता करनेवाला में कौन” और चिन्ता करके 
लाभ भी क्‍या है? हम सबकी चिन्ता और रक्षा प्रभु ही करता है। वह प्रत्येक 
इवासका स्वामी है। तेरे मनमे ऐसा विश्वास उत्पन्न हो तो फिर सब कुशल ही 
है। यो तो तेरी कठिन परीक्षा हो रही है। तू उसमें उत्तीर्ण होगी ही। सामथ्य॑से 
अधिक कुछ मत करना। चाहे जिस प्रकार बने, दूध और फल छेती रहना। फिर 
दूसरी किसी खुराककी परवाह नही रहेगी। वहाँ कौन-कौन हैं? आज इतना ही 
लिखूँगा । 
बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तकरू (जी० एन० ३४८०) से । 


२८७. पत्र . हीरालाल दर्माको 


२१ अगस्त, १९३६ 
चि० शर्मा, 

* बेबिठ के पुस्तक का पूरा नाम दो। तुमको इसके गुमने का दुख 
भले न हो वह पुस्तक न मिले तबतक में अवश्य बेचेन रहँँगा। ऐसे पुस्तक क्‍यों 
गुम हो सकता है” इसी तरह खादी का। लेकिन हाँ उसके गम होने का दुख 
इतना नहीं जितना बेंबिट जानेका। में तो अभी भी आशा रखता हूँ कि पुस्तक 
हाथमे आयेगा। 


बापुके आश्ञीर्वाद 
बापूकी छायामें मेरे जोवनके सोलह वर्ष, पृ० २६० 


१ सावन-पूतके अनुपतार। 
२५० 


२८८. एक पत्र' 


[२२ अगस्त, १९३६ के पूर्व | 


में देखता हूँ कि तथाकथित अस्पृश्योके लिए प्रयुक्त “ हरिजन ” नामका मूल 
अर्थ आप नही जानते। हिंदू साहित्य, और जहातक में जानता हूँ, ईसाई साहित्यमे 
भी, इस बातकों बराबर कहा गया है कि पृथ्वीपर जो लोग तिरस्कृत है उन्हें 
भगवान्‌ विद्येप रूपसे प्यार करता है। इसी कारण हमारे देनिक जीवनमे सुहावरा 
चडता है / निबलके बल राम “। मनुष्योने अहकारवश जिन करोडो मनुप्योको समाज 
में अछूत बना दिया है, भला “हरिजन ” कहलाने का अधिकारी उनसे ज्यादा कौन 
हो सकता है” यदि अस्पृष्य स्वयं कहते कि “हम हरिजन है क्योकि हम निष्पाप 
हैं ', तब और बात होती। परन्तु आप जिसे “नवजन्म ” कहते है, उसका अतुमव 
हुआ हो अथवा न हुआ हो, कौन माईका छाल कह सकता है कि वह निष्पाप है? 
[ अग्नेजीसे ] 
हरिजन, २२-८-१९३६ 


२८९ बातचीत : एक पंडितसे' 


[२२ अगस्त, १९३६ के पूर्व | 


उस दिन एक पडितजी सेयाँव पहुँंचे। गाधीजी से उनका परिचय कराते समय 
बताया गया कि इन्होने शास्त्रोका अच्छा अध्ययन किया है और गीता” पर ये 
नियमित रूपसे प्रवचन करते हे। गाधीजी ने उनसे पुछा कि क्‍या गीता ' में अस्पृश्यता 
के पक्षमें कोई प्रमाण मिलता है। पडितजी के कथनानुसार ऐसा मालूम हुआ कि यह 
तो अस्पृश्यकी परिभाषापर निर्भर करता है। उन्होंने कहा 


१ महादेव देसाईके “वीकली छेटर ” (साप्ताहिक पत्र)से उद्धत। यद पत्र एक मिशनरीकों 
लिखा गया था, जिसने याधीजी से पूछा था, “व्या इससे यह पत्चा नहीं चहता कि वास्तविक और 
सच्चे अथमें हरिजत बनने के लिए हमें नवजन्म केने का या आध्यात्मिक पुनरुष्जीवबका अनुभव होना 
मावश्यक्र है? और जबतक कोई साधारण मनुष्य अपुनरुज्जीवित दशामें है, तबतक उसको नवजन्म था 
आध्यात्मिक पुनरु|ज्जीवनकी कोई ठीक समझ नहीं दो सकती। बेचारे देहाती जो भूलों और पापोमिं माकप्ठ 
डूबे हुए मृतक-समान हो रहे हैं, उन्हें *इरिजिन ? नाम देने के बजाय क्या यह अच्छा नहीं होया«किं उन्हें 
केवल ख्ली ओर पुरुष कहा जाये, जो चाहें तो भगवानूके सच्चे बालक बन सकते हैं?” 

२ महदेव देसाईके “ वीकली टेदर ” (साप्ताहिक पत्र) से उद्धू तर । 


२५१ 


तर सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


अस्पत्य तो वह है, जो बुरी-बुरी बातें सोचता है, गनन्‍्दे या कदु शब्द मुँहसे 
निकालता है और कुकमोंमें प्रवुत्त रहता है। गीता के अनुसार अस्पृश्य ऐसा ही 
व्यक्ति माना जायेगा। 

पर इस दृष्टिसि विचार किया जाये, तब तो हममे से हरएक अस्पुश्य है। 
ऐसा यहाँ कौन है, जो पाप-रहित हो ? में जरा जान तो लँ। क्यो तुकडो महाराज, 
आप पाप-रहित हैं”? 

नहीं, किसी प्रकार नहीं । 

तब खान साहब, कहिए, आप क्‍या कहते है”? 

में भी यही कहेंगा। बेगुनाह होने का दावा कौन कर सकता है? 

तब इसका यह मतलब हुआ कि हम सभी अस्पृश्य हैं। कुछ भी हो, अच्छा 
तो यही है कि हम अपनेकों दूसरोसे कम पवित्र समझे, क्योकि जितना हमे अपने 
बारेमें पता है उतना दूसरोके बारेमें नहीं, और दूसरोके दोष निकालनेवाले हम होते 
कौन है! इसीसे तो भक्त सूरदास अपना अन्तर्निरीक्षण करते हुए गा रहे है “मो 
सम कौन कुटिक खल कामी। ” 

“ किन्तु अपनेको बुरे विचारोसे मुक्त रखने के लिए शास्त्रोकी सहायता तो 
आवश्यक ही है”, पडितजी ने कहा। 

हाँ, है। पर में ऐसे किसी शास्त्रकों प्रामाणिक नहीं मानता, जो अस्पृश्यताका 
समर्थन करता हो अर्थात्‌, जो मनुष्योके विशेष वर्मोको जन्मता अस्पृश्य मानता 
हो। ऐसा शास्त्र भला हमें पापोंसे उबारेगा ? अरे, वह तो हमें उलूटठा पाप-पकमे 
और डुबायेगा। 

[अग्रेजीसे ] 
हरिजन, २२-८-१९३६ 


२९० बातचीत: एक साधसे' 


[२२ अगस्त, १९३६ के पूर्व] 

एक दूसरा साथु, जो हरिजनोका नेता है, एक दिन एक विचित्र-सी पहेली 
लेकर पहुँचा। उसका कूट प्रदवन यह था “ईदवरकों जब हम जानते ही नहीं, तो 
फिर उसकी सेवा हम कंसे कर सकते हें? ” 

[गावीजी | ईश्वरकों हम भले ही न जाने, पर उसकी रची हुई सृष्टिको 
तो हम जानते हैं। और सृष्टिकी सेवा उस सिरजनहारकी ही सेवा है। 

पर सिरजनहारकी समस्त सृष्टिकी हम किस प्रकार सेवा कर सकते हे? 

हम केवल परमात्माकी सृष्टिके उस भागकी सेवा कर सकते है जो हमारे 
सबसे अधिक नजदीक हो और जिसके विषयमे हमे अधिकसे-अधिक ज्ञान हो। इसका 
आरम्भ हम अपने सबसे नजदीकी पडोसीसे कर सकते है। हमारा आँगन साफ है, 
बस इतनेसे ही हमे सन्‍्तोष नहीं सान छेना चाहिए, हमे यह भी देखना चाहिए 
कि हमारे पडोसीका आँगन भी साफ है न। हम अपने कुटुम्बकी सेवा करे, पर 
कुटुम्बके स्वार्थदी खातिर ग्रावकों कुर्बान न कर दे। गाँवकी इज्जत-आबरू बनाये 
रखने मे ही हमारी मान-प्रतिष्ठा है। लेकिन हम सबको अपनी-अपनी मर्यादाएँ समझ 
लेनी चाहिए। जिस दुनियामे हम रहते हैं उसका हमे जो ज्ञान है, उससे हमारी 
सेवा-शक्ति या योग्यता स्वत ही मर्यादित है। पर इसे में सरलसे-सरलू शब्दोमे 
कह दूं। जितना खयाल हम अपना रखते है, अपने पडोसीका उससे ज्यादा खयाल 
रखे। अपने आऑँगनका कूडा-कचरा अपने पडोसमे डालर देना, यह मानव-जातिकी सेवा 
नही, कुसेवा है। इसलिए अपने पडोसियोकी सेवा से ही हमे परमात्माकी सेवाका 
आरम्भ करनी चाहिए। 

[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, २२-८-१९३६ 


१ महादेव देसाईके “ वीकछी छेटर ” (साप्तादिक पत्र ) से उद्धत । 
२५३ 


२९१ एक खतरनाक योजना 


रावबहादुर राजा ने अपने और डॉ० मुजेके बीच हुआ पत्र-व्यवहार ' प्रकाशित 
करके सावजनिक सेवा ही की है। इस पत्र-व्यवहारको प्रकाशित करने में कोई 
विश्वासघातकी बात नहीं हे। क्योकि पत्र पानेवाला जिस बातकों खतरनाक या 
भयानक समझे, जैसाकि मुजे-अम्बेडकरकी योजना निदिचित रूपसे है, उसे गुप्त 
रखना लाजिमी नहीं है। डॉ० मुजे और डॉ० अम्बेडकर, दोनो अपनी योजनाको 
खतरनाक नहीं समझते, इस बातसे उनके लिए वह कम खतरनाक नही हो जाती 
जो उसे नापसन्द करते हैं। और जब रावबहादुर राजा का इरादा हर तरहके उचित 
उपायोका सहारा लेकर उसे अमलूम आने से रोकने का था, तब इसके सिवा वे और 
करते भी कया? उन्होंने उन कुछ व्यक्तियोसे इस बारेमे पत्र-व्यवहार शुरू किया 
जो यरवडा-समझौतेमे शामिल थे, और जब यह देखा कि उनमे से कोई भी इस 
योजनाकों पसन्द नहीं करता तब उन्होने तुरन्त वह पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया। 
आशा करनी चाहिए कि सवण हिन्दुओं तथा डॉ० अम्बेडकरके बीच आगे कोई 
ऐसा सौदा नहीं होगा जिसमे लछाखा मूक हरिजनोके घमको इस तरह बदल देने की 
तजवीज हो, जैसेकि हरिजन लोग मनुष्य नहीं, कोई मारू-असबाब हा। 

जहातक यरवडा-समझोतेका ताल्लुक है, वह हिन्दुओके दो बडे समुदायोके 
बीचमे हुआ समझौता है। उसने हिन्दू जातिको उसके दो टुकडे होने से बचाया है और 
सवण हिन्दुओको उन लाखो-करोडोकी क्षति-पूर्ति करने का मौका दिया है जिनके साथ 
वे सदियोसे दुव्यंबहार करते चले जा रहे है। 

डॉ० अम्बेडकर इसके लिए हिन्दुओकों दण्ड देना चाहते है और उन्हे ऐसा 
करने का हर तरहका हक भी है, लेकिन उनन्‍्हं यह जाशा नहीं करनी चाहिए कि 
सवण हिन्दू भी इसमे उनका साथ देंगे। उन्‍्ह अनीर होने का पूरा हक है। मगर 
सदियो पुराने पूर्वग्रह व अन्ध-विश्वास एक क्षणमें दूर नहीं हो जाते। सुवार-आदोछन 
का जिसने जरा भी अध्ययन करने की कोशिश की है, ऐसा कोई व्यक्ति इस बातसे 
इनकार नहीं करेगा कि अस्पृश्यता-निवारण-आन्दोलनका सन्देश सवण हिन्दुओं तक 
पहुँचाने का वह सब प्रयत्न किया जा रहा है, जो मनुष्यके लिए शक्य है। डॉ० अस्बेड- 
करकी योजना अगर मान ली गई तो सुवार-आन्दोलनको ऐसा धक्का लगेगा जो 
अन्तमं जाकर शायद उसकी मौत ही साबित हो। क्योकि इसमें हरिजनाकों कागजी, 
लेकिन कानूनी तौरपर, हिन्दु-धर्मके दायरेसे दूसरे दायरेमे रख देने वी बात है, चाहे 
उस दूसरे दायरेका नाम कुछ भी क्यो न हो। इसका जर्थ अवश्य ही श्रातृघात है। 


१ देखिए “पत्र एम० सी० राजाकों ”, २६-७-१९३६। 
र्‌एुई 


एक खंतरताक योंजना २५५ 


क्योकि इससे खुद हरिजन ही दो परस्पर-विरोधी भागोमे बँट जायेग और अगर 
उत दोनाकों यरवडा-समझौतेके अर्थंमे हरिजन शुमार किया गया तो उनकी हालत 
आजसे भी बदतर हो जायेगी, और यदि दुखी मारतपर यह विपत्ति आई तो वह 
उसके लिए बहुत ही बुरा दिन होगा। 

यह दलील बेकार है कि इसमे वर्मका नाम-मात्रके छिए परिवतन भठे ही हो, 
पर वस्तुत कोई घम-परिवर्तत नहीं होगा, और अगर हुला भी तो वह वैसा खराब 
नही होगा जैसाकि हरिजनोके ईसाई यथा मुसलमान बन जाने पर होता। अगर 
धर्म-यरिवतन ही हो, तो इससे कोई फक नही पडता कि वे (अर्थात्‌ हरिजन) किस 
नामसे पुकारे जाते है। अगर सिर्फ कहने मात्रके लिए व॑ दूसरे धर्ममे चले जाय, 
मगर बने रहे फिर भी हरिजन ही, तो इससे तो उनके अन्दरूनी झगडाके लिए एक 
अतिरिक्त कारण पैदा हो जायेगा -- और वह सब होगा सवण हिन्दुओको सजा देने 
की इच्छा पूरी करने के लिए। अपनी नाराजगी या जअधीरताके कारण डा० अम्बेडकर 
इस स्पप्ट प्रिणामको न देखना चाह तो न देखे, लेकिन डॉ० मुजेंको तो इसे देखना 
ही चाहिए। 

और, हम स्वयम्‌ नेता हरिजनांकी धार्मिक स्वतन्त्रताका सौदा करनेवाले होत॑ 
कौन हैँ? क्‍या हरएक हरिजनकों, फिर वह चाहे बेवकूफ और अन्‍्दबुद्धि ही क्‍या 
न हो, अपना चुनाव स्वय करने का हक नही है” डॉ० अम्बेडकर और दूसरे जो 
लोग घर्म-परिवतन करना चाहते है, उनके लिए ऐसा करना एक बात है, लेकिन 
राजनीतिक या अन्य प्रकारके दलोके लिए तमाम हरिजनोकी ओरसे ऐसा मान बैठता 
और उसपर कानूनी तथा दूसरे दूरंगामी परिणामाको आधारित करना बिलकुल 
ही अलग बात है। 

हिन्दुस्तानमे भिन्न-भिन्न धर्मोके जो नेता है वे अगर हरिजनोकों अपने-अपने 
धर्ममे मिलाने के लिए आपसमे प्रतिस्पर्दा करना बन्द कर दे, तो यह इस अभागे देशके 
लिए सदभाग्य की बात होगी। मेरा तो पक्‍का विश्वास है कि जो लोग इस चढ्य-ऊपरी 
में लगे हुए है वे घर्मकी कोई सेवा नही कर रहे हैं। राजनीतिक या आथिक रूपमे 
उसका सौदा करके उलठे वे तो घर्मके महत्त्वकों घटा रहे है। उचित तो यह है कि 
खुद राजनीति और अन्य सब बातो का मसूल्याकन घर्मकी दृष्टिसे हो। कारण, घर्मका 
सम्बन्ध तो आत्मासे है। दुनियाकी दूसरी शक्तियाँ कितनी ही बडी क्‍यों न हो, अगर 
ईदवर-जैसी कोई चीज है, तो आत्म-शक्ति सबसे श्रवल शक्ति है। वस्तुत यह तो 
हम जानते ही है कि जो शक्ति जितनी बडी होगी वह उतनी ही बढिया भी होगी । 
बढ़िया भौतिक शक्तियोमे अभीतक विद्युत्‌ ही सर्वप्रधान है। मगर उसके आइचरय्ये- 
जनक परिणामोके सिवा अन्य रूपमे अभीतक उसे किसीने नही देखा है। हाँ, वैज्ञानिक 
चिन्तनमें विद्युत्से भी श्रेष्ठ शक्तिके अस्तित्वकी परिकल्पना की जाती है। लेकिन 
मनुष्य रचित कोई औजार ऐसा नही है जो आत्माका, अर्थात्‌ आध्यात्मिक शक्तिका 
किसी निदिचत रूपमें पता रकूगा सके। सच्चे धारमिक सुघारकोंने अमीतक इसी शक्ति 
पर अपना आधार रखा है, और उनकी आशा कभी निष्फल नहीं हुईं। इसी शक्तिसे 


१५६ सम्पूर्ण गाधी वाइमंये 


अन्तमें हरिजनोका तथा अन्य हरएुक व्यक्तिका कल्याण होगा और मनुष्योके लगाये 
सारे अनुमान गडबड हो जायेगे, फिर वे मनुष्य बौद्धिक दृष्टिसे कितने ही प्रतिभाशाली 
क्यो न हो। जो सुधारक हिन्दू-धर्मको अस्पुश्यताके रोगसे मुक्त करने के कत्तेंव्य-पथ 
पर आखरूढ है उन्हे तो हरएक बातमे इसी एक दाक्तिपर निभर रहना पडेगा। 
[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, २२-८-१९३६ 


२९२. पत्र * मेहरचन्द अहलवालियाकों 


सेगाँव, वर्धा 
२२ अग्रस्त, १९३६ 


प्रिय मित्र, 
मेरी सहमति आम ढगकी है। मैने न कमी पहले और न आज ही वग-सघष 
या वर्म-द्षका समर्थत किया है। में वग-सघषको अवश्यम्भावी भी नहीं मानता। 
लेकिन मेने ऐसा कभी नहीं कहा और न यह साना ही है कि काग्रेसके उद्देश्यके 
लिए पूँजीपतियोकी मदद आवश्यक है। 
हृदयसे आपका, 


श्री मेहरचन्द अहलुवालिया 
राजपुरा 
एन० डब्ल्यू० आर० 


अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल 


२९३ पत्र: मेहराबहन झाबवालाको 
२२ अगस्त, १९३६ 


प्रिय बहन, 

आपका सुन्दर पत्र मिला। हरिजन-कार्यकर्त्तानतों और खादीके बीच कोई सीघा 
सम्बन्ध नहीं है। विदेशी वस्त्र पहननेवाला भी हरिजन-सेवा कर सकता है। अत 
आप तो आलोचनाकी चिन्ता न करके अपना सेवा-कार्य करती ही जाये। 

लेकिन आप तो दरिद्रतारायणकी भी सेविका हैं। दरिद्रनगारायणसे तात्पर्य है 
गाँवोके करोडो भूलें मरनेवाले लोग। उतकी सेवा करनेवारा निरचय ही खादीका 
बोझ उठा सकता है। आपसे जितना सम्भव है उतना तो आप करती है, इतना ही 
काफी है। आपको एक सुझाव दूँ? आप अपने हाथसे बहुत बारीक सूत कात सकती 


पत्र॒ न० चि० केलकरको २५७ 


है। यदि आप ऐसा करे तो वजनमें बिलकुल हरूकी साड़ी पौचलरुइ स्थपयेमे तैयार 
करवा सकती है। बहुत-सी गरीब बहने ऐसा करती है। 


गूजरातीकी नकलसे प्यारेछाल पेपसे, सौजय प्यारेलाल्ल 


२९४ पत्र; अमृतलाल वजि० 5 कक्‍्कररव्को 


सेगाँव, वर्धा 
छू गत, १९३६ 
बापा, 
दक्षिण हिन्दुस्तानके सेवक मण्डलके विषयमे हुईं बाते मुझे याद गह्ही पढ्ती। अब 
तो में प्रत्येक बातके बारेमे उसी समय अपनी राख बनाता हूँ ज्यव क्‌ मेरे सामने 
रखी जाती है। दक्षिण हिन्दुस्तानके मण्डलके योग्य सेवक मिल्ठे भौर दक्ष्द्रिण हिन्दुस्तानसे 
ही उनका खर्च निकल आये तो मुझे कोई हज दिखाई नही लकी । केद्वसे कोई 
मदद नहीं दी जा सकती। 
अमतुस्सलाम तुम्हारे लिए कुल सिलाकर चिन्ताका कारण तोड़े कहीं है न? 
वह वहाँसे वापस छोटने की तैयारी कर रही है। नीलमका सर्च तो एम्म्हे यहाँसे लेना 
है। उसका बोझ वहाँ तुमपर नहीं डालना है। शायद यह ब्यय बसनालालजी 
उठायेगे, और नही तो फिर मेरी थैली तो है ही । 
वालुजकरको और पैसेकी जरूरत पडेगी। मैने उसकी हुडी सीजच्र करने की 
बात लिखी थी, वह मेरी देखरेखमे काम कर रहा है॥ हराव्क ब्वातव्के बारेमे मुझसे 
पूछता है। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११६५) से। 
२९५. पत्र : न० चि० केल्कक रको 
जैगांव, वर्घा 
२४ व्यस्त, १९३६ 


प्रिय श्री केलकर, 

आपके पत्रका उत्तर देने में देर हो गई। 

आपका कथन क्या बहुत ही कमजोर स्राक्ष्पर आधारित ऋछहीं था ? ज्ञाप तथ्यों 
की पुष्टिके लिए स्वामी सत्यदेवका छेख मेरे पास मेज सकते ज्ये। बच्दि स्तम्य होता 
तो में बडी खुशीसे उनसे पत्र-व्यवहार करके उन क्ोगोके नाम्द्र आतत्ता जिनसे मैने 


१ देखिए “पत्र न० चि० केल्करको”, ६-८ १९३६। 
६३-१७ 


२५८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


तथाकथित बाते कही थी। परन्तु इस विषयकी चर्चा भागे बढाने को न भेरे पास 
समय है न इच्छा ही। सत्य अजेय है। 


हृदयसे आपका, 

मो० क० गाधी 

अग्नेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३११९) से, सौजन्य काशिनाथ एन० 
केलकर 


२९६. पत्र : अमृतकौरको 


२४ अगस्त, १९३६ 
प्रिय विद्रोहिणी, 


मेरे पास केवल इतना ही समय है कि तुम्हारे दो तारोके लिए तुम्हे खूब 


प्यार भेज सकू। भगवान्‌का शुक्र है कि अंगूठा ठीक हो गया है। 
तानाशाह 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७३५) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६८९१ से भी 


२९७: पत्र . मीराबहनको 


२४ अग्रस्त, १९३६ 
चि० मीरा, । 
तुम्हारे देखने के लिए इसके साथ सीताराम शास्त्रीका पत्र भेज रहा हूँ । तुम 
सैंडिल भूल गई। मुझे पता नहीं कि तुम्हे अपना जोडा मिल गया या नही । यदि 
ऐसा नही है तो तुम्हे एक जोडा वही प्राप्त कर लेना चाहिए अथवा एकदम ही 
वालुजकरकों लिख देना चाहिए। 
मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक-ठाक होगी और वहाँ अच्छी तरह जम गई 
होगी।' अपने नये जीवन में रम जाने के परचात्‌ तुम जो पहला पत्र लिखोगी 
उसकी प्रतीक्षामे हुँ। कोई भी समय-सारणी मत बनाओ। 
सप्रेम, 
बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३६२) से, सौजन्य मीराबहून। जी० एन० 
९८२८ से भी 


१ मीराबदन बेतूलमें रहने चली गहं थीं। 


२९८ पत्र बाल गगाधर खेरकों 


२४ जगस्त, १९३६ 
प्रिय माई खेर, 
समयाभावके कारण तुम्हारे महत्त्वपृण पत्रका उत्तर देने में देरी हो गई। यहा 
किसीके बौद्ध बनने का कोई सवाल ही नहीं है। जिस प्रकार राम, कृष्ण आादिके 
मन्दिर है, उसी प्रकार इस मन्दिरम बुद्धकी प्रतिप्ठा होगी। यह जान्दोलून पर्म- 
परिवर्तत कराने के दोपसे मुक्त है। अधिकसे-अथिक यह आवुनिक प्रकारका एक हिन्दू 
मन्दिर होगा, जिसका रक्षक या पुजारी कोई अत्यन्त विद्वान्‌ व्यक्ति होगा। प्रोफेसर 
कोसम्बीकी समूची योजनाकों मैने इसी रूपमे समझा है। इस पत्रकों तुम प्रोफेंसरको 
दिखा लो और यदि वे मेरे दुष्टिकोणका अनुमोदन करे तो श्री नटराजनकों भी, 
ताकि मन्दिरके विषयमे सबकी एक राय रहे। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गाघी 


अग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ७९७७) से , सौजन्य घनवश्यामदास बिडलछा 


२९९ पत्र . समणिलाल ओर सुझीला गांधीकों 


२४ अग्रस्त, १९३१६ 


चि० मणिलाल, सुशीला, 


तुम्हारे पत्र मिले। किशोरलालके नामका पत्र भी पढ़ लिया। शेयर होल्डराके 
बारेमे तुम्हारा विचार ठीक नहीं लगता। जहा शेयर हाल्डरोके लिए क्षेत्र हो सकता 
है, वहाँ ग्राहकका और यांग्य व्यक्तिका क्षेत्र हो ही सकता है। शेयर-होल्डर धाप्त 
करने का' मतलब पत्रका चन्दा देनेवाले और कुशल ढगसे काम करनेवाले योग्य लोगोका 


१ ओ खरने अपने पत्रमें लिखा था “ओ धर्मानन्द कोसम्बीने मुझे बताया कि आप चाहते हे कि 
नायगाँव विहारके निर्मित बिंड़लाजी द्वारा दिये गये दानके व्यवपर में नजर रखूँ। में ऐसा ही करूँगा । 
भवन निर्माणक्ा काथे पूरा होने तक में उस धनके व्यवका ध्यान रखूँगा। परन्तु में तो इन तमव दृरिजिन 
सेवक सघसे सम्बन्धित माना जाता हूँ। इस कारण उसके बाद में क्या कर सक्ूँगा, कह नहीं सकता। में 
भला बुद्ध विद्दार समितिक्रा सदस्य कॉसे बन सकता हूँ? वया वे सब बोंदध बन जायेंगे ) और इसकी 
आवश्यकता दी क्या है? हु 


२५९ 


२६० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मिल जाना नही है। मेरी समझमे तो भरपूर पैसा आ रहा हो तो भी ठीक आदमी 
मिलना मुश्किल होता है। सीधी बात तो यह है कि अभीतक “इंडियन ओपि- 
नियन के ग्राहक उसके पाठक न होकर उसके सरक्षक है। यह एक करुणाजनक 
स्थिति है। तुम्हे यहॉ-वहाँ भठकना बन्द करके कोई दूसरा ऐसा प्रामाणिक काम 
खोज लेना चाहिए जिससे तुम दोनोका खर्च निकल सके। इंडियन ओपिनियन ' 
चलाये तो उसका नुकसान या तो तुमको भरना चाहिए या उन लोगोको यह नुकसान 
भरने का वचन देना चाहिए जो चाहते है कि पत्र चलाया जाता रहे। अगर यह 
सम्मव न हो तो 'इडियत ओपिनियन ” बन्द कर देना चाहिए। उसे चलाने का 
आग्रह रखना एक सीमातक ठीक माना जा सकता है। 'इडियन ओपिनियन ' के 
बन्द हो जानेपर तुममे दूसरा धन्धा करके पेट भरने की सामथ्यं तो होनी ही चाहिए। 
केवल खेतीके बलपर गुजारा कर सकने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इन 
सब बातोपर धीरजके साथ विचार करना चाहिए। यहाँसे सुझाव मेजने मे भी 
बडी मदद नहीं हो सकती। वहाकी आजकी परिस्थिति तुम्ही जानते हो। फिर 
भी अन्तिम तिणय करने के पहले यहाँ लिखकर सूचित कर देना ठीक होगा। यदि 
उतना समय न हो तो तुम स्वतन्त्र रीतिसे निणय कर सकते हो। इतनी शर्तोका 
पालन तो करना ही चाहिए 

(१) कर्ज न करना, 

(२) धन्धेकी उधारपर न चलाना, 

(३) कोई अनुचित धन्धा--जैसे बीडी बेचना आदि--न करना, 

(४) जिसमें जल्दी धनवान होने की आशका हो, ऐसा धन्धा न करना। 

सोराबजी की बात पढ़कर दुख हुआ। इनके बारेमे रुस्तमजी सेठको जो भय 
रहता था वह सही सिद्ध हुआ लगता है। जिसका जैसा नसीब उसकी बुद्धि उसी 
प्रकार चलती है। 

शायद कान्तिके विषयमे लिख चुका हूँ। वह भी परीक्षा और उपाधियोके 
प्रवाहमें पड गया है। इसके बिना उसे सन्‍्तोष ही नहीं होता। हाँ, मुझे याद आया 
कि मैने उसके लिए तुमसे मदद माँगी थी।' जान पडता है, देवदासने कुछ मदद 
दी भी है। परसो-तरसो तक मददकी रकम आ जाने की उम्मीद है। तब फिर 
अधिक माल्म होगा। रामदास लिखता है कि वह मदद नहीं कर सकता। 


बापूके आशीर्वाद 
गृजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८५७) से। 


१ देखिए “पत्र सणिछाक और सुशीकछा गाधीको”, १६-८ १९३६ ! 


३०० बातचीत * मॉरिस फ्राइडसनसे ' 


[२५ अगस्त, १९३६ या उसके यूव ] 


[गाधीजी ] अच्छा, तो ये फ्राइडमन है। आप तो चरखेका अध्ययन करने के 
लिए आये है न? पर वह एक राख रुपयेका इनाम आपका मिलने से रहा। वह 
तो रह कर दिया गया है। 


[ मॉरिस फ्राइडमन | भी गाधोजी के साथ जोरसे हँसते हुए बोले, “जी नहीं, से वह 
इनाम नहीं चाहता। में तो आपको सिर्फ वह चरखा बना देना चाहता हूँ, जिसको 
आपको जरूरत है। 


मॉरिस फ्राइडमनने चरखेके बारेमें फिर कई सवाल पुछे, अनेक सुधार सुझाकर 
उनपर बहस की, और इसके बाद वर्धाके लिए रवाना हो गये।* 

उन्होने पूछा, यहाँ गाँवमें आनेंसें आपका उहेदय शुद्ध मानव-सेवा ही है न, 
जिससे आप अपनी दाक्ति-भर इन ग्रामवासियोकी अधिकसे-अधिक सेवा कर सकें ? 


यहाँ तो मैं सिवा अपने और किसीकी सेवा करने नहीं आया हूँ। इन देहातिया 
की सेवा द्वारा मैं आत्म-साक्षात्कार करना चाहता हूं। मनुष्यका अन्तिम उद्देश्य है 
ईदवरका साक्षात्कार --- उसकी अनुभूति प्राप्त करना। उसके राजनीतिक, सामाजिक, 
घामिक सभी कार्य इस अन्तिम उद्देश्य ---ईश्वरानुमूति --- को ध्यानमें रखकर ही 
सम्पादित होने चाहिए। इसलिए मानव-जातिकी सेवा इस प्रयत्वका एक अनिवाय 
भाग है, क्योकि ईदवरकों पाने का एकमात्र उपाय है उसीकी बनाई सृष्टिमे 
परमात्माका दर्शन करना और उससे तादात्म्य स्थापित कर लेना। यह तो सबकी 
सेवा द्वारा ही हो सकता है। स्वदेश-सेवाके बगैर विश्व-सेवा हो ही नहीं सकती। 
में इस विश्वका एक छोटा-सा अझा-मात्र हूँ। इसलिए में इस मानव-जातिकों छोडकर 
उसे कही पा ही नहीं सकता। मेरे देशभाई मेरे सबसे नजदीकी पंडोसी है। वे इतने 
असहाय, इतने साधनहीन, इतने सुस्त और जड हो गये है कि उन्हीकी सेवामे मुझे 
अपना सारा ध्यान और शक्ति लगा देनी पडेगी। अगर मुझे यह विश्वास हो जाता 


१ मददेव देसाईके “वीकल्ी लेटर ” ( साप्दादिक पत्र ) से उद्धुत। मॉरिस क्राइडमन एक पोलिश 
इजीनिधर थे और ग्रामोद्धार आन्दोलनमें उनकी बढ़ी दिलवस्पी थी। इससे पहले वे नन्‍्दी हिल पर 
गांधीजी से मिल चुके थे। उन्हें भारद्रानन्द नाम दिया गया था। 

२ साधन-पूत्रके अनुसार बात्नचीत मगलवारकों हुई थी। २९-८-१९३६ से पहकेका मंगलवार 
२० ८ १९३६ को पढ़ा था। 

३ इसके बादकी बाद़चीद्र अगली मेंटमें हुई थी। 


२६१ 


२६२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कि में हिमालयकी किसी गुफासे ईइ्वरकों पा सकता हूँ तो में तुरन्त वहाँ चल 
देता। पर मै तो जानता हूँ कि में इस मनुष्य-जातिको छोडकर उसे और कही 
नहीं पा सकता। _ 

पर मनुष्यकी आध्यात्मिक उनच्चतिके लिए भी कुछ सुख-सुविधाओकी तो जरूरत 
रहती ही है। ग्रामवासियोके असुविधा-भरे और गनन्‍्दे जीवनसे एकरूप होकर भी 
क्या कभी कोई अपनी उन्नति कर सकता है? 

गारीरिक सुख और शान्ति एक हृदतक अवश्य जरूरी है। पर उस हद 
तक पहुँच जाने के बाद उनसे आगे बढने में सहायता पहुँचने के बजाय रुकावट पड़ने 
लगती है। इसलिए अपनी जमरूरतोकों जन्याधुन्ध बढाकर उनकी पूति करने का जादर्श 
एक प्रकारका मोहजाल ही है। मनुष्यकी शारीरिक जरूरतोको, बल्कि उसकी व्यक्तिगत 
बौद्धिक जरूरतोकी भी एक हृदतक पहुँचने के बाद रोकना ही चाहिए, नही तो बे 
शारीरिक तथा बौद्धिक विलासमे परिणत होने लग जायेगी। मनुष्यको अपनी भौतिक 
और सास्क्ृतिक परिस्थितियोको इस तरह व्यवस्थित और नियमित कर लेना चाहिए 
जिससे वे उसके सेवामागमे बाधक न हो पाये। असलमे, सेवामे ही उसकी सारी 
शक्तियाँ केन्द्रित होनी चाहिए। 

आप जो गाँवोपर सारा ध्याव और प्रयत्न केन्द्रित करते हे, इसका रहस्य 
क्‍या है? 

में बराबर कहता रहा हूँ कि अस्पृरयता बनी रही तो हिन्दू-धर्म नष्ट हो 
जायेगा। इसी प्रकार में कहूँगा कि यदि गाँव तबाह हुए तो भारत भी नष्ट हो 
जायेगा । वह फिर भारत नहीं रह जायेगा। ससारसे भारतका जो मिशन है, वह 
खत्म हो जायेगा। गाँवोका भविष्यमे शोषण न हो तभी उनका पुनरुद्धार हो सकता 
है। बडे पैमानेपर औद्योगीकरण किये जाने का परिणाम यह होगा कि होड और बाजारकी 
समस्याएँ पैदा होगी और इनके फलस्वरूप गाँववालोका किसी-त-किसी प्रकार शोषण 
किया जायेगा। इसलिए हमे इस बातपर आग्रह रखकर चलना है कि गाँव आत्म- 
निर्मर हो, और अपनी जरूरतका सामान मुस्यत वही तैयार कर ले। यदि 
ग्रामोद्योगोका यह स्वरूप कायम रखा जाये तो फिर इसपर कोई आपत्ति नहीं है 
कि गाँववाले आधुनिक यन्त्र और औजारोका उपयोग करे -- ऐसे यत्र-ओजारोका जो 
वे आसानीसे प्राप्त कर सके और स्वय बना सके। शंत यही है कि इन यन्त्रोका 
उपयोग दृसरोका शोषण करने के लिए नहीं होना चाहिए। 

| अग्रेजीसे | 
हरिजन, २९-८-१९३६ 


३०१. तार अमृतकोरको 


वर्धागज 
२० अगस्त, १९३६ 


राजकुमारी अमृतकौर 
मैनरविले 
शिमला 


तारसे ठीक-ठीक सूचित करो कि डॉक्टरकी रायमे अँगूठे समेत छारीरकी 
दशा कंसी है। सप्रेम, 


हु बापू 


मूल अग्रेजी (सो० डब्ल्यू" ३७३६) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६८९२ से भी। 


३०२ पत्र अमृतकौरकों 


२५ अगस्त, १९३६ 


प्रिय अमृत, 

तुमने यह क्या कर डाला ? श्ृम्मी कहते हूँ कि तुम “ बीमार होकर छौटी ” 
हो और स्वमावत यह भी कि उन्हे “सब प्रकारसे बडी निराशा हुई है।” सच्ची 
बात बता देने के कारण उनसे नाराज मत होना। तार पढ़कर में व्यथित हो गया 
हैँ । तुम्हे हुआ क्‍या है” मेने तुम्हे कडा तार भेजा है। 

आशा है, तुम मुझे सशयमे नही रखोगी और ठीक-ठीक ब्योरा दोगी। श्म्मीको 
सब प्रकारसे निराशा क्यो हुई है, इसपर भी प्रकाश डालना। तुमने मुझे शम्मीको 
लिखने का निषेघष किया था। किन्तु में उनके तारकी अवहेलबा नहीं कर सका। 
उन्हे छोटा-सा पत्र भेजा है। 

आशा करता हूँ, तुम्हे कोई गम्भीर रोग नही होगा । पुरा सच्चा हाल जानने के 
बाद ही और कुछ लिखूंगा। 


१ उपलब्ध नहीं है। 
२६३ 


२६४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हाँ, मीरा कल बैतूल चली गई और उसकी कुटीमे पुरी रहता है। 
तुम्हारे कोने खाली पडे है! और गुसरूखाना ”? वहाँके सारे खिलौने चले 
गये ! परन्तु जब तुम यहाँ स्वस्थ रह ही नहीं सकती तब तुम मेरे पास आ 
भी केसे सकती हो? 
सप्रेम, 
बापू 


| पुनदच ] 
तुम्हारी यह मजाल कि मुझे कोरा पन्ना भेज दिया, जबकि लिखे हुए पन्नेपर 
एक कोना भी रीता नहीं छोडती 


बा० 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७३७) से, सौजत्य अमृतकौर। जी० एन० 
६८९३ से भी 


३०३. पत्र एफ० मेरी बारकों 


२५ अगस्त, १९३६ 

चि० मेरी, 

इस पत्रसे' तुम मेरी नजरों में और भी उठ गईं हो और यदि मेरे-तुम्हारे बीच 
अब भी कोई दूरी थी तो वह इससे मिट गई है। हमें सत्यका ध्यानपूर्वक पालन करने की 
आवश्यकता है। बात यह है कि मैने केवकू यह जानने के लिए पूछा था कि तुम्हारे 
आराममे कोई विध्न तो नही पडा ! मैं यह नही चाहता था कि घटी बजने पर तुम आओ 
ही। मेरे पास सेगाँवमे जो थोडे-से लोग है उनके साथ भी में कडाई नहीं बरतता। उन्हें 
स्वतन्त्रता है कि चाहे तो प्रात कालीन प्राथनामे शरीक न हो। इसमे सीखकी बात 
यह है कि प्रियसे-प्रिय व्यक्तियोकी प्रसन्नताकी खातिर भी कोई कार्य तबतक न 
किया जाये जबतक वह स्वयको भी प्रिय न रहूगें। इस सामान्य सिद्धान्तसे अनेक 
छोटे प्रइदन उठते है सही, परन्तु तुम मेरा तात्पर्य तो समझती हो। 

मोतीसे मेरा प्यार कहना। खुशी है कि उसे वहाँका जीवन पसन्द है। आज्ञा 
है, उसकी तबीयत ठीक रहती होगी। 

मीरा चली गई है। आशा है, वहाँ आरामसे रहेगी। ऐसा न हो, तो उसे 
छौट आना चाहिए। में उसको एक दूसरी परच्तु दूरकी जगह भेज सकता था, परन्तु 
दूर जाने में उसकी अनिच्छा थी। 


१ अनन्तराम पुरी। 
+> एफ० मेरी बारने पत्रमें लिखा था कि ग्राधीजी को सेगाँवकी प्रात कालीन प्रार्थनामें शामिल न 
होने का कारण बद्ानेमें वे “एक प्रकारका झूठ बोली” थीं क्योंकि उत्तका सुबद उठने का इरादा दी नहीं था। 


पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको २६५ 


महादेव मालवाही जहाजोके विषयमे पूछ-ताछ करेगा। 
सप्रेम, 


बापू 


अग्रेजीकी फोटो-लकल (जी० एन० ६०६७) से। सी० डब्ल्यू० ३३९७ से 
भी, सौजन्य एफ० मेरी बार 


३०४ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको 
२५ अगस्त, १९३६ 


चि० श्नजकिसन, 

तुमारे पत्र के उत्तर देने में बहुत देरी हुईं, कारण सिर्फ समयाभाव ही थी। 
आज भी सोने के समय लिख रहा हु। 

मेरे पास कौन रहते है” तीन तो थे ही। बाकी मे बा और मनु खानसाहेब | 
जिसको रोक सकता हु उसे रोक छेता हू। तुमको आने देने से क्या लाभ ? यहा तुमारी 
सेहत अच्छी तो रहती ही नही। 

ग्रामउद्योग में किसीकी मदद न मिले तो उसे छोडो। 

वहा शरीर अच्छा न रहे मो तो मुझे लिखो। 


बापु 


[ पुनरच ] 

यहा कुछ खत खतम नहीं हुआ था। आखरी वाक्य नींद में ही लिखा। कलम 
छुट गई और सो गया। अब नींद से उठकर और गरम पानी पीकर इसे लिख रहा हु। 
यह बात कोई बीमारी की या कम शक्ति की निशानी नहीं है आरोग्य की निशानी 
अलबत्ता है। मेरे साथ रहने का लोम छोडो और वहा या अन्य स्थलपर जिघर 
कुछ भी धधा कर सको वहाँ घधा करो और खर्च जितना कमाओ | कोई खादी भडार 
में क्यो नहीं? अथवा नरेछा जाकर रहो। दूसरो की मदद से कार्य करो। ऐसे ही 
बैठे रहना अच्छी बात नहीं है। देवदास से महवार करो। यह जानो कि में नहीं 
लिखता हु उसका कारण जो तुमने निकाला है सो कमी हो ही नही सकता है। मैं 
तुमे कैसे भूलू ? 

बापुके आशज्ञीर्वाद 
पत्रकी फोटो-ननकल (जी० एन० २४४५) से। 


३०५ पन्र  रणजीत एस० पंडितको 


वर्धा 
२६ अगस्त, १९३६ 
चि० रणजीत, 

तुम्हारी तबीयत खराब क्‍यों रहा करती है? सरूप लिखती है कि अब तुम्हारी 
तब्रीयत पहलेसे कुछ अच्छी है। प्रयास करके भी तुम्हे अपना शरीर वज्ज-जैसा बना 
छेना चाहिए। गगा पार करने के छिए नाव तो बन सकती है। बात तो तब बनेगी 
जब गुलामीसे पार उतरने की नाव बनाओ। लेकिन छातीमे दम न हो तो ऐसा साहस 
नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो इतनी मजबूत छाती होनी चाहिए कि हाथमे 

लिये हुए चप्पू छूटे ही नही। 


गुजरातीकी नकल्‍्से प्यारेलाल पेपर्से, सौजन्य प्यारेलाल 


३०६ पत्र , अमृतुस्सलामकों 


[२७ अगस्त, १९३६ के पूर्व| 

प्यारी बेटी,' 

तेरे दो खत मिले हैं। डॉ० भारद्राज जो कहते हैँ उसपर विश्वास रखना 
है। डॉ० अन्सारी भी वही करते। इसलिए तुझे नाक साफ करनी है और दूसरी 
जो सिफारिश उन्होने की है, उन्ह मानना है। 

नीलमका खत साथम है। नीलमकी बीमारी अगर न होती तो तुझे जरूर 
बला लेता। कान्तिको तरे दोना खत दिखाऊँगा। वह जाना चाहेगा तो इजाजन दे दूगा। 
उसने जो कदम उठाया है वह मुझे भी पसन्द तो नहीं है। लेकिन उसपर में 
दबाव नेही डालना चाहता। 

अभी समय नहीं है, इसलिए यही खत्म करता हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०३) ) से। 


१ कान्दिलालू गार्धीके भमतुस्सलाम के यहाँ जाने के इरादे के उस्लेखसे, देखिए प० २६७ पर 
अप्रतुस्सलामकों दी लिखा एक भय पत्र। 

२ ये शब्द उदँ लिपिमें हैं। 

३ पत्र उपलब्ध नहीं है। 


२६६ 


३०७ तार अमृतकौरको 


वर्धागज 
२७ अगस्त, १९३६ 
राजकुमारों अमृतकौर 
मैनरविले 
शिमला वेस्ट 


तुम्हारा तार मिझा। परमात्माका शुक्र हे। तार द्वारा राज हालत बताओ। 
प्यार । 


बापू 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७३८) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० ६८९४ 
से भी 


३०८ पत्र * अमतुस्सलामको 


सेगाँव, वर्घा 
२७ अगस्त, १९३६ 
चि० अमतुस्सलाम 
अब तो कान्ति वहाँ पहुँच गया है। देखता हूँ, अब तू क्‍या पराक्रम करती 
है? झग्ड़ना मत। मिठाससे जो समझाना हो वह समझाना। अब उसे रोका नहीं 
जा सकेगा, ऐसा मुझे तो लूगता है। 
डॉ० भारद्ाज जैसा कहे वैसा करना। सबको नसीहत देती है, अपने घरीरकी 
संभाल रखना। मुझसे अभी हरुूम्बे खतकी आशा न रखना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकर (जी० एन० दे४३) से । 


२६७ 


३०९ पत्र: परीक्षितलाल ल० मजम्‌दारको 


सेगाँव, वर्घा 
[२७ | अगस्त, [१९३६ | 

भाई परीक्षितलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। यदि तुम्हे ऐसा रूगता है कि बापाने भूल की है तो तुम्हे 
चाहिए कि स्पष्ट रूपसे उन्हे वैसा लिख दो। मैने सब-कुछ पूरी तरह नही पढ़ा है, 
इसलिए मैने उन्हे कुछ नहीं छिखा। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि निर्णय देने के 
बाद न्यायाधीजश्ञका काम पूरा हो जाता है और अपने निर्णयका अर्थ करने का अधिकार 
भी उसे नहीं रहता। मैने बापाको यह भी नही लिखा कि यदि दोनो पक्ष उनके 
सामने अपनी बात पेश करे तो वे उसे सुन ले और इसका कारण यह है कि मैं 
अपने काममे इतना लगा हुआ हूँ कि ऐसी बहुत-सी चीजे कर नहीं पाता। अगर 
तुम बापाको लिख रहे हो तो यह पत्र उन्हें मेज सकते हो। तुम्हे इतना लिखा 
इसलिए अब उन्हे लिखने की इच्छा भी हो आई है, किन्तु लिखने का वक्‍त कहाँ है? 


बापूके आशीर्व्गद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०३७) से। 


३१०. पत्र : प्रभावतीको 


सेगाँव, वर्घा 
[२७ अगस्त, १९३६ के आसपास | 
चि० प्रभा, 

तू पटता गई, फिर भी तुझे मेरा सिताब दियारा भेजा गया पत्र तो मिला ही 
होगा। अब पटनामे दूध, फल लेकर तबीयत सुधार लेना। घरकी ठीक देखरेख 
करना। अब तुझे जयप्रकाशकी खुराककी तरफ ठीक ध्यान देने का अवसर मिला है। 
तेरे प्रन्‍नोका तफसीलसे जवाब दे ही चुका हूँ, इसलिए दुबारा यहाँ नहीं लिख रहा 
हूँ। वहा घरमे कैसा चल रहा है? मेरे जानने योग्य और जो-कुछ हो, सो लिखता। 
आबोहवा कैसी है” घूमनेका क्रम जारी रखना। करू मैने वजन लिया था। १०९ 

पौंड निकला। 


बापूके आशीर्वाद 


१ जी० एन० रजिस्टरसे । 
२ नील्मकी बीमारी भौर अमतुस्सलामके साथ उसके ठ5हरने के उस्छेखके आधारपर, देखिए “पत्र 
अमतुस्तढामको ”, २७-८ १९३६ के पूवे । 


२६८ 


पत्र अमृतकौरकों २६ 


[ पुनक्च ] 
महादेवी वगैरह बद्रीनारायणसे वापस आ गई है, इनमें से एक, तीलम, बीमार 
हो गई थी। वह अमतुलके पास है। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-्नकछ (जी० एन० ३४६४) से । 
३११ तार: अमतुस्सलामको 
वर्धायज 
२८ अगस्त, १९३६ 
अमतुस्सलाम 

सेवक 
दिल्ली 


तुम अपनेको शान्‍्त रखो | जल्‍दी ठीक हो जाओ । में कान्तिकी देखभाल 
कर रहा हूं । 


बापू 
अग्रेजीजगी फोटो-नकल (जी० एन० ३४४) से । 
३१२ पत्र : अमृतकौरकों 
वर्धा 


[२८ | अगस्त, १९३६ 


प्रिय विद्रोहिणी, 

यह पत्र मैं ज०[मनालालजी] के यहाँसे सवेरे तडके लिख रहा हूँ ताकि पहलेकी 
ट्रेसिे चला जाये। 

यह आइवासन भला तुम्हे कैसे दूँ कि में चिन्ता-मुक्त हू” और में हो भी 
कैसे सकता हूँ जब तुम ऐसा विद्रोह्माचरण कर रही हो” तानाशाहके सामने तो तुम 
आज्ञाकारी थी। उसकी पीठ पीछे तुम्हारा विद्रोही स्वभाव फूट पडा। तो मुझे चिन्ता- 
मुक्त करने का उपाय यह है कि तुम जल्दीसे स्वस्थ हो जाओ और यदि मछली खाने 
से तुम्हे छाम हो तो बेहिचक खाना आरम्म कर दो। 


१५ साधन-सत्रमें “ २९-८-१९३६ ” है, छेकिन उसके नीचे किसीने ल्खि दिया है, “ वास्तवमें 
२८-८-१९३६ ”। इसकी पुष्टि डाककी सुदरसे भी दोद़ी है। 


२७० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


फिर भी यह विश्वास तो में तुम्हे दिला सकता हूँ कि शम्मी चाहे कुछ भी 
कहे, में उसका बिलकुल बुरा नहीं भानूँगा। उनका यह भयकर क्रोध तुम्हारे प्रति 
उनके प्रेमकी गहराईका सूचक है। जिस वातावरणमे वे पले है, उसे देखते हुए में कहूँगा 
कि उन्हे पूरा अधिकार है कि वे मुझपर तुम्हारा स्वास्थ्य बिगाड़ने और सब प्रकारसे 
तुम्हारे सामान्य नियमित जीवनमें व्यतिक्रम पैदा कर देने का दोषारोपण करे। वे और 
कुछ सोच भी कैसे सकते है”? मैने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे पूर्ण स्वस्थ 
रूपमे शिमला लौटने पर बहुत-कुछ निर्भर करेगा। तुमने ध्यान नहीं दिया, दे भी 
नही सकती थी। अच्छा, अब तुम ठीक हो जाओ और पहलेसे भी स्वस्थ दिखने 
लगो, तब हम सारा हिसाब कर लेगे। जबतक बीमारी रहे, प्रतिदिन पत्र और तार 
भेजती रहो। पृणत नीरोग होनेतक तुम कोई काम मत उठाना। आशा है, करू 
तुम्हे मेरा तारा मिला होगा। 

कल में वर्धा आया और जाज शामको पैदर वापस चला जाऊंगा। 

मीरा आज बंतूलसे लौट रही है। 

तुम्हे और शम्मी दोनोकों प्यार। 


तानाशाह 
डाकू, बापू आदि 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५८४)से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६३९३ से भी 


३१३ पन्न . जवाहरलाल नेहरूको 


सेगाँव 
२८ अगस्त, १९३६ 


प्रिय जवाहरलाल, 

कल की हमारी बातचीतने मुझे विचारमे डाल दिया है। क्‍या कारण है कि पूरी 
इच्छा होते हुए भी में उस चीजको नहीं समझ सकता, जो तुम्हारे लिए इतनी स्पष्ट 
है? जहातक में जानता हूँ, मेरी बुद्धि अभी सठियाई नहीं है। ऐसी हालतमे क्‍या 
यह ठीक नहीं होगा कि तुम मुझे यह समझाने की पूरी कोशिकश्ष तो करो कि तुम 
चाहते क्‍या हो ? सम्भव है, में तुमसे सहमत न होऊँ। मगर मुझें वैसा कह सकने की 
स्थितिमे होता चाहिए। ककूकी बातचीतसे इसपर प्रकाश नहीं पडता कि तुम्हारे 
मनमे क्या है। और ज्ञायद जो बात मेरे मामलेमे सही है वही कुछ और लोगोके 
मामलेमे मी हो। में इस समय राजाजी से इसी बातकी चर्चा कर रहा हूँ। तुम 
समय निकाल सको तो में चाहूँगा कि अपने कार्यक्रमकी चर्चा उनसे कर लो। 


१ देखिए “ज्ञार अमृतकरकों”, २७-८ १९३६ । 


टिप्पणियाँ २७१ 


मेरे पास समय नहीं है, इसलिए विस्तारसे नहीं लिखगा। तुम जानते हो मरा क्‍या 
मतलब है। 


सप्रेम, 


बापू 
| अग्रेजीसे ] 


गाधी-नेहरू पेपस, १९३६, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय 


३१४ टिप्पणियाँ 
प्रमाणित बनाम अप्रमाणित खादी 


कंताईकी नयी दर छागू करने पर जो कठिनाई तमिलनाडुमे पैदा हुई थी, वही 
आन्भ्रदेशमे भी हो रही है, जैसाकि मेर पास उस तरफसे आये हुए अनेक पत्नोसे 
मालूम होता है। पत्र-प्रेषकोने खादीके अग्रमाणित व्यापारियाके खिलाफ कडी शिकायत 
करते हुए लिखा है कि किस तरह ये लोग उन गरीब कत्तिनोकों हानि पहुँचा रह 
है, जिनके पास दो पैसे अतिरिक्त कमाने का और कोई साधन ही नही है। मै नहीं 
जानता कि अगर में उन अप्रमाणित खादीके व्यापारियासे कहूँ कि वे ऐसे खुदगज 
बनकर उन हजारो गरीब कातनेवालियो क पैसे न छीने तो वे मेरी सुनेगे या नही। 
मुझे आशा तो है कि वे सुनेगे। पर इसका वास्तनिक इलाज खादी खरीदनेवालो के 
हाथमे है। अगर वे अखिल भारतीय चरखा सघ द्वारा प्रमाणित भण्डारोको छोडकर 
दूसरी दुकानोसे खादी खरीदना कतई बन्द कर दें तो अप्रमाणित दुकाने अपने आप 
बन्द हो जायेगी। जनताकों यह समझ लेना चाहिए कि चरखा सघ नही रहेगा ता 
खादी भी नहीं रहेगी। जबतक खादी एक प्रचलित सिक्‍्केकी तरह देहातामे सवध्रिय 
नहीं बन जाती, यह जरूरी है कि एक ऐसी सावधान सस्था उसका सवर्धन करती 
रहे जो इस कठित कायको करने की क्षमता रखती हो। चरखा सघ इसी प्रकार 
की एक सस्था है। जनता तो जानती ही है, और अगर नहीं जानती तो उसे 
जान लेना चाहिए कि चरखा सथध पृणतया एक परोपकारी ससस्‍्था है, जिसे सिवा 
गाँवोकी छाखों गरीब कत्तितनोंके और किसीका स्वाथ प्रिय नहीं है। यह ता उसके 
नामसे ही प्रकट है कि उसकी सारी प्रवृत्ति उन गरीबोको फायदा पहुँचाने के लिए 
ही है। जबतक उन लाखो-करोडो बहनोकों, जो सालमे लगभग छह महीने बेकार 
रहती है, उनकी शक्तिके लायक कोई स्थायी फायदा पहुँचानेवाला उद्योग नहीं मिल 
जाता, तबतक गावोकी आर्थिक मुक्ति एक असम्भव-सी बात है, और हाथ कताईके 
समान दूसरा कोई उद्योग ही नहों जो सबके लिए उपयोगी हो। जनताको चाहिए 
कि अगर अश्रमाणित व्यापारी चरखा सघकी अपेक्षा कम दामोपर खादी बेचते हो 
तो भी वह हमेशा खादी तो चरखा सघके भण्डारोसे ही खरीदे। में कई बार पहले 


२७२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


यह बात कह चुका हूँ। पर फिर भी इसे बार-बार इसलिए कहना पडता है जिससे 
जनताके मनपर यह बात अच्छी तरह अकित हो जाये, जनता यह जान छे कि 
चरखा संघके दामोपर खादी बेचने पर ही कातनेवालो को अधिक मजदूरी दी जा 
सकती है। 

बगर पेसेकी झोपडियाँ 


पिछले व सेने अपने भावी निवासके गॉव्सें साठ हरिजनोको हराकर 
बसाया था। उनके लिए झोपडियाँ खडी करने का सवाल जरा ठेढा था। लेकिन 
खुद हरिजनोने ही उसे मेरी ओरसे हल कर दिया। एक महीने के बाद जब 
मे उस गॉव्में गया तो देखता कया हेँ कि बारह झोपडियाँ तो बन चुकी थीं, 
और सो भी बगेर एक पेसा भी रूगाये। दीवारे ज्वार, कपास या तुबरके 
डठलो तथा ताडकी डालियोकी बनी थीं। ऊपर छाने के लिए ज्वारके डठलोको 
चीरकर उनकी चटाइयाँ बुन ली गई थीं, और उनपर ढाकके पत्ते अच्छी तरह 
बाँध दिये गये थे। रस्सियों ढाककी जडोको कूट-पोटकर उनके तन्तुओसे बना 
लो थीं। 
यह पत्र कृषि-शास्त्रकी उपाधि पाये हुए एक उत्साही ग्रेजुएट नवयुवकने लिखा 
है जिसने किसी गाँवमे बसने का निश्चय कर लिया है। ऐसे स्थानोपर हरिजनोको 
अपने लिए आरामदेह झोपडियाँ और जीवनकी अन्य सुविधाएं प्राप्त करने मे कोई 
कठिनाई नहीं होती, जहाँ मजदूरोको आजादी है और जहाँ वे उन प्राकृतिक 
साधनोका बेरोक-टोक उपयोग कर सकते हैं जो अन्यथा या तो यो ही पडे-पडे सड 
जाते हैं या कौडियोके मोर बेच दिये जाते हे। पर रूढिग्रस्त लोगोके दुराग्रहने तो 
हरिजनोको अपने कुओपर चढने देना भी पाप और जुर्म करार दे रखा है! ! ! 
| अग्रेजीसे | 
हरिजन, २९-८-१९३६ 


३१५. पत्र : अम्ृतकौरकों 


सेगाँव, वर्धा 
२९ अगस्त, १९३६ 


प्रिय अमृत, 

आशा है, तुम्हे मेरा कलछका पत्र सिल्ा होगा। यह मै सेगाँवसे लिख रहा हूँ, 
इसलिए इसे विलम्ब-शुल्क देकर मी आजकी डाकसे नहीं मेज सकता। भेरी मन की 
शान्तिके लिए अत्यावश्यक हैं कि तुम प्रतिदिन तार और पत्नोसे सोलहो आने सही 
समाचार भेजों। तुमते सब्जियाँ भी क्यो भेजी ? यह बात गाँवमे रहने के उद्देश्यके 
विपरीत पडती है। भरोसा रखो, जो आवश्यक होगा तुमसे माँग लँगा। 


पत्र अमृतकौरकों २७३ 


चीर-फाडके औजारोकी कोई जल्दी नहीं है। शम्मीक॑ झानत हो जानेतक मैं 
प्रतीक्षा कर लगा। तुम्हे उन्हे मना लेनेका निश्चय कर लेना है। घरसे माग निकलने की 
बात तो निपट मूखता हे। ऐसी बाते तुम्हारे स्वभावसे मेल नहीं खाती। प्रेम तो 
धीरज और जपार कष्ट-सहनका नाम हे।” तुम प्रेमका मूर्तरूप नहीं तो और क्‍या 
हो ” मुझसे तुम्हादने मूल्यवान साहचयका नतीजा यह नहीं हो सकता कि तुम पहले से 
कम प्रेमल ओर कम प्रेमभ्ाजद बन जाओ । यदि तुम अपने परिवारकों सन्तुष्ट करनेके 
लिए अपना स्वास्थ्य जौर अच्छा बनाकर नहीं दिखा सकी तो न सही, लेकिन यह 
तो तुम्हारे बसकी बात है कि शान्त-चित्त रहो और इतना प्रेम दिखाआ कि दूसरांका 
तीन्नतम कोप ठडा हो जाये। मुझे तार भेजो कि तुमने शम्मीका मना लिया है। 
तुम्हे बताता हूँ कि तुम्हारी बीमारीके कारण उन्हें जो दुख हथआ है उसका यान 
मुझे दिन-भर सताता रहता है। मेरी समझमे नहीं जाता कि में किस प्रकार उन्हे 
सन्‍्तुष्ट करू। इसका एकमात्र उपाय यही है कि तुम बिलकुल स्पष्ट रूपस उनपर 
प्रकट कर सको कि मेरे सम्पर्कसे तुमने कुछ खोया नहीं हैं बल्कि सम्मवत जीवनके 
महत्त्वपूर्ण विषयोमे कुछ पाया ही है। 

मीरा कछ वापस आ गई। बैतूछमे रहत-सहनका ढग उसका बहुत गनन्‍्दा छंगा। 

तुम दोनोकों प्यार। 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५८५) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६३९४ से भी 


३१६ पत्र *' अमृतकोरकों 


सेगाव, वर्धा 
३० अगस्त, १९३६ 


प्रिय अमृत, 

“ तुम बहुत अच्छी हो। लम्बे पत्र और तार भेज रही हो। मुझे उन सबकी 
आवश्यकता थी। तुम्हारे पत्रोमे प्रसन्नता भी झलकती है। परन्तु हालाँकि तुम्हारे 
समात्‌ में चिन्ता नहीं करता, फिर भी में स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी बीमारीने 
मुझे कडा घक्‍्का पहुँचाया है और शसम्मीसे मनमुठाव तो अस्ह्म ऊूगता है। तुम्हे 
चाहिए कि तुम उनके कमरेमे जाओ और अपनी नम्नतासे उन्हे जीत लो। अपने 
आँसुओसे उनको नहला दो। में चाहता हूँ कि वह मुझे तार भेजे कि उन्होने मुझे 
हृदयसे क्षमा कर दिया है। मुझे यह सोचकर कष्ट होता है कि तुम दोनोके 
अलगावका में कारण हूँ। 


२७४८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


यहाँ तो तुम पृणरूपेण आज्ञाकारिणी थी। अब इसमे भी मैं तुमसे पूरे दिलसे 
आज्ञाकारिता चाहता हूँ। स्वैच्छिक आज्ञाकारिताका अपने-आप असर होता है। और 
में जानता हूँ, तुम्हारी आज्ञाकारिता परिवारमे फिर से शान्ति और प्रेम स्थापित कर 
देगी। शम्मीको मनाने का ठीक तरीका तो तुमपर ही छोड देता हूँ। 

जब तुम पूरी तरह नीरोग हो जाओ तबतक यदि शम्म्री भी सुस्थिर-चित्त 
हो गये हो, तो में तुम दोनोंके साथ इस दु ख़दायी बीमारीके कारणके बारेमे अपनी 
रायके बारेमे चर्चा करना चाहता हूँ। 

तुम्हारे लिए अडे छोडने की अपेक्षा दूधका परिमाण घटा देता छाभदायी होगा। 
भारीपनका कारण सीधे अड़ोको मानना उचित नहीं। और यदि डॉक्टर माने तो 
तुमको हमेशा थोडा रूहसुन लेना चाहिए। में पूरे विश्वाससे तो नहीं कह सकता, 
परन्तु मुझे लगता है अपरस (एक्जीमा) के लिए प्याजका तेल अच्छा होगा। 

सुमाषको जो डर है उसपर मुझे हँसी नहीं आई। उसके कथनमें काफी सत्य 
है। उत्साह और मेरे श्रति अत्यधिक प्रेमसे प्रेरित होकर यदि तुम, अनजाने ही 
सही, शारीरिक शक्तिका दिखावा कर रही थी, तो वियोग होने पर स्वभावत शरीर 
जवाब दे बैठेगा। वास्तविकता क्‍या है, इसका निणय तो आत्म-निरीक्षण द्वारा स्वय 
तुम्ही कर सकती हो। आजकी रात इतना ही। 

सप्रेम, 

बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५८६) से, सोजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६३९५ से भी 


३१७ पत्र. प्रभावतीकों 


३० अगस्त, १९३६ 


चि० प्रभा, 

इस बार तेरा पत्र देरसे मिला है। तुझे पत्र छिखने का दिन निश्चित कर ही 
लेना चाहिए। मैंने तो बिलकुल ढील नही दी। जैसे ही तेरा पत्र मिलता है, तुरन्त 
जवाब दे देता हँ। इस बारका पत्र कल मिला, आज जवाब लिख रहा हूँ। सुनता 
हूँ कि जयप्रकाश् आज वर्धा पहुँच रहा है। यह नहीं समझ पाया कि आने का कारण 
क्या हैं। आगेके पत्र क्‍या किसी नये पतेपर भेजने हैँ” क्या स्चेछाइट ' के पतेपर 
भेजने से पत्र देर से मिलता है?” तुझे खाँसी क्‍यों होने लगी। अगर अब दूध मिलने 
लगा हो तो अपनी शक्ति जल्दी वापस पा हलेना। 

कुटुम्बका जितना बोझ उठाया जा सके उतना ही उठाना। शक्तिको समझ 
क्र सेवा करने से पछताना नहीं पडता। 


पत्र जमनालाल बजाजको २छप 


अभी-अभी सुना कि जयप्रकाश आ गया है। 
तेरे पत्रमे लिगकी गलतियाँ रहती है। जाज उन्ह सुधारकर पत्र वापस मेज 
रहा हू। जगर तू न समझ पाये तो पूछना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटा-नकल (जी० एन० ३८४८१) से। 


३१८ तार. घनव्यामदास बिडलाको 


वर्बा 
३१ अगस्त, १९३६ 
घनद्यामदास 
माफत रूकी 
बम्बई 


यथाशीघत्र आ जादुए। वल्लमभाई आपकी प्रतीक्षाम हैं। तारस उत्तर दे। 


बापू 
मूल अग्रेजी (सी० डन्यू० ७९७९) से, साजन्य घनक्यामदास बिडला 
३१९ पत्र जमनालाल बजाजको 
सेगाँव 
३१ अगस्त, १९३६ 


चि० जमनालाछ, 
तुम्हारे साथ तीन बाते करनी रह गई। ह 
बाबाराव हरकरेका क्‍या हुआ ? मुझे लगता है कि उसे हर महीने २५ रुपये 
भेजना अच्छा है। 
उसके भाईकी योग्यता अधिक की हो तो उसे ज्यादा देना उचित होगा। 
दहाकरराव टिकेकरवी स्थिति दयाजनक लगती है। उसके ऊपर १,५०० झुपयेके 
सम्मन है और वह बेकार है। उसके लिए कुछ करने का विचार किया है क्‍या ? 
इन सब बातोके बारेमे तुम अधिक ठीक विचार कर सकते हो। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९८३) से। 


३२९० एक बातचीत" 
[,२ सितम्बर, १९३६ के पूव | 
गाधीजी की कुटियाके बरामदेसें एक दिन सुबह कई नग-धडग और अधनगें 


बच्चे इकटठे हो गये थे। तमाम लडकोकी आँखें उस साँपपर रूगी हुईं थों, 
जो उस सेजपर रखें हुए एक कॉचके बरतनमें बन्द था। यह तो नहीं कह 


सकते कि सेगाँवर्में साँप बहुत अधिक सख्यामें हे, पर इस सौसससें जरूर वहाँ काफो 
साँप पाये गये हे। इससे यह अनुमान होता है कि सॉप वहाँ कई लोगोको काठते 
भो होगे। पर आस तौरपर तो लोग साँपको देखते ही मार डालते है। गाधीजी नें 
इस सॉपको यहाँ रखने का प्रयोजन बतलाते हुए कहा 

पर इस तरह हरएक साँपकों मारना न तो आवश्यक है और न उचित ही। 
हमे अभी यह ज्ञान नहीं है कि जहरीला आर बगैर जहरवाला साँप कैसा होता है। 
इसलिए हम बिना समझें-बूसे ही सबको मार डालते है। पर इनमे से ज्यादातर साँप 
जहरीले नहीं होते। और सापके डसे हुए आदमियामे अधिकाश तो साँपके जहरकी 
अपेक्षा उसके भयके कारण ही प्राण छोड देते हैं। फसलकी रक्षामे साँपोका एक 
खास स्थान है। पर झायद गाँवोके लोगोको इसका ज्ञान नहीं है। सॉप अकसर खेती 
को नुकसान पहुँचानेवाले चूहो और दूसरे जीव-जन्तुओको मारकर खा जाते है। इस- 
लिए साँपोके बारेसे आवश्यक जानकारी हासिल करके उसे किसानोतक पहुँचा देना 
जरूरी है। उन्हें यह बताया जाये कि जहरीले और बगैर जहरवाले साँप कैसे होते 
हैं। किसानोको जान लेना चाहिए कि सर्पको मात्र मार डालना जरूरी नहीं है। क्योकि 
जहरीले होनेपर भी वे तबतक नहीं काटते, जबतक कि वे पैरके नीचे न पड जाये 
या उन्हें छेडा न जाये। फिर कमसे-कम कुछ सॉप तो निश्चित रूपसे उपयोगी होते 
ही है। इस दुष्टिसे मेने यह निश्चय किया हैं कि कुछ जिन्दा या भरे हुए साप यहाँ 
पर गावोके लोगोकों दिखाने के लिए रख दू। आपके सामने काँचके बतनमे रखे हुए 
इस साँपकों तो हमारे एक आश्रमवासीने जिन्दा ही पकंड लिया था। हम लछोग एक 
बिलकुल आसान तरकीबसे काम छेते है, जिसके जरिये साँपोको बगैर किसी प्रकारकी 
शारीरिक चोट पहुँचाये जिन्दा ही पकडा जा सकता है। यह साँप वहाँ, उस तरफ 
एक झोपडीके छप्परसे रूटक रहा था। मैने सोचा कि इसे जाँचके लिए सिविरू 
सर्जनके पास भिजवा दूँ। उन्होने बडी खुशीसे इसकी जाँच की, और बताया कि यह तो 


१ महादेव देसाई के “ वीकली छेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से उद्धृत । 

२ यदद और भागेकी मेंट स्पष्ट २ सितम्बर, १९३६ को याघीजी के अस्पतालमें भरदी होने के 
पूर्व हुई थीं। 
२७६ 


बातचीत अध्यापकोसे २७७ 


करेत साँप है। करत साप सबसे ज्यादा जहरीठे साँपोमे से है। इसलिए उन्होने उसे 
मारकर मेरे पास छौठा दिया। में चाहता था कि इसे छोगांको दिखाने के लिए रख 
छोड । इसलिए मैने काँचका बरतत और रेक्टिफाइड स्पिरिट मंगाया। पर इसमें कई 
घटे बीत गये और जब वह वरतन आया और हमने सापका पिटारा खोला तो यह 
देखकर हमे बडा अचरज हुआ कि वह तो जिन्दा था। माठू्म होता है, इस जातिमें 
खास तौरपर बहुत अधिक जीवन-शक्ति होती है। इसलिए उसके तीन दिनतक 
प्राण नहीं निकडे। आखिर उसकी मृत्यु-वेदनाका अन्त करने के विचारसे हमने 
उसे पातीमे डबा देने का निश्चय किया। बात यह थी कि सिधिरू सजनने उसके 
सरको तो कुचल दिया था, पर जैसाकि उन्हांने बादम बताया, उसकी रीढ नहीं 
तोडी गई थी। वह तो ज्या-की-त्यों थी। इसलिए वहु जीवित रह गया था। अब 
तो नमूनेंके लिए जीवित साँप रखने का मेर॑ पास एक पिजरा ही आ गया है। इसी- 
लिए तो अभीसे ये बच्चे आकर्षित होने लग गये हैँ। मैने सर्पोसि सम्बन्धित साहित्य 
पढता शुरू कर दिया है, और आजा करता हू कि इन प्राणियाके सम्बन्धम कुछ 
मोटी-मोटी बाते शीघ्र ही ग्रामवासियांके सामने रख सकगा। 

[ अग्रेजीसे 

हरिजन, ०५-०९-१९३६ 


३२१ बातचीत . अध्यापकोसे' 


[२ सितम्बर, १९३६ के पूर्व] 


एक दिन कुछ अध्यापकगण सेगाँव पहुँचे और प्लेटोके इस भ्रसिद्ध सिद्धान्त 
पर कि “ज्ञान ही सदाचार है”, गाधीजी की राय माँगी। यह जानते हुए भी 
कि असुक कार्य चेतिक दृष्टिसि सदोष है, हम उसे ढाल क्यो नहीं सकते”? इस 
प्रदनके उत्तरमें गाधीजी ने कहा 

मानव-जीवन समझौतेकी एक »खला है, और सिद्धान्तकी दृष्टिसे सही दिखाई 
देनेवाली बातपर भी अमर करना मनृप्यके लिए आसान नहीं होता। यही एक 
सीघी-सी बात लीजिए। सिद्धान्त यह है कि ग्राणिमात्र समान हैं। पापी और 
पृण्यवान, दोनोके साथ समतापृवक बरतना चाहिए। गीता से लिखा है न कि 
विद्वान पुरुष, कुत्ता और कुत्तेका मास खानेवाला, ये तीनो हमारी दृष्टिमे बराबर 
होने चाहिए। पर अब मेरी ओर देखिए। यद्यपि मैने अपने हाथो इस सापको 
नहीं मारा, तो भी यह तो में जानतड ही हूँ कि उसे मारने में स॑ कारण 
तो हुआ ही हूँ। में यह भी जानता हूँ कि मुझे यह नहीं करना चाहिए था। मुझे 
यह मी पता है कि साँप तो खेतीकी रक्षा करनेवाला “क्षेत्रपात्र  है। इस कारणसे 


१ मद्दादेव देसाकके “बीकली छेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से उद्ध त। 


२७८ सम्पूण गाधी वाहमय 


भी उसे मारने मे मुझे सहायक नही होना चाहिए था। पर आप देखते ही है कि से 
इसे टाल नही सका। पर केवल यह सोचना काफी नहीं कि में अमुक बातकों रोक 
नही सकता। मैं इस सनातन सिद्धान्तको तो नहीं छोड रहा हू कि प्राणिमात्रमे एक 
ही आत्म-तत्त्व मांजूद हे। में तो ईश्वरसे प्राथना कर रहा हू कि वह मेरे हृदयसे 
सप-जनित भयको दूर कर दे और मुझे इतना अहिसक बना दे जिससे में सॉपोको 
भी उसी तरह प्रेमसे रख सक, जिस तरह अपने अन्य घरेलू जानवरोको रखता हूँ। 
दूसरा उदाहरण ही लीजिए। बात बहुत सीबी-सी है। एक देहातीकी हैसियतसे और 
खास तौरपर ग्रामोद्योगोके हिमायतीकी हैसियतसे, मुझे गाँवोके बने उस्तरेसे बाल 
बनाने चाहिए। पर आप तो देख रहे हैं कि में एक विदेशी उस्तरेसे हजामत बना 
रहा हूँ।' 

अगर में चाहता तो कुछ मित्रोको लिखकर गाँवका बना उस्तरा भी मगवा 
छेता। पर मैने सोचा कि मुझे गॉाँवके नाईकी ही मदद करनी चाहिए, चाहे वह किसी 
भी उस्तरेसे बाल बनाता हो। इसलिए मैने उसके गन्दे कपडे और निकम्मे उस्तरेकी 
परवाह न करते हुए भी उसी को बुलाया। पर मैने एक बात नहीं छोडी। जब 
उसने कहा कि वह मेरी ही भाति हरिजनोकी हजामत नहीं वना सकता, तो मैने 
उससे दाढी बनवाने से साफ इनकार कर दिया। अब आप लोग देख रहे है कि मैं 
विदेशी उस्तरेसे अपनी हजामत बना रहा हूँ, हालाकि गावका बना उस्तरा सुझे मिरूू 
सकता है। यह एक ऐसी बात है जिसका बचाव में नहीं कर सकता, फिर भी 
इसका कारण तो है ही। में बहुत दिनोसे इसी सेटसे काम ले रहा हूँ। यह एक 
प्यारी बहनका दिया हुआ है। उसकी मेटकों मैं यह कहकर कि इसमे तो विदेशी 
उस्तरा है, लेकिन मैं तो देशी उस्तरेसे काम लेना चाहता हूँ, अस्वीकार नहीं कर 
सका। बात जो है, वह यह है। थोडा भी क्यो न हो, सिद्धातसे हटना तो इससे 
है ही। कोई इसका अनुसरण करे, में यह नहीं चाहूँगा। सिद्धान्त-रक्षाकी खातिर 
तो अपने प्रियसे-प्रिय व्यक्तिकी भी ताराजगी बरदाइत करने का साहस हमारे 
अन्दर होना चाहिए। 

पर कुछ सिद्धान्त सनातन होते है, जिसमे समझौता हो ही नहीं सकता। उनके 
पालनके लिए तो हमे अपने प्राणोकी भी कुर्बानी करने को तेयार रहना चाहिए । 
मान लीजिए, कोई आपसे अपना धम छोडकर दूसरा धम ग्रहण करने के लिए कहता 
है और इनकार करनेपर आपको छुरा या तलवार दिखाता है, तो क्या आप अपना 
धम छोड देगे ? कभी नहीं। एक दूसरा व्यक्ति आपको शराब पीने, गो मास खाने या 
झूठ बोलने के लिए मजबूर करना चाहता है, तो कया आप उसके सामने सिर झुकाने के 
बजाय अपने प्राण ही दे देना पसन्द नही करेगे ” सिद्धान्त तो सिद्धान्त ही है। उसका 
मूल्य इसलिए नहीं घट सकता कि उसे हम अपने आचरणमे लाने मे असमर्थ है । 
उसका पालन करने के लिए हमें निरच्तर प्रयत्त करते रहना चाहिए। और वह 
यत्त भी सजग, बुद्धिपुवंक और सुदुढ होना चाहिए । 


२ जब अध्यापकगण वहाँ पहुँचे, गावीजी दाढ़ी बना रहे थे । 


बातचीत भारतन कुमारप्पासे २७९ 


हमारे कवि [ रवीद्धनाथ | ने अपनी अमरवाणी में क्‍या यह नहीं कहा है कि 
निर्भभ और जविश्वान्त यत्त स्वाधीनताकी पहली शर्तें है” 

ओ पिता, स्वाधीनताके उस स्वर्गंका उदय हमारे देदामें हो, जहा हमारा 
मन निर्भय हो, मस्तक स्वाभिमानपुवक ऊँचा हो, और पूर्णता तक पहुँचानेवाला 
बलवान अविश्वान्त प्रयत्न हो।' 

[ अग्नेजीसे | 
हरिजन, ५-९-१९३६ 


३२२ बातचीत: भारतन कुमारप्पासे 


[२ सितम्बर, १९३६ क पूव | 


इस चिट्ठी-पत्रीके कामसे अब मेरा दिल नहीं लगता। इससे काई उत्साह नहीं 
रहा। मैं तों सचमुच इससे थक-सा गया हु। कभी कमी तो ऐसा मन होता है कि 
लोगोस कह दू कि मुझे अब कोई एक भी खत न मेजे। वर्षा कई मित्र आत है, 
इससे मुझे भी वहाँ जाना पडता है। पर इसके बजाय जब जी तो चाहता है कि 
इन आसपासके गावोमे ही कुछ घूमूं। अपने कामकोा छोडकर कही भी जात हुए 
मुझे बडी पीडा होती है। यह तो मेरी सावना समझो, और अगर मेरा बस चले 
तो इसमें किसी प्रकारका विध्न न आने दू। बहुत अरसे से मैने दो-तील काम अपने 
जिम्मे ले रखे है। उन्ह॑ निभाना पडता है, हालाकि उन्हे छोडने या टालने क लिए 
कोई बहाना मिल जाये तो मुझे बडी खुशी हो। मेरी तो इच्छा है कि में रोज 
सवेरे पास-पडोसके ग्रावोका एक चक्कर छगा लिया करूँ। यो भी आजकल में बहुत 
कम शारीरिक परिश्रम कर रहा हूँ, और कुछ-न-कुछ परिश्रम करते की छालसा प्रबद 
हो रही है। हमने दो गौएँ रख ली है और अब अपने लिए यही घी निकालने का 
प्रयोग कर रहे है। मैं चाहता हूँ कि इन गाँवाकी देख-माल मैं खुद किया करूँ। 
मेरी यह कल्पना है कि इन लोगोको दिखा दू कि गाये खुद अपना खर्चा बडी 
आसानी से निकाल सकती है। फिर इन गरीब देहातियोकी बीमारियांकों देखिए। 
दुनिया-मरकी फालतू दवाएँ करेगे, लेकिन बिलकुल सीती-सादी व॑ बाते नही करेगे 
जो उन्हें करनी चाहिए। 

यह सब धीरे-धीरे होने वाला काम है। इससे सोवियत रूसकी पंचवर्षीय योजना 
की माँति आइचर्यंजनक परिणामोकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमे यह महसूस 
करना चाहिए कि हम देहातके छोगोका नमक खा रहे हैं और हमें उसका पूरी तरहमसे 
बदला चुकाना है। अगर इस कठिन कामके छिए आपको एजेंट न मिलते हो तो 


१ गीताजलछि, ३५। 
२ महादेव द्ेसाईके “वीकलो देटर” (साप्तादिक पत्र )से उद्धत। 


२८० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


कोई चिन्ता न करे। हमें अगर एक भी सच्चा एजेट मिल गया, तो मुझे सन्‍्तोष हो 
जायेगा और अगर एक भी न मिला, तो भी मुझे दुख नहीं होगा। हमारी सच्ची 
कसोटी तो यह है कि अपने कायक्रमके अनुसार हम एक भी गॉाँवका सगठन कर सके 
हैं या नहीं। हम उनके आहारमे सुधार कर सके हैं या नहीं? उस गाँवके रास्ते 
और गलिया पूरी तरह साफ-सुथरी ओर अच्छी बना सके है या नही ? बहाँके गृहो- 
द्योगोमें हम नयी जान डाल सके है या नहीं” शराबखोरी और दुव्यसनोके सवालहूको 
हल कर सके है या नही ”? अगर हम एक भी गाँवमे यह सब करके दिखा दे, तो 
मैं तो समझूगा कि हमने बहुत-कुछ कर लिया। कुछ इने-गिने आदमी आपके काममे 
सहयोग दे सकते है । पर इससे हमारा काम आगे नहीं बढ सकता। उसके लिए तो 
सम्पर्ण गावकों हाथमे लेना चाहिए। जाजूजी कह रहे थे कि क्‍या इससे अधिक 
व्यापक कोई योजना नहीं हो सकती ? नही, इससे अधिक व्यापक नहीं हो सकती। 
यह कताई की तरह कोई एक चीज तो है नहीं। यह तो सारे गावके सुधारका प्रश्न 
है। आज हमारे काममे भल तीन या चार चीजें ही हो, पर किसी दिन यें 
तीनकी तीस भी हो जायेगी, हाँ, आज नही। 

[ अग्रेजीसे | 

हरिजन, ५-९-१९३६ 


३२३ तार. अमतुस्सलामकों 


वर्धागज' 
२ सितम्बर, १९३६ 
अमतुस्सलाम 
माफत सेवक 
दिल्ली 


तबीयत सुधारने के लिए इन्दौर, पटियाला, बम्बई या वर्धा जा सकती 
है। कान्ति बम्बईमे वकील के स्कूल मे भर्ती हुआ है। बा, मै, देवदास 
जब चिन्ता नहीं करते, तब तेरा चिन्ता करना गलूत है। 


बापू 
अग्रेजीकी फोटो-लकल (जी० एन० ३४५) से। 


१ ओकृष्णदाप्त जाजू। 


३२४ सन्देश * विदव शान्ति काग्रेसकों' 


२ सितम्बर, १९३६ 


पावचात्य देशोमे हो रहे ज्ान्ति-प्रयत्तोका कोई भी भारतीय समर्थन किये 
बगर नहीं रह सकता। 
[ अग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, ३-९-१९३६ 


३२५ तार अमतुस्सरामको 


वर्धागज 
३ [सितम्बर], १९३६ 
अमतुल सलाम 
माफंत सेवक 
दिल्ली 


सरस्वती सोमवारको त्रिवेद्रआ जा रही है। सम्भव हो तो इससे पहले 
आ जा। 
बाप 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४६) से। 


१ यह सन्देश सरोजिनी नायडू की मात भेजा गया था। 
२ धापूके पत्र -<३ बीबी अम्तुस्सलामके नाम, ५० ९० से। मूल यहाँ कर-फट गया दे। 


२८६ 


३२६ तार अमृतकोरको 


वर्धागज 
४ सितम्बर, १९३६ 
राजकुमारी अमृतकौर 
मैनरविले 
शिमला 


ठीक ढगसे रहो आर मेरी बीमारी पर दुखी मत हो। अभीतक 
बुखार नहीं आया है। सप्रेम । 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७३९)से, सौजन्य अमृतकोर। जी० एन० 
६८९५से भी 


३२७ सन्देश अमृतकौंरके लिए' 


४ सितम्बर, १९३६ 


उसे बता दो कि कमसे-कम दो-तीन दिन तो उसे तुम्हारे पत्रसे ही सनन्‍्तोष 
करना पडेंगा। उसे यह भी बता देना कि थर्मसके बारेमे मैने जो बात कही थी 
वह ठीक निकली, वहू टूट गया है और अब उसे दूसरा देना होगा। 


अग्रेजीकी नकू (सी० डब्ल्यू० १०१००) से, सौजन्य अमृतकौर 


१ गाधीजी को मलेरिया हो गया था, देखिए अगढा शीषक भी। 

२ यह सदेश महादेव देसाईने अपने पत्रमें अमृत्कौरको भेजा था। पत्रमें और बातोंके साथ यह्द 
भी लिखा था “[गाधीनी] जान बूझकर भसपताल चले गये, ताकि डॉक्टरोंकों बार बार तकलीफ न उठानी 
पढ़े । उनकी अच्छी देखरेख हो रही है और ठीक प्रयत्ति है। [ दिनमें ] ढाई बजे तक तो बुखार नहीं 
भाधा। बदि आया भी, तो मुझे विश्वास है, हलका दी होगा। वे पूरा भाराम कर रहे हैं।. ” 


२८२ 


३२८ अहिसा परमो धर्म 


कंनन शेफड जोर दूसरे सच्च और उत्साहीं ईसाई इस्लैडसे युद्धावे खिलाफ 
भादालन कर रहे है। दिल्लीके स्टेट्समैन ने चार लेख लिखकर इस आदोलनकी 
बेहद निन्‍दा की है। इस पत्रने अपने पक्ष-समथनमे ' सगवदगीता ' को भी इन छब्दामे 

घसीटा हे 
असलसें, ईसाई धमकी वास्तविक किन्तु कठिन शिक्षा यही मालूस पडतो 


है कि समाजको अपने जत्रुओसे लडना चाहिए, पर साथ ही उनसे प्रेम भी 
करना चाहिए। 


श्री गाधी भी इस बातपर खास तौरसे ध्यान दें कि ' भगवद्गीता' की भो 
साफ-साफ यही शिक्षा है। क्ृष्णने अर्जुनले कहा है कि विजय उसे मिलती 
है, जो पृणतया निभय और निवर होकर लडता है। सचमुच, इस महात्‌ ग्रन्थके 
द्वितीय अध्यायमें धर्मके आधारपर युद्धका विरोध करनेवाले तथा एक सच्चे 
योद्धाके बीच सारे विवादका सर्वोच्च धरातलपर, सदाके लिए, समाधान 
कर दिया गया है। स्थानाभावके कारण, हम उसमें से उद्धरण तो नहीं दे 
सकते। पर वह सारा काव्य एक बार नहीं, बार-बार पढने की 
चीज हे। 
इन लेखोका लेखक शायद यह नहीं जानता कि उसने जो इलोक उद्धृत किये 
है, आतकवादियोने भी अपने पक्षमे ठीक उन्हीं इलोकाका हवाला दिया है। सच्ची 
बात तो यह है कि निविकार चित्तसे ' भगवद्गीता पढने पर मुझे तो “स्टेट्समैन ' के 
इस लेखकने जो अथ लगाया है, उससे ठीफ विपरीत अथ मिल्स है। 


बह भूल जाता है कि पश्चिमके युद्ध-विरोबी, जिस अथम प्राभिक आपत्ति-कर्त्ता कहे 
जाते है वैसा अर्जुन नही था। अर्जुन तो युद्धका हिमायती था। कौरवोकी संनासे वह 
पहले भी कई बार लोहा ले चुका था। उसके हाथ-पैर तो तब ढीले पड गये जब 
उसने दोनों सेनाआकों युद्धके लिए तैयार देखा और उनमे अपने प्यारेसे-प्यारे स्वजना 
तथा पृज्य गुरुजनाकों पाया, जिनसे उसे युद्ध करना था। न तो वहाँ मानवताके प्रति 
प्रेम था, और न युद्धके प्रति घणा ही थी, जिससे प्रेरित होकर अर्जुनने क्ृष्णमे वे 
प्रन्‍न पूछे थे। और कृष्ण भी ऐसी परिस्थितिमे दूसरा कोई उत्तर दे ही नहीं सकत 
थे। “महामारत ' तो रत्नोकी एक खान है, जिनमें से गीता केवल एक किन्तु सबसे 
अधिक देदीप्यसमान रत्न है। लिखा हैं कि उस युद्मं लाखा योद्धा एकत्र हुए थे 
और दोनो तरफसे अवणनीय अमानुषिकताएँ बरती गई थी। इन लाखोकी सेनामे से 
केवल सातकों जीवित रखकर तथा उन्हें वह निसार विजय प्रदान करके इस 


२८३ 


२८४ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


महाकाव्यके अमर कविने तो युद्धकी निरयकता ही सिद्ध की है। किन्तु केवल युद्धको 
एक मूखतापूण ओर धोखेकी चीज सिद्ध करने के अलावा, महाभारत एक उससे 
भी ऊँचा सन्देश हमें देता है। मनृष्यको अगर एक अमर प्राणी समझा जाये तो 
“महाभारत ' उसका एक आध्यात्मिक इतिहास है, और महाभारत के रचयिताने 
इसके वर्णनमे एक ऐतिहासिक घटनाका उपयोग-मात्र किया है, जो तत्कालीन छोटे-से 
जगत्‌के लिए तो बडी महत्त्वपूण थी, पर जो आजकलकी दुनियाके लिए कोई भी 
महत्त्व नही रखती। अनेक आधुनिक आविष्कारोके कारण आज तो यह सारा ससार 
हथेलीपर रखे हुए ऑवलेके समान मालूम होने लगा है। उसके किसी एक कोनेमे 
घटी हुई घटनाका असर सारे ससारमे दूर-दूरतक फल जाता है। यह बात उस 
समय नहीं थी। हमारे हृदयोमे जो दिन-रात सतू और असत्‌के बीच सनातन संघर्ष 
चल रहा है, महाभारतकार उसे इस कथा द्वारा एक अमर काव्यके रूपमे हमारे 
सामने प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि यद्यपि अन्तमे तो सत्यकी ही विजय 
होती है, तो भी असत्‌ किस तरह सशक्त होकर अत्यन्त विवेकशील पुरुषको भी 
किकत्तेव्यविमूढ बना देता है। महाभारत” सदाचारका एकमात्र मार्ग भी हसे 
बताता है। 

लेकिन  भगवद्गीता' का वास्तविक सन्देश जो-कुछ भी हो, शान्ति-स्थापना- 
आन्दोलनके नेताओके लिए तो “गीता की शिक्षा नहीं, बाइबिल की शिक्षा महत्त्व 
रखती है, क्योकि उसीको उन्होने अपना आध्यात्मिक मागदशंक बना रखा है। फिर, 
“बाइबिल ' का भी तो कई तरहसे अर्थ लगाया जाता है। उन्हें 'बाइबिल' का वह 
अर्थ स्वीकार नहीं है, जो साधारणतया ईसाई घर्माधिकारी छगाते है। उन्हे तो 
वह अर्थ मजूर है जो बाइबिल को श्रद्धायुक्त मनसे पढने पर उन्हे प्रतीत होता 
है। असलमें, सबसे महत्त्वपूर्ण चीज तो है युद्ध-विरोधियोका अहिसा अर्थात्‌ प्रेम-धर्म- 
विषयक ज्ञान। अहिंसाका अर्थ बहुत व्यापक है। अग्रेजीका “ नॉन-वॉयलेन्स ” ाब्द 
उसके लिए बिलकुल अपर्याप्त है। स्टेट्समेन ' के ये लेख युद्ध-विरोधियोके लिए 
एक खासी चुनौती ही है। मुझे दुख है कि इस आतन्दोलनके विषयमे मुझे पूरी 
जानकारी नहीं हैं जिससे में उसके बारेसे अपनी निश्चित राय दे सकूँ। युद्ध- 
विरोधियोके नजदीक भरते मेरे विचारोका विशेष महत्त्व न हो, पर जहाँतक मुझे 
भीतरी बातोका पता है, कुछ लोग तो जरूर उसका खयाल करेगे। क्योकि वे अकसर 
मुझसे पत्र-व्यवहार करते है। और अब तो वे एक कदम और आगे बढ गये हैं, 
क्योकि उन्होने रिचडें ग्रेगककी “द पॉवर ऑफ नॉन-वॉयलेन्स” नामक पुस्तकको लगभग 
अपनी पाठ्य-पुस्तक बना लिया है। छेखकके शब्दोमे, यह पुस्तक अहिसाके सिद्धान्तकी 
मेरी व्याख्याको पारचात्य ससारकी भाषामें प्रस्तुत करती है। इसलिए बगैर किसी 
प्रकारकी दछील वगेरह दिये, अगर में यहाँ अहिसाकी सफलताकी कुछ झतर्तें तथा 
फलितार्थ लिख दू, तो शायद धृष्टता न होगी। वे है 


(१) अहिसा परमश्रेष्ठ मानव-घर्म है, और पशुबलसे वह अनन्त गुना महान्‌ 
और उच्च है। 


लडकीको क्या चाहिए २८५ 


(२) अन्ततोगत्वा, वह उन छोगोको कोई लाभ नही पहुँचा सकती, जिनकी 
प्रेम-छूपी परमेश्वरम सजीव श्रद्धा नही है। 

(३) मनुष्यके स्वाभिमान और सम्मान-मावनाकी वह्‌ सबसे बडी रक्षक है। 
हाँ, वह मनुृष्यकी चल-अचल सम्पत्तिकी हमेशा रक्षा करने का आश्वासन नही देती-- 
हालाँकि अगर मनुष्य उसका अच्छा अभ्यास कर के तो शस्त्रधारियोकी सेनाओकी 
अपेक्षा वह सम्पत्तिकी अधिक अच्छी तरह रक्षा कर सकती है। यह तो स्पष्ट है 
कि अन्यायसे अजित सम्पत्ति तथा दुराचारकी रक्षामं वह जरा भी सहायक नहीं हो 
सकती | 

(४) जो व्यक्ति और राष्ट्र अहिसाका जवलस्बन करना चाह, उनन्‍्हं आत्म- 
सम्मानको छोडकर, अपना सवस्व (राष्ट्रोको तो एक-एक आदमी तक) बलिदान 
करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए वह दूसरेके देशापर जआविपत्य रखने 
अर्थात्‌ आधुनिक साम्राज्यवादसे, जो कि अपनी रक्षाक लिए पशुबर पर निर्मर रहता 
है, बिलकुल मेल नहीं खा सकता। 

(५) अहिसा एक ऐसी शक्ति हैं जिसका सहारा बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री- 
पुरुष सब ले सकते है, बशतें कि प्रेम-रूपी ईद्वरमे तथा मनुष्य-मात्रमे उनकी सजीव 
श्रद्धा हों। जब हम अहिसाको अपना जीवन-सिद्धान्त बना ले, तो यह हमारे सम्पूर्ण 
जीवनमे व्याप्त होना चाहिए। यो कभी-कभी छिटपुट मामलामे उसका पालन करने से 
लाभ नहीं हो सकता। 

(६) यह समझना एक जबरदस्त भूल है कि अहिसाका यह नियम केवल 
व्यक्तियोके लिए ही ठीक और छलामदायक है, ससारके सामान्य मानव-समूहके लिए 
नही । 

[ अग्नेजीसे | 
हरिजन, ५-९-१९३६ 


३२९. लडकीको क्या चाहिए 


एक महिला लिखती है 

आपका “ ऐसी मुसीबत जिससे बच सकते हूँ ” शीर्षक लेख * सुझे अघ्रा-सा 
रूगता हैं। अगर वे अपनी लडकियोंकों भी रड़कोकी तरह ऐसी शिक्षा 
देने लग जायें जिससे कि वे स्वतन्त्रतापुबक अपनी आजीविका भी कमाने लगें 
तो उन्हे लडकियोंके छिए चर तलाहय करने में इतता कष्ट और चिन्ताएँ न 
करनी पडें। सेरा अपना तो यह अनुभव हैं कि जब रूडकियोंकों अपनी सान- 
सिक उन्नति करने का अवकाद्य मिल जाता है और वे इज्जतके साथ अपना 


१ यहाँ केवकछ कुछ भश्ञ दी दिये गये हें। 
*े २७ जुलाई, १९३४ का। 


२८६ सम्पूण गाधी वाहमय 


भरण-पोषण करने लायक हो जातो है, तब अगर वे शादी करना चाहती हे 
तो उन्हे अपने लायक बर तलाझतपे सें कोई कठिनाई नहीं उठानी पडती। 

मेरा सतलब यह है कि लडकियोकों उपयोगी ज्ञानके साथ-साथ किसी ऐसे 
धन्धेकी शिक्षा भो दी जाये जिससे उन्हे यह पूरा विश्वास हो जाये कि वे 
अपने साता-पिता या पतिकी निरी आश्रिता बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि अगर 
मौका आया तो ससारमें अपने पेरोपर भी खडी रह सकती हे । विवाह- 
योग्य कन्‍्याओके साता-पिताओकी कठिनाइयोका विचार करते समय, आप 
सवालके इस पहलपर भी जोर दें तो बडा अच्छा हो || 


पत्र भेजनेवाली महिलाने जो भाव प्रकट किये है उनका में हृदयसे समथन 
करता हूँ। मुझे तो एक ऐसे पिताके मामछकेपर विचार करना था जिसने अपनें- 
आपको बडी मुसीबतमे डाल लिया था -- इसलिए नहीं कि उनकी लडकी अयोग्य थी, 
बल्कि इसलिए कि वे और शायद उनकी लडकी भी वरका चुनाव अपनी जातिके 
छोटे-से दायरेमें ही करना चाहते थे। इस मामलेमे तो लडकीका सुयोग्य होना ही 
एक विध्न साबित हो रहा था। अगर लड़की निरक्षर होती तो हर किसी युवकके 
अनुकूल अपनेको बना लेती। पर चूकि वह खुद सुशिक्षिता थी, इसलिए स्वभावत 
उसके लिए उतने ही सुयोग्य वरकी भी जरूरत थी। दुर्भाग्यवश, समाजमे छोग किसी 
लडकीसे शादी करने के लिए बतौर कीमतके रुपये माँगना नीचता और बुराई नही 
मानते। कॉलेजकी अग्रेजी शिक्षाको व्यथ ही इतना अधिक क्रत्रिम महत्त्व प्रदान 
किया गया है। उसमें तो न जाने कितने पाप छिपे रहते है। जिन वर्गोके युवक 
लडकियोसे जश्ञादी करने के प्रस्ताव मजूर करनेपर कीमते बसूल करते है, बडा 
अच्छा होता अगर उनमे सुयोग्यताकी परिभाषा बनाने में कुछ अधिक अकक्‍्लसे काम 
लिया जाता। ऐसा होता तो लडकियोके लिए वर ढूँढनेकी चिन्ता अगर पूरी तरह 
न भी दूर होती तो कमसे-कम काफी घट जाती। इसलिए पाठकोसे में सिफारिश 
करूगा कि वे पत्र लिखनेवाली इन महिलाके विचारोपर जरूर गौर करे। पर साथ 
ही, जात-पातकी इन महान्‌ हानिकर दीवारोको भी तोडने की उन्हे में जोरोसे सलाह 
दूगा। ये दीवार तोडनेपर चुनावके लिए एक विशाल क्षेत्र खुल जायेगा और यह 
पैसे वसूल करने की बुराई बहुत हृदतक अपने-आप कम हो जायेगी। 

| अग्रेजीसे | 
हरिजन, ५-९-१९३६ 


३३० तार: अमृतकौरको 


वर्धागज 
५ सितम्बर, १९३६ 
राजकुमारी अमृतकौर 
मैनरविले 


शिमला 


साठ घटोसे बिडकुल मुक्त हूँ। काफी प्रसन्न हूँ । तुम्ह॑ं केवल जालधरके 
लिए स्मारक की एजेसी स्वीकार करनी चाहिए । 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० २३७४०)से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६८९६ से भी 


३३१ पत्र ' अमृतकौरकों 


वर्षा 
६/७ सितम्बर, १९३६ 
प्रिय विद्रोहिणी, 
पिछले कुछ दिनो खिलवाड करने की मेरी बिलकुल मन स्थिति नहीं थी। अत मैं 
भूल ही गया था कि तुम विद्रोहिणी, मूर्खा आदि-आदि हो। अब मै कुछ प्रकृतिस्थ 
हैँ । मुझे अभीतक यह खबर तुमसे नहीं मिली है कि तुम्हारी और शम्मीकी सुलह 
हो गई। तुम यदि अभीतक उनके पास नहीं गई हो तो फौरन जाओ। 
मेने तुमसे पहले ही कहा था कि अँगूठेकी वह फुन्सी ठीक नहीं है। उसका 
इलाज तुम्हे स्वयं नहीं करना चाहिए। यदि शम्मी न देखें तो किसी कुशल डॉक्टरकों 
दिखाओं। और भोजनके बारेमे भी सामान्य सलाह देने के अछावा में यहाँसे तुम्हारा 
साग-निर्देशन नहीं कर सकता। स्नान तो ठीक है। पानीका तापमान बढाया सां ठीक 
किया । यदि पानीका तापमान शरीरसे कमसे-कम ५ डिग्री कम हो तो पर्याप्त है। 
तुम्हारे सहसा अस्वस्थ हो जाने का कारण मेरी रायमे क्या था, इसे में बादमे 
बताऊँगा। यह पत्र तो में रातमे ८ बजेके बाद लिख रहा हूँ, इसलिए अब और नही 
लिखूंगा । 


१ कमला नेहरू स्मारक! 
२८७ 


२८८ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


महादेव मेरे स्वास्थ्यके बारेमे तुमको बराबर सूचित करता रहा है। अत मुझे 
अधिक कहने की आवश्यकता नहीं-- सिवाय इसके कि में खूब अच्छा हूँ। 

साँपोके विषयकी पुस्तकके लिए शम्मीसे मेरा धन्यवाद कहना। उनके कुछ 
सुन्दर जीवित नमूने मैने कल देखे । 

ढेर सारे प्यार-सहित, 


डाक 


७ सितम्बर, १९३६ 
[ पुतरच ] 
मेरा द्वार तुम्हारे लिए कभी बन्द नहीं हो सकता। 


मूल अग्नरेजी (सी० डब्ल्यू० ३५८७)से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६२९६ से भी 


३३२ पत्र: अमतुस्सलामकों 


वर्धा 
७ सितम्बर, १९३६ 
प्यारी बेटी, 
तीन दिनसे बुखार नहीं है, इसलिए उसे गया समझ । अस्पतालमे बिस्तरमे से 
यह लिख रहा हूँ। कान्तिका खत इसके साथ है। 
तू उसकी चिन्ता करती है सो ठीक नही है। क्या बा से और मुझसे भी तेरा- 
उसका सम्बन्ध ज्यादा गहरा है? क्या तेरे श्रेमका प्रमाण उसके प्रति हमारे प्रेमसे 
अधिक है? जरा समझ और शान्त हो। 
तेरी सेहत सुधरती नही, यह ठीक नहीं है। मेरा तार मिला होगा। उसका 
जवांब नहीं आया है। कैसी निर्देय है तू ! 
पूरा हाल भेजकर अन्तिम निर्णय कर। 
वर्धा आने से डरती है, इससे तेरी मू्खेता झलछकती है। फिर भी मेरा कोई 
आग्रह नही है। तू जहाँ अच्छी हो सके, वही जा। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच | 
क्या चित्रे वहाँ है? 
मगूजरातीकी फोटों-वकल (जी० एन० ३४७) से। 


१ इतना उदूमें है। 
२ +२ सिद्म्बर, १९३६ का। 


३३३. पत्र कान्तिलाल गाधीकों 


७ सितस्बर, १९३६ 


चि० कान्ति, 


में रोज तर नामकी माला जपता हूँ। किन्तु बीमारी भला मुझे क्‍या लिखने 
देगी ” आज तो में लिखे बिना नहीं रह सकता। मुझे अब बुखार नही है। मैने 
“ हरिजन के लिए लिखा है तो तुझे क्यो नहीं लिखना चाहिए ? तेरा पत्र मिला। 
मुझे तो अपार दुख हुआ। मेरी आस्थाका प्रासाद एक क्षणमे ढह गया। तू अचानक 
मुझसे दूर फिसल गया। मेरी अपेक्षा बा का दुख अधिक है, और सबसे अधिक 
बेचारी अ० का। मेने तुझे जो उपाधि दी थी उसे तूने सही सिद्ध कर दिया है। 
तू जालिम है, कपटी है। तूने अ० का चित्त चोरी किया और फिर उसे ठुकरा 
दिया। क्‍या तू इससे अधिक निर्देयताकी कल्पना कर सकता है ? तेरे पाठ्यक्रममे जीवित 
प्राणियोको सुई भोकता और उनका अग-भग करना होगा। उस समय मेरे इस 
पत्रकी याद करना। तूने अपना पाठ जीवित प्राणीको सतानेसे आरम्म किया है। 
किन्तु में तेरे इस विचित्र त्यागसे तनिक भी करुद्ध नहीं हुँ। तू क्‍या कर सकता है? 
तू अपने स्वमावपर कहातक काबू पा सकता है? तेरा स्वभाव तुझे वातावरणके 
प्रवाहमें घसीटठ के गया है। थोडे-बहुत अनुपातमें ऐसा सभीके साथ होता है। तेरा 
कल्याण हो। एक बात मुझे बहुत खटकी। साँझको तू मेरे पास आया है और एक 
निदचय करके गया। अगले दिन तूने उसे बिककुल बदल दिया। उस बारेमे मुझसे 
बात करने की जरूरत भी तुझे नजर नहीं आईं! यह कसा व्यवहार है? अपने 
वचनकी तूने कोई कीमत ही नहीं गिनी ? यह आघात भयकर था। तूने मुझे बहुत 
झलाया। इस कहृत्यसे तू अनतायास बंच सकता था। छेकिन बिखरे हुए पानीकों 
फिर उठाया नहीं जा सकता। इस दु ख़द घटनासे यदि तू अपने वचनकी कीमत 
आँकना सीख जाये तो बहुत अच्छा होगा। यह याद रखना कि नीतिविहीन ज्ञानकी 
कोई कीमत नहीं होती। यह ताँबेके अधन्ने पर पारा चढाकर बनाये गये रुपयेकी 
तरह है। 

अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना। अत्यधिक काम करके अपने झरीरकों हड्डियों 
का ढाँचा मत बना लेवा। अपने दिमागको खाली मत कर डालना। मुझे इसमे 
कोई सन्देह नहीं है कि सभी परीक्षाओमें तुझे सफलते मिलेगी। 

मुझे नियमित रूपसे लिखते रहना। 


२८९ 
६२०६६ 


२९० सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


में अब भी अस्पतालमें हँ। कहा जा सकता है कि बुखार तो चला गया। 
मीराबहनकी खटिया मेरी बगलमे है। उसे तो अभी बुखार है ही। तीसरी रोगिणी 
बा है जो खाँसीसे पीडित है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी नकरू (सी० डब्ल्यू० १०७०७) से, सौजन्य कान्तिलार ग्राघी 


३३४ पत्र: जुगलकिशोर बिडलाको 


वर्धा 
७ सितम्बर, १९३६ 


भाई जुगलकिशोरजी, 

आपका २६-८ का खत मेरे हाथमें आया तब बुखारके हमलछकी तैयारी हो 
रही थी। अब तो मुक्त हु लेकिन अस्पतालमें बिछाने पर हु तदपि आपको उत्तर 
देना चाहिए। विषय-बुद्धि भ्रम अवश्य है। मुझे कोई देवी सदेश नही है। यदि 
आपकी बुद्धि मेरी बात का स्वीकार न करे तो आप कभी मेरे बात न माने। पत्र से 
हम और मेरी इस हालत में में ही आपको समझाने की आजा नहीं कर सकता 
हु। जब मिलेगे तब में अवश्य कोशीश करूगा। शायद समझा भी सकु। 

आज तो इतना ही कहू --मेरे नजदिक सिख धर्म हिंदु-चमका अग है। परतु 
कानूनी स्थिति भिन्न है। दा० आम्बेंडकर धर्मान्तर करना चाहते हैँ। यदि सिख 
होना धर्मान्तर है तो हरिजनों का यह धर्मान्तर खतरनाक हैं। और वह भी एक 
कलमके इशारे से बगैर हरिजनो के पूछताछ के। धर्मातर, सप्रदायान्तर भी, व्यक्तिगत 
ही हो सकता है। यहा तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। सिख भाई लोगसे कबूल 
करवा लो कि वे हिदु-धम का अग है, उनसे भिन्न इलेक्टरेट छुडवा लो, फिर मुझे 
कोई आपत्ति नहीं। हरिजन अपने को रामनुजी कहे या सिख कहे। 

अधिक अवसर मिलते पर। 


बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी वकलसे प्यारेलारू पेपसें, सोजय प्यारेलाल 


३३५ पत्र * मन्नालाल जी० शाहको 


८/९ सितम्बर, १९३६ 
चि० मुन्नालाल, 
तुम्हारी तरफसे बराबर अच्छी खबरें मिलती जा रही हैं। अमभी-अभी सुबह 
सात बजे तुम्हारी चिटठी मिली है। इस बातसे दुख हुआ कि तुम छोगोंके मन ही 
नहीं मिल पाते थे। इतना ही नहीं, इसके कारण काममे बाघा भी होती थी। अब 
हम छोग आशा करते है कि एक बार [ मन] मिल जाने पर फिर वैमनस्थ 
पैदा नही होगा। 
ग़ोविन्दके बारेमे समझ गया। तुम्हे चाहिए कि उसके और दूसरे बीमारोक 
पास तुम जाते रहो। 
अखबार भेज रहा हु। 
वहाँ शहदके लिए पीतलकी बर्नी है और कुकरके अन्दरके सफेद घातुके डिब्बेका 
ढक्‍कन भी है। दोनो भेजना । यह डिब्बा राधाकिशनके पास भेजा गया था, लंकित 
वहाँ उसका ढकक्‍कन बदल गया, जिससे डिब्बेका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। 
पुरीसे कहना कि वह अपनी तबीयत और कामके बारेमे मुझे लिखकर भेजे। 
मुझे ज्वर बिलकुल नहीं है। कमजोरी भी कम होती जा रही है। अब भी 
पूरी तरहसे दूध और फला पर हु। ऐसा छगता है कि मुझे मुक्त करने में डॉक्टर 
थोडा समय और छेगा। मीराबहनको करू ज्वर आ गया। उसे जुछाब दिया गया 
था। अब ठीक है। वह भी दूध और फल ही ले रही है। 
बा को अभीतक खाँसी चल रही है, मगर कह सकते है, कुछ कम हुई है। 
राजेन्द्र बाबू, ब्रजकिशोर बाबू और जयप्रकाश फिलहाल यही है। राजेन्द्र बाबू 
और जय्रप्रकाश बीमार है। ब्रजकिशोर बाबू जयप्रकाजकी देखरेख के लिए रोक लिये 
गये है। 
बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच ] 
मैंने प्रकह्मादकों रोक लिया है। कछः सुई निकाल ली जायेगी। कहा है, यह 
तो कल ही मालूम होगा। 
[९ सितम्बर, १९३६] 
पत्र कल नहीं मेंजा जा सका। अब १० बज ग्रये है। प्रक्तादका ऑपरेडन 
हो रहा है। सुई दिखाई पड गई है। 


१ पद अंश सापन सृत्रमें अस्पष्ट है । 
२९१ 


२९२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


१०-३० बजे 
मीराबहन और में ऑपरेशन देखने गये थे। सुई निकल गई है। वह अच्छा है। 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५९८) से। सी० डब्ल्यू० ६९९८ से भी, 
सोौजन्य मुन्नालारू जी० शाह 


३३६. पत्र सनन्‍्तालारू जो० शाहको 


९ सितम्बर, १९३६ 
चि० मुन्नालाल, 
तुम्हारा पत्र मिछा। मगर यहाँ अस्पतालमे। हाँ, में दूसरे अखबारोकी बात 
मूल गया, अब तो कल ही मेँगाये जा सकेगे। आज तो “बॉम्बे ऑनिकल” और 
“हरिजन ' भेज रहा हूँ। जान पडता है, ढक्कन तुम्हारे पास वापस पहुंच गया है। 
ऐसा हो तो ककू यहाँ भिजवा देना। 


प्रल्नादकी तबीयत ठीक सुधर रही हैं। खानेको मॉग रहा है। आज तो उसे 
दूध ही मिलेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५९७) से। सी० डब्ल्यू० ६९९९ से भी, 
सौजन्य मुन्नालाल जी० शाह 


३३७ पत्र : बलवन्तसहको 


वर्धा अस्पताल 
१० सितम्बर, १९३६ 


चि० बलवन्तसिह, 

तुमारे तीन कागद मीले है। मुन्नाठार परके खतमे तुमारे खतकी पहोच 
दी है। रमणीकलाल का ख़त भी मीला है। मैने तुमको धन्यवाद भी भेजे है। मेरी 
उमीद है कि शायद परसो में वहा पहुच जाउगा। 

मुझको आराम है। 

मुन्नाहलाछ को अब तो नही बुलाता हु छेकिन दाकतर महोदयको भेजने की 
कोशिश करूगा। दरमभ्यान सिर्फ दूधपर रहे दस्त साफ न आवे तो दीवेल तेल लछेवे 
और कमसे-कम दस ग्रेन क्विनीन लछेवे। उसकी सेवा तो करते ही हो। 


१ यह हिन्दी में है। 


पत्र अमृतकौरका २९३ 


, गगावहन का खत नहीं मीछा है। न मुन्नाठाठ का। प्रह्लाद या किसी के लिये 
बगेर मांगे हुए दूध मत भेजो। प्रह्लादका दूध कठ भी दिया था और आज भी 
दिया है। मगनवाडी से प्रह्लाद अच्छी तरह है। दस दिन कमसे-क्रम रहना होगा। 
पुरी को आज नहीं लिखुगा। 

बाकी कढ। दो बोतड [तो वापस | जाती है। बाकी कल भेजने की कांशिन 
करुगा। 


बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटा-नकड (जी० एन० १८८६) से। 


३३८ पत्र : अमृतकौरको 


१० सितम्बर, १९३६ 
मूर्खारानी, 
पिछठे दिना प्र डिखने की शारीरिक घक्ति ता थी परन्तु कितनी ही 
चर्चाओमे इतना व्यस्त रहा कि सोमवारके अतिरिक्त और किसी दिन लिखनेका कोई 
काम नहीं कर सका। आज्ञा है, तुम्हे मेरा उस दिनका पत्र मिल' गया होगा। 
आज भी रातको सोने से पहले यह लिख रहा हूँ। 
हाँ, मुझे शम्मीका एक अच्छा-सा पत्र मिला। में तुम्हारी इस बातसे असहमत 
हूँ कि सेगाँवकी जलवायुका मेरे मलेरियासे कोई सम्बन्ध नहीं था। सच तो यह है 
कि सेगॉवकी जलवायु मलेरियाके किए प्रसिद्ध हैं। परन्तु मुझे उससे दूर वही भागना 
है बल्कि उसपर विजय पानी है। आशा है, वहाँ शनिवारकों पहुँचुगा। कल मंरा 
एक्स-रे होगा। उसीके आधार पर मेरे भाग्यका फैसला होगा। 
तुम्हारे पत्र असाधारण नियमिततासे आये है और मेरे लिए अमूल्य निधि 
सिद्ध हुए है। तुम्हे अपने एक्‍्जीमा और अँगूठेक घावके प्रति छापरवाही नहीं करनी 
चाहिए। किसी कुशल डॉक्टरको दिखलाओ और जैसा वह कहे वैसा करो। में तो 
नहीं सोचता कि यदि तुम अडे खाती रहो तो कोई मास खाने की जिद करेगा। 
अब तुमसे एक तारकी आजा करता हूँ कि तुमने योग्य डॉक्टरसे सलाह की है। 
गम्मीसे भी इस विषयमे पूछ लो। इसमे हठ नहीं रखना चाहिए। 
इस समय अब बस। 
सप्रेम, 
बापू 
मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५८८) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६३९७ से भी 


१ साधन-सूत्रमें अस्पष्ट है। 
२ देखिए “ पत्र अमृतकौरकों ”, ६/७-९ १९३६। 


३३९ पत्र मसुन्तालाल जी० दाह और बलवर्न्तसिहको 
११ सितम्बर, १९३६ 


चि० मुन्नाहा्ल और चि० बलवन्तसिह, 

तुम्हारा पत्र मिला। डॉक्टर तो आज आयेगा ही। इसके सिवाय वह बुरहान- 
पुरी है और तुम भी बुरहानपुरी हो। कल वह नही आयेगा। आज कुछ मरीज 
होगे तो उन्हे देखेंगा। प्रह्नाद मजेमे है। बलवन्तर्सिहके पत्रोके बारेमे तुमने जैसा 
लिखा है, वेसा ही हुआ होगा। मुझे तो यह याद है कि मैने पत्रकी पहुँच 
दी थी। 


बापूक॑ आशीर्वाद 


गृजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ८५९७) से। सी० डब्ल्यू० ७००० से भी, 
सौजन्य मुन्नाछाल जी० शाह 


३४० पत्र * अमृतलाल ठा० नानावटीको 
११ सितम्बर, १९३६ 


चि० अमृतलाल, 

आजसे दूध वगरहकी जिम्मेदारी किसपर आनेवाली है? अगर मीराबहनके 
लिए खाखरी बनी हो तो खाखरी और मक्खन भिजवाना है। साथका मक्खन वहाँ 
रख लेना और दूसरा भेजना। नमककी शीशी भेज रहा हूँ। इसे भी भर देना। 
अगर खाखरी तैयार न हो तो १० तोला आठा, छोटा तवा, बेलनः और चौकी 
भेजना। इनमें से जो चीजे नये रसोईघरसे भेजी जाये, उनका बिरू भेज देना। 
प्रल्लादके लिये दाल-मात और झ्ाक भिजवाना। तीनो चीजे मिलाकर भी भेजी 
जा सकती है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७१९) से। 


२९४ 


३४१ पत्र अमृतलाल ठा० नानावटीकों 
[१२ सितम्बर, १९३६ के पूर्व 


चि० अमृतलाल, 

जाजके दहीमे दा सुन्दर-सें बाठ तो मैने निका7। जो पेंटमे चले गये होगे, 
सो अलग। बाल बकरी-माताके थे। इसका मतलब हुआ कि दूव दुहनेवाले की भूल 
है। दही बहुत खट्टा था। यदि सुबहके दूधका दही जम गया हो तो मैं उसे इस 
वक्‍त ले सकता हूँ। अगर भेज सको तो लहसुनकी जरूरत है। दूध हो तो उहसुनकी 
जरूरत नही। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकलः (जी० एन० १०७२०) से। 


३४२ सन्तति-निरोधके नुकसाच 


डॉ० सोखे और डॉ० मगलूदास मेहताके बीच हाल में ही जो उस वारहमासी 
विषय अर्थात्‌ सन्‍्तति-निरोपपर वाद-विवाद हुआ था, उससे मुझे पुण्यस्मरण स्वर्गीय 
डॉ० अन्सारीके मतको प्रकट करने की हिम्मत हो रही है, जिससे डॉ० मगलदासके 
पक्षका समथन होता है। तकरीबन एक साल हुआ, मैने डॉ० अन्सारीकों लिखा था 
कि चिकित्सा-बआस्त्रीकी दृष्टिसि आप इस विवाद-ग्रस्त विषयमे मेरे मतका समर्थन कर 
सकत॑ है या नहीं। मुझे यह जानकर आइचय और खुजणी हुई कि उन्होंने तहेदिलसे 
मेरा समर्थन किया। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था, तब इस विषयमे उनसे 
मेरी रूबरू बातचीत भी हुई थी, और मेरे अनुरोध करनेपर उन्होंने अपने निजी 
तथा अपने अन्य व्यवसाय-बन्धुओके अनुभवके आधारपर तंथ्य-ऑकिडाॉ-सहित यह सिद्ध 
करने के लिए कि इन कृत्रिम साधनोका उपयोग करनेवालों को कितनी जबरदस्त हानि 
पहुँच रही है, एक लेखमाला लिखने का वचन दिया था। उन्होंने उन लोगाकी दयनीय 
अव्स्थाका अत्यत सजीव वर्णन सुनाया था, जिन्होंने यह जानते हुए कि उनकी पत्नियाँ 
और अच्य स्त्रियाँ सन्तति-निरोधके कृत्रिम साधनोकों काममे ला रही है, उनसे कुछ 


१ अमृतलाल नानावटीने पत्रकों अगस्त-सित्म्बर १९३६ में रखा है। जान पढ़ता है, यह पत्र गाषीजी ने 
वर्धा अस्पतालसे लिखा होगा। वहाँ गाधीजी के खाने पीनेकी चीजे मगनवाड़ीसे भेजी जाती थीं। देखिए 
पिछला शीर्षक , गांधीजी १२ सितम्बर्को अस्पताल्से मुक्त हो गये थे। 


२९५ 


२९६ सम्पुर्णं गाधी वाहमय 


दिन सभोग किया था। सभोगके स्वाभाविक परिणामके भयसे मुक्त होनेपर वे 
अमर्यादित भोग-विछास पर टूट पडे। नित्य नयी-तयी औरतोसे मिलते की उन्हे अदम्य 
लालसा होने लगी और आखिर वे पागल हो गये। अफसोस | डॉ० साहब अपनी उस 
लेखमालाको शुरू करने ही वाले थे कि चल बसे। 

कहा जाता है कि बर्नाड शॉ ने भी यही कहा है कि सन्‍्तति-निरोधक साधनोका 
उपयोग करनेवाले स्त्री-पुसुषोका सभोग तो हस्त-मैथुनसे किसी प्रकार कम नही है। 
क्षण-भर सोचने से पता चल जायेगा कि उनका कथन कितना यथाथ है। 

इस बुरी ठेवके शिकार बनकर धीरे-धीरे अपने पौरुषसे हाथ धो लेनेवाले विद्या- 
थियोके करुणाजनक पत्र तो मुझे करीब-करीब रोज मिलते है। कभी-कभी शिक्षकोके 
भी खत मिलते है। लाहौरके सनातन धम कॉलेजके आचाययका जो पत्र-व्यवहार इन 
स्तम्भोमे प्रकाशित हुआ था, वह भी पाठकोकों याद होगा। उसमे उन्होंने उन 
शिक्षकोके विरुद्ध बडी कडी शिकायत की थी जो अपने विद्यारथियोके साथ अप्राकृतिक 
व्यभिचार करते थे। इससे उनके शरीर और चरित्रकी जो दुर्गति हुई थी उसका भी 
जिक्र आचायेजी ने अपने पत्रमे किया था। इन उदाहरणोसे तो मैं यही नतीजा निकालता 
हैँ कि अगर पति-पत्नीके बीच भी मैथुनके स्वाभाविक परिणामके भयसे मुक्त होने की 
सम्भावनताको लेकर सभोंग होगा, तो उसका भी वही घातक परिणाम होगा, जो 
हस्त-मैथुन या अप्राकृतिक क्ृत्यसे निश्चित रूपसे होता है। 

नि सन्देह कृत्रिम साधनोके बहुत-से हिमायती परोपकारकी भावनासे ही प्रेरित 
होकर इन चीजोका अन्धाधुन्ध प्रचार कर रहे हैं, पर यह लोकोपकारी भावनाका 
गलत क्षेत्रमे प्रयोग हैं। में इन मले आदमियोसे अनुरोध करता हूँ कि वे इसके परि- 
णामोका तो खयाल करे। वे गरीब लोग कभी पर्याप्त मात्रामें इतका उपयोग नही 
कर सकेगे, जिनतक ये उपकारी पुरुष पहुँचना चाहते है, और जिन्हे इतका उपयोग 
नहीं करना चाहिए वे जरूर इनका उपयोग करेगे, और अपना और अपने साथियोका 
नाश करेगे । पर अगर यह पूरी तरहसे सिद्ध हो जाता कि शारीरिक या नैतिक 
आरोग्यकी दृष्टिसि यह चीज लाभदायक है, तो इसे भी सह लिया जाता। इन सुप्रारको 
और भावी सुधारकोंके लिए डॉ० अन्सारीकी राय--अगर उसके विषयमसे मेरे 
शब्दोकों प्रामाणिक साने तो -- एक ग्रम्भीर चेतावनी है। 

[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, १२-९-१९३६ 


१ देखिए खण्ड ६१, ० ७-८ । 


३४३ पत्र अमृतकौरकों 


सेगाँव, वर्धा 
१२ सितम्बर, १९३६ 
मूर्खारानी, 
आखिरकार मैं प्यारे सुपरिचित सेगाँवमे वापस जा ही गया हूँ, परन्तु बा, 
लीलावती ओर मोतीके बिना। अमतुस्सलाम कुछ घटांक छिए यहा है, फिर वर्धा 
वापस चली जायेगी। लीलावती मगनवाडीमे दण्डस्वरूप रह रही है और वा उसवी 
सहानुभूतिमे वही रुक गई है। यहा सबकुछ जञान्त और भला लग रहा है। मेर 
सामने पिजरेमे कल के पकड़े हुए दो जीवित साप है। तुम्हारे हरे साबुतका दुकडा 
वही अपने ठिकाने पर है। कुछ दिन और काम आ ही जायेगा। 
तुम्हे जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम्हारा थर्मेंसम एक रात अच्छी तरह उपयोगम 
आकर टुकडे-टुकडे हो गया। गाडीका दरवाजा अचानक खुल गया और थमस बाहर 
गिर पडा। अब तुम्ह बदलेमे फिरसे दूसरा नहीं भेजना है। मुझे हिकमतसे बनी 
चीजोसे ही जैसे काम चले, चलाना होगा। अबतक तो तुम्हे पता चल गया होगा 
कि जिन चीजोकी मुझे आवश्यकता होती है उन्ह मागने मे मुझे लज्जा नहीं लगती, 
ऐसी एक चीज है खूब बढ़िया मैग्निफाइग ग्लास (आतज्ञी शीचा)। परन्तु वह 
फुरसतसे भेजना, और डाकसे नहीं। आज जो थमस टूटा, उसका मूल्य बताना। 
यह प्रश्न केवछ जिज्ञासावश ही पूछ रहा हूँ । 
आज्ञा करता हूँ, तुमने मेरा कहना मानकर एक्जीमाके लिए विशेषज्ञकी सलाह 
ली होगी। इसको इतना साधारण रोग नहीं समझना चाहिए। 
मेरी चिन्ता मत करना। में अपना पूरा ध्यान रखगा। 
मीरा अब अपनी कुटीमे है। 
सप्रेम, 


तानाशाह 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५८९) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६३९८ से भी 


२५९१७ 


३४४ पत्र . मीराबहनको 
१२ सितम्बर, १९३६ 


चि० भीरा, 

पुरीने मुझे सहसा आदचर्यमे डाल दिया है। वह कहता है तुम्हे उसकी आव- 
श्यकता नही, और उसकी उपस्थितिसे तुम्हे असुविधा होगी। तुम बिलकुल एकान्त 
चाहती हो। यदि ऐसा है तो उसे चले जाना चाहिए। वह स्वय कहता है कि तुम 
जितनी अपेक्षा रखती हो उतना योग्य वह नहीं बन सकेगा। बलवन्तसिह बादमे दूध 
लेकर जायेगा। तुम्हे उससे जो सेवा लेनी हो, छेना। वहाँ सोयेगा कौन ? तुम्हे अपने 
ऊपर बहुत बोझ नही डालना है। इच्छा होती है कि स्वय तुम्हारे पास आकर 
तुम्हे साक्षात्‌ देख सकता, परन्तु वह तो अभी कुछ समय तक असम्भव है। 

सप्रेम, 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ६३६३) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८२९ से भी 


३४५ पत्र प्रेमाबहन कटकको 
१२ सितम्बर, १९३६ 


चि० प्रेमा, 

तेरा पत्र मिला। 

महात्माकी सेवा कैसी होनी चाहिए, इसका अर्थ तो तू महात्मा बने तभी जाने। 
अभी तो तेरी कल्पना जहाँतक तुझे ले जायेगी वहीतक तू जायेगी। महात्माकों 
एक फूसी भी हो जाये तो दुनिया-मरमे शोर मच जाता है। बेचारे सामान्य आदमीको 
भगदर हो जाये तो उसे फुसी मान लिया जाता है और उसके बारेमें कोई नही 
जानता । क्‍या करे? 

आज ही अस्पतारू छोडकर यहाँ आया हूँ। अभी कमजोरी तो खूब है, परल्तु 
अब यहाँ शक्ति आ जाने की आशा रखता हूँ। 

अब वहाँ बरसात शुरू हुई मालूम होती है। यहाँ तो जरूरतसे ज्यादा होती 


रहती है। 
२९८ 


पत्र नारणदास गाधीको २९९ 


तेरे दूसरे वर्णन रोचक है। तू अपना काम आगे बढा रही है। परिणाम तो 
जो आना होगा वह आयेगा। 

तेरी लेखन-प्रवृत्तिकी आलोचना करने की बात ही नहीं है। जो शक्ति ईब्वरने 
तुझे प्रदान की है, उसका सदुपयोग तुझे अवश्य करना चाहिए। 

लीलावतीका मामछा बहुत कठिन ता है ही। एक प्रयत्न करके तो में हार 
गया। जब दूसरा शुरू किया है। में बिलकुल हार तो कभी नही मानंगा। 

तेरा प्रइन ठीक है। परन्तु मुझे स्वराज्य लेना है। मौतसे पहले कैसे मरू? 

मीराबहनके वारेमे भी तूने जो ल्खिा है, वह सही है। वह मुझसे दूर 
बिलकुल नहीं रह सकती। अब जां हो सो सही। 

आज अबिक नहीं लिखगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३७७) से | सी० डब्न्यू० ६८२३ से भी , 
सौजन्य प्रेमाबहन कटक 


३४६ पत्र * नारणदास गाधीको 


१२ सितम्बर, १९३६ 


चि० नारणदास, 

प्रेमाका पत्र सलग्न है। मेरी बीमारीका समाचार तो मिलता ही रहा होगा। 
सरदार या जमनालालजी तो वहाँ नहीं जा सकते। दूसरे किसकी आशा रखते हो? 
मेरी तो यह सलाह है कि किसीकी आशा न रखकर जो वहाँ पहुँच जाये उन्हीसे 
सन्‍तोष कर छो। मेरी कोशिशको इससे बिलकुठ अलूग मानना। 

यदि वहाँ अकालकी स्थिति उत्पन्न होती है तो चरखा-कोषकों अय्ाल-निवारण 
के कामसे छाना। फिर भी यह केवल एक सुझाववे रूपमे है। 

पुरुषोत्तम और विद्याके योग्य गीता ' की प्रतिपर आज हस्ताक्षर किये हूँ। 

आज अस्पतालसे सेगाँव आ गया हँ। बा और छोलावती मगनवाडीसे रह 
गई है। 

बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्स (एम० एम० यू०|२) से। सी० डब्ल्यू० ८५०४से भी , 
सौजन्य नारणदास गाघी 


१ सासवड़ जाने के बाद प्रेमाबहइन केख, कहानियाँ, यहाँतक कि खिक्बोबें भी लिख रही थी। 
उन्हें ऐसी आशका थी कि गाघीजी को उनकी छेखन प्रवृत्ति शायद न रूचे। इसलिए उन्होंने गाधीजी की 
राय भागी थी। 


३४७ पत्र * रमणीकलाल मोदीको 


१२ सितम्बर, १९३६ 
चि० रमणीकलाल, 


तुम्हे केवल कार्ड लिखकर सनन्‍्तोष कर रहा हूँ। अभी काफी शक्ति नहीं 
आई है। तुम ऐसा किसलिए मानते हो कि तुम मुझसे दूर पडते जा रहे हो। सब 
अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार करते है। इसीमे शोभा है। इसीमे सत्य है। शर्मेसे 
या जोर-जबरदस्तीसे कहाँतत काम चल सकता है? तारा अगर फिलहाल पटेल 
स्त्रियोपर प्रभाव नहीं डाल पाती तो उसे हार नहीं मानती चाहिए। वे जो सेवा 
स्वीकार करे हमे तो उतनी सेवा करके सन्‍्तोष मान लेना चाहिए। सुरेन्द्रसे कहना 
कि उसे लिखने की बात मैने दर्ज करके तो रखी है, किन्तु बीचमे बहुत-से विध्न 
आ जाते है। तुम्हे भी आइवासन देने लायक लिखा है। 


बापूके आशीर्वाद 


श्रीयुत॒ रमणीकराल 
मार्फत भाईरहालूभाई 
हरिजन सेवक सघ 
बोरिआवी, बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१८३) से । 


३४८ पत्रका अश 


१२ सितम्बर, १९३६ 


वह पढे और विचार करे। “ अशोच्यानन्वशोचस्त्व “' से प्रारम्भ करे। बा के 
साथ बहसमे न पडे। उसके या किसी औरके सामने रोता-धोना न करे। अपने 
दु खकी चर्चा न करे। 
मन्‍्तालाल, बलवन्तर्सिह, मीराबहनके गुण यदि उसे याद हो तो उनका स्मरण 
करे और उनके कारण मनमें उतका आदर करे। उनके दोषोका स्मरण न करे 
और यदि दोष याद आये तो भी चुपचाप बर्दाश्त करे। 


१ रमणीकलाल मोदीकी पत्नी। 
२ भगवद्गीता, २/११। 


३०० 


पत्र अमृतकौरकों ३०१ 


आज तो इतना ही लिखूँगा। इसकी नकल करके मुझे मेज देना। कुछ और 
लिखने योग्य होगा तो पत्र मेजूगा। 

राजकुमारीका पत्र आज नहीं भेजा जा सके तो कक लेट फीस लगाकर 
भेज देना। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच ] 
बैलगाडीका प्रबन्ध कर लिया होगा। 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९५७९) से। सी० डब्ल्यू० ६५५१ से भी, 
सौजन्य लीलावती आसर 


३४९. पत्र मौराबहनकों 


१३ सितम्बर, १९३६ 

चि० मीरा, 

तुम्हारा प्रसन्नता-मरा पत्र मिठा। यदि रास्ता सूखा होता ता मे तुम्हारे 
पास पैदल आ जाता। अपनेको अधिक थकाओं मत । घैरयसे पुरीको सब-कुछ सिखाओ । 
इतनी जल्दी उसकी ओरसे आशा मत खो बैठो। 

क्या तुम्हारे पास मेरी टाच है? और अटेरत भी है क्‍या? 

आज्ञा है, तुम्हारे पास सब आवश्यक चीज हूँ। 

सप्रेम, 


बापू 
मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३६४)से, सोजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८३० से भी । 


३५०. पत्र अमृतकौरकों 


सेगाँव, वर्धा 
१३ सितम्बर, १९३६ 
मूर्खारानी, 

मुझे हर बार स्मरण-शक्तिपर मरोसा रखकर हीं उत्तर देना पडता है क्योकि 
तुम चाहती हो कि पढते ही तुम्हारे पत्र फाड दिये जाये। हाँ, शम्मीने एक मधुर 

पत्र भेजा था, जिसका उत्तर दूँगा, हालाँकि वे तो नहीं चाहते। 
यह है मेरा तुम्हारे रोगका निदान। तुमने निसर्मोपचार बीचमे ही छोड दिया। 
चूँकि वह अधूरा रह गया था, इसलिए जलवायुमें एकाएक बहुत बडा अन्तर पड 
जाने से प्रतिक्रिया हुईं। यदि उसका निराकरण निसर्योपचार द्वारा ही हुआ होता 


३०२ सम्पूर्ण गाधी वाइडूमय 


तो बह प्रतिक्रिय ठीक मानी जाती। इसका आशय केवल कटि-स्नानसे ही नही 
है। वाष्प-स्तान, प्रकाश-स्तान इत्यादि और भी कई प्रकारके उपचार होते है। 
परन्तु वह सब तो हुआ नहीं। मुझे घबराहट शारीरिक प्रतिक्रियाके कारण नही 
परन्तु तुम्हारे परिवारके सर्वेधा उचित रोषके कारण हुईं। उनको तो निसर्गोपचारकी 
विधियोसे कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। 

मेरा तात्पर्य स्पष्ट हो गया न? भगवान्‌को धन्यवाद कि अब परिवारमे पुन 
शान्ति स्थापित हो गई है। 

परन्तु तुम्हे अपने एक्‍्जीमाके साथ खिलवाड नहीं करना चाहिए। यदि मेरे 
पास होती तो में अवश्य इलाज करता। किन्तु आना, और वह भी इलाजके लिए, 
तो बिलकुर असम्भव है। तुम्हे पारम्परिक चिकित्सा-पद्धतिसे ही उपचार कराना 
होगा । जितनी जल्दी करा लो, उतना अच्छा है। 

तुमने परम्परागत जीवन-क्रमसे भिन्न क्रम अपनाया है। अत तुम्हे परिवारकी 
आलोचनाका बुरा नही मानना है। तुम हृदयकी विशालता और उदारतासे काम छो, 
तुम्हारे आन्तरिक आनन्दमे वृद्धि हो, तुम शान्ति और समभाव रखो और अपना 
स्वास्थ्य सुन्दर रखो, तभी तुम्हारे विद्रोह औचित्य सिद्ध होगा। विद्रोहका औचित्य 
उसकी सफलतासे ही सिद्ध होता है। अत तुम अपने जीवनके इन परिवतनोमे 
धीरज और समझसे काम लोगी तो सब-कुछ ठीक हो जायेगा। 

यदि ताई अभीतक वहाँ है तो उन्हे मेरा प्यार कहना। 

अगर तुम्हे समयाभाव हो या आलूस्य लगे तो बेशक दैनिक पत्र लिखना बन्द 
कर दो। पत्र-लेखनसे तुम्हारे मन या शरीरको थकान नहीं होनी चाहिए। 

ढेरो प्यार। 


डाक्‌ 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७४१) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६८९७ से भी 


३५१, पत्र . सुभाषचन्द्र बोसको 
१३ सितम्बर, १९३६ 


प्रिय सुभाष, 

आपने जो पूछताछ की थी उसके उत्तरम मैने तार भेजा था। आशा है, मिल 
गया होगा। बारह वर्षोके बाद मुझे बुखार हो आया था। इसी कारणसे आपके 
प्रश्नोके उत्तर देने में देर हुई। 

(१) में स्वास्थ्यके खयालसे चाय या काफीमे से किसीको भी आवश्यक नही 
मानता। बल्कि उनसे अक्सर नुकसान ही होता है। यदि चाय हलककी, सूखी घासक॑ 
रगकी बनी हो और काफीमे दूधकी मात्रा अधिक और एक या दां ही चम्मच 
काफी हो तो चाय और काफीसे नुकसान नहीं भी हो सकता है। 

(२) स्वस्थ गायके साफ-सुथर थनोसे निकला ताजा दूध यदि बिना उबाहूे 
और गरम किये कच्चा ही पिया जाये तो वह सवश्रेष्ठ आहार होता है। इसके 
बाद सुखाये हुए दूधकों में श्रेष्ठ मानता हूँ। कुछ लछांगराके लिए मीठा दही उत्तम 
होता है। दहीके माध्यमसे खमीर मिल जाता है और इस तरह फलोकी आवश्यकता 
भी नही रह जाती। 

(३) पत्तेदार माजियोका उपयोग सलादकी तरह किया जाये तो अधिक 
अच्छा अवश्य होना चाहिए। वेसे हर तरहके पत्ते कच्चे नहीं खाये जा सकते। पत्ती- 
वाली सब्जियोके अलावा प्याज, छिलके-सहित भूरा कुम्हडा, परवल, बेगन, मभिडी, 
दलजम, गाजर, पत्तागोभी, चुकन्दर, फूलगोभी आदि भी गुणकारी हैं। आलू और 
जमीनके अन्दर होनेवाली दूसरी स्टार्च-युक्त चीजोका उपयोग कम होना चाहिए। 

(४) अच्छी पाचन-शक्तिवाले के लिए खजूर बहुत ठीक आहार है। किदमिश्न 
अधिक आसानीसे पचती है। में दोनो जी-मरकर ले सकता हूँ पर सबके लिए यह 
सम्भव नही हैं। बाकी लोग किशमिश और मुनक्‍का ले सकते है। 

(५) पश्चिममे कच्चे लहसुन और प्याजके प्रयोगपर काफी जोर दिया जाता 
है। में रक्तचापके लिए नियमित तौरपर कच्चा लहसुन लेता हूँ। यह सर्वोत्तम 
विषनाशक ओषधि है। क्षयके रोगियोको भी लहसुनके उपयोगकी सलाह दी जाती है। 

मेरा खयारू है इन दोनो माजियोके खिलाफ लोगोके पृवग्रहका कारण इनकी 
गध है, हालाँकि यही इनका सार-तत्त्व है। यह पूर्वग्रह वेष्णव सम्प्रदायके उदयके 
साथ पैदा हुआ। आयुववेदर्म दोनोकी मुक्त कण्ठसे प्रशसा की गई है। लहसुनको तो 
गरीबोकी कस्तुरी कहा जाता है और वास्तवमे वह है भी। में कह नहीं सकता 
कि कौन-से ग्रामीण छोग प्याज-लछहसुनके बिना काम चला सकते हूँ। 


३०३ 


३०४ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


(६) हाँ, मीठे सन्‍्तरोकी जगह नीबू और गुड या शहद लिया जा सकता है। 
आपके सारे प्रइनोके जवाब मेने दे दिये है। आशा है, आप स्वस्थ होगे। 

डॉ० राय और डॉ० सरकारने जो जाँच की थी उसके परिणाम में जानना चाहूँगा। 
सप्रेम, 


मो० क० गाधी 


अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल पेपसे, सौजन्य प्यारेलाल 


३५२ पत्र पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासको 
१३ सितम्बर, १९३६ 


प्रिय सर पुरुषोत्तमदास, 


में खुद दक्षिण आफ्रिकी शिष्टमण्डलका स्वागत करने नही आ पा रहा हूँ, इसका 
मुझे दुख है। कृपया उन लोगोकों मेरे इस हादिक दुखसे अवगत करा दे। 
स्वास्थ्य-छाभके सिवा और कारणोसे भी अपने नये निवास-स्थान सेगाँवसे निकल 
पाना मेरे लिए कठिन है। में भगवानूसे प्रार्थना करता हु कि दोनो देशोके बीच जो 
गलतफहमियोका जाल है, वह इस यात्राके फलस्वरूप नष्ट हो जाये तथा दोनो देश 
एक-दूसरेके और निकट आये। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधों 


अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल 


१ शिष्टमण्डलके १९ सितम्बर, १९३६ को बम्बई पहुँचनेपर। पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासने यह पत्र 
शिष्टमण्डलके नेता जे० एफ० हॉफमेयरकों दे दिया था। 


३७५३ एक पत्र 
१३ सितम्बर, १९३६ 


प्रिय मित्र, 


आपके पत्रके सम्बन्ध मेरा निवेदन है कि में आपकी मदद करने में असमथ 
हूँ। शायद आपका मालूम होगा कि आजकल मैं सक्रिय सार्वजनिक जीवनसे अलग 
हूँ । लेकिन भारतकी सावजनिक सस्थाएँ, विशेषकर राष्ट्रीय काग्रेस, अपनी राय बहुत 
स्पष्ट दब्दोमे जाहिर करती रही है। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गाघधी 


अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल 


३५४ पत्र * प्रभावतीको 


१३ सितम्बर, १९३६ 


चि० प्रभा, 

महादेवभाईसे तो मैने कहा ही है कि तुझे पत्र लिख दे। में कल सेमाँव आा 
गया । कमजोरी है। और सब ठीक है। अभी दूध और फलोपर ही हूं। मीराबहन 
अपनी झोपडीमे चली गई है। फिलहाल बा यहाँ नहीं है। वह शायद देवदासके 
पास दिल्‍ली जायेगी। लीलावती मग्रनवाडीमे है। मनु गोमतीके पास। शायद वह 
बा के साथ जाये। इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ बलवन्तसिह, मुन्नालाल, प्यारेलाल 
और खानसाहब हैं। बहुत सम्भव है कि नानावटी आये। मग्रतवाडीका रसोईघर 
विद्यारथथियो के रसोईघरके साथ मिला दिया गया है और इस तरह बहुत-से लोग छुट्टी 
पा गये है। इसके सिवाय छोग भी उतने नहीं बचे। 

अमतुस्सलाम आई है। शायद शामको बम्बई जायेंगी। 

जयग्रकाशकों तेरा तार दिखा दिया था, किन्तु वहू कोई ऐसा आदसी तो है 
नहीं कि मेरे या किसीके रोकने से रुक जाये। आज चला गया होगा। पिताजी 
यही हैं। उन्हे सख्त बुखार आ गया है। डॉक्टर जाँच करेगा। जयप्रकाशकों खास 
कोई दर्दे हुआ था, वह ठीक हो गया। राजेंन्द्रवाबू तो अभी यही रहेंगे। 

कान्ति पढने के लिए बम्बई चला गया है। 


३०५ 


३०६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बोल, काफी खबरे दे दी न ? 
तू कैसी है?” कया खाती-पीती है? सिरमें दर्द होता है क्या? दूध मिलता 
है या नही ” फलाके बारेमे भी लिखना। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच ] 

अभी तेरा २-९-३६ का पत्र पढा। मेरा पत्र २२ दिनसे नही मिला, यह कंसे 
हो सकता है” यह ठीक है कि में अपनी बीमारीके दौरान नहीं लिख पाया था 
किन्तु वह तो दस दिनतक ही। कान्तिके साथका पत्र तो मिला ही नहीं। तुझपर 
क्रोधित केसे हो सकता था? या अग्रसन्न भी कैसे हो सकता था? मुझे तो कोई 
ऐसा प्रसग याद नहीं आता जब तूने क्रोध या अप्रसन्नताका कारण दिया हो। पत्र 
भटक जाये, यह तो हो सकता है। यह भी हो सकता है कि मैं लिख न पाऊँ। 
लेकिन यह कभी मत सोचना कि में गुस्सेके कारण लिखना बन्द कर दँगा। बुखारके 
बाद मेरा वजन १०८ हो गया है। यह ठीक ही माना जायेगा। आगेसे तू कान्तिके 
नाम न लिख कर मेरे ही नाम लिखना। कान्तिका पता है -- सत्याग्रह छावनी, विले 
पाले, बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे। अपनी उदासी दूर कर डालना। मुझे नियमसे 
लिखना । मेरे जन्म-दिनकी गुजराती तारीख इस बार १२ अक्तृबरकों पड रही है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकर (जी० एन० ३४५४) से । 


३५५. पत्र क० सा० संशीकों 
१३ सितम्बर, १९३६ 


भाई मुशी, 

“भलु थयु भागी जजाल, सेहेजे मलीया श्रीगोपा। ”' हम एक हजारकी 
जमानत देकर हस या उसके किसी वशजका पोषण नहीं करना चाहते। 'हस  " 
तो क्षीर-मोजन करनेवाला ठहरा। काका साहबका सुझाव ठीक जान पडता है। 
किन्तु त्रमासिकके लिए क्‍या जमानतकी जरूरत नहीं होती? यदि जरूरत होती हो 
तो यह भी उचित नही होगा। तुम दोनो मजेमे होगे। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७६०५)से, सौजत्य क० मा० मृझशी 


१ नरसी मेहताके भजन की पंक्तियाँ, “ भी भई भाग्यो जनाल, सहज मिल गये ओऔगोपाऊ।”?” 
२ इस पर शकेष दे। 


३५६ पत्र: लीलाबती आसरको 


सेगाँव 
१४ सितम्बर, १९३६ 

चि० लीलावती, 
नानावटीने मुझे यह दु खदायी खबर दी है कि तू रो-रोकर आसमान सिर 
पर उठाये है। अगर तू वहा रहते हुए मेरी बात नहीं मानेगी ता सेगाँव आने की 
घडी लम्बी खिचती चली जायेगी। मैने तेरे सुन्दर अक्षराम लिखे हुए पत्रकी 
आशा की थी। उसके बदले मिला यह दु ख़दायी समाचार! यह कंसी बात है? 
बात समझ ओर जो कहता हूँ, सो कर। तू मुझे दुख ही दना चाहती है तो मैं 

लाचार हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३४४) से | सी० डब्ल्यू० ६६१९ से भी, 
सौजन्य लीलावती आसर 


३५७. पत्र] कृष्णचन्द्रको 


१४ सितम्बर, १९३६ 

चि० कुष्णचद्र, 

तुमको, बुखार आया तो इस दफा मुझको भी आया। देखे अब क्‍या होता है। 
मेरा खुराक सिफ दूध या दही, मुसवरी और लसून है। 

कातने परसे तुमारा विश्वास उठ गया तो दु खद बात है। वह तो बडा यज्ञ 
है लेकिन दलील नही कहूगा। 

ब्रह्मचर्यका व्रत दुबारा लेना है तो लो परतु स्वादको नहीं जीता है तो ब्रह्म- 
चर्यका शुद्ध पाकन अशवक्‍्य-सा समझा जाय। तुमारे वर्घा आने की तो जरूरत नही 
है। वहा मैं शायद ही जाता हु। सेगाँव रहने के कारण नहीं आ सकते हो। 

अच्छे हो जाओ । 


बापुके आश्षीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२८८) से | 


१ अर्थात्‌, “रहनेके खथालू से”। 


३५८ पत्र हीरालहाल हार्माको 


१४ सितम्बर, १९३६ 
चि० शर्मा, 


तुम्हारा खत मीला। तुमारे चाहिये ऐसे आदमी मेरे पास एक भी नही है। 
ऐसे आदमी तुमारे हो पैदा करना होगा। 

गावमे रहने का तुमारा क्रम मुझको मुहुल नहीं जचता। इतने पैसे खर्च कर 
देहातीओमे प्रचार काम अभी नहीं हो सकता। मेरे तरफसे इस कार्यक्रममे कोई मदद 
की आशा न की जाय। अब भी मेरी सलाह है कि तुमारे बगैर पैसे आरम करना, 
देहातमें बैठ जाना और अपनी शक्तिका अदाज निकालना। लेकिन मैं देखता हु तुम 
हो आकाशगामी [और | मे हु इस जमीनका कीडा और जमीनसे मेरे पैरोको अलूग 
करना नहीं चाहता। इसलिए हम दोनोके मार्ग इस समय तो भिन्न नजर आते है। 
इसलिए तुमारा खत घनश्यामदासजी के सामने रखने की मेरी इच्छा नही है। 

सतीशबाबुके पास जाकर क्‍या करोगे? उनके को अब और * पाप 
करवा रहा हु। ४२ में से १२९, और हो सके तो इससे भी [ ज्यादा |, कम करवा 
रहा हू। 

जाहेर है कि देहातोके तुम जानते नहीं हो। “ मीडवाईफ ” का काम पुस्तकसे 
कैसे सीखोगे ” तो भी मुझे पुस्तकोकी फेहरीस्त भेजोंगे तो में अवश्य मेजूगा । 

मुझे दुख हैं कि तुमको कोई सतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता हु। लेकिन 
दिलकी बात ही कहु ठीक है ना ? 

में तो बुखार यही छोडकर अस्पताल गया था। काफी “कोनीन ” लीया । 


बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी नकलसे प्यारेलाल पेपसं, सौजन्य प्यारेलाल 


१ और २ साथन चूत्रमें अस्पष्ट है। 
३०८ 


३५९ पत्र : अमृतकौरकों 


सेगाँव, वर्धा 
१५ सितम्बर, १९३६ 
मूर्खा रानी, 
प्रसन्‍नताकी बात है कि तुम्हारा अँगूठा लगभग ठीक हो चला है। परल्तु अभी 
में और प्रतीक्षा करूँगा। घावसे पानीका निकलना रोकना काफी नहीं, उसका बनना 
बन्द हाना चाहिए। भेहरबानी करके उसके साथ खिलवाड मत करों। अगर तुम्हे 
आल्स्य लगे और तुम रोजमर्रके काम न करो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 
लेकिन तुम ठीक न हुई हो छेकिन फिर भी अपनेको धोखा देकर मान बैठो कि 
तुम स्वस्थ हो, ऐसा मत करना। 
मेरी तो कितनी इच्छा है कि तुम ताईको वहाँ कुछ समय रोक रखो। उन्हें 
मेरा स्नेह । 
अभीतक मैने 'स्टेट्समैन का लेख नही पढा है। वह मेरे पास है। देखूँगा 
कि उसका क्‍या किया जा सकता है।' 
दम्मीको मैने एक लरूम्बा-सा पत्र भेजा है। मुझे पत्र मेजने की चिन्ता मत 
करो। यदि तुम्हे पत्र लिखने मे प्रसन्नता हो और मन हलका होता हो तो बेशक 
प्रतिदिन लिखो, परन्तु श्रम मत उठाना। अब चूँकि मैं जानता हू कि तुम्हे एक-दो 
दिनका अन्तर देकर पत्र लिखने की छूट है, इसलिए तुम्हारा पत्र न आने पर मे 
किसी प्रकारकी दुश्चिन्ता नहीं कहूँगा। 
सप्रेम, 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७४२)से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६८९८ से भी 


१ देखिए “ जीवन-बरम ”, २६ ६-१९३६ | 
२ उपलब्ध नहीं 
३०९ 


३६०. पत्र; सीराबहनको 


१५ सितम्बर, १९३६ 

चि० भीरा, 

कल जहाँ मिले थे वही तुमसे मिलने की आशा की थी, ताकि तुम्हे बैलूगाडी 
न छाने का कारण बता द। मैं उस स्थलको देखने तब जाना चाहता था जब वहाँ 
पैदल जाया जा सके। देखे, कल क्‍या होता है। क्‍या तुम वहाँ अपने लिए दही 
जमाने को तैयार हो ? वैसे यदि इच्छा न हो तो मत जमाओ। 

आशा करता हूँ कि तुम्हारी और पुरीकी अच्छी निभ रही होगी। 

अब वर्षा सब-कुछ नष्ट कर रही है। जेसी प्रभुकी इच्छा! 

सप्रेम, 


बापू 


मूल अग्नेजी (सी० डब्ल्यूण ६३२७)से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९७९३ से भी 


३६१. पत्र; लीलावती आसरको 


१५ सितम्बर, १९३६ 
चि० लौलावती, 

तू अभीतक निकम्मी बनी है। जो जरा-सा बोझ उठाने को कहा गया है सो 
नही उठा रही है। तू किस मिट्टीकी बनी है, इससे यही जाहिर होता है। मेने 
तुझसे कहा है कि तू यहाँ आकर मुझे एक घटे सुख दे सकती है, किन्तु रोने या 
झगडने के लिए तू यहाँ नही आ सकती। तू जैसे-जैसे हठ करती है वेसे-वेसे तेरा 
सेगाँव आना दूर होता जाता है, यह समझ ले। अगर इसे तूने न आते का उपाय 
माना हो, तो तू जान। यह कैसी क्रता है कि तू मेरी शान्तिके लिए भी पाँच 

मील दूर रहने को तैयार नही है' 
बापके आशीर्वाद 


गूजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३४५) से। सी० डब्ल्यू० ६६२० से भी, 
सौजन्य लीलावती आंसर 


३१० 


३६२ पत्र; कान्तिलाल गाधीको 


१५ सितम्बर, १९३६ 

चि० कान्ति, 

तेरा काई आज ही मिला। में ठीक हूँ। थोडी कमजोरी है, चली जायेगी। 

अमतुस्सलाम तेरे लिए १५० रुपये दे गई है। मैने तो इसे उसीके खातेमे 
जमा करवा दिया है। उसके पास अपनी कौडी भी कहाँसे आई ? अपने भाइयोक॑ बल 
पर नाचती है। भाई जितना कमाते है उतना खा डालते हैं। उसके पास पैसा हो 
तो भी त उससे भीख क्‍या माँग्रे ” किसीको माँ बनाया तो सेवाके छिए या स्वार्थ 
के लिए ” तेरी स्वाथ-वृत्ति मुझे तो ठीक नहीं लगती। तू यह वृत्ति छोड दे तो 
अच्छा है। जब देवदास तुझे खर्च दे रहा है तो तेरा इस तरह मीख माँगते फिरना 
अच्छा नही है। तुझसे मैने तो यह कहा कि तू मेहनत करके कमा और पढ। हार 
क्यों मानता है” अमतुस्सलाम वहाँ जा रही है। उसने मुझें मना कर दिया था, 
इसलिए मैने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर तू उससे इतना कह सके तो अच्छा 
होगा “ अधिक विचार करने पर मुझे ऐसा छूगा कि देवदासके सिवाय मुझे आपसे या 
किसी औरसे पैसा नहीं लेना चाहिए ।” यह तेरे मनसे ही न उपजे तो मत कहना। 
अमतुस्सलामसे' सन्‍्त बात मत कहना, न उसे ताने मारना। तू अपने मनकी करते 
हुए भी विवेक या नम्नता मत छोडना। वह बहुत दुखी है। 

शरीर सँमालकर जितनी मेहनत करना चाहे, करना। हाथसे बनाकर खाने से 
कोई मेहनत नहीं पडती। इसके हकायक समय बचाकर, सन्तोषके योग्य भोजन 
करना। मुझे पत्र लिखते रहना। 


बापूके आशीर्वाद 


गूजरातीकी फोटो-नतकलू (सी० डब्ल्यू० ७३०४)से, सौजन्य कान्तिदारू गाघी 


३६३. पत्र; जेंठालाल जी० सम्पतकों 


१५ सितम्बर, १९३६ 

चि० जेंठालाल, 
मुझे कुछ ऐसा खयाल है कि में तुम्हारे ७ अगस्तके पत्रकी पहुँच तो लिखवा 
ही चुका हूँ। अस्पतालसे छूट्टी पाकर यहाँ आ गया हूँ। कमजोरी लगती है। कुछ 
लिखता हूं, कुछ लिखवा देता हूँ। इन दिनो नानावटी यहाँ आ गये है, इसलिए 
लिखवाना आसान भी हो गया है। बीमारीके बारेमें तो 'हरिजन , हरिजन-सेवक या 
हरिजनबन्धु में देख ही छोगे, इसलिए मैं अधिक नही लिखगा। तुम्हारे पत्रसे औजारोके 


१ देखिर पृ० ३२०-२२ । 
३११ 


३१२ सम्पूण गाधी वाइमय 


बारेमे हिम्मत बंधी है। मेरे सामने बडा सवार यह है कि तुम्हारे पाससे 
भारी औजार मंगाने मे उनका किराया ही कीमतसे अधिक तो नहीं हो जायेगा। 
तुम वहा जो क्रोशिश कर रहे हो, वैसी ही कुछ कोशिश मैं यहाँ कर रहा हूँ। 
इस गॉाँवमे एक ही लुहार है। वह बेचारा बहुत समझदार नही है। मैने उससे 
हालमे ही एक पुरानी रेतीके तीन चाक्‌ बनवाये हैं। मेहनताना उसने जो माँगा 
सो दे दिया। किन्तु मेरा मन इसीसे नहीं मान सकता। मुझे लिखना कि तुम 
कोन-कौन-सी चीजे बेचना चाहते हो। उनकी फेहरिस्त, कीमत और. वर्धातक का 
किराया भी लिखना। यह कहना जरूरी नहीं है कि तुम्हारी चीजे निकलूवा सकगा, 
तो निकलवाने मे मदद करूँगा। तुमने तफसीलसे लिखे पत्रकी बात कही है, वह 
पत्र अभीतक तो नहीं मिला। अब लिखना। फिलहाल तुम वहाँ कौन-कौन हो? 
क्या-क्या करते हो ” 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८५६) से। सौजन्य नारायण जेठालाल सम्पत 


३६४ पत्र; चन्द त्यागीको 


१५ सितम्बर, १९३६ 
भाई चद त्यागी, 
तुम्हारा पत्र कई दिनोसे मेरे सामने पडा है लेकिन आजतक मैं उसको पहुच 
नहीं सका। बलवीरके बारेमे तुमने खबर अच्छी दी है। में उसे मेरे पास नही बुला 
सकता हू क्योंकि देहाती जीवन व्यतीत करने की बडी कोशीश कर रहा हु। इस 
देहातमे मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। न मैं यहाका कुटम्ब बढ़ाना चाहता 
हू। में साबरमती इत्यादि जगहमे कर सकता था, वह करने की अब न शक्ति रही 
है न ईच्छा रही है। देहातकी मेरी साधना परिमित कुटुम्बको रखकर ही हो सकती 
है। यदि जीवनदोरी आगे चलतेवाली है तो भविष्यमे क्‍या हो सकता है वह तो 
ईदइवर ही जाने। राजकिशोरी तो मुझे बिलकुल मूल ही गईं है न? कभी लिखती 
भी नही है। क्या करती है? कितना खर्चे करती है? 


बापुके आशीर्वाद 


पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६३३)से। सी० डब्ल्यू० ४२८१ से भी, 
सोजन्य चन्द त्यागी 


३६५७ पत्र; सार्गेरेट स्पीगलकों 


सेगाँव, वर्धा 
१६ सितम्वर, १९३६ 


चि० अमलछा, 
तुम तो माना मुझे विऊकुल ही उांठ गई। भला क्या ? मुझे अपना सब हाल 
बताओ । 
संप्रेम, 
बापू 
[ अग्रेजीस | 
स्पीगल पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय 


३६६ पतन्न: सीराबहनको 
१६ सितम्बर, १९३६ 


चि० मीरा, 

भोजनकी घटी बज गई है। तुम आज बाहर मत निकलना। में आ रहा हूँ। 
तुम कल सेगाँव आ जाओगी। 

संप्रेम, 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३६५) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८३१ से भी 


३१३ 


३६७ पत्र; अमृतराल वि० ठक्‍करकों 


सेगाँव, वर्धा 
[१७ सितम्बर, १९३६ के पूर्व | 


बापा, 

तुम्हे लिखूँ-लिखू कर रहा था कि तभी ककलभाई तुम्हारा पत्र ले आये। 
ककलभाई या बलवन्तभाई से मिला तो नहीं हूँ। अभी मिलने योग्य परिस्थिति 
नही है। मिलने की जल्दी भी नहीं है। जो काम जमा हो गया है उसमे से 
थोडा-थोडा निबटा रहा हूँ। ज्वर घोडेकी गतिसे आया, शक्ति चीटीकी गतिसे आ 
रही है। यह ईश्वरकी शिकायत नही है, उसके इशारे वही समझे। वह शक्ति देता 
है तो लेगा क्यों नहीं? 

ककलभाई और अमृतलालके बीच मेल कराने के लिए अल्मोडा क्यो जाना 
पडेगा ? छाठी मारो तो पानी दो हिस्सोमे नहीं बँट जाता। इनमे तो मेल था ही। 
सवाल है कि क्या अमृतरालने अपने मनके साथ मेल साध लिया है” मुझे उसे 
सार्वजनिक जीवनमे फिरसे खीचने की उतावली नहीं है। उसका मन साफ होने की 
उतावली मुझे है। इसीलिए जैसे ही मैने सुना, तुरन्त पत्र लिखा था। यदि उसका 
मन साफ हो जाये तो वह अल्मोडेमे नहीं पडा रहेगा। में तो सावजनिक और 
व्यक्तिगत जीवनमे भेद नहीं मानता। चाहे जितना होशियार आदमी चरित्रहीनत हो 
तो उसकी गदगीके छीटे सार्वजनिक जीवनपर तो पडते ही है। हम अगर अपनी 
आँखोसे यह न देख पाये तो ऐसा नही है कि छीटे उड न रहे हो। इसलिए मेरा 
तो दृढ़ अभिप्राय यह है कि जो लोग अमृतलालका भरा चाहते है और सावजनिक 
जीवनकी उन्नति चाहते हैं उन्हे चाहिए कि वे अमृतछालको निर्दोष बन जाने दे। 
उसे प्रलोभनमे डालकर वापस खीचने से उसकी और सावजनिक प्रवृत्तिकी हानि 
ही होगी। मेरा ऐसा ही विश्वास है। 

मुझे लगता है कि मैं वालुजकरके बारेमे अपनी बात नहीं समझा पाया। जो 
रकमे मेरे नामपर चढी हुई है उनसे मैने जो पैसा अपना बना लिया है उसमे से 
उसे देना है। मेरी धारणा है कि इस बातमें कौसिलकी राय लेना जरूरी नहीं है। 
ठीक है न? किन्तु यदि मुझे ठीक याद न हो तो मेरी गलती सुधार देना। इसमे 
तो मुझे कोई हर्ज नहीं दिखता कि बात कौसिलके सामने रखी जाये। किस्तु 
कौसिल ऐसी रकमोको किस आधारपर पास कर सकती है? 


१ पत्रपर दी गईं प्राप्ति तिथिके आधारपर। 
३१४ 


पत्र लील़ावती आसरको ३१५ 


रुक्मिणी पागल तो है ही। दोष-मात्र पागलपनकी निशानी है, प्रसिद्ध 
लोम्ब्नोसी' ऐसा ही कह गये हूँ। किन्तु स्त्री कुमार्या कब कहलाती होगी ? कुभार्या 
दब्दको ही छोड दे तो अलहूग बात है। मेरी सहानुभूति मलकानीकी तरफ जाती 
है। रुक्मिणीके प्रति जो दया-भाव मनमें आता है, वह अलग तरहका है। 

क्या अमतुस्सलामको फिर वहाँ रख सकते हो ” यदि वह शुभ हेतुसे वहा रहते 
हुए भी विव्नरूप रूगती हो तो मुझे बताने में सकोच मत करना। नीलम बच गई, 
यह ईश्वरका अनुग्रह है। आँकडोकी प्रतीक्षा करूँगा। पत्र काफी लम्बा हो गया। 


बापू 
गुजरातीकी फोटो-तकरू (जी० एन० ११७०) से। 


३६८. पत्र . लीलावती आसरको 


१७ सितम्बर, १९३६ 

चि० लीलावती, 

कलम न होने का बहाना खूब मिला। इसके साथ कलम भेज रहा हूँ। तू 
गीता' की किस प्रतिको अपनी कहती है सो तो मुझे नहीं मालूम, किन्तु जो मिली है 
सो तुझे भेजता हूँ। कनू कलम बनाना जानता है। तू भी सीख लेना। इलोक तूने 
ठीक लिखे हैं, किन्तु उनका अर्थ जानती है या नहीं ” 

कागज हाथका बना काममे लाना चाहिए। कलम हाथकी बनी और कागज 
मिल का, यह कैसा हिसाब ? तू बिलकुल स्वस्थ हो जायेगी, मुझे तभी सनन्‍्तोष होगा। 
यदि तू दिलरुबा न बजाती हो तो नानावटीके लिए भेज देना। बजाती हो तो 
भेजना बिलकुल जरूरी नही है। 

मैने जो सुझाव भेजे थे , उनकी एक प्रति बनाकर मुझे भेज देता। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ९५८० )से। सी० डब्ल्यू० ६५५२से भी, 
सौजन्य लीलावती आसर 


१ इटलीके चिकित्सक और अपरावबिंद ऐसरे लोम्जोसों | 
२ देखिए “पत्रका अश ”, १२-९-१९३६। 


३६९ पत्र : अमृतकौरको 


सेगाँव 
१८ सितम्बर, १९३६ 
मूर्खा रानी, 


सिर्फ दो-एक वाक्य ही लिखगा। तुम्हारे भेजे सेब सबने स्वादसे खाये। यह 
और भेजने का इशारा नही है। 

तुमने लडकियोका' जो ध्यान रखा, उसके लिए खान साहब बहुत ऋृतज्ञ है। 
वे चाहते है, तुम प्रयत्नपूर्वकं आगे बढ़कर उनको मित्र बना लो और उनका सही 
सार्गदशन करो। यह रहा उनका पत्र। 

मुझे खुशी है कि अब शम्मी तुम्हारा इलाज कर रहे है। अब तुम जल्दी ही 
ठीक हो जाओगी। भरी मूर्खाकी तरह खुशीसे उनकी आज्ञाका पारन करो। 

ढेरो प्यार। 


तानाशाह 


मूल अग्नेजी (सी० डब्ल्यूण ३५९०)से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६२९९ से भी 


३७० पत्र: कान्तिलाल गांधीको 


[१८ सितस्वर, १९३६" 

चि० कान्ति, 

तेरा पत्र मुझे अच्छा लछगा। शुक्रवारकी सुबहके दस तो [कब-के | बज गये। 
इस समय चार बजे है। भब रातके दस बजेतक यमराजकी प्रतीक्षा करूँगा। यह 
तो तू जानता ही है कि में उनके स्वागतको तैयार बैठा हूँ। 

फोटोग्राफरके ५० रुपये मैं अवश्य दे दूँगा। में ये रुपये कहाँ भेजू ” 

अन्य चीजोके बारेमे तूने जो लिखा है उसे में समझ गया हूँ। तेरे चले जाने से 
मुझे चाहे कितना भी दुख हुआ हो, किन्तु मैने तुझसे आशा तो छोडी ही नही है। 


१ डॉ० खान साहबकी लड़की मेहरत्ञान भोर भतीजी मरियम। 

२ मनु और कस्तूरबा के दिल्‍की जाने के उल्लेखके आधारपर। वे १९ सिद्धम्बरकों दिल्‍ली गई 
थीं, देखिए “पत्र अमृतकौरकों ”, २० ९१९३६। इसके अछावा, पत्र शुक्रवार को लिखा गया था और 
१८ सि्म्बर शुक्रवार को ही पढ़ा था। 

३ देखिए “पत्र असृक्षकौरकों”, २१ ९१९३६। 

४ डॉक्टरी पढ़ने लिए, देखिए “पत्र कान्तिकाक गाधीको ”, ७-९ १९३६ | 


३१६ 


पत्र लीलावती आसरको ३१७ 


मैने तेरा पत्र फाड दिया है। 

अमतुस्सलामके बारेमे तू अवश्य अधिक जानता है। यदि तू मुझे कुछ खास 
लिखना चाहता हो तो लिखना। पैसोके बारेमे तो उसने मुझसे जो कहा सो मैने 
लिखा था। अब तू जो कहता है उसपर मै अक्षरश विश्वास करता हूँ। 

सरस्वतीके बारेमे में समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि तू ऐसा काम नहीं 
करेगा जिससे तुझे कलक छगे। भगवान्‌ तुझे तदनुसार शक्ति दे। 

में तुझसे अक्सर विस्तृत पत्नरोकी आशा नही करूँगा। लेकिन हर हफ्ते एक 
पोस्ठकार्ड तो लिखेगा न? कभी विस्तृत पत्र भी लिखना। 

बा और मनु कल दिल्‍ली जा रही है। 

अब डाकका वक्‍त हो गया है, अत इतना पर्याप्त है न? 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३८८) से, सौजन्य कान्तिलाल गाधी 


३७१ पत्र; लीलाबतो आसरको 
रात ८-२५, १८ सितम्बर, १९३६ 


चि० लीलावती, 

तेरे अन्तिम वाक्‍्यसे में डर गया हुूँ। यदि तू एक वर्ष बाद स्कूलमे भरती होना 
चाहे तो अभीसे भरती हो जाना अच्छा है। पढ तो कभी भी सकते है, किस्तु अगर 
सेगॉवसे तिराश होकर भागे और पढने बेठ जाये तो तुझे और मुझे यह बात 
दु खद लगनी चाहिए। अपने मनको टटोल, मूर्खता छोड। विद्या प्राप्त करने की अपनी 
भूखको तृप्त कर। सेगाँवमे शुष्कता और मेरे गुस्सेके सिवाय क्या रखा है? तू इसे 
सहन नही कर सकेगी, ऐसा डर तो मुझे लगता ही रहता है। तेरे हितकी बात 
सोचने में मेरा बहुत समय जाता है। यह बात मुझे नहीं खटकती। किन्तु अगर अन्तमे 
निराश होकर मेरा त्याग जरूरी हो जाये तो यह तेरे और मेरे विचारसे असह्य 
होगा। तुझे सेगॉव आना ही हो तो कब आता है, यह तेरे हाथमे है। मेरी शर्ते 
बार-बार पढ और उल्लासके साथ उसपर अमल कर। अपने मनमें से देष-भाव निकाल 
डाल। रोज जिसके साथ रहना पडता है यदि तुझे वही व्यक्ति खटकता हो तो तू 
मेरे साथ सुखी कैसे हो सकती है” तू यहाँ शान्त कैसे रह सकेगी ? क्‍या यह बात 
समझने मे सरल नही है” सही बात करने में कभी भी शममम क्यो? 


बापूके आशीर्वाद 


गृजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ९३४६) से | सी० डब्ल्यू० ६६२१ से भी, 
सौजन्य लीलावती आसर 


३७२ टिप्पणियाँ 


ताराबहन मेरी चेजलीके बारेमें 


विदेशसे आनेवाली प्रायः हर डाकमे मेरे पास स्व० मेरी चेजलीके सगगे-सम्ब- 
न्घियो और मित्रोके पत्र आते रहते है। इनमे उनके अनेक गुणोका वणन रहता है। 
कई सज्जन उन अनेक प्रकारके उपकारोका वणन करते है, जो स्व० ताराबहनने 
उनपर किये थे। कुछ लिखते हैँ कि उन्होने हमे फरलॉ-फला सहायता देने का वचन 
दिया था, और कुछ ताराबहन द्वारा छोडे गये एक या अनेक वसीयतनामोका भी 
उल्लेख करते हैं। हालाँकि महादेव देसाई इन सब पत्र भेजनेवालोको अपने सीमित 
समयमे जितना उनसे बन पडता है तफसीलवार जानकारी देने की कोशिश करते है, 
फिर भी तमाम सम्बन्धित लोगोके छाभके लिए यह जाहिर कर देना जरूरी है कि 
अपनी शोचनीय मृत्युके कुछ ही समय पहले उन्होने मेरे नामपर जो वसीयतनामा 
लिख दिया था, वह कानूनदा मित्रोकी रायमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियमके अनु- 
सार जायज नहीं माल्म होता। पर अगर यह साबित भी हो जाये कि वह जायज 
है, तो भी उनके सगे-सम्बन्धियों और मित्रोकी अनुमतिके बगैर उनकी सम्पत्तिका 
उपयोग हिन्दुस्तानी ग्रामोद्योगोके लिए करने की मुझे जरा भी इच्छा नहीं है, यद्यपि 
यह काम इधर उन्हे अत्यन्त प्रिय था और इसके लिए वे एक गुलामकी तरह काम 
करते-करते वीरोचित मृत्युकी गोदमे सदाके लिए सो गईं। इस बातकी बहुत ही कम 
सम्भावना है कि स्व० ताराबहनकी वह सब संम्पत्ति मेरे हाथ आ जायेगी, जिसका 
वे अपने जीवन-कालमें किसी प्रकारका विनियोग नहीं कर गई है। पर अगर ऐसा 
हुआ तो उसे हाथ छगाने से पहले में उन तमाम वचनों या वादोकी जाँच करूँगा जो 
उन्होने परश्चिममे किये, और उन्हे पूरा करने की कोशिश भी करूँगा। बैकसे उनके 
नामपर आये हुए कई चेक मेरे पास पडे हुए है, जिनका भुगतान भी नहीं हुआ 
है। उत्तके परिवारके बहन-भाइयोको, जिनकी सख्या, मैं देखता हूँ, बहुत बडी है, 
मेरी यह सलाह है कि उनमे जो सबसे नजदीकी हो, वे राज्यसे इस सम्बन्धका एक 
कानूनी अधिकार-पत्र हेकर मेरे पास भेजे ताकि मैं और कुमारी मेरी बार हमारे 
पास रखी हुई ताराबहनकी चीजे उन्हे सौप सके। मेरे पास तो अनभुने चेक पड़े 
हुए हैं और मेरी बारके पास उनके छोटे-मोटे कुछ जेवर है। हिन्दुस्तानमें आने पर 
अपनी जरूरते उन्होने इतनी कम कर दी थी कि शायद ही ऐसी कोई चीज बची 
हो, जिसकी कोई कोमत आ सके। अपने जीवन-कालमे उन्हे जो-कुछ मिला, उन्होने 
ग्राम-सेवाके लिए मुझे दे डाछा। उस स्वर्गीय उपकारशीला देवीसे सम्बन्ध रखनेवाली 
बातोके विषयमे मेरे पास तो इतनी ही जानकारी है। आशा है, यह तमाम सम्बन्धित- 
जनोके लिए काफी होगी। 


३१८ 


टिप्पणियाँ ३१९ 


तिलका ताड 


अम्बेडकर-मुजें योजनापर मैने जो रुख प्रकट किया है' उसके बारेमे 
अफसोस जाहिर करते हुए मेरे दो मित्रोने मुझे पत्र लिखा है। उनकी दलील 
सक्षेपमें यह है 
यह तो नि+चचय ही आप तिलका ताड बना रहे हे। गृरु नानक बेसे 
ही सुधारक हिन्दू थे जेसे अन्य हिन्द-पथोके सस्थापक॥ सिख तो सब 
तरह और सब मानोमें हिन्दू ही हे। उनकी सस्क्ृति भी हिन्दुओकी सी है। 
हरिजन अगर अपनेको सिख कहलाना चाहे, तो इसे आप धम-परिवर्तन क्यो 
कहते हे। 
ऐसा मालूम पडता है कि ऐसी राय रखनेवाले ये आपत्तिकर्त्ता अकेले ही है। 
अपनी इच्छासे चौदह बरस बाहर रहने के बाद जब में १९१५ के उपरान्त किसी समय 
वापस हिन्दुस्तान आया, तो किसी कामसे मुझे पजाब जाने का इत्तिफाक हुआ था। 
वहाँ सिखोकी एक सभामे भाषण करते हुए मैने कहा कि मेरी रायमे वे हिन्दू ही 
हैं और हिन्दुओ के एक सुधारक पथमे ही शामिल हैं। इसपर एक प्रतिष्ठित सिख 
भित्रने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा कि सिखोको हिन्दू कहकर आपने अनजाने ही 
उन्हे चोट पहुँचाई है। इस चेतावनीके बादसे मैने उन्हे कभी हिन्दू नहीं कहा, क्योकि 
मेरे या अन्य कुछ व्यक्तियोके मानने से कुछ नहीं होता। असल बात तो यह है कि 
वे खुद अपनेको क्‍या मानते हे। सिखोको पृथक्‌ निर्वाचन प्राप्त है। डॉ० अम्बेडकर 
भी सिखोको हिन्दू नहीं मानते। वह तो निश्चित रूपसे धम-परिवतन चाहते है। 
सिख अगर हिन्दुओका ही एक सम्प्रदाय हो, तो फिर [पूता] समझौतेमे किसी परि- 
वतनकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योकि हिन्दू तो अपना सम्प्रदाय बदछकर भी 
हिन्दू बना रह सकता है। इसके अलावा सामूहिक रूपसे सब हरिजनोके फिरकेको 
न तो डॉ० अम्बेडकर और न रावबहादुर राजा या दूसरा कोई व्यक्ति ही एकदम 
कलमके एक झटकेसे बदल सकता है। धर्म तो असलमे वैयक्तिक विषय है, जिसका 
निर्णय हरएकको खुद ही करना होता है। अतएव ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो धर्मको 
पवित्र मानता है, डॉ० अम्बेडकर और मूृजे द्वारा प्रस्तुतकी गई योजनामे साझ्नीदार 
तही हो सकता। 
[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, १९-९-१९३६ 


१ देखिए “शक खत्॒रनाक योजना”, २२ ४-१९३६। 


३७३ मेरी बीमारी 


अभी हालमे मुझे जो मलेरिया बुखार आया था, उसके बारेमे कुछ कहकर 
पाठकोका समय लेने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी। पर इस सम्बन्ध मैने 
प्राथनापूण हृदयसे एक निश्चय किया है, जिसे पूरा करने की शक्ति वही सवशक्तिमान 
देगा। इस निश्चयमे कुछ मित्रोका भी सम्बन्ध आता है, इसलिए यहाँ उसके विषयमे 
मुझे कुछ लिखना पड रहा है। 

में तो प्राकृतिक चिकित्साका पक्का हिमायती हँ। इसीलिए वधधाके अस्पतालमे 
दाखिल होता मेरी इच्छा और स्वभावके बिलकुल विपरीत था। अगर यह सब मझ 
पर छोड दिया जाता तो जहाँतक बनता, मै प्राकृतिक चिकित्साके अनसार अपना 
इलाज कर भी लेता। पर अगर में ऐसा करता, तो कुछ मित्रोके दिलको, जो मेरे 
आसपास थे, चोट पहुँचे बगेर न रहती। मैं जानता था कि इसमे जमनालालजी के 
सरपर भी कम जिम्मेवारी नहीं थी, क्योकि मैं उनके घर अर्थात्‌ वर्धाके नजदीक 
एक देहातमे आकर बसा हूँ, हालॉकि इस गाँवके चुनावमे तो उनका जरा भी हाथ 
नहीं था। इस गाँवका चुनाव तो मीराबहनने किया था, और उसको इसलिए चना 
गया था कि वहाँ ज्यादातर बस्ती हरिजनोकी है। दूसरे, वह वधधासि न तो बहुत 
दूर है और न ऐसा नजदीक ही। जब मीराबहन सेगॉवमे बसने के लिए गई, तब 

एक घोषणा की थी। उसीका पाछन करने के लिए मुझे सेगाव आना पडा। 
जमनालछालजी कुछ हदतक ओर सरदार तो पूरी तरह मेरे अभी किसी गाँवमे जाकर 
बैठने के खिलाफ थे। फिर, इस सेगाँवमे जाने के तो सभी विरोधी थे। पर मैने कह 
दिया कि में तो सेगॉवमे जाकर बसन के लिए अपनी इस घोषणाके अनसार वचनबद्ध 
हूँ और इस सारे विरोधको किसी तरह हटाकर मै सेगाँव चछा आया। नि सन्देह, 
वह वचन तो मुझे प्रिय था ही, क्योकि मेरा हृदय तो गाँवोमे ही है। मेरी दिली 
इच्छा तो यह थी कि वहाँ जानेपर मै पूरे एक सालतक कही बाहर न 
जाऊं। सब ऋतुओमे वही रहूँ। पर सेगाँवमे जाकर बसने का निश्चय करने के पहलेसे 
ही दुर्भाग्यवश दो-एक कामोका भार मेरे सिरपर “है। उसके सिलसिलेमे ही वर्ष 
खत्म होने से पहले ही मुझे अपना काम छोडकर बाहर जाना पडेगा। इसलिए मिकचोसे 
मेरा अनुरोध है कि अब इस अवधिमे वे और अधिक बाघा न डाले। मेरे लिए तो 
यह एक साधना है। गाँवोकी समस्या मेरी नजरमे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और 
आवश्यक है। उसे आगे टालना अपने अस्तित्वको खतरेमे डालने के समान ही है। 
हिन्दुस्तान झहरोमें नहीं, ग्राँवोमे बसता है। इस ग्रामोद्योग-आन्दोलनका मार्गदर्शक 
और सचालक में माना जाता हूँ, जिसे बम्बईमे काग्रेसने स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान 


रे२० 


मेरी बीमारी ३२१ 


किया था। में ऐसे किसी आन्दोलनका मार्गं-द्न नहीं कर सकता जिसमे मैं खुद 
सीधा जी-जानसे नहीं कूद पडें। मगनवाडी गाँव तो है, लेकिन बडा गाँव है, जो 
मुझे शिक्षा और प्रेरणा नहीं दे सकता। मेरी तो एक ऐसे गाँवमें बसने की इच्छा 
थी जिसमे ग्राम-जीवतकी सवसामान्य कठिनाइयाँ और समस्याएँ मौजूद हो। सेगाँव 
ऐसा ही एक गाँव है। 

तो, अगर अपनी शिक्षा और प्रत्यक्ष अनुभव पाने के अवसरको छोडकर मेरे लिए 
कही बाहर जाना उचित नही, तो फिर स्वास्थ्यके लिए भी मुझे कही नहीं जाना 
चाहिए। दूसरे गॉवोकी तरह सेगॉवको भी मलेरिया और देहातकी दूसरी बीमा- 
रियोका पूरा हिस्सा मिला है। उसकी आबादी ६०० है। पर शायद ही कोई ऐसा 
व्यक्ति बचा हो जो इस मोसममे मलेरिया या पेचिशका शिकार न हुआ हो। मीरा- 
बहन और मैने अबतक कोई २०० मरीजोका इलाज किया होगा। इनमे से अधिकाश 
मलेरिया और पेचिशके ही मरीज थे। आहारमे कुछ साधारण हेर-फेरके साथ कुछ 
मामूली दवाइयोसे हमारा अच्छी तरह काम चला। गॉँवके छोग बडे-बडे अस्पतालोमे 
नही जाते। वे तो मामूली दवाखानोमे भी नही जा सकते। वे या तो गाँवके नीमहकीमो 
से इलाज करवाते है, या फिर झाड-फूकका सहारा लेते है और इसी तरह अपनी 
जिन्दगी काटते हैं। मुझे कुछ मामूली रोगोका कामचलाऊ ज्ञान है। हालॉकि जब- 
जब मुझे जरूरत हुईं, हमेशा डॉक्टर मित्र मेरी सहायता करने के लिए उत्सुक रहते 
है, फिर भी मेने कई बार उनकी सहायताके बगैर अपना इलाज किया है। अगर 
में 'महात्मा' न कहा जाता, तो शायद मेरी इस बीमारीकी खबर भी किसीको 
न मिलती। बुखार मुझे बहुत कम आता है। पिछली बार जब मुझे बुखार आया, 
जिसे लगभग १२ वर्ष हो गये, उस समय भी मैने खुद ही अपना इलाज किया था। 
इसलिए अगर कही मुझे फिर मलेरिया या और कोई तकलीफ हुई तो स्वास्थ्य- 
सुधारके लिए अब तो मुझे सेगॉवसे बाहर और भी नहीं जाना चाहिए। अगर डॉक्टर 
या वैद्यकी सहायताकी वैसी जरूरत आ ही पडे, तो मुझे उतने से ही सत्तोष मान लेना 
चाहिए, जो बगैर शोर-गुलके और बिता सेगाँवसे बाहर गये मिल जाये। में भाग्य- 
वादी हूँ और मानता हूँ कि मौतकी घडी कोई टाछ नहीं सकता। अच्छीसे अच्छी 
डॉक्टरी सहायता भी बडें-बडे बादशाहो और चत्रवर्ती सम्राटोको कालके पजोसे नहीं 
बचा सकी है। फिर मै तो गाँवोका एक विनम्र सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। 
मुझे तो ऐसे ही इलाजसे सन्‍्तोष मान लेना चाहिए जो मामूली देहातियोको प्राप्त 
हो सकता है। अगर मे स्वास्थ्य-सुधारके लिए कही बाहर जाऊँ तो में यह देखने का 
मानो एक अवसर गँवा देता हूँ कि जब तन्‍्दुरुस्ती खतरेमें होती है, तब गाँवोके 
लोग कया करते हैं। 

मुझे हालमें जो मलेरिया हुआ, उसने मुझे इस निरचयपर जल्दी पहुचा दिया 
कि में इस बातका गरहराईसे अध्ययन करूँ कि सेगाँवसे यह मलेरिया किस तरह 


२ अक्तूबर, १९३४ में, देखिए खण्ड ७५९ । 
६३-२१ 


जल्दी भगाया जा सकता है। मेरे आसपास तमाम खेतोमे पानी भरा रहता है। 
फसले सड रही है। आप जमीनपर चलना चाहे तो घुटने-घुटनेतक कीचड मिलेगा। 
सौभाग्यसे मेरी सुविधाके लिए जमतालालजी के खेतोमे से एक पक्का रास्ता बना 
लिया गया है, जिसकी वजहसे किसी तरह आदमी वधसे सेगाव आ-जा सकता है। 
इस रास्तेके कारण मनुष्य और पशुओको भी काफी आराम हो गया है। कुछ मित्रोकी 
सलाह मानकर अगर में बरसातके बाद सेगाव जाता, तो पिछले दो महीनोकी 
भारी वर्षाका यह अनमोल अनुभव मुझे कहाँ मिल सकता था? अबतक मैंने 
जो-कुछ देखा है, उससे तो मेरा यह निश्चय पक्का हो गया कि मुझे कभी सेगाँव 
नही छोडना चाहिए, चाहे प्राण भी क्यो न खतरेमे हो। मित्रोसे भी मेरा यही 
अनुरोध है कि वे मेरे इस निरचयके पालनमें मेरी सहायता ही करे और मेरे 
साथ परमात्मासे वे भी प्राथना करे कि वह खुद मुझे भी इस निरचयपर डटे 
रहने का बल दे। 

[ अग्रेजीसे | 

हरिजन, १९-९-१९३६ 


३७४ पत्र; अमृतकोरको 


सेगॉव 
२० सितम्बर, १९३६ 


प्रिय विद्रोहिणी, 

मेरी अहिसाको स्वयं यूणत अपनाये बिना ही यदि तुम उसका पक्ष-प्रतिपादन 
करती रहोगी तो इस बातका भय है कि ताईकी आँखोमे तुम्हारी साख खत्म हो 
जायेगी। परीक्षाकी घडी उपस्थित होनेपर हमारे अन्दरका हिल्र पशु हमारे ऊपर 
हावी हो जायेगा, इस बातसे हमारी स्थिति में कोई अन्तर नही आता, बरतें कि 
हमारे अन्दरका हित पशु जिस समय जगा हुआ हो उस समय भी हमें इस बातका 
ज्ञान रहे कि हम गलत कार्य कर रहे है। तथ्य तो यह है कि शका और सन्देहके 
इस युगमे हमें अपनी स्थितिके ऊपर पूरा भरोसा कभी नहीं रहता। हमे निरुत्तर 
कर देनेवाला कोई आकर्षक तक हमे उलझनमे तो डाल देता है परन्तु उससे अपनी 
बुद्धि पर हमे जो अहकार है, वह कम नहीं होता। अहिसा, सन्तति-निम्नरह आदिके 
प्रघन चिरन्तन प्रश्न है। इसलिए अन्तत तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मेरे 
विचारोके बचाव कुछ कहने का कभी प्रयास न करो। यह तो मुझे पता है 
कि जहाँतक तुम्हारे अपने विचारोका सवार है, तुम किसीके भी सामने उनका 
अच्छी तरह पक्ष-समर्थन कर सकती हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे साहचयके कारण 
लोगोकी दृष्टिमे तुम्हारी असाधारण योग्यताका मूल्य घट जाये। बल्कि मैं तो यह 


पत्र अमृतकौरको ३२३ 


चाहूगा कि कहा जाये कि वर्धा आना आरम्म करने के बाद भी तुम्हारे शरीर या 
बद्धिमे कोई ह्ास नहीं हुआ है। 

मुझे प्रसन्‍नतता है कि शम्मी अब तुम्हारे एक्जीमाका इलाज कर रहे है। 
तुम्हे अपने पावोके विषयमे दुख नहीं करना चाहिए। क्‍या यह अच्छा नही कि 
अन्दरका विकार अब बाहर निकल रहा है? ध्यान रहे कि इलाज ऐसा हो जो 
रोगको दबाये नहीं बल्कि मिटा दे। 

आजा है, पृष्ठ ४ को पढने में तुम्हे कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि तुम उसको 
इसीका अश समझोगी तो कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम मेरा तात्पय॑ समझ गई 
होगी । 

निकटतम सम्बन्धियोमे भी कुछ छोग निलेज्ज हो सकते है। मै भी उसी श्रेणीका 
हूँ। इसलिए जबतक में मेंगवाऊं नहीं, थर्मस मत भेजना। मैं तुम्हे विश्वास 
दिलाता हूँ कि मुझे काफी गर्म पेय मिल जाते है। इस विषयमे तुम्हे चिन्ता करने की 
आवश्यकता नही है। 

तुमसे में पूृपतत्त सहमत हूँ कि स्त्रियाँ पुरुषोकी अपेक्षा अच्छी परिचारिकाएँ 
होती है और छोटी-छोटी बातोका ज्यादा ध्यान रखती है। परन्तु आधुनिकाओके 
लिए भी यह बात लागू होती है या नही, यह तो तुम मुझसे अधिक अधिकारसे 
कह सकती हो। 

तुम्हारे इधर हालके पत्नोसे मुझे कुछ चिन्ता होती है। तुम फिरसे अधिक 
श्रम करने लगी हो। जब भी तुम्हे शारीरिक या मानसिक थकान हो, उस समय 
“ता” कहना सीखो। 

बा और मन्‌ कल दिल्‍ली चली गईं। लीलावती अभी भी मगनवाडीमे है। 
आज मीराको बुखार आने की पारी तो थी परन्तु इस समय तक नही आया है। 

खान साहब और मेने तुम्हारे भेजे सेब बडे स्वादसे खाये। 

अच्छा, आज अब बस। 

सप्रेम, 

बापू 


मूल अग्नेजी (सी० डब्ल्यू० ३५९१) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६४०० से भी 


३७५ पतन्न; महादेव देसाईको 
२० सितम्बर, १९३६ 


चि० महादेव, 

लिफाफ भेजना। 

अमतुस्सलामके बारेमे डॉ० शाहसे पूछना कि वह कैसी है, क्‍या करती है, 
क्या अच्छी हो जायेगी, आदि। 

क्या तुमने बम्बईसे आते रहनेवाले पार्सलमे कुछ खट्टे नीबू भी रखने के लिए 
लिख दिया था? अभीतक तो नही आये। 

“ हिन्दुस्तात टाइम्स में प्रकाशित बा का पत्र पढा। इसमें बा की बेदना तो है 
ही, देवदासकी वेदना भी है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११४८८) से । 


३७६ पत्र; अमतुस्सलामको 
२० सितम्बर, १९३६ 


चि० अमतुस्सल्ाम, 

कसी मूर्ख है! तेरे खत कोई पढता नही है। और पढे तो तुझे उसमे शरमाने 
की क्या बात है ? तेरा एक्सप्रेस खत देरसे मिला, इसलिए तेरा काम सफर नहीं हुआ, 
ऐसा ही माना जायेगा न? तेरे अक्षर पहचानकर ही उसे किसीने पढा नही। 
लेकिन तेरी मुखेता दिखाने के लिए महादेवको मैने पढ़कर सुनाया और हम दोनो हँसे। 

तू गुजराती या हिन्दीमे क्‍यों लिखती है”? जरूर उर्दूमे लिख। तेरे अक्षर साफ 
है। मुझे पढने मे जरा देर लगेगी, उसकी फिक्र नही। 

कान्तिके लिए तू पैसे दे और वह बात मै उससे न कहूँ, यह मैं कैसे समझ 
सकता हूँ ? तूने अपन साथ इस बारेमे चर्चा करने की मनाही की थी। उसे मैने 
माना। कान्तिकों जरूर मैने फटकारा। तब कान्तिने लिखा कि तेरी मॉग अभी 
की न थी। बाकी तो तू अपने-आप दुखी हुआ करेगी तो मै क्‍या करूँगा ? 

ऑपरेशनका जो तय हो वह बताना। 


इ२४ 


पत्र घनदयामदास बिडलाको ३२५ 


सान्ताक्ुज पो० आ० का खत मिला ? अब तो खतकी शिकायत नही है न? 
जरा तो सयानी बन। जरा तो हँस। तू अपने-आप जो दुखी होती है, इससे तेरी 
कोई खूबी जाहिर नहीं होती। 


बापूके आशीर्वाद 
गृजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ३४८) से। 


३७७ पत्र  घनव्यामदास बिडलाको 
२० सितम्बर, १९३६ 


भाई घनद्यामदास, 


परमेदवरी, पारनेरकर, सरयूप्रसाद, दितकर और धर्माधिकारीको तीन दिन दिये। 
पेट भरके बाते की | सबके अभिप्राय भिन्न है। पारनेरकर डेरोका कब्जा लेने के लिये 
तैयार नही है। परमेश्वरीके १६ सालका प्रयोग मिटा देना अच्छा नहीं लूगता है। 
पूर्ण निणय में नही कर सका हूँ क्योकि इस कामको खतम करने में दो-तीन मास तो 
चले ही जायेगे। मेरा अभिप्राय है कि परमेश्वरीको और रु० २००० डीसेम्बर ३१ के 
खर्चके लिए दिये जाये। फसल बोने की कुछ बात है सो तो बोने का मैने कह ही दिया 
है। जैसे रु० ५०० दिये है ऐसे ही रु० २००० उसको दिये जाय और अत जो 
कुछ भी हो रु० २५०० काम पर फस्टे चारज रहे। इतनेमे हमारे कही भी मिलकर 
अतीम निणय कर लेना चाहिये। अकतुबर श५को तो मुझे बनारस जाना ही होगा। 
जमनालाल भी वही होगे । परमेदवरीको मैने यह भी कहा है कि वह गवरमेट एक्स- 
पटेका अभिप्राय लेवे। 


बापुके आशीर्वाद 


सी० डब्ल्यू० ८०२३ से, सोजन्य घनश्यामदास बिडला 


१ भारत मात्रा मन्दिरके उद्घाटन के लिए। 


३७८ पत्र जी० एस० एन० आचारयेको 
[२१ सितम्बर, १९३६ के पूव ] 


मुझे बिलकुल ज्ञान नहीं था कि आन्ध्रदेशमे हिन्दी-प्रचारके विरुद्ध कोई आन्दो- 
लन है। परत्तु में भी भिन्न-भिन्न प्रान्तोकी समृद्ध भाषाओको स्थान-च्युत करने के 
प्रयासका विरोध करूँगा। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि हिन्दी उनका स्थान ग्रहण करे, 
बल्कि उद्देश्य यह है कि अत्तर्प्रा्तीय सम्पकके माध्यमके रूपमे हिन्दी उनकी पूरक 
बने । अत हिन्दीका प्रचार प्रान्तीय भाषाओके विकासमे बाधक नही होगा, प्रत्युत 
उन्हे अधिक समृद्ध करेगा। 


| अग्रेजीसे | 
हिन्दू, २२-९-१९३६ 
३७९ पत्र . अमृतकौरको 
सेगाँव, वर्धा 
२१ सितम्बर, १९३६ 
मूर्खा रानी, 


तुम्हारा एक्जीमा मिटना ही चाहिए। परन्तु कैसे, यह मुझे पता नहीं। क्‍या 
गस्मी इस बातका समर्थन करेगे कि जिस भागपर एक्जीमा है वहाँ पहले हलकी' 
मापका सेक दिया जाये, फिर बफकी पट्टी रखी जाये? यदि उचित समझो तो इसकी 
चर्चा उनसे करके देखो। फिर भी तुम्हे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योकि यह तो 
एक चर्म-रोग है। अगर इसपर सोचना छोड दोगी तो यह रोग ज्यादा जल्दी ठीक 
हो जायेगा। मेरा कितना मन करता है कि मैं इस समय तुम्हारे पास होता, पर 
वह तो असम्भव है। 

फील्डेनससे' मेरा अभिवादत कहता ओर मेरी ओर से बताना कि अपने 
स्वास्थ्ययों खतरेमे डालकर वे जितना काम कर रहे है उसका कोई औचित्य नही 
है। उन्हे छुट्टी लेकर अपना स्वास्थ्य शीघ्र सुधार लेना चाहिए। और कडे मलेरियाका 
असर तो बडा बुरा बताया जाता है। 


१ जिस रिपोट में यह पत्र दिया गया है, वह दिनाक “२१ स्ट्िम्बर, १९३६ ” के अन्तगेत 
छपी थी | 
२ लॉयनेल फोल्ढेन, ऑल इटिया रेडियोके प्रथम महान्दिशक। 


३२६ 


पत्र भूलाभाई झ० देसाईको ३२७ 


पता नहीं तुम्हे महादेवने यह गप्प बताई या नहीं कि पिछले शुक्रवारकों सुबह 
१० बजे हृदय-रोगसे मेरी मृत्यु होनी थी। यह सूचना किसी विद्वान्‌ पुरुषने बडे 
गम्भीर भावसे जमनालालजी को दी थी, जिन्होने मुझे सब-कुछ बताया। उन्होने इस 
सूचनाकों हँसीमे उडाने की कोशिश तो की, परन्तु बेचारे डॉ० महोदयको यहा रात 
बिताने को भेजे बिना न रह सके। डॉ० महोदय अचन्त्येष्टि-क्रिया सम्पन्न करने के गोरव 
से तो वचित रह गये परन्तु उनकी उपस्थिति बहुत काम आई, क्योकि उस दिन 
सयोग से मीराको खूब तेज बुखार था। 

आशा है, मेहमानोके आगमनसे तुम्हारे कमजोर शरीरपर बहुत भार नहीं 
पडा होगा । में चाहता हूँ कि तुम सर्दीके मौसममे कही छिपकर रह सकती । जिमलासे 
तो और कोई भी पहाड अच्छा रहेगा। एक बार महाबलेश्वर या ऊठी आजमाना 
क्या असम्मव है? 

सप्रेम, 

डाक्‌ 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५९२) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६४०१से भी 


३८०, पत्र; भूलाभाई झ० देसाईको 
२१ सितम्बर, १९३६ 


भाईश्री भूलाभाई, 

ससदीय चुनावका पूरा भार उठाये -- पैसेका और कामका भी। आप खुद तो 
अधिकसे-अधिक गैसा देगे ही, साथ ही दूसरोसे भी दिलवायेगे। यह काम मुख्य रूपसे 
आपका ही है। बादमे दूसरोका है। 

धीरू और मधुरी मजेमे होगे। दोनोको आशीर्वाद | 


बापूके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजरातीसे भूलाभाई देसाई पेपसे, सौजन्य नेहरू स्मारक प्ग्रहालय 
तथा पुस्तकालय 


१ देखिए “पत्र कान्तिलाल गाधीकों ”, १८ ९-१९३६ । 


३८१ पत्र; घनश्यामदास बिडलाको 
२१ सितम्बर, १९३६ 


भाई घनद्यामदास, 


मेरा अभिप्राय दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जाता हे कि सब प्रातो को हरिजन 
सेवा के बारे मे अपने २ प्रातों में आवश्यक धन इकट्ठा करना चाहीए। मध्यवर्ती 
केन्द्रसे पैसे जाय और प्रातों का काम चले वह काम चिरस्थायी कभी नहीं हो सकता 
है और उससे हमको सवर्ण हिंदु दिल की परिस्थिति का भी पूरा ख्या[ ल] नहीं 
मिलेगा। मजबूर होकर हमारे कामको कम करना पडे उससे अच्छा यह होगा कि 
हम अपनी मर्यादा को पहचान ले। 

इसका सार यह होता है कि आज ही सब प्रात अपना बजेट उपरोक्त दृष्टि से 
देवे और उसे देखकर हम प्रत्येक को जो सहाय एक-दो वषके लिये दे सके सो 
देवे। मैं हमारे काय को सिर्फ धार्मिक दृष्टिसे देखता हु। इसलिए हमारे कारये का 
विस्तार थामिक भावना के त्यागी सतके मिलने पर निर्भर रहेगा। घन उनके पीछे २ 
चलेगा। धनके पीछे वे नहीं आवेगे। यदि यह बात हमारी काउसिलके सामने स्पष्ट 
नही हुईं है तो दुर्माग्यकी बात है। 

इस बातका आखरी फैसला करने के लिये अगर काउसिलकी बैठक वर्धा रखना 
आवश्यक समझा जाये तो रखी जाये। 


आपका, 


मोहनदास गाधी 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ८०२२)से, सौजन्य घनश्यामदास बिडला 


३२८ 


३८२ पत्र जोहरा अन्सारीको 
२१ सितम्बर, १९३६ 
प्यारी बेटी जोहरा, 


तुम्हारे निकाह पर में तो नहीं आ सकता हूँ लेकिन मेरी रुह तो तुम्हारे 
साथ होगी ही। तुम दोनोके लिए मेरी दुआएँ उस रोज मिलेगी। खुदा तुम दोनोको 
उमर दराज करे ओर दोनोको खुश रखे। 
बापुकी दुआ 
महात्मा, भाग ४, पृ० ११२-१३ के बीच प्रकाशित उद्की प्रतिकृतिसे 


३८३ पत्र; मार्गेरेट स्पीगलकों 


सेगॉाँव, वर्षा 
२२ सितम्बर, १९३६ 
चि० अमला, 


मुझे खुशी है कि तुमने गुजराती और हिन्दीका अभ्यास चालू रखा है। भला 
तुम्हे यह क्‍यों रगा कि मुझे अब तुम्हारे हिताहितमें कोई रुचि नहीं रही ? यह भी 
खुशीकी बात है कि तुम अब कुछ बडे मकानमें हो। तुम्हे अपनी बीमारीसे पिड़ 
छूुडाना ही है। तुम्हारी माँ के आने में अडचने पड रही है, यह बडे दु खकी बात 
है। खैर, हम आश्या रखे कि अन्तत वे आ पायेगी। 
स्नेह । 
बापुके आशीर्वाद 
[अग्रेजीसे | 


स्पीगल पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय 


ईै 


१ २७ सित्तम्बरकों शौकतसे। देखिए “पत्र अमतुस्सलामकों ”, २० ९ १९३६। 
३२९ 


३८४ पत्र; अमृतकोरकों 


२२ सितम्बर, १९३६ 
मूर्खसा रानी, 
एक ही दिन एकके-बाद-एक तुम्हारे दो पत्र आये। मुझे पता है, मेरे पत्रोसे 
तुम्हे सुख मिलता है, इसलिए यथासम्भव शीघ्र लिखता रहता हूँ। 
मेरी बडी इच्छा है कि दिसम्बर और उसके उपरान्त तुम्हे अपनी देखरेखमे 
रखू, परन्तु पहले तुम्हारा एक्जीमा ठीक हो जाना चाहिए। सरदार वल्लभभाई वहाँ 
२४ तारीखको पहुँचेगे। मैने उनसे कहा है कि तुम्हे देशमुखको ' दिखला दे। वे सब 
रोगोकी अच्छी जानकारी रखते हैं। ज्ञायद वे सही उपचार बता सके। विश्वास 
करता हूँ कि शम्मी इसका बुरा नहीं मानेगे। 
दस्मीको तो में अवश्य लिखगा ही कि तुम्हे दिसम्बरसे फरवरीके बीच मेरे पास 
रहने दं।। परन्तु में अभी लिखना नही चाहता, या तुम जब कहोगी तभी लिखूँगा। 
तुम्हारे पता भेजते ही में बद होनेवाला चरखा भेज दगा। उसे खास कहकर 
बनवाना होगा। 
अपने पत्रोके विषयमे तुम्हारा कहा में समझ गया। तुम्हारी इच्छाका अक्षरश 
पालन होता है। 
मुझे तो लगता है, तुम शम्मीकी इच्छानुसार मास लेना शुरू कर दो। तुम्हे 
ओषधके रूपमे मास लेने से तो इनकार नही होगा। अभी तुम्हारे अन्दर बैसी स्वतन्त्र 
विवेक-बुद्धिका विकास नहीं हुआ है। यह विकास धीरे-धीरे और स्थिर रूपसे होने 
दो । यदि में मासका औषघ-रूपमे भी धर्म मानकर प्रयोग नही करता तो तुम मान सकती 
हो कि यह मेरी एक जीवन-व्यापी साधना है, जिसका आरम्भ मैने स्वतन्त्र और खूब 
अच्छी तरह सोच-विचारकर किया था। खेर, यदि शम्मीको पूरा भरोसा है कि वे 
तुम्हे ठीक कर छेगे, तो में आग्रह करूँगा कि तुम इस मामलेमे उनकी बात मान 
लो। लेकिन जो असम्भव हो उसकी आशा तो उनसे भी नहीं रखनी चाहिए। 
सप्रेम, 
डाक्‌ 
श्री राजकुमारी अमृतकौर 
मैनरविले 
शिमला डब्ल्यू० 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७४३) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६८९९ से भी 


१ डॉ० पंजाबराव देशमुख । 
३३० 


३८५ पत्र; लीलावती आसरको 


२२ सितम्बर, १९३६ 
चि० लीलावती, 

' पृथ्वीवल्लभ' पुस्तक पूरी करके तुझे मेज रहा हूँ। तू ध्यानसे किन्तु जल्दी 
पहुँचाना, और बादमे जो विचार तुझे सूझे वे मुझे बताना। यह पुस्तक काका 
साहबकी है। इसमे दाग न पडे, निशान भी मत छगाना। इसमें जो निशान है वे 
मैने नहीं लगाये है। दूसरेकी पुस्तकमें कभी निशान नहीं लगाने चाहिए। 

कल तेरा पत्र और इलोक मिले। इलोकोका अथ समझने के लिए समय न 
दिया जाये तो उनका अर्थ कैसे लगा सकती है” मनको थोडी तकलीफ तो देनी 
चाहिए न? यह तो मेने तुझे कमसे-कम और सरलसे-सरल काम सौपा है। आज 
भी तू स्वप्नमे दिखी, यह कितने दुखकी बात है” कितना अच्छा होता यदि 
मुझे तेरी चिन्ता न करनी पडती! 


बापूके आशीर्वाद 


गूजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३४७) से। सी० डब्ल्यू० ६६२२ से भी, 
सौजन्य लीलावती आसर 


३८६ पत्र; जयन्ती एन० पारेखको 


२२ सितम्बर, १९३६ 


चि० जयन्ती, 

तेरा पत्र पढने छायक समय भी आज ही मिल सका। उसे पढने के तुरन्त बाद 
कातते हुए यह जवाब लिखवा रहा हूँ। तूने पत्र अपने जन्म-दिवसपर लिखा था। तू 
दीर्घायु हो और ऐसा काम कर कि जिससे पूर्वजों और देशका नाम उज्ज्वल हो। 
टुकडीके बारेमे तेरा तक समझ गया, वह ठीक है। किन्तु टुकडीको कभी भी भग नही 
किया गया। जो इसमे विश्वास करते हैं उनके लिए तो वह आज भी मौजूद है। 
किन्तु मुझे यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि ऐसा माननेवाले लोग बहुत थोडे 
है। तू अब मुक्ति माँगता है, सो में तुझे दे रहा हू। यो इसके पहले अगर मुझे 
फ्रसत मिले तो में थोडी बातचीत कर छेता। किन्तु यह केवल मेरे मनके सन्तोषके 


१ कन्हैयालाल माणिकलाल मुशीका गुजराती उपयास | 
२ एक आश्रमवासती, जो बादमें साम्पवादी हो गये थे। 


३३१ 


३३२ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


लिए हे। कई बार यह सन्‍्तोष मुझे छोडना पडा है। इस बार भी ऐसा ही किये 
लेता हूँ। तेरी अन्तरात्मा जो-कुछ कहे, अवश्य तू वही करना। तेरी उन्नति इसी 
बातमें है। इतना ही याद रखना चाहिए कि अन्तरात्मा जो-कुछ कह रही है, उसे 
भली भॉति समझ लिया जाये। खूनी आदमी अन्तरात्माकी आवाज सुनकर खून करता 
है, इसी तरह व्यभिचारी व्यभिचार करता है और चोर चोरी करता है, किन्तु हम 
ऐसी प्रेरणाकों आत्माका अच्तर्नाद नहीं कह सकते। अनुभवी छोगोने इसकी यह 
मयादा बाँध दी है कि अच्तर्नादका आश्रय वही लछोग ले सकते हैं जिन्होंने उससे 
सुनते की शक्ति प्राप्त कर ली है। प्रायः इस बातको स्पष्ट रूपसे समझा नहीं जाता 
और इसलिए धघमके नामपर प्राय लूटपाट की जाती है। किन्तु तुझे तो यह बात 
विस्तारसे समझाना जरूरी नहीं है। मुझे बीच-बीचमे लिखते रहना। मेरा पत्र- 
व्यवहार तो बहुत-से समाजवादियोके साथ होता रहता है। गृजरातके समाजवादी 
बन्चुओके साथ मेरा पत्र-व्यवहार नहीं है। यदि मैं अपनी ओरसे इस प्रकारके 
पत्र-व्यवहारके लिए पहल करने चल तो मेरी धज्जियाँ उड जाये। जो मुझे लिखते है मैं 
उन्हें उत्तर दे देता हूँ । आजकल तो में इस कामको भी सक्षिप्त बना रहा हूँ। कारण 
यह है कि फिलहाल मेरी वृत्ति सेगावमे डट जाने और उसीमे ड्ब जाने की है। मेरा 
यह विचार पूरी तरहसे सफल न हो तो भी में जितना कर सकता हूँ उतना तो 
मुझे करता ही चाहिए न? और में वैसा कर रहा ह। इसलिए थोडा-बहुत 
पत्र-व्यवहार इस कारण बन्द हो गया है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२६३) से । 
३८७ पत्र; नारणदास गाधीकों 
सेगॉव, वर्धा 


२३ सितम्बर, १९३६ 

चि० नारणदास, 

में कोशिश तो कर रहा हूँ कि किसी-त-किसीकी भेज सकू। सरहदी गाघी 
तो कही नहीं मेंजे जा सकते। इसलिए तुम्हारी कठिनाई समझ पा रहा हूं। 

तुम जो नाम सुझाना चाहो, सो तो सुझाते ही रहना। सोराबजी ने कितना 
पैसा भेजा था, यह बहीमे क्यो नहीं मिलता? डर्बनसे तकाजा आता ही रहता है। 
शायद छगनलाल [ गाधी | को मालूम है। शायद छगनलाल' जोशीको भी मालूम है। 
बही तो है ही। कोई भी उसमे छानबीन करके जानकारी पा सकता है। हमारे पास 
बहियाँ हैं ही कितनी ?” इसमे क्‍या मुश्किल है? 

इसके साथ जयसुखलालका पत्र भेज रहा हूँ। उसमें छगमतराल जोशीकी शिका- 
यत को गई है। मैने उन्हें लिखा है कि उन्हे चाहिए कि मुझे जोशीको शिकायते 


पत्र कान्तिलाल गाधीको ३३३ 


बता देने की अनुमति दे। उहोने अनुमति दे तो दी हे, किन्तु यह भी कहा है कि 
में वह पत्र तुम्हारे माफंत भेज और तुम्हारी राय भी जान लँ। इसलिए पत्र तुम्हारे 
पास भेज रहा हुं। अपनी राय जरूर सूचित करना। यदि तुम अनुचित न समझो 
तो यह पत्र जोशीको दिखाकर कहना कि वह अपना उत्तर मुझे लिख भेजे। यदि 
तुम चाहोगे तो में स्वयं यह पत्र जोशीको भेज दँगा। 

अपने जन्म-दिनपर तो तुम हजारो आशीर्वाद मिले, मान सकते हो। मैने तो 
तुमसे बडी आशाएँ रखी है। वे फलीभूत भी हुई है और आगे भी होगी। सच्ची 
परीक्षा तो मेरे न रहनेपर ही होगी न? में ऐसा मानकर बैठा हूँ कि तुम उस 
परीक्षामे उत्तीण होओगे। 

मुझे ३० तारीखको अहमदाबाद पहुँचना है। वहासे उसी दिन नडियाद चल 
देता पडेगा। उसके पहले बुजु्गोके दर्शन कर लेने की इच्छा प्रबल होती जा रही है। 
इसलिए जहॉतक बनेगा, वहाँ झॉक लेने की कोशिश करूगा। बुजुर्गोका आशीर्वाद लेकर 
चला जाऊँगा। कोई धूम-धाम मत करना, किसीको खबर मत देना। मुझसे कोई 
दूसरा काम न लिया जाये। बहुत हुआ तो एक रात रहँगा। सम्भव है, समय ही 
न रहे और सुबह पहुँच, रातको चला जाऊंँ। मेरे लेखे यह तीथयात्राके सिवाय और 
कुछ नही है। तुम भी मेरा कोई और उपयोग करने का विचार छोड देना । नानाल्‍छाल, 
जोशी वगरह तो जान ही छेगे। यो तो शुक्ल साहबको भी सूचित करना पडेगा। 
किन्तु सब यही समझे कि मेरा राजकोटका आना-तन आना बराबर है। सम्भव है, तब 
खान साहब भी मेरे साथ रहे। उस समय उनका उपयोग किया जा सकता है। 
किन्तु पहलेसे इसकी डोडी नहीं पीटनी है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५०५ से भी, 
सौजन्य नारणदास गावी 


३८८ पतन्न : कान्तिलाल गाधीको 


२३ सितम्बर, १९३६ 
चि० कातन्ति, 
तेरा पत्र मिला। अमतुस्सलछासके बारेमे तुझे दुखी नहीं करता चाहता। तू 
वहाँ जाकर मिल आया, इससे मुझे सन्‍्तोष है। 
मच्छरदानी काममें छाता है, यह ठीक ही किया। किन्तु चाहे जितनी सुविधाएँ 
लेनेपर भी ज्वर नही आयेगा, ऐसा मानकर मत चलना। पढने-लिखने में मर्यादाका 
पालन करना। दिन-भर अभ्यास किया हो, तो फिर रातमे आँखोको कष्ट क्यो 
देना चाहिए ? 


रे३े४ सम्पूण गाधी वाहमय 


सरस्वतीके बारेमे लिखना भूल गया था। इस विषयमे रामचन्द्रनसे पूछूँगा ओर 


फिर खबर दूगा। 
देवदासकों तो लिखता ही रहता होगा। बा को भी छोटी-मोटी चिट्॒ठी 


लिखने से वह प्रसन्न रहेगी। मैने तुझे लिखा या नहीं कि बा और मनु देवदासके 
पास गई है? अमृतछाल और प्यारेलाल आनेवालो में नये है। लछीछावती अभी 


मगनवाडीमे ही हे। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३०६) से, सोजन्य कान्तिलाल गाधी 


३८९ पत्र; ब्रज॒कृष्ण चॉदीवालाको 
२३ सितम्बर, १९३६ 


चि० ब्रजक्ृष्ण, 

तुम्हारा खत देका के बारेमें मुझको महादेवने दिया। देका का खत मैने पढ़ 
लिया। देवयोगसे शकरलाल भी यहा है। उनसे भी बाते कर ली। देका पर 
जो खत मैने लिखा है उसकी नकल इसके साथ है। उससे पता चलेगा कि तुम्हारे 
देका के बारेमे चिता करने की कोई कारण नही है। कुछ दिनोके पहले मैने तुमको 
खत लिखा था, वह मिलछा होगा। माताजी का स्वास्थ्य खराब होने का पढकर दुख 
हुआ। अब अच्छी होगी। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४४४) से । 


१ उपलब्ध नहीं है। 


३९० पत्र; सुन्दरलालको 
२३ सितम्बर, १९३६ 


प्रिय सुन्दरलाल, 

तुमने अच्छा किया जो मुझे यह पत्र लिखा।'* मेने मौलाना अब्दुल हक का 
वक्तव्य नहीं देखा है, उसका केवल कुछ अश देखा था। उस वक्‍तव्यकी एक प्रतिलिपि 
मुझे भेज दो। 

इस सम्बन्ध मैने जो-कुछ किया है वह केवल छुद्ध भावनासे। मेरी स्थिति 
ह-ब-हु वही है जो १९२० में थी। मेरा प्रयास यह रहा है कि नामके बारेमें सहमति 
हो जाये। इसी कारण मैने काग्रेससे हिन्दुस्तानी” शब्दको पास करवाया। हिन्दी 
साहित्य सम्मेलतमे में ऐसा नहीं कर सका, इस कारण इन्दौरमे हिन्दी” शब्दके 
तात्पर्यका स्पष्टीकरण करवाया। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलनमे' में इससे एक 
कदम और आगे बढा। मेरा उद्देश्य वही था, यानी हिन्दुओ तथा मृसलमानो द्वारा 
प्रयुक्त भाषाके दो स्वरूपोको एक नाम देता और उन्हें वास्तवमे एक भाषा बना देवा। 

तुमने स्वयं लिखा है कि उर्दू” नाम देने के विशेष कारण थे। इस विषयमे 
कोई भी मशा थोपने का मेरा कोई इरादा नही था। 

मैने व्याकरणके सम्बन्धमे जो कहा, उसे भी तुम स्वीकार करते हो। यदि 
हिन्दी लेखक दूसरे प्रकारकी भूले करते है तो उससे मेरे कथनका न तो खण्डन 
होता है न वह ग़लत सिद्ध होता है। 

इस समय जो गलतफहमियाँ है वे निश्चय ही दूर हो जायेगी। क्योकि वे 
बिलकुल निराधार है। उर्दूको छोड देने की मेरी कतई कोई इच्छा नही है। में 
उसका पर्याप्त मान करता हूँ और उसको काफी महत्त्व देता हूँ। प्रतिदिन उर्दकी 
कोई-न-कोई चीज पढता हूँ । अनेक मुसलमान भाई-बहनोको उर्दूमे खत लिखता हूँ। 
मुझमे पर्याप्त घेयें है। 


१ सुन्दरलालने अपने पत्रमें इस बातपर खेद प्रकट किया था कि हिन्दी-उद विवाद जेसे मुख्यत 
साहित्यिक मामछेको साम्प्रदायिक प्रशक्ष बनाथा जा रहा था। दोनोंके व्याकरण गौर मुद्दावरोकी तुलना 
द्वारा सुन्दरलालने यह दिखाया था कि दोनों भाषाएँ मूख्त एक ही हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि 
उठ और हिन्दीके छेखक एक आम भाषा हिन्दुस्तानीके निर्माण और विकासमें बाधक हो रहे है ऑर उसके 
व्याकरणमें उलझनें डाल रहे थे। उन्होंने घह भी दर्शाया था कि “हिन्दी' था “डदृ? दो में से कोई भी 
शब्द इस आम भाषाका ठीक बोध नहीं कराता । 


२ नागपुरमें २४ और २० अप्रेड, १९३६ को, देखिए खण्ड ६२, ५० ३७०-७३ | 
शे३५ 


३३६ सम्पूण गाधी वाहमय 


मेरे विचारमे, मैने तुम्हारी सब बातोका स्पष्टीकरण कर दिया है। यदि कुछ 
और शकाएँ बचे तो फिर देख लेगे। इतना लिखने को भी मुश्किलसे कुछ क्षण 
निकाल पाया हूँ । 


तुम्हारा, 
बापू 
[ पुनश्च | 
एक बात और। तुमने जो वाक्य उद्बत किये है उनकी भाषा मेरी नही है। 
तुमने उन्हे कहॉसे लिया? 
[ अग्रेजीसे | 
सर्चछाइट, ९-१०-१९३६ 


३९१ प्रस्तावना गीतापदाथकोष' की * 


सेगाँव, वर्धा 
२४ सितम्बर, १९३६ 


काकासाहबने अपने “दो हाब्द ” में बताया है कि यह कोष बारह वष पहले 
तैयार हो गया था और जैसा होना चाहिए वैसा न होने के बावजूद अब क्‍यों 
प्रकाशित हो रहा है। 

जिन्हे मेरे नामसे प्रकाशित [ गीता के] अनुवादमे कुछ भी रस है, उनके लिए 
यह कोष सहज ही आवश्यक हो जाता है। सम्भव है, दूसरे गीताम्यासियोके लिए भी 
यह कोष उपयोगी हो। उन्तको मेरा यह सुझाव है कि यदि “पदाथकोष ' में दिया 
हुआ अथ उन्हें न रुचे और दूसरा अर्थ अधिक प्रिय मालूम हो, तो उसे वे उसीमे 
नोट कर ले। ऐसा करने से उनकी अपनी मनोभिरुचिका कोष बहुत थोडे परिश्रमसे 
तैयार हो जायेगा। और ऐसे गीताभ्यासी अगर अपना पसन्द किया हुआ अथ मुझे 
लिख भेजेगे तो में उनका आमार मानृगा। 

ज्यो-ज्यों में गीता का अभ्यास करता हूँ, त्यो-त्यो मुझे उसकी अनुपमता अधि- 
काधिक मालूम होती जाती है। मेरे लिए गीता' आध्यात्मिक कोष है। में जब कार्या- 
कायकी दुविधामे पड जाता हूँ, तब में इसीका आश्रय छेता हँ, और अबतक इसने 
मुझे कभी निराश नहीं किया। यह सच्ची कामधेनु है। पहले नित्य एक इलोक, फिर 


१ मूछ पत्र हिन्दीमें था, जो उपलब्ध नहीं है। 

२ यह प्रस्तावना पुरक्षकर्में “वाचनास्ते विनत्वीः (पाठकों से निवेदन) से तथा २५१० १९३६ के 
हरिजनबन्धुमें “ गीतारूपी कामपेनु” शीषकसे भी प्रकाशित हुईं थी। 

३ गाधीजी ने गीतापदार्थकोष १९२२ २४ के दरम्थात थरवडा जेलमें तेयार किया था। देखिए 
खण्ड २७५, पृ० १६७। 

४ अनासक्तियोग, देखिए खण्ड ४१ १०, ९२-१६७। 


प्रस्तावना गीतापदार्थकोष ' की ३२७ 


दो, फिर पाँच, फिर नित्य एक अध्याय, फिर चौदह दिनमें पारायण, और इधर 
अन्तमे कुछ वर्षोसे सात दिनका पारायण हममें से कुछ लोग करते आ रहे है, और 
खास-खास दिन खास-खास अध्यायका पाठ प्रात काल साढे ४ बजेके लगभग सुनते है। 
कुछ लोगोने, जो बहुत थोडे है, १८ अध्याय कठ कर लिये हैं। वारके अनुसार सबेरेकी 
दैनिक प्रार्थनामे यह क्रम चलता है 


शुक्रवार ९, २ सगलवार १३, १४, १५ 
शनिवार हे, ४, ५ बुधवार १६, १७ 
रविवार ६, ७, ८ गुरुवार १८ 


सोमवार ९, १०, ११, १२ 


इस प्रकारके विभागके विषयमे इतना ही कहना पर्याप्त है कि इसके पीछे 
एक विचारश्रेणी रही है। इस रीतिसे मनन करना अनुकलक पडता है, ऐसा 
अनुभव है। 

शक्रवारसे पारायण क्यो शुरू हुआ, यह प्रइन हो सकता है। कारण इसका 
इतना ही है खासे समयतक हमारा चौदह दिनका पारायण चलता रहा। 
यरवडा जेलमे सात दिनके पारायणका विचार मेरे मनमे आया और शुक्रवारकों वह 
विचार कार्यरूपमे परिणत हुआ, इस प्रकार तबसे पारायण-सप्ताह शुक्रवारको शुरू 
होता है। 

पारायणकी बातको यहाँ स्थान देने में दो हेतु है। एक हेतु तो यह बताने 
का है कि गीता -भकति आजकल हममे से कुछ लोगोको कहाँतक ले गई है, 
और दूसरा हेतु है, पाठ करनेवालो को अभ्यासके लिए श्रोत्साहित करने का मार्गे 
बताना । 

पर गीता का गान करके ही हम निहाल नही हो सकते। गीता धम का दशन 
करानेवाला कोष है, आत्माकी गृत्थियोको सुलझानेवाली एक प्रचड शक्ति है, दुखियोका 
आधार है, मूच्छासे जगानेवाली है--ऐसा जो मानता है, उसे ही गीता-गान' मदद दे 
सकता है। बिना अर्थ समझे हुए गीता-गान स्वतन्त्र रीतिसे मनृष्यका कल्याण करता 
है, ऐसा कहने का मेरा यहाँ बिलकुल आशय नही। उचित प्रयत्नसे पाले हुए तोतेकी 
“गीता” अवश्य कठ कराई जा सकती है, पर इससे तोतेको या उसके शिक्षककों 
रत्ती-भर भी पुण्य प्राप्त होनेवाला नहीं है। 

“गीता” जीवित, जीवन देनेवाली, अमर माता है। दूध पिलछा-पिछाकर पालने- 
वाली माता किसी दिन दगा देकर चली जायेगी। असख्य माताएँ अपनी सन्तानकों 
खतरोसे बचाने मे असमर्थ पाई जाती है, ऐसा हमारे देखने मे आता है। किन्तु गीता- 
माताकी शरण लेनेवाछा भयकर खतरेमेसे बच जाता है। यह नित्य जागृत” रहती 
है। कभी दगा नहीं देती। पर जैसे बगैर माँगे माँ मी नहीं परोसती, उसी तरह 
गीता-माता भी बिना माँगे कुछ नहीं देती। वह्‌ किसीको ग्रोदमे लेने से पहले उसकी 
कडी परीक्षा छेती है, पूर्ण भक्तिकी अपेक्षा रखती है। कोरी भक्ति भी काम आतनेकी 

६२-२२ 


३३८ सम्पूर्ण गाधी वाहइमय 


नहीं। वह तो अनन्य भक्ति चाहती है। इसलिए जो उसे सर्वार्पण करने के लिए 
तैयार नही, उसे शरण देने से वह साफ इनकार कर देती है। 

भौतिक विज्ञानके अभयासीको जब वह उसके पीछे पागल हो जाता है तब कही 
उसका वृछ दर्शन मिलता है। एम० ए०, बी० ए० होने की इच्छा रखनेवाले दित- 
रात पढते ही रहते है, इसके पीछे पैसा भी खर्च करते है, शरीर भी क्षीण करते है। 
इस तरह प्रयत्न करनेवालोमे से सभी विद्यार्थी पहली बारमे पास नही होते। उत्तीर्ण 
न होनेवाले, निराश न होते हुए, बार-बार प्रयत्न करते हैँ और उत्तीर्ण होनेपर 
ही शान्‍्त होते है। और अन्तमे --? 

गीतामृतका पान करने के लिए तो इन प्रयत्नोकी अपेक्षा बहुत अधिक प्रयत्नकी 
आवद्यकता होनी चाहिए, और है ही। पर इस अमृत-पानकी गरज कितनोको है” 
अगर गरज है तो तन-तोड प्रयत्त करने के लिए कितने तैयार होते है” हम यह 
जानते है कि मेरी बताई हुई दृष्टिसि गीता की भक्ति करनेवालो की सख्या 
नहीं के बराबर है। तो भी यह सभी स्वीकार करते हे कि गीता” समस्त उप- 
निषदोका दोहन है। कोई हिन्दू बगैर उसके ज्ञानके नहीं होना चाहिए। पर आज 
तो धम-मात्रकी कीमत घट गई है। इसके कारणोमे उतरने का यह प्रसग नहीं। इस 
निवेदनमे मैने तो, गीता-पदाथ ” प्रकाशित हो रहा है, इस निमित्तसे जिज्ञासुओका 
ध्यान गीता “रूपी रत्तकी ओर खीचने का और यह बतलछाने का प्रयत्न किया है 
कि उसका सदुपयोग किस तरहसे हो सकता है। यह प्रयत्न सफल हो 


मोहनदास करमचन्द गाधी 


[ गुजरातीसे | 
गीतापदार्थंकोष, पृ० त्तीन से छह 


३९२. पत्र; अमृतको रको 
२४ सितम्बर, १९३६ 


मूर्खा रानी, 

दाहिने हाथकों कुछ जाराम देने के छिए यह पत्र बाये हाथसे लिख रहा हूँ । 

लगता है, तुम सामथ्यंसे अधिक काम कर रही हो। तुम्हे इससे बचने का 
कोई मार्ग ढूँढ निकालना चाहिए। 

अखबारकी कतरन तो हास्यास्पद है। वे छोग तो झूठके बिना जी ही नहीं 
सकते। देखते-देखते वे तुम्हे हवामें विल्लीन कर देगे! तब तुम सब जगह बिना 
किसी सगी-साथीके उडती फिरोगी और यदि उडती-उडती सेगाँव आ पहुँची तो मुझे 
तुम्हारे लिए एक कोना देने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। परन्तु एक कठिनाई 
होगी, तुम तो मात्र बयार-जेसी सुक्ष्म होगी, तब तुम्हे पहचानूंगा कैसे ? खैर, जबतक 


पत्र एस० अम्बुजम्मालको ३३९ 


तुम्हे अशरीरी अस्तित्व मिलेगा, मेरी भी छठी सज्ञा विकसित हो चुकौ होगी, जिससे 
तबकत में वायवीं प्राणियो--या अप्राणियो -- को पहचान हूँगा। 

क्‍या तुम्हे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बकवास लिखने के अतिरिक्त और कोई 
काम ही नही है ” मैं तो तुमसे गपशप करना चाहता था। मै हमेशा तुम्हारे एक्जीमा 
पर उपदेश नहीं देना चाहता, और उस बेचारी कतरनने मुझे इस पत्रके लिए 
विषय-वस्तु प्रदान कर दी। 

सेब फिर आ पहुचे हैं। क्‍या ये भी तुम्हारे ही बागके है? 

सप्रेम, 


डाक्‌ 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५९३) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६४०२ से भी 


३९३. पत्र; एस० अम्बुशस्मालको 


२४ सितम्बर, १९३६ 

चि० अम्बुजम, 2 

तुम्हारे भेजे फल नियमसे आ रहे है और उनका सही उपयोग हो रहा है। 

में शनिवारकों सेगाव वापस आया। मैं अच्छा हूँ पर कमजोरी अभी भी 
बनी हुई है। मेरा बस चले तो यहाँसे कह्ठी बाहर जाना पसन्द ही न करूँ। 

तो, श्रीमती रगसामीने तुम्हे हिन्दी-कार्यके लिए २,००० रु० दिये है। 

किची अच्छा होगा ओर उसके माता-पिता भी | और तुम ? 

तुम्हारा रामायण का पाठ जारी है, यह जानकर खुशी हुई। 

स्नेह । 


बापू 


मूल अग्रेजीसी अम्बुजस्मारू पेपसे, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा 
पुस्तकालय 


१ सम्बोधन हिन्दीमें है। 


३९४. पत्र; अल्बर्ट हेनरी वेस्टको 


२४ सितम्बर, १९३६ 


फीनिक्सका प्रयोग तो मेरे लिए एक जीवन-व्यापी कार्य था। इसलिए यदि 
तुम कभी भारत आ सको तो देखोगे कि मै फीनिक्ससे भी सादे ढगसे रहता हूँ। 
मेरे सामने उस समय जो आदश था, वह बराबर कायम रहा है, यही नहीं, अब 
उसका अथ और भी विस्तृत हो गया है। 
[ अग्नेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई 


३९५. पत्र; बलवन्तसहको 
२४ सितम्बर, १९३६ 


चि० बलवन्तसिह, 

तुम्हारा खत मिला है। क्‍या जानू यह कब मिलेगा ? यहा तो सब ठीक चल 
रहा है। रोज छाछ होती है और मक्खन निकलता है। २। सेरमे से आज १४ 
तोला निकला, उसका घी १० तोछा। प्यारेलाल इस बारेमे उस्ताद बन गया है। 
मुन्नाठाल दुध की देखभाल कर रहा है। 

आज तो' बहुत पानी आया। 

किशोरलाल का खत इसके साथ है। अब तो ठीक है, दुर्बलता काफी है। 

महाराजसे कहो उनका खत मिली गया था। 

हा, सफाईका काम भी अच्छी तरह सिखा दो। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नक्ल (जी० एन० १८८७) से। 


१ सत तुकडढ़ोजी महाराज, बरव्ञसिह मोजदारीमें इनके आश्रममें पिजाई, कत़ाई भादि सिद्धाने 
गये थे। 


३४० 


३९६ पत्र एस० एस० केलकरको 


२५ सितम्बर, १९३६ 
भाई आइस, 
तुम्हे क्या कहूँ ” में तो बहुत चाहेँगा कि तुम मेरे पास रहो, परल्तु ज्योतिषमे 
तुम्हारे गहरे विश्वासके बावजूद मुझे तुम्हारी उपचार-पद्धति पर कोई आस्था नहीं 
है। तुम्हारी यह धारणा भी कि मुझे तुम्हारे उपचारसे राम हुआ था, सही नहीं 
है। तुम्हारी सारी कोशिशोके बावजूद मुझे अन्तत ऑपरेशन कराना ही पडा ।* तुमने 
साबरमतीमे कितने ही रोगियोका इलाज किया, परन्तु छोटी सनुको छोडकर, जिसने 
कच्चे अडे खाये, किसीको भी स्थायी लाभ नहीं हुआ। इतने वर्षोसे तुमने जमकर 
कोई पक्‍का काम करने का प्रयास किया तो है, परन्तु अभीतक लुढकते पत्थरके समान 
अस्थिर ही हो। मुझे तो भय है कि तुम आत्म-वचनासे ग्रस्त हो। अब भी अपनी 
मर्यादाकों पहचान लो। में जानता हूँ तुममे गुण और शक्ति है। इनको बेकार जाते 
देखकर मुझे दुख होता है। 
[ अग्नेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य महादेव देसाई 


३९७. पत्र : बाल द० काललकरको 


सेगाँव, वर्षा 
२५ सितम्बर, १९३६ 
चि० बाल, 
तुझे फिर प्रमाणपत्रोकी धुन केसे लग' गईं ? किन्तु माँगता है तो ले, भेजता 
हे. 
बापूके आशीर्वाद 


गृजरातीकी फोटो-नकेल (जी० एन० २१७८) से। 


१ बफे, इन्हें यद सम्बोधन इसकिए दिया गया कि ये बर्फ ( आइस ) द्वारा रोगोंका उपचार करते थे । 
२ २० जनवरी, १९१९ को, देखिए खण्ड १७, पृ० ७६ । 
३२ देखिए अगला शीर्षक। 


३४६१ 


३९८ प्रमाणपत्र : बाल द० कालेलकरको 


२५ सितम्बर, १९३६ 


में काकासाहब कालेलकरके छोटे पुत्र, चि० बालकों अच्छी तरह जानता हूँ। 
साबरमती आश्रममे एक प्रकारसे इसका लालन-पालन मेरी देख-रेखमें ही हुआ है। 
यह तीवबुद्धि, मिलनसार और खुशमिजाज है। इसे खूब पढ-लिखकर सेवा करने की 
अभिलाषा है। चि० बालने २१ दिनके ' दूसरे उपवासके दरम्यान और अन्य अवसरों 
पर मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। यह हमेशा मेरे आशीर्वादोका अधिकारी रहेगा। 


मोहनदास गांधी 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१७७) से। 


३९९ पत्र * अमतुस्सलामको 


२५ सितम्बर, १९३६ 
चि० अमतुस्सलाम, 


तू मूखे तो है ही, पगली भी है। तेरे खतमे पागलपन भरा है। तेरे मन 
कोई अच्छा आदमी है ही नहीं। तेरा डॉ० गिल्डरवाला खत मिला है। तेरा एक 
भी उर्दू खत उन्होंने खोला नहीं है, पढा भी नहीं है। पिछले खतमे कुछ खानगी 
नहीं था, इसलिए वह मैने महादेवकों पढ सुनाया। माँ-बापको अपने मूख बच्चोकी 
मू्खेता दिखाने में शर्म काहे की ? माँ-बापको इतनी भी छूट नहीं ” 

डॉ० गिल्डरवाले खतका जवाब मेने तुरन्त दिया था। उसमे लिखा था कि 
डॉ० गिल्डरकों दिखाने की जरूरत पडी ही, तो वह हो जायेगा। एक खत बारीके 
पते पर थियोसॉफिकल लॉज भेजा था। वह मिला ? तेरे एक भी खतका जवाब न 
लिखा हो, ऐसा नही हुआ। लेकित तुझे खत न मिले तो में क्‍या करूँ? अगर तू 
कहे तो सठिफिकेट ऑफ पोस्टिग लू। बेकार अपने-आप क्यो दु खी हुआ करती है ” 

जोहरा और शौकतकी शादी आज दिल्‍्लीमे है। बिलकुल खातगी रहेगी। 

मुझे बराबर खत लिखती रहना। उर्दमे ही लिखना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकछ (जी० एन० ३४९) से। 


१ & से २९ मई, १९३३ तक, देखिए ख़ण्ड ण० । 
३४२ 


४०० पत्र ताराबहन एन० मशरूवालाको 


चि० तारा, 

तुझे क्‍या कहूँ ” तुझे उपालम्भ देना मुझे पसन्द नहीं है। फिर भी तू अगर 
वचनका पालन नहीं करती तो यह असह्य जान पडता है।तू तो मुझे हर अठवाड़े 
अपना हिसाब भेजनेवाली थी न? वह कहा है? जो पत्र लिखा उसमे भी हिसाब 
नही है। इतनी ढीली क्यो रहती है” सावधान कब बनेगी ? 

डॉक्टर अमनको लिखती है या नही ” पढने के विचारसे भी तुझे यह सम्बंध 
बनाकर रखना था। अगर तोड दिया हो तो मेरी सलाह है कि इसे फिरसे जोड़ 
ले। मैने तो अभी हार नही मानी है। मेरे पाससे तू रोज नई बाते पूछती रह 
सकती है, किन्तु लूगता है कि तुझे शरीर सुधारने की चिन्ता नही। उस तरफ दिल- 
चस्पी कौन पैदा करायेगा ”? ईश्वरकी दी हुई सम्पत्तिको सुरक्षित रखता धम है। 
उसे अक्षुण्ण रखकर उसका उपयोग करना चाहिए। किन्तु जान पडता है कि तूने 
तो अपने सारे दरवाजे बन्द कर डाले है। यह ठीक नही है। तुझमे शक्ति है, सेवा- 
भाव है, खरापन है, पवित्रता है, किन्तु एक प्रकारकी हुठ कहो, जडता कहो या 
कुछ भी कहो --कोई त्रुटि है, जो तेरी शक्तिको खिलने नहीं देती। इस चुटिको 
दूँढकर यदि तू दूर करने का प्रयत्न करे तो अच्छा हो। तू अपने मनमें जो ताला 
लगाये बैठी है, उसे खोल। 

सूत मिला। जिन्होने कातने मे भाग लिया, उन्हे बधाई। माता-पिता मजेमे होगे। 
अमनकी किताब या दवाइयोकी पेटीका कोई उपयोग करती है या नही” 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ७५२८) से। सी० डब्ल्यू० ५००४ से भी, 
सौजन्य कनुभाई एन० मशरूवाला 


का 


४०१ पत्र लीलावती आसरको 
२५ सितम्बर, १९३६ 


चि० लीलावती, 

तू सेगाँव आने के लिए उतावली हो उठी है, यह ठीक नहीं है। अभी तो तू 
अपने अक्षरोपर भी काबू नहीं पा सकी है। तू अपने मनसे पूछ कि क्‍या मुत्ना- 
लालके साथ, बलवन्तसिहके साथ, मीराबहनके साथ, शान्तिसे रह सकेगी ? इन 
दिनो तो यहाँ पूर्ण शान्ति है। किसीके झगडेकी परेशानी नहीं है, इसलिए शान्ति 
भग होने के भयसे में कॉप उठता हूँ। तू खुद शान्त होकर विचार करना और 
बताना। इस बीच तू वहाँ काम तो कर ही रही है। तेरा मन भी शानन्‍्त है। 
महादेवकोी तेरी बडी मदद है। उसे इस मददकी आवश्यकता भी है, इसलिए ऐसा 
लगता है कि तू ठीक जगहपर है। इसका यह अथ मत छगा लेना कि मै तुझे 
सेगाँवमे रखना ही नहीं चाहता। मै तुझे बुछाना चाहता हूँ, किन्तु शान्ति-भगकी 
जोखिम उठाकर नहीं। मैं यहाँ बैठकर तेरे मागदशनका प्रयत्त तो करता ही हूँ। 
इससे अधिककी आशा तू क्यो रखती है” तुझे धैयंपूवक् इस बातका विचार कर 
लेना चाहिए कि तू यहाँ शान्तिसे रह सकेगी या नहीं। यह निश्चय करने मे भी तु 
महादेवका समय मत लेना। तू अपने मनमे ही इसे सोचना-विचारना और जो सूझे 
सो मुझे लिखना। 

तेरा पाँव ठीक हो गया होगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ९३४८) से। सी० डब्ल्यू० ६६२३ से 
भी, सौजन्य लीकावती आसर 


३४४ 


४०२ पत्र; गोपीनाथको 


२५ सितम्बर, १९३६ 
भाई गोपीनाथजी, 


* अब मुझे बताइये मलेरियामे आयुर्वेदीय ओषध कोई इतना ही असरकारक 
है जैसा कवीनीन ”? ऐसा कौन-सा औषध है जो अग्रेजी दवाओसे निरचयपृवक बहुत 
ज्यादा असरकारक है ? देहातोमे मेरी तीत्र इच्छा दूसरी ही होते हुए मुझे क्वीनीन, 
सोडा, परमेगनेट, आयोडीन का सहारा लेना पडता है। 


बापुके आशीर्वाद 


गुजराती, २-१-१९३७ 


४०३ पत्र कृष्णचन्द्रको 
२५ सितम्बर, १९३६ 


चि० क्ृष्णचद्र, 

पिताजी के देहात से दुख होना स्वाभाविक है। हिंदु [ सती पत्नी| के बारे से 
तुमने लिखा ऐसा ही है। तुमारे तो माताजी को आइवासन देना ही। 

ब्रह्मचयं पालन का प्रयत्न छोडने की बात तो है ही नहीं। कल्याणकृत की 
दुगंति तो है ही नहीं ऐसी गीता” माताकी प्रतिज्ञा है।' शनिश्चर के उपवास से लाभ 
प्रतीत हो तो अवश्य करो। 

सबकुछ देखभाल कर ही किया जायें। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-तक्ल (जी० एन० ४२८९) से। 


१ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धत्तिका प्रचार करनेवाली हिंदी पत्रिका आरोग्य द्पेशके सम्पादक। यह 
पत्र गुजराती आरोग्यने दर्पेशके नवम्बर १९३६ के भंकसे उद्धृत किया था। 

२ ओर ३ साधन सूत्रमें छूटा हुआ है। 

४ अस्पष्ट है। 

७५ भगवद्गीता, ६ ४०। 


३४५ 


४०४. पत्र * श्रीमन्नारायण अग्रवालको 
२५ सितम्बर, १९३६ 


भाई श्रीमन, 

“नये युग का राग” मैं पढ गया हू। कविताए मुझको अच्छी लगी है। हेतु 
स्पष्ट और निमल है। काव्य की दृष्टिसे मैं कुछ भी अभिप्राय देने योग्य अपने को 
तही मानता हू। तुम्हारी कृति को प्रगट करने के बारे में तो कवि छोग ही 
अभिप्राय दे सकते है। 


बापुके आशीर्वाद 


[ पुनहच ] 
इतना लिखने मे मैने कितना समय लिया? क्योकि मैं जानता ही नहीं था, 
क्या लिखू । 


पाँचवे पुत्रको बापके आशीर्वाद, पृ० २९९ 


४०५ जीवन-धर्म 


कैनन शैपडेंके युद्ध-विरोधी आन्दोलनकी स्टेट्समैन ने जो टीका की थी, 
उसके जवाबमे मेने कुछ दलीले पेश की थी। 'स्टेट्समैन में उनके प्रत्युत्तरमे अब 
एक सुविचारित लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेखमे मेरे पक्षका खण्डन करने का बडी 
चतुराईसे यत्न किया गया है। 

लेखक कहता है कि “भगवदगीता उसके पक्षका समर्थन तो करती है, लेकिन 
आतकवादियोके पक्षका नहीं। कित्तु सजन द्वारा अपने मरीजपर किये जानेवाले 
बलप्रयोगकी तरह जो बलप्रयोग उससे प्रभावित व्यक्तिके फायदेके लिए नही है, 
ऐसे बलप्रयोगकी वैधता एक बार स्वीकार कर लेनेपर ऐसी कोई विभाजक 
रेखा नहीं खीची जा सकती कि अमुक बलप्रयोग सही है और अमुक गलत । 
इसी महाभारत मे, जिसका कि गीता” एक छोठा-सा अध्याय-मात्र है, एक 
जगह रातमे किये गये कुछ निर्दोष छोगोके वधका इतना दारुण और विस्तृत वर्णन 
है कि अगर हमे इस सभ्य युगके युद्धोका अनुभव न होता, तो उसे वास्तविक 
दृष्टिसि अविश्वसनीय ही समझा जाता। यह तथ्य भयानक भले ही हो किन्तु सत्य है 


१ देखिए “ अहिंसा परमों धर्म ”, ७९१९३६। 
३४६९ 


जीवन-धर्म ३४७ 


कि आतकवादियोने बिलकुल ईमानदारी ओर सच्चे दिलसे तथा अत्यन्त तकसगत 
ढगसे अपने सिद्धान्त और नीतिके समर्थनमे “गीता” का उपयोग किया है। 
उनमें से कुछएक को तो वह कठस्थ भी है। बात केवल इतनी-सी है कि गीता 'का 
में जो अर्थ लगाता हूँ उसका उनके पास सिवा इसके और कोई जवाब नही कि 
मेरा अर्थ गलत है और उन्हीका अर्थ सही है। पर इसका उत्तर तो समय ही 
देगा कि किसका अथ ठीक है। “गीता” कोई निरी सैद्धान्तिक पुस्तक नही है। 
वह तो एक ऐसी जीती-जागती, किन्तु मूक मार्गदशिका है, जिसके निर्देशोको 
वही समझ सकता है जो घैय॑पूर्वक प्रयत्त करता रहे। 

' स्टेट्समेन ” का लेखक इसके बाद कैनन शेपडकी तुलना अर्जुनके साथ करता 
है। निस्‍्सन्देह, यह उपमा गलत है और जल्दबाजीमे दी गई है। भर्जुन पाण्डवोकी 
सेनाका अधिपति था। अपने सामनेके उस भयकर दृद्यपर विचार करते ही वह 
किकत्तव्यविमूढ हो गया। वह खूब अच्छी तरह जानता था कि सेनाधिपतिकी हैसियतसे 
उसका क्‍या धरम था। वह जानता था कि उसे अपने ही चचेरे भाइयोसे युद्ध 
करना था। वास्तवमे, उसकी मूच्छाका कारण तो उसकी क्षणिक दुर्बलता ही थी। 
अगर वह अपने कत्तेव्यसे मुँह मोडता तो समरभूमिमे एक विचित्र गडबडी और 
अव्यवस्था पैदा हो जाती, और साथ ही, उसकी अपनी और उसके असख्य मित्रों तथा 
अनुगामियोकी भी बदनामी होती। उसे तो भयकर नर-हत्यामे अपने साथियो-सहित 
भाग लेना ही था, इसके लिए उसने अपनेको और अपने साथियोको भी प्रशिक्षित 
कर रखा था। ऐसी जगह पर यह कल्पना करना बिलकुल बेकार है कि अगर कही 
सचमुच एकाएक उसके हृदयमे यह प्रकाश उदित हो जाता कि उसे मन, वचन 
ओर कमंसे अहिसाका पालन करना चाहिए तो क्‍या होता। 

पर हम' आशा करे कि इस अनमोल चीजने डिक शेपड और उनके साथियोके 
हृदयमे स्थान पा लिया है। जो हो, जहाँतक मुझे पता है, उनकी बात अर्जुनसे 
बिलकुल भिन्न है। वे किसी ऐसी सेनाके नायक तो है नही जो युद्धके लिए मैदानमे 
व्यूहूबद्ध खडी हो। उनके लिए स्वजन-परिजनका कोई भेदभाव नहीं है। उनके 
लिए तो सब मनृष्य--चाहे वे किसी वर्ण या देशके हो अथवा अपनेको बुछ भी 
कहते हो -- बराबर है। शुद्ध अन्त करणसे “गीता का-- जो उनके लिए सबसे बडी 
जीवन-पुस्तक है -- सम्यक्‌ अध्ययन करके अन्तमें वे इस नतीजेपर पहुँचे कि अपने 
निजी और स्वदेशके स्वार्थके लिए भी वे किसी मानवबधुको चोट नही पहुँचा सकते, 
और इसलिए वे युद्धमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूपसे भाग नहीके सकते। 
अब स्वभावत अगला कदम उहोने यह उठाया है कि वे अपने पडोसियोके बीच 
शान्ति या मनुष्यमात्रके प्रति प्रेम और सदभावका प्रचार कर रहे हैँ। अर्जुनने 
कभी भी ऐसी स्थिति नहीं अपनाई थी। 

लेकिन स्टेट्समैन ' के लेखकका घनुष तो अनेक प्रत्यचाओसे युक्त है। उसकी 
सबसे जोरदार दलील तो यह है कि वह अहिंसा अथवा प्रेम-धर्मको मानव-धर्म स्वीकार 


शे४८ सम्पूर्ण गाधी वाइहूमय 


ही नहीं करता। और अगर अहिसा या प्रेम-धर्म सचमुच हमारा जीवन-धर्म नही है 
तब तो मेरी सारी दलीले निस्सार है।फिर तो एक से बढकर एक युद्ध होते ही रहेगे। 
और मै यह सिद्ध नहीं कर सकता --- और अपने दैनिक कार्यत्रममे से कुछ समय निकाल- 
कर किसी अखबारमे लेख लिखकर तो हरगिज नहीं -- कि अहिसा ही हमारे जीवनका 
आदि स्रोत और अन्तिम उद्देश्य है। पर में कुछ ऐसे सुझाव जरूर देने की हिम्मत 
करता हूँ जो इस परम धमंको समझने में सुगमता पैदा कर सकते है। सबसे पहली 
बात तो यह है कि आजतक जितने भी महापुरष हुए है उन सबने न्यूनाधिक जोरके 
साथ इसका उपदेश दिया है। अगर अहिसा या प्रेम हमारा जीवन-धम न होता, तो 
इस मृत्यु-लोकमे हमारा जीवन कठिन हो जाता। जीवन तो मृत्यु पर प्रत्यक्ष और 
सनातन विजय-हूप है। अगर मनुष्य और पशुके बीच कोई मौलिक और सबसे महान 
अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य दिनोदिन इस धर्मंका अविकाधिक साक्षात्कार 
कर सकता है, और अपने व्यक्तिगत जीवनमे उसपर अमल भी कर सकता है। 
ससारके प्राचीन ओर अर्वाचीन समस्त सत पुरुष अपनी-अपनी शक्ति और योग्यताके 
अनुसार इस परम जीवन-धमके ज्वलन्त उदाहरण रहे है। निस्‍्सन्देह यह सच है कि 
हमारे अन्दर छिपा हुआ पशु कई बार सहज विजय प्राप्त कर लेता है। पर इससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि यह घम मभिथ्या है। इससे तो केवल यह सिद्ध होता है 
कि यह आचरणमे कठित है। और यह क्यो न हो ”? जो उच्चतामे सत्यके समकक्ष 
है वह कठिन नहीं होगा तो क्‍या होगा ”? जिस दिन उसका आचरण हमारे लिए 
सहज, सरल और सावभौम हो जायेगा, उस दिन स्वगं-लोक इस भूमिपर ही अवतीर्ण 
हो जायेगा। यो तो में जानता हूँ कि स्वर्ग और पृथ्वी सब हमारे ही अन्दर है। 
हम पृथ्वीसे तो परिचित है। पर अपने अन्दरके स्वगसे हम बिलकुल अपरिचित 
है। अगर हम यह मान लेते है कि कमसे-कम कुछ लोगोके लिए प्रेमका आचरण 
व्यावहारिक है, तो यह कहना धृष्टता होगी कि दूसरे छोग इसपर अमर कर सके, 
इसकी सम्भावना भी नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज, जो बहुत अधिक 
पहलेके नहीं कहे जा सकते, मनुष्यका मास खाते थें। उनमे और भी कई ऐसी 
बुराइयाँ थी जिन्हे हम आज घृणाकी दृष्टिसे देखते है। नि सन्देह उन दिनो भी 
डिक शेपडें-सरीखे लोग रहे ही होगे, और लोगोने उनका मखौल भी उडाया 
होगा, बल्कि उन्हे काठमे भी डाल दिया होगा, क्योकि छोगोमे वे ऐसी बेहूदा 
बातोका प्रचार करते होगे कि मनुष्यको मनुष्यका मास नहीं खाना चाहिए। आधुनिक 
विज्ञानका युग तो ऐसी घटनाओके उदाहरणोसे भरा पडा है कि जो बात कल 
असम्भव मालूम हो रही थी, वही आज सम्भव हो गईं। पर अध्यात्म-विज्ञानकी 
सफलताओके मुकाबलेसे भोतिक विज्ञानगी सफलताएँ बिलकुल नगष्य-सी हैं। और 
अध्यात्म-विज्ञाव का सारा मर्म एक ही शझ्ब्द प्रेम में छिपा हुआ है, और यह 
प्रेम ही हमारे जीवनका धर्म है। मैं जानता हैँ कि यह कोई ऐसी चीज नही 
हैं जिसे दलीलोंसे सिद्ध किया जा सके। यह तो उन लोगोके प्रत्यक्ष जीवनसे 
सिद्ध हो सकती है, जो परिणामोकी ओरसे निरपेक्ष बनकर इस धमंका अपने जीवनसे 


जीवन-घर्मे ३४९ 


पालन करते हैं। बगैर कुर्बानीके ससारमे कोई सच्चा लाभ हासिल नहीं हो सकता। 
और चूकि इस धर्मेको प्रत्यक्ष कर दिखाना खुद ही सच्चेसे-सच्चा लाभ है, इस- 
लिए उसके लिए कुर्बानी भी सबसे बडे दर्जेजी दरकार होगी। 

मेरी दलीलोके उत्तरमे स्टेट्समेन के लेखकने जो दूसरी दलीले पेश की है 
उनका जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर इस नियमकी सचाईको 
वे मानते है, तो उनकी सारी दलीले निस्सार है। और अगर वे इस नियमको नही 
मानते या उसकी सचाईमे उन्हे सन्देह हो, तो उनकी दलीले सही है। 

पर चलते-चलते एक बात और साफ कर दू। व्यक्तिगत या राष्ट्रीय लाभसे 
रहित जो सम्मान मिलता है उसे लेखक तुच्छ समझता है। वह कहता है “जब 
कोई राष्ट्र अपनी इच्छासे ही अपना नाश कर ले तब फिर उसका सम्मान कहा रह 
गया ? ” पर यहाँ मेरे लिए अपना नाश स्वय करने या दूसरेके द्वारा नष्ट किये 
जाने का तो कोई प्रइन ही नही है। यहाँ प्रइन है उस राष्ट्रका जो अपने सम्मानकी 
रक्षाके लिए निर्मयतापूर्वक डटकर खडा हो जाये और दूसरेके द्वारा अपना नाश होने 
दे।” उदाहरणके लिए, हिन्दुस्तानमों ही लीजिए और इस स्थिति की कल्पना 
कीजिए कि हिन्दुस्तान पर शत्रु चढाई करने आते है, और आत्रमणकारियोके सामने 
आत्म-समर्पण न करने का सकलप लेकर, उनपर उँगलीतक उठाये बिना, एक एक 
हिन्दुस्तानी अपनी जान दे देता है। वह स्त्री, जो किसी श्ोहदेके पापी श्रस्तावोके 
विरोधमे अहिसापृूवक अपने प्राणोकी बलि दे देती है, अपनी तथा स्त्री-जातिकी 
इज्जतकी ही तो रक्षा करती है। जब बालक प्रह्वलादने ईश्वरमे अपनी श्रद्धाका 
त्याग करने से बार-बार इनकार किया तब उसने अहिसापुर्वक अपने प्राणो की सकटमे 
डालकर अपने सम्मानकी ही रक्षा की थी। मसीहाने भी अपनी श्रद्धा जौर घमकों 
तिलाजलि देने के बजाय एक चोर-डाकूकी मौत मरना पसन्द करके अपने और 
मानव-जातिके सम्मानकी रक्षा की | 

| अग्रेजीसे ] 
हरिजन, २६-९-२१९३६ 


४०६ पत्र अमृतकौरको 


सेगाँव, वर्धा 
२६ सितम्बर, १९३६ 


मूर्खा रानी, 

अच्छा, यदि वह न टूटनेवाछा थर्मेंस आ गया तो वापस नहीं करूँगा। चूकि 
में तुम्हारे सब पत्र फाड देता हु, इस कारण धोखेसे महमूदाबादका पता भी नष्ट 
हो गया; दूसरे कागज पर लिख भेजो। 

शहिमलामें अपना मकान है, केवल इसीलिए ग्रीष्मकाल वही बिताना निरुचय 
ही “मूर्खता” है।तुम्हे गर्मीके लिए दूसरा पहाडी स्थल ढूँढना चाहिए, जहाँ तुम 
वास्तवमे स्वास्थ्य-सुधार कर सको। 

अहिसाका एक गुण याद रखो। अहिसा बोलती कम है, सादे ढगसे चुपचाप 
काय करती रहती है। यह बुद्धिको नही छती, सीधे हृदयको भेदती है। अहिसा जितनी 
ही बोलती या तक करती है उतना ही उसका प्रभाव कम होता जाता है। पैरवीके 
अभावमे मुकदमा हार जाने से मत डरो। प्रत्यक्ष हारमे वास्तविक जीत निहित 
हो सकती है। बोलना बहुधा कमजोरीका लक्षण होता है। 

यदि शम्मी तुम्हारे लिए मास खाना आवश्यक बताते हैं तो इसे आजमा कर 
देखो । यदि इस समय झुकना ही कत्तंव्य है तो इससे तुम्हारे निरामिषाहारकी नीव 
और पक्‍की हो जायेगी। 

सप्रेम, 


डाकू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५९४) से, सोजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६४०३ से भी 


३५० 


४०७ पत्र जे० सी० कुमारप्पाको 


२६ सितम्बर, १९३६ 
प्रिय कु०, 
जाजूजीने अपना त्यागपत्र भेजा है। लिखा है कि यदि मेरी सहमति हो तो 
इसे समितिके सामने रख देने के लिए तुम्हे दे दू। में इस सम्मावना पर बहुत 
खुश नही हूँ। हालाँकि जाजूजीमे अपनेको नई परिस्थितियोके अनकूल ढाल लेने की 
काफी क्षमता है, छोडनेका यह * हग * में नहीं समझता कि उनका 
हटना सघके हितमे होगा। में चाहता हूँ कि तुम स्थिति पर केवर इसी दृष्टिसे 
विचार करो। भारतनके साथ मशविरा कर छो, फिर मुझे अपना मत बताओ। 
अभी में इस कागजकों रोक रखता हूँ। में जाजजीसे भी कह रहा हु कि वे इसी 
दृष्टिसि इसपर विचार करे। 


अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१११)से। 


४०८ पत्र. छगनलाल जोशीको 
२६ सितम्बर, १९३६ 


चि० छगनलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। भगियोकी समस्या ठीक ही सुलझ गई। तुमने जो पत्र 
माँगा है, सो वापस भेज रहा हूं। 

चन्दूलालके' बारेमे आइचय होता है। मेने तुम्हारे पत्रका वह अश भेज 
दिया है और उत्तर माँगा है। 

तुम्हारा काम अब पटरी पर आ गया होगा। आना ही चाहिए। अब कम 
लोग रह गये है। 

तुम सबसे मिलने की आशा रखता हूं । मुझे तो केवल कत्तेव्यवश वहाँ आना है। 
इसलिए ढोल मत पीटना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५४० ) से । 
१ और २ साधन-पतरमें यहाँ कई शब्द मिट गये हे। 


३. चन्दूलाल बेचरभाई पंटेक, गोंडल राज्मके तत्कालीन शिक्षा भषिकारी। इरिजन बालकोंको शारूाओंमें 
अछग बेठाने की व्यवस्था पर गराथीजी ने आश्चय माना था। 


३५१ 


४०९ पत्र अमतुस्सलामको 
२६ सितम्बर, १९३६ 


चि० अमतुस्सलाम, 

तेरा पेन्सिलसे लिखा हुआ खत मै ही पढ गया। अभी तेरा तार मिला है। 
डॉ० शाहके नाम खत भेजता हूँ। वे अगर वहाँ न हो तो उनका खत डॉ० जीवराज 
को तू दिखा सकती है। और कोई जरूरत हो तो मुझे तार करना। 

तू मूख है। अपने आप दुखी होती है। जान-बूझकर लोगो पर शक करती 
है। बुखारमे भाग जाने की क्‍या जरूरत थी?” चिट्ठी छिखकर कान्तिको क्‍यों नहीं 
बुलाती ? सेगावमें अभी तुझे या किसीको रखने की मेरी हिम्मत नही है। मुझे जरा 
स्थिर हो जाने दे। 

मेरी बात तू क्यों नहीं मानती ? 

बारी बम्बईसे बाहर जायेगे, तब तू क्या करना चाहती है? 

बम्बईमे ही तेरे लिए दूसरा बन्दोबस्त करूँ? घरमे कौन-कौन है? 


बापूकी दुआ 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ३५०)से। 


४१०. पत्र * क० मा० मसुशीको 
२६ सितम्बर, १९३६ 


भाई मुशी, 

आप काकासाहकके प्रगाढ परिचयमे आ रहे है और इसलिए वे आपकी रचनाओको 
पढने का अवसर निकाल रहे है। उन्होने पृथ्वीवल्लभ  पढा और मुझसे पढकर 
अपनी राय देने का आग्रह किया। चार दिन पहले मेने इसे पढा और अब अपनी 
राय सूचित कर रहा हूँ। काकासाहब भी इसे पढ लेगे। आपने अपनी अन्य पुस्तके 
जेलमे ही मेज दी थी, किन्तु मै उनमे से वहाँ कुछ पढ नही पाया। आपने उस समय 
भी मुझसे राय माँगी थी। पृथ्वीवल्लम ” मन छग्राकर पढ गया। उसमे से एक भी 
पात्र मुझे जँचा नही। मुज-जैसा होने की इच्छा भी नहीं हुई। ऐसा किसलिए ? यदि 
आप कहे कि पात्र जैसे थे वैसे ही चित्रित किये गये है, तो यह बात ठीक नही 
बैठती । इस पचरगी दुनियामे कुछ तो अच्छे होगे ही। पाखण्डहीन और वफादार कुछ- 
न-कुछ लोग तो होगे ही। मृणाछको तो आपने बिलकुल तोड कर रख दिया, बेचारी 


शे५२ 


पत्र प्रभावतीको ३५३ 


विलास रसनिधिके आगे मोम हो कर रह गई। पुरुष इतने धू््ते हो सकते है? और 
चालीस वर्षकी असुन्दर स्त्री भी पुरुषकी मोहक बातोमे आकर क्या अपनेको इस प्रकार 
उसके हाथकी कठपुतली बनने दे सकती है? आदमी किताबे किसलिए पढता है? 
केवल आनन्द लेने के लिए ” कैसा आनन्द ? कालिदासने ऐसा नही लिखा। शेक्सपियर 
की छाप भी मेरे ऊपर ऐसी नही पडी। मैं उनसे कुछ सीख सका। आपसे क्यों 
नही सीख सकता ? आपका व्यक्तित्व मुझे प्रिय और आकर्षक रूगता है। मैं आपकी 
तरफ खिचा हूँ। मैने आप दोनोके पाससे बहुत-कुछ पाने की आशा बाध रखी है। 
आपकी सर्वोत्तम कृति पृथ्वीवल्लभ ही गिनी जाती है न? मैं उसमे आपके 
व्यक्तित्वका दर्शन क्यों नही कर सका ? काकासे इस सवालका जवाब पाने की मुझे 
आशा नही है। वह तो आपसे ही मिल सकता है। किन्तु जवाब तुरत देने की कोई 
बात नही है। 

अब थोडा मजाक कर लू। आपका अन्तिम वाक्य कुछ इस तरहका है “ मुजकी 
देह हाथीके नीचे कुचल कर रोटी-जैसी बन गई।” रोटी शब्द तो ठीक लगा, किन्तु 
क्या आपने इस बातपर भी विचार किया कि शरीर [कुचलछकर] रोटी-जैसा 
नहीं बत सकता। छुदो “जैसा बन गया कहे तो ठीक हो भी सकता है। शरीर 
कुचलकर भुर्ता हो सकता है, चूण बन सकता है, रोटी-जैसा नही बन सकता। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७६०६) से, सौजन्य क० मा० मुझी 


४१२०९. पत्र * प्रभावतीकों 
२६ सितम्बर, १९३६ 


चि० प्रभा, 

अनियमित होने का तेरे लिए कोई कारण ही नहीं है। खुद अपने में शक्ति 
आने के पहले तेरी स्थिति में जान ही छेना चाहता हूँ। 

मेरी शक्ति लौट रही है। इन दिनो खुराक घटा दी है। दूध तीन पावतक 
लेता हूँ। फलोमे मोसम्मी, सूखे बेर (प्रन), एकाघ बार चीक्‌ और अन्य फल छेता 
हूँ। आराम ठीक करता हूँ। 

तू चाहे जितना सेवा-कार्य क्यो न करती हो, उसमे से आधा घटा कटठि- 
स्नानके लिए जरूर निकाल सकती है, तनिकालना। खाने के बारेमें भी लापरवाही 
नही चल सकती, यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया तो तू ख़टिया पकड छेगी। 


१ बूट-कूटकर बनाया हुआ लोंदा। 
६३-९२ 


३५४ सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


पिताजी के साथ मेरी ठीक बात हो गई। जयप्रकाशको ५० रुपये देना तय 
हुआ है। इस बारेमे वही अधिक लिखेगा, ऐसा माने लेता हूँ। मीराबहन भी मेरे 
साथ है। ठीक होती जा रही है। अब वर्षा समाप्त हो गई, ऐसा लगता है। 


बापूके आशीर्वाद 
गूजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ड३े४८२) से। 


४१२ पत्र अमृतकौरकों 


सेगॉव, वर्धा 
२७ सितम्बर, १९३६ 


प्रिय विद्रोहिणी, 
अगर लहसुन अच्छी तरह चबाया न जाये तो बिना हजम हुए ही निकल 
जायेगा। इसलिए उसे खूब कूट लेना चाहिए। रातको सोने से ठीक पहले एक औस 
दहीके साथ लहसुन ले लो या खाते समय ही। 
देहातियोके लिए अपनी रेडियो-वार्ताकी एक प्रतिलिपि मुझे भेजो। 
तुम मेहरताज और मरियमके लिए जो इतना-कुछ कर रही हो, उसके लिए 
खान साहब विद्येष रूपसे धन्यवाद कहलाते है। मुझे खुशी है कि वे तुम्हारे प्रभावमे 
आ रही है। | 
क्या नवीन तुम्हे कभी पत्र लिखता है? 
बहुत देर हो गईं है, अधिक नही लिखगा। 
सप्रेम, 
डाक्‌ 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३२७४४) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६९०० से भी 


४१३. पत्र : अमतुस्सलामको 
२७ सितम्बर, १९३६ 


चि० अमतुलरू, 

तुझे खुश करना बहुत मुश्किल है। मैने तुझे रोज खत लिखा है। पहला पता 
तूने पोस्ट मास्टरका दिया, वहाँ खत भेजा। बादमे ईस्टर विला के पतेपर भेजा। 
तुझे खत न मिले, सो भी मेरा कसर है”? जो मेरे बसका न हो वह काम अगर 
में न कर सक्‌, तो वह भी मेरा कसूर ” बोल, अब तुझे कैसे रिझाऊँ? 

डॉ० गिल्डरको अभी दिखाने की जरूरत मैं नहीं मानता। एक को ठीक से 
आजमा लेने के बाद हम दूसरे के पास जाये, यही हमारे लिए ठीक रहेगा। यदि 
तू चाहे तो में डॉ० गिल्डरको भी लिख दूँगा। डॉ० जीवराजसे तू मिले तो उन्हे 
और जिसे दिखाना ठीक रूगे, उसे दिखा सकती है। 


बापके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकलर (जी० एन० ३५१) से। 


४१४. पत्र  अमतुस्सलासकों 
२७ सितम्बर, १९३६ 


चि० अमतुस्सलाम, 
तेरा कार्ड सिला। तुझे दुख भोगना पडता है, यह मुझे बिलकुल अच्छा नहीं 
लगता। लेकिन इसका क्‍या उपाय ? जब तू डॉ० शाहके यहाँ जाती हैं, तब तेरे 
साथ कोई रहता है” वे बराबर ध्यान तो देते है न? तू मुझे बराबर ब्योरेवार 
लिखती रहना। बारी है या गये? तू अपने-आप जो दुखी होती है, इसका तो 
कोई इलाज नही है। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ३५२) से। 


र५५ 


४१५. पत्र * लौलावती आसरको 


२७ सितम्बर, १९३६ 


चि० लीलावती, 

यदि मै तुझे तेरे पूरी गीता” लिख लेनेपर ही बुलाना चाहूँ तो तुझे रोज सौ 
इलोक लिखन को कहूँगा और इससे गीता का बहाना भी समाप्त हो जायेगा। 
मुझे शान्ति भग होने का भय छगता है। में यह भी नहीं कहना चाहता कि कसर 
तुझमे ही है। किन्तु तू तो कवर चरित्र-गठनके लिए ही मेरे साथ रहना चाहती 
है, इसलिए मेने तुझसे अधिकसे-अधिक आशा रखी है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९५८१) से। सी० डब्ल्यू० ६५५३ से भी, 
सौजन्य लीलावती आसर 


४१६ पत्र महादेव देसाईको 
२७ सितम्बर, १९३६ 
चि० महादेव, 
इस पतन्रके साथ गाडोदियाका २०० रुपयेका चेक भेज रहा हूँ। इसे फिलहाल 


तो सेगॉव-खातेमें जमा करवाना है। इसे जमनालालजी के यहाँ ही तो भेजा 
जायेगा न? 


बापुके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकर (एस० एन० ११४८५) से। 


र५६ 


४१७. पत्र * लक्ष्मीनारायण गाडोदियाको 


२७ सितस्वर, १९३६ 


भाई लक्ष्मीनारायणजी, 

दोनो जल चिकित्सामे तल्‍लीन हो गये है यह देखकर मुझको बडा ही आनद 
होता है। ऐसे ही भले हमेशा चलता रहे। ऐसी एक शुद्ध पारमा्थिक प्रवृत्ति मिल 
गई है जिसमे दोनोकी इतनी श्रद्धा जमी हुई है और जिसमें दोनोकी शक्तिका एक- 
सा व्यय हो सकता है यह मुझको बहुत ही कल्याणकर प्रतीत होता है। प्रात काछका 
कटिस्नान जब मलेरिया हुआ तब भी करता था। घुमने [का] भी होता था। अब 
कटिस्तान तो चल रहा है। हेकिन समय दस बजेका कर लिया है। प्रात कालकी 
प्रार्थना के बाद में सो जाता हु। दस बजे कटिस्नान के बाद घूमनें का नहीं बनता 
है। यो तो दिन-मर मे दो दफा घूम लेता हूँ। घर्षण-स्तान नही बन सकता है। 
क्योकि आदत छूट जाने से गुह्मेद्रिय की चमडी जैसी ऊपर लानी चाहिये वैसी नही 
जा सकती है। जब आप लछोगोका पहिला पत्र आया था तब ही मैने प्रयत्न कर 
लिया था। चमडी है तो अविच्छिन्न और बरसो के पहले में घर्षण-स्नान करता भी 
था। सोने के समय पेट ऊपर मिट्टी बाधने का मैने आरभ नहीं किया है। पहले तो 
मैं बहुत दफा मिट्टी का प्रयोग करता था। अब कुछ और कारण नहीं तो भी आप 
लोगोके प्रेमके कारण सिट्टी का भी प्रयोग कर रहूगा। नैसगिक उपचार करनेवाला 
कोई सज्जन मुझे मिल जाय तो में अवश्य अपने साथ रक्‍्खू और लोगोमे उसका 
प्रचार कहं। ऐसा सज्जन अबतक तो नहीं मिला है। जितने हिदुस्तान में है उनमे से 
अधिकतर ने जल-चिकित्सा को पैसे कमाने का साधन कर रक्‍्खा है। आपके मौलवी 
साहब-जैसे थोडे है। वे अपने धधे मे से मुक्त नहीं हो सकते है। ऐसी हालत में 
क्या' किया जाय ? २०० रुपयेका चेक सिल गया है। देखू सेगाव मे उसका क्‍या 
उपयोग कर सकता हू। सेगाव में तीत चोथाई हिस्सा जमनारालजी का है। सेगाव में 
जो-कुछ भी द्रव्य उनको मिल जाता है वह सब-का-सब सेगाववासियों की सेवा के 
लिए ख्चने का अधिकार मुझको दे रक्खा है और वह द्रव्य पर्याप्त है ऐसा मानता 
हु। ऐसी हालत से आपके २०० रुपये का खर्च सेगाववासीयो के हिताथ कब और 
कैसे कर सकूगा यह सब इस समय तो बता नहीं सकता। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ५६२४) से। 


३५७ 


४१८ पत्र : मागरेट स्पीगलकों 


सेगाँव, वर्धा 
२८ सितम्बर, १९३६ 
चि० अमला, 
तुमने तो गुजरातीमे इतनी प्रगति कर ली है कि मुझे छोम हुआ कि तुम्हारी 
जो कुछ-एक मूले है, उन्हे सुधार द्‌। 
में बिलकुल ठीक हूँ। तुम भी अपने लिए ऐसा दावा कर सकती तो क्‍या 
बात थी । 
आशा करता हूं कि तुम्हे शीघत्र ही अपनी माताजी के विषयमें और उनकी 
ओरसे भी अच्छे समाचार मिलेगे। 
खानेके मामलेमे अपने साथ कजूसी मत करो। तुम्हे खूब फल और सलाद 
खाना चाहिए। 
जिस मित्रसे तुम्हारा तात्पर्य है, वह भली प्रकार है। 
सप्रेम, 
बापू 
[ अग्रेजीसे | 
स्पीगल पेपस, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकारूय 


४१९ पत्र * नारणदास गाधीको 


२८ सितम्बर, १९३६ 
चि० नारणदास, 
सन्देश सलूूम्त है। मातुश्रीसे' कहना कि मैं उनकी और पिताजी की' गोदमे सिर 
रखने के लिए बच्चेकी तरह व्याकुल हूँ । अहमदाबाद तक जाऊँ और उनके दशन न 
करूँ, यह असह्य जान पडता है। इसलिए यदि प्रभुकी इच्छा हुई तो समझे कि मै 
जरूर पहुँचूगा। तिथि २७ के आसपास की होगी। 
तुम्हारा काम तो २ से १२ तारीखके बीचमे कोई आये, तभी चलेगा। मै सोच 
रहा हूं। तुम्हारे मनमे कोई दूसरा नाम हो तो तारसे भी सूचित कर सकते हो। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से | सी० डब्ल्यू० ८५०६ से भी, 
सौजन्य नारणदास गाघी 


१ और २ देवदुँवर और खुशाल्चन्द गाघी 
रे५< 


४२० पत्र * महादेव देसाईको 


२८ सितम्बर, १९३६ 
चि० महादेव, 
इसके साथ तीन लेख भेज रहा हँ। इनमें जो पसन्द न आये उसे रद कर 
सकते हो। मनमे जो सोच रखा था उसे लिख डाला। ८ बजे करूम ली थी और 
१० बजे छोडी। फाइल साढे सात बजे हाथमे ली थी। हाडिकरका लेख पढने और 
ठीक करने में, राजाके रेखका सक्षेप करने मे और मदुरईके जजोके निर्णयमे से जरूरी 
अश छाटने में आधा घटा छूग गया। 
नारणदासको किसी नामाकित सावजनिक कार्यकर्त्ताकी जरूरत है। किसे भेजे ? 
तुम्हे कोई नाम सूझता है क्‍या ? काका, जाजूजी, कुमारप्पा, लक्ष्मीदास, मरूकानी --- 
इनमें से किसीकी बात सोच सकते हो ? क्‍या बापा जा सकेंगे ? क्या कोई बहन ध्यान 
मे है? मीरा अच्छी हो जाये तो उसे ही भेज दे। 
बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच |] 
मगनका पत्र ' हवाई डाकसे भेजना। 
गुजरातीकी फोटो-तकल (एस० एन० ११४८६) से | 


४२१ पतन्न : ब्रजकृष्ण चॉदौवालाको 


२८ सितम्बर, १९३६ 
चि० ब्रजक्ृष्ण, 
तुमको डेकाके बारेमें मेरा खत मिल गया होगा। मुझको अच्छा है। अमतु- 
लसलाम यहा नही है। मगनवाडीमे दो-तीन दिन रही। सेगावमें कभी नहीं। अब 
मुबईमे है, माताजी के बारेमे तो मैने तुमारे महादेव परके खतमें ही पढ लिया था। 
अब अच्छा होगी। तुमारी तबीयत कैसी है? 
तुमको मेरे खत मिलते जाते है ना? 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नक्ल (जी० एन० २४४३) से । 


१ देखिए “जगलीपनका अवशेष”, ३१० १९३६ । 
२ मगनलाऊर पी० मेहता को लिखा यद्द पत्र उपलब्ध नही है। 
हे देखिए पृ० ३३४। 


हि ३५९ 


४२२ पत्र : अमृतको रकों 
सेगाँव, वर्धा 
२९ सितम्बर, १९३६ 
मूर्खा रानी, 
तुम्हारे दो पत्र एक साथ मिलले। 
खान साहब बहुत प्रसन्न है कि तुम लडकियोका इतना ध्यान रख रही हो। 
तुम्हे अब शम्मीकी बात मान लेनी चाहिए और जिस प्रकारका मास वे 
बताये, खाना चाहिए। अभी झुकने मे तो शोभा है। परन्तु यदि परिस्थितिसे विवश 
होकर मानोगी तो बिलकुछः भी शोभा नहीं रहेगी। और तब कोई सयम सम्भव 
नही होगा। यह कोई तक नहीं है कि चैकि जब तुम मास खाती थी तब भी बहुत 
अल्प मात्रामें ही खाती थी, इसलिए मास खाने से तुम्हारे शरीर पर कोई प्रभाव नही 
पडेगा। तुम्हे धामिक दृष्टिसे तो कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए में चाहता हूँ कि 
मेरा कहता मानकर फौरन शम्मीसे कह दो कि जो-कुछ खुराक उचित समझे, बताये। 
घूमना-फिरना शुरू करने से पहले तुम्हारा एकक्‍्जीमा ठीक हो जाना चाहिए। 
में देखता हूँ कि दिसम्बरमे तुम मेरे पास नहीं आ सकती। देखे, जनवरी और 
फरवरीमे क्या सम्भव है। परत्तु यदि तुम्हारा अहमदाबाद आना सम्भव हो तो काग्रेस- 
अधिवेशनके समय फैजपुर भी आना होगा। तुम जारूधर कब जाओगी ? 
शिमलामे ही अपने लिए अहूग एक छोटा-सा घर बनवाने का तुम्हारा विचार 
असगत कल्पना है। यदि ऐसा घर हो तो तुम तो चूर-चूर हो जाओगी। तुम्हारे 
शरीरमे इतनी शक्ति नहीं कि मेहमानोका ताँता बँधा रहे और तुम आतिथ्य करती 
रहो । मीराका बुखार तो उतर गया परन्तु वह अभी पूरी तरह ठीक नही हुई है। 
दो-चार दिनोमे बिलकुल ठीक हो जायेगी। मेरी शक्तिमे धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। 
कटि-स्नान चालू रखना और घर्षण-स्तान भी लेकर देखो। यह कैसे किया 
जाता है, सो मे तुम्हे समझा चुका हूँ। तिपाईपर पानीके बाहर पाँव रखकर बैठो। 
पानीकी सतह तिपाईके समान हो और हलके-हलके एक मुलायम तौलियेसे गृप्ताग 
पोछो। इसका अद्भुत लाभ बताया जाता है। यह स्नान अलछगसे लेना चाहिए। 
सप्रेम, 
तानाशाह 


मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७४५) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६९०१ से भी 


३६० 


४२३ पत्र; नारणदास गाधीकों 


२९ सितम्बर, १९३६ 


चि० नारणदास, 

मुझे मेरे जन्म-दिनका भान ही नहीं होता। में तो उसे केवल चरखा-जयन्तीके 
रूपमे ही देखता हूँ। तुम भी इस दिनके प्रति जो दिलचस्पी रखते हो वह इसलिए 
नहीं कि तुम मेरे आत्मीय हो बल्कि इसलिए कि चरखा मुझे जितना प्रिय है, उतना 
ही तुम्हे प्रिय है और तुम उसे अपने आसपास अधिक गतिशीरू बना सकते हो। 
आजके शिथिल वातावरणमे यह एक कठित काम है। नीरस भी कहा जा सकता 
है। अविचल निष्ठा कठिनको सरल और नीरस लगनेवाली बातोको सरल बना देती 
है। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे वातावरणकों चरखेकी शक्ति समझने में समर्थ बनाये ' 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एस० एम० यू०/२) से । सी० डब्ल्यू० ८५०७ से भी, 
सोजन्य नारणदास गाधी 


४२४. पत्र : जयकृष्ण पी० भणसालीको 


२९ सितम्बर, १९३६ 
चि० भणसाली, 
तुमने महादेवकी बात मानकर मेरे पास मानों गुफामे आकर बैठ जाने का 
विचार छोड दिया, यह तो बहुत ही अच्छा किया। तुम जहाँ हो वही तुम्हारी 
गुफा है। एक और बात सुनो। तुम्हारी बगलमे जो फोडा है उसमे शायद केवल 
मिट्टीसे लाभ न हो सके। सामान्य पोलटिस छगा छेने दो, इसके न पकने का में 
कोई कारण नही देखता। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। 


३६१ 


४२५ पत्र * असतुस्सछामको 


सेगाँव, वर्धा 
३० सितम्बर, १९३६ 
चि० अमतुस्सलाम, 
तेरा खत तरगोसे भरा है। तू न भाइयोकी बात मानती है, न मेरी। झोपडी 
क्यो ? ऊटी क्‍यों जाना चाहिए ? सेहत बम्बईमे ही सुधारती चाहिए। माँ का घर 
सच्ची झोपडी है। डॉ० शाह जो मेरे खतसे नहीं करते है, वह अगर पैसेसे करेगे तो 
मुझे नीचा देखना होगा। उनको जो ठीक लगता है वह करते है, ऐसा समझकर 
उनसे इलाज करवाना चाहिए। यही मेरी सलाह है। वे नाकका पूरा इछाज कर 
ले, बादमे होमियोपैथीका इलाज कराना हो तो जरूर कराना। 
तेरे उर्द खत कही खोयें तो नही ही है। मैने जवाब तो दिये ही है। मेहर- 
ताज वही वकीलके स्कूलमे पढेगी। लाली पचगनी हाई स्कूलमे गया है। अगर तू 
धीरज नही छोडेगी, तब तो सब ठीक हो जायेगा। तू अगर राजकोट जाना चाहे तो 
वहाँ की हवा अच्छी है। बालकृष्ण आजकल वहाँ रहते है। उनको ठीक लगता 
है। तेरा खत मैने खुद पढा है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५३) से। 


४२६. पत्र *' लीलावबती आसरको 


३० सितम्बर, १९३६ 
चि० लीला, 
तेरी लीला अपरम्पार है। कल तूने लिखा, ' मिलगी तब बात करूँंगी।” आज 
लिखती है, “आपका पत्र नहीं मिला।” अक्षर भी कितने खराब? तू चाहे तो 
अभी राजकोट मत जा। जब हम काशी जाये जब तू वहाँ चली जाना और जब हम 
अहमदाबादसे निकले तब राजकोटसे हमारे साथ हो लेना। तू यही चाहती है न ? 
बापूके आशीर्वाद 
गृजरातीकी फोटो-तकछ (एस० एन० ११४८७) से । 


डे६२ 


४२७ पत्र . अमृतकोरकों 


सेगाँव, वर्धा 
१ अक्तूबर, १९३६ 
मूर्खा रानी, 
दाँतका दद ठीक हो जाने की खबर देते हुए तुमने जो छोटा सा पत्र लिखा, 
उसे देखकर मुझे खुशी हुई। मै दन्‍्त-चिकित्सककी रिपोटका बेसब्रीसे इल्तजार करूँगा। 
आखिरकार टूट न सकनेवाला थमस आ ही गया। देखे, यह भी दूसरे थमसों 
की गतिको कब प्राप्त होता है। 
आधेसे ज्यादा सेब खाने लायक नहीं थे। जाहिर है, अब वे इतने पिलपिले 
पड गये है कि यहा-वहाँ भेजने लायक नहीं रह गये हैं। इस तरह पैसा बहाने मे 
कोई मजा आता है क्‍या ? तुम इस तरह जितना पैसा बचा लोगी, सब मेरे खातेमे 
क्यो न जमा करा दो। जरूरत पडनेपर उससे अच्छे फल खरीदे जा सकते है। 
प्रस्ताव इतना सटीक है कि एक मूख तककों पसन्द आ जाना चाहिए! | 
अभी तो में तुमको इससे ज्यादा समय नही दे सकता, क्योकि मुझे नानावटी ' 
की देखभाल करनी है। वह बुखारमे पडा है और बुखार किस किस्मका है, यह मै 
अबतक समझ नही पाया हूँ। 
सस्नेह, 
डाक्‌ 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७४६) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६९०२ से भी 


४२८. पत्र * प्रेमाबहन कठकको 
१ अक्तुबर, १९३६ 


चि० प्रेमा, 

तेरे दोनो पत्र मिले। अन्तिम पत्र कल मिला। उसके पहले दिन मुझे अच्युत 
पटवर्धनको इनकार लिखना पडा। नारणदासने रेटियाबारसके' लिए माँग की थी। 
उसे भी स्वीकार नहीं कर सका। अब क्‍या तू चाहती है कि तेरे लिए अपवाद करूँ। 
तू समझ ले कि अभी खान साहबका सार्वजनिक भाषणों आदिके लिए कही न 


१ अमृत्षलाल नानावटी। 
२ चरखा द्वादशी, भारतीय पचागके अनुसार गाधीजी की जन्म-त्तिथि । 


३६३ 


३६४ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


निकलता ही हमारे आदर्शकी दृष्टिसि अच्छा है। हम दोनो धीरे-धीरे एक-दूसरेको 
पहचान रहे है। तो में मुक्त हूँ न? 

तेरे पहले पत्रका उत्तर तो फुरसतसे दिया जा सकेगा। अभी तो ढेर-का-ढेर 
काम निकल आया है। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच ] 
तू किसी बहनकी खोज कर। खुर्शीदबहनको फुसला। 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७८८) से। 
४२९ पत्र * एफ० मेरी बारकों 
१ अक्तूबर, १९३६ 


चि० मेरी, 
बस, अब सोने जा रहा हूँ। यह पक्ति बस तुम्हारे दो प्रेम-पत्रोकी प्राप्ति- 
सूचना देने के लिए। बडी मजेदार बाते लिखी है तुमने। 
तुम दोनोको स्नेह । 
बापू 


अग्रेजीकी फोटो-नक्ल (जी० एन० ६०६८) से। सी० डब्ल्यू० शे३९८ से 
भी, सोजन्य एफ० मेरी बार 


४३० पत्र . महादेव देसाईको 


[२ अक्तूबर, १९३६ के पूर्व | 
चि० महादेव, 
तुम जब आये तब काफी देर हो गई थी, फिर भी तुम्हे लौठ जाना पडा, 
यह मुझे बिलकुल अच्छा नही लगा। किन्तु तुमसे ठहर जाने का आग्रह करने की हिम्मत 
भी नहीं पडी। नतीजा यह हुआ कि तुम दोनों खूब थक गये और रातके ११ 
बजे पहुँचे। इस मौसममे रातको किसीको यहाँ सुला लेने की मेरी इच्छा नहीं होती। 
नानावटीकों लगातार बुखार बना हुआ है। मलेरिया नही है, हो सकता है, टाइफायड 
हो। में उससे पार पा लगा। वहाँसे डॉक्टर मेजने की जरूरत नही है। 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११४९७) से। 
१ देखिए “पत्र महादेव देसाईकों”, २१०-१९३६। 


४३०९. पत्र : अमतुस्सलासकों 


सेगाँव, वर्धा 
२ अक्तूबर, १९३६ 
चि० अमतुस्सलाम, 

तेरा पत्र मिलते ही जवाब दे रहा हूँ । साथमे वदृदके' लिए भी एक पत्र 
है। उसमे तुझे मेरी सलाह मिलेगी। में जन्दीमे हूँ इसलिए ज्यादा नहीं लिखता। 
तू विचारपूर्वक कदम उठाये तो अच्छा होगा। तुझे बहुत-से रोग है। नखका इलाज 
तुरन्त करना ही चाहिए। नाकके बारेमे शाह जैसा कहे वैसा करना ठीक होगा। 
लेकिन यदि तुझे होमियोपैथीका इलाज कराना हो तो वही करा। अहमदाबादमे बहुत-से 
डॉक्टर है और राजकोटमे भी है। अगर वर्धा तुझे पसन्द ही न आये तो मेरी नजर 
तो राजकोट पर जाती है। वहाँ तू सुखी होगी, तेरा मन शान्त रहेगा। तुझे किस 

तरह शान्ति और सुख द, यही विचार मुझे परेशान करता रहता है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरयातीकी फोटो-नकरू (जी० एन० ३५४) से। 


४३२. पत्र: लीलावती आसरको 


२ अक्तूबर, १९३६ 
चि० लीला, 
तू लीलावतीसे लीला कैसे हो गई, यह तो तूनें देख लिया | अब तू लिली 
बने, उससे पहले मुझे योग्यता हासिल करनी पडेगी। यदि मुझसे योग्यता होती तो 
मुझे तेरे साथ बहस थोडे ही करनी पडती। सगे हुए बिना सगा बन पाना कठिन 
होता है। कागजके बारेमे जो तुझे ठीक छगे सो करना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकरू (जी० एन० ९५८२) से। सी० डब्ल्यूण ६५५४ से भी, 
सौजन्य लीलावती आसर 


१ अमतुस्स॒लाम का भतीजा । 
२ यह पत्र उपलब्ध नही है। 


३६५ 


४३३ पन्न ' महादेव देसाईको 


सेगाँव 
२ अक्तूबर, १९३६ 
चि० महादेव, 
अपने सन्‍्तोषके लिए यदि तुम डॉक्टरको लाना चाहो तो ले आना। अमतुलका 
पत्र आज चला जाये तो अच्छा हो। बाकी सब तुम्हारे आनेपर। अभी तो यहाँ 
राजेन्द्र बाबू आदिकी मण्डलीके सब लोग जमे हुए हैं। नानावटीका बुखार अभी 
नही उतरा, लेकिन वह प्रसन्न है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११४८९) से। 


४३४ पत्र सहादेव देसाईको 


२ अक्तूबर, १९३६ 
चि० महादेव, 
क्या कवीदवर-सम्बन्धी फैसला टाइम्स में मिला ? “हरिजन , हरिजनबन्धु 
और हिन्दुस्तान टाइम्स ” नवीनको भेजे जाते है न? कान्तिने भी तो माँग की है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तकल (एस० एन० ११४९०) से। 


४३५. जगलीपनका अवद्येष 


हमारा यह रोजका दुखद अनुभव है कि हिन्दुस्तानमें ऐसे बहुत-से पति है, 
जो अपनी पत्नियोको पशुधन या अन्य किसी माल-असबाबकी तरह एक प्रकारकी 
सम्पत्ति समझते हूँ और इसलिए ऐसा मानते है कि उन्हे अपनी स्त्रियोकों उसी तरह 
मारने-पीटने का हक है, जिस तरह वे अपने पशुओको मारते है। मगर मुझे स्वप्नमे 
भी यह खयाल नहीं था कि अदालते भी इस पाशविक आदतका समथेन करेगी। 
यह तो एक मित्रने मेरे हाथमे जब एक अखबारकी कतरन दी, तब मुझे पता चला। 
इसमे मदुरईके एक सेशन जजका फैसला था, जिसमे उन्होने यह स्वीकार किया था 
कि पतिको कानूनन यह हक है कि वह अपनी पत्नीकों पीठ सकता है। सद्भाग्यवश 
समासलोकी फेहरिस्तको देखते-देखते अचानक एक अग्रेज जजने मदुरईके सेशन जजके इस 


३६६ 


जगलीपनका अवशेष ३६७ 


विचित्र निर्णयका किस्सा पढ़ा और फौरन अभियुक्त पतिसे नोटिस द्वारा पूछा कि 
वह अपने अपराधका कारण बताये। यथासमय मामला न्यायमूर्ति पाण्डरगराव और 
के० एस० मेननके सामने पहुँचा और उन्होने इसपर अपना फैसला दिया। नीचे में 
इसका जरूरी हिस्सा' देता हूँ 
शायद इस मामलेमें इतना ही कहना काफी होगा कि यद्यपि 
विद्वान जजको इस विषयमें व्यक्तिगत रूपसे, वे जेसी चाहे, वेंसी राय रखने का 
अधिकार था, पर न्यायासन पर बेठकर यह घोषणा करना उनके लिए उचित 
नहीं था कि अगर स्त्री बहूदा बरताव करे, और किसी तरह बदतमीजीसे 
पेश आये, तो पतिको यह हक हासिल है कि उसे पीठें और इस तरह सजा 
दे। ताजीराते हिन्दर्म ऐसा कोई हक स्वीकार नहीं किया गया है और न 
सामान्य अपवादोमें पत्नीको पीटने के हकका ही कहीं जिक है। 
अगर यह अदालत इस फैंसलेको निराधार और गलत न करार दे तो 
कोई भी यह कल्पना कर सकता है कि सेशन जजके आसनसे किये गये ऐसे 
ऐलान का कितना भारी दुष्परिणाम हो सकता है। इसलिए हमें यह जरूरी 
लगा कि हम साफ-साफ दब्दोमे कह दे कि विद्वान जजने पतिका इस मामलेसें 
जो हक बताया है, वह सर्वथा निराधार है, ताकि भविष्यमें इस फसलेकी आइयमें 
या इसके भरोसे कोई अपनी पत्नीकों पीढें नहीं। 
बडी शमके साथ हमे यह कबूल करना पडता है कि पढे-लिखे पतियोके दिमागसे 
भी यह खयाल हटा नहीं है कि उन्हे यह हक है कि वे अपनी स्त्रियोको माल- 
असबाबकी तरह अपनी सम्पत्ति मानकर उनसे चाहे जैसा व्यवहार कर सकते है और 
जब दिलमे आये, पीट भी सकते है। क्‍या ही अच्छा हो, अगर इस फैसले से वे 
समझ जाये कि स्त्रियोके साथ यह बरताव तो हमारे जगलीपनका अवश्येषमात्र है! 
| अग्रेजीसे | 
हरिजन, ३-१०-१९३६ 


१ यहाँ कुछ भंश दी दिये जा रहे है। 


४३६ हिन्दू-धमंकी शिक्षा 


इग्लैडमे कैनन शेपडके नेतृत्वमे चलनेवाले शान्ति-आन्दोलन पर हालमे ही 

लिखे गये मेरे लेखोके'! सिलसिलेमे एक मित्र लिखते है 
मेरा तो यह मत है कि गीता का उपदेश जिस सन्दर्भ दिया गया है 
उसका, तथा श्रीकृष्ण और अजुनकी प्रारम्भिक बातचीतका विचार न करे, तो 
भी हिन्दू-धर्स निणयात्मक रूपसे यह नहीं कहता कि जहाँ सुसगठित आक्रमणके 
प्रतिरोधका सवाल हो वहाँ भी अहिंसासे ही काम लिया जाये। अपने तमाम 
उत्कृष्ट धमग्रन्योकी ऐसी अहिसापरक व्याख्या करने में तो हमें बहुत अधिक 
खींचतान करनी पडेगी। नि सन्देह, दया-भाव अथवा प्रेम-भावकों हिन्दू-धर्मने 
सबसे ऊंचा धर्म बताया हैे। पर उसका भाव, आप या ये श्ञान्तिवादी जो उपदेश 
दे रहे है, वह तो हरगिज नहीं है। और इस उद्देश्यसे हर चीजको रूपक बना 

देना तो ठीक नहीं होगा। 

मैंने अपनी “अनासक्तियोग ” नामक गीता की भूमिकामे यह स्वीकार किया 
है कि “गीता कोई अहिंसाका प्रतिपादन या युद्धकी निन्‍दा करने के लिए लिखा हुआ 
ग्रन्थ नही है। नि सन्देह वतमान हिन्दू-धर्म भी युद्धका ऐसा निषेध नहीं करता जैसा 
कि मै कर रहा हूँ। और जहाँतक हमे पता है, जिस' रूपमे हिन्दू-धर्मका पाकून 
भतकालमे किसी भी समय किया जाता रहा है, उसमे भी युद्धका ऐसा निषेध नहीं 
है। पर मैने तो केवल गीता की शिक्षा और हिन्दु-धमके सिद्धान्तोका एक नवीन 
किन्तु स्वाभाविक और न्यायसगत अर्थ जनताके सामने पेश किया है। और धर्मोकी 
बात छोड भी दे, पर हिन्दू-धर्म तो निरत्तर विकास करता आया है। कुरान या 
बाइबिल ' की तरह उसका कोई एक निश्चित धमग्रन्थ नही है। उसके धमग्रन्थोमे 
विकास और वृद्धि होती रही है। खुद गीता” को ही छीजिए। उसने कर्म, 
सनन्‍्यास, यज्ञ इत्यादिका बिलकुल भिन्न अर्थ प्रतिपादित किया है। हिन्दू-धर्मके अन्दर 
उसने नया जीवन डाल दिया है। आचारका उसने एक मौलिक नियम बताया है। 
“जीता ' में जो कहा गया है वह पुराने धमग्रन्थोमे अन्तनिहित नहीं था, ऐसी बात 
नही है। किन्तु गीता ने उन भावोको प्रकट रूपसे भाषाबद्ध कर दिया है, जो उन 
ग्रन्थोमे गर्भित थे। मैने ससारके कई धर्मोका श्रद्धापर्वकं अध्ययन और मनन किया 
है, और खासकर गीता “प्रतिपादित हिन्दु-धर्मके पालचका अपनी शक्ति-मर पूरा यत्न 
भी किया है। अपने इस अध्ययन और अनुभवके आधार पर, किन्तु किसी प्रकारकी 


१ देखिए “ अदिसा परमो धरम ”, ५ ९-१९३६ और “ हमारे अस्त्ित्वका नियम”, २६ ९-१९३६। 
२ देखिए खण्ड ४१, १० ९२९ | 


स्वैरतकी ओर ३६९९ 


खीच-तान किये बिता, हिन्दू-धर्म का एक व्यापक और विज्ञार स्वरूप जनताके सामने 
रखने का मेने यत्त किया है। यह इस घ्ंका वह रूप नहीं है जो इसके असख्य 
धर्मग्रन्योमे दबा पडा है, बल्कि वह सजीव रूप है, जिसका दर्शन अपने दु खी 
बालकको सान्‍्त्वना देनेवाली मातामे होता है। और मेरा यह दावा है कि इसमे 
मेने कोई नयी बात नही की, अपने पूव पुरुषोके चरण-चिक्लोका ही मैने इसमे अनु- 
गसमन किया है। हम जानते हैं कि एक समय हमारे पूर्वज ऋ्रुद्ध देवी-देवताओको प्रसन्न 
करने के लिए यज्ञमे प्राणियोकी बलि देते थे। उनके वशजोने, जो कि हमारे नजदीकी 
पूर्व-पुरुष थे, यज्ञ का भिन्न अर्थ किया। उन्होनें यह बताया कि यज्ञमें बलिदान 
प्राणियोका नहीं, हमारे अधम विकारोका हो और वह बुद्ध देवी-देवताओोको प्रसन्न 
करने के लिए नही, बल्कि अपने अन्तस्तरूमे विराजमान प्रभुको प्रसन्न करने के लिए 
हो। मेरा तो यही मत है कि गीता -धमकी निश्चित शिक्षा यही है कि हम सब 
शान्तिकी उपासना करे, चाहे इसके लिए हमे अपने प्राण भी अपण कर देने पडे। 
मानव-जातिकी यह सर्वोच्च आकाक्षा है। 

“महाभारत और “रामायण दो ऐसे ग्रन्थ है जिनको करोडो हिन्दू जानते 
है ओर अपने माग-दशनके लिए पढत भी है। वे रूपक हैं, यह तो भीतरी प्रमाणसे 
ही सिद्ध है। माना कि उनमें अधिकाशमे ऐतिहासिक व्यक्तियोका ही वर्णन है। पर 
फिर भी इससे मेरे पक्षको कोई बाधा नही पहुंचती। प्रत्येक महाकाव्यमे सत और 
असत्‌ शक्तियोके बीच चलनेवाले सनातन सघषका वर्णन होता है। जो भी हो, यह 
तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि मैने पहलेसे अपने कुछ विचार बना लिये है 
और उनका समर्थन करने के उद्देश्यसे में हिन्दधम या गीता की खीच-तान करना 
चाहता हूँ। में तो कहता हूँ कि मेरे विचार वास्तवमे गीता ,  रासायण *, “महा- 
भारत ' और उपनिषदोके ही अध्ययनका परिणाम हैं। 

| अग्रेजीसे ] 
हरिजन, ३-१०-१९३६ 


४३७. स्वेरताकी ओर 


एक युवकने लिखा है 

ससारका कायाकल्प करने के लिए आप चाहते हे कि प्रत्येक सनुष्य 
सदाचारी बन जाये। परन्तु आपकी बात ठीक-ठीक सेरी समझमें नहीं आ रही 
है। आखिर इस सदाचारसे आपका क्‍या अभिप्राय है ? यह केवल यौन प्रवत्तियों 
तक ही सीमित है या इसमें मनुष्यके समस्त आचरणका समावेश होता है? 
मुझे तो ऐसा शक है कि सदाचारकी आपकी बात केवल यौन प्रवृत्तियो 
तक ही सीमित है, क्योकि आप अपने पूजीपति और जमींदार दोस्तोको तो 
कभी यह बताने का कष्ट नहीं करते कि वे किस तरह अन्यायपूर्वक मजदूरों 


६३२०-२४ 


३७० सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


और किसानोका पेट काट-काटकर अपनी जेबें भरते रहते हे, लेकिन युवकों 
और युवतियोकी यौनाचार-विषयक गलरूतियोपर उन्तकी निन्‍्दा और ताडना 
करते हुए आप कभी थकते नहीं, और सदा उनके सामने ब्रह्मचयें-क्षतका आदशों 
उपस्थित करते रहते ह। आप भारतीय युवकोका मानस समझने का दावा करते 
है। में किसीका प्रतिनिधि होने का दावा नहीं करता, लेकिन एक स्वतस्त्र 
युवकके नाते से आपके इस दावेकों चुनोती देने का साहस करता हूँ। आजके 
सध्यस वर्गका युवक-समुदाय किन परिस्थितियोसे गुजर रहा है, रूम्बी बेकारी, 
जीवनको कुचलनेबवाले सामाजिक रीति-रिवाजो और सह-शिक्षणसे उत्पन्न 
प्रलोभव उसकी कसी दुदशा कर रहे हे-- इसकी सही ओर पूरी जानकारी 
आपको है, ऐसा समालम नहीं होता। यह सब पुराने और नये विचारोके 
बीच चल रहे सघर्षका परिणाम है और इसमें यूवकोके पलल्‍ले सामान्यतया 
दुख और पराजय ही आई है। में आपसे नम्नतापुर्वंक अनुरोध करता हूँ कि 
आप युवकोके प्रति दया-भावसे काम ले और उन्हे आचारकी अपनी अतिशय 
शुद्धतवाली कसौटीपर न कसे। में तो ऐसा मानता हें कि यदि भोगतृप्ति 
दोनोकी सहमति और पारस्परिक प्रेमके साथ की जाये तो वह नेतिक ही 
है, चाहे वह विवाहके दायरेसें, यानी अपनी पत्नीके साथ हो या उसके बाहर। 
सनन्‍्तति-नियमनके कृत्रिम उपायोकी शोधके बाद विवाहकी प्रथाका यौन आधार 
नष्ट हो गया है। अब तो उस प्रथाकी उपयोगिता इतनो ही रह गई है कि 
उससे सनन्‍्तानकी रक्षा और उसके कल्याणका ध्येय सधता है। ये बातें सुनकर 
शायद आपके दिलको चोट पहुँचेगी, पर में आपसे यह प्राथना करता हूँ कि 
आजकलके युवकोकों भला-बुरा कहते समय कृपया अपनी युवावस्थाको आप मत 
भूलिए। आप स्वय क्‍या कस कामी थे? आप कितना विषय-भोग करते थे? 
सम्भोगके प्रति आपको यह घृणा शायद आपकी इस अति का ही परिणाम है। 
इसीलिए अब आप ऐसे सन्‍्यासी बन रहे हे और इसमें आपको पाप नजर 
आता है। अगर तुलना करें तो मेरा खयाल है कि आजकलके कई युवक इस 
विषयमें जरूर आपसे ज़्यादा अच्छे साबित होगे। 


इस तरहके अनेक पत्र मेरे पास आते है। इत नौजवान भाईसे मेरा परिचय 
हुए रूगभग तीत महीने हुए होगे, परन्तु इतने थोडे समयमे ही, जहाँतक मुझे 
दिखाई देता है, ये परिवर्तेतकी कई अवस्थाओमे से गुजर चुके है। अब भी वे एक 
गम्भीर परिस्थितिसे ही गृजर रहे है। ऊपर जो उद्धरण दिया गया है वह एक 
लम्बे पत्रसे लिया गया है और यदि मैं इस पूरे पत्रकों तथा उनके अन्य पन्नोकों 
भी प्रकाशित कर दूँ तो इससे उन्हे प्रसन्‍नता ही होगी। लेकिन मैने ऊपर 
जो अश दिया है वह कितने ही युवकोके विचारों और प्रवृत्तियो को प्रकट 
करता है। 


स्वैरताकी ओर ३७१ 


बेशक, युवको और युवतियोसे मुझे सहानुभूति है। अपनी जवानीके दिनोकी भी 
मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे देशके युवकों और युवतियोमे आस्था है। इसीलिए 
उनकी समस्याओपर विचार करते हुए में कभी थकता नही। 

मेरे लिए तो सदाचार, नैतिक नियम और धर्म एक ही बात है। आदमी 
अगर पूरी तरहसे सदाचारी हो परन्तु धामिक न हो तो उसका जीवन बालपर 
खडी की गई इमारतकी तरह समझिए। इसी तरह सदाचारहीन धर्म भी दूसरोको 
दिखाने-मरके लिए होता है और आपसमे सिर-फूर्टॉवलका कारण बनता है। सदाचारमे 
सत्य, अहिसा ओर ब्रह्मबचय तीनो आते है। मनुष्य-जातिने आजतक सदाचारके जितने 
नियमोका पालन किया है, वे सब इन तीन सर्वप्रधान गुणोसे सम्बन्धित है या उन्हीसे 
प्राप्त हुए है। और दूसरी ओर अहिसा तथा ब्रह्मचयकी उत्पत्ति सत्यसे होती है, 
और सत्य मेरे लिए प्रत्यक्ष ईश्वर ही है। 

सयम-पालनके बिना स्त्री या पुरुष अपना नाश ही करेगा। इन्द्रियोपर कोई 
नियन्त्रण न होना बिना पतवारकी नावमे सवार होने-जैसा है। ऐसी नाव अपने 
रास्तेकी पहली ही चट्टान से टकराकर टूट जाती है। इसीलिए में सयममपर इतना 
जोर देता हँ। पत्र-लेखकका यह कहना ठीक ही है कि सनन्‍्तति नियमनके क्रृत्रिम 
उपायोके आ जानेंसे विषय-भोग-सम्बन्धी विचारोमें परिवतन हो गया है। यदि 
पारस्परिक सम्मतिसे सम्भोग --चाहे वह विवाहके दायरेमे हो या उसके बाहर, 
और इसी दलीलको थोडा और बढा दिया जाये तो ऐसा भी कह सकते है कि 
चाहे वह पुरुष और पुरुष अथवा स्त्री और स्त्रीके बीच ही क्यो न हो -- नीतिमय 
बन जाता है, तब तो योन सम्बन्ध-विषयक नीतिके नियमोकी बुनियाद ही नष्ट हो 
जाती है और युवकोके लिए फिर सचमुच “दुख ओर पराजय ” के सिवा और कुछ 
बाकी नहीं रहता। भारतमे ऐसे अनेक युवक-युवतियाँ मिलेगे जो पारस्परिक सहमति 
पर आधारित भोग-वासनाके जिस पाशमे वे अपनेको कैद पाते है, उससे छुटकारा 
पाना चाहते है। यह वासना मनुष्यको गुलाम बनानेवाले प्रबलतम नहोसे भी ज्यादा 
प्रबल है। यह आशा रखना व्यर्थ है कि सन्तति-नियमनके कृत्रिम उपायोका उपयोग 
केवल सन्‍्तानकी सरया मर्यादित करने के लिए ही होगा। सुष्ठु ओर पवित्र जीवनकी 
आशा तमीतक है जबतक कि यौन क्रियाका सम्बन्ध स्पष्टत बहुमूल्य नये जीवनके 
निर्माणसे है। इसमे विक्रृेत यौन क्रिया और, उससे कुछ कम अश्यमे, स्व-पर-स्त्रीका 
भेद न करनेवाली स्वैरतापूण यौन सम्बन्धके लिए भी कोई अवकाश नही है। यौत 
क्रियाकों उसके स्वाभाविक परिणामसे विच्छिन्न कर दिया जाये तो घुणित स्वैराचारके 
लिए रास्ता खुल जायेगा तथा अप्राकृतिक वासना-तृप्तिका यदि अनुमोदन न होने लगे 
तो कमसे-कम उसे कोई पाप न मानकर माफ तो किया ही जाने हछगेंगा। 


यौन-समस्यापर किये जा रहे इस विचारसे चूकि मेरे अपने अनुभवोका भी 
सम्बन्ध है, इसलिए जिन पाठकोने मेरी आत्मकथा * के अध्याय नही पढे है वे 


३२ देखिए खण्ड ३९। 


३७२ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


मेरी विषय-लोलपताके बारेमे कही इस पत्र-लेखकके-जैसे ही निष्कर्ष न निकाल ले, 
इसलिए उन्हे सावधान कर देना ठीक होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मे चाहे 
कितना ही विषयी रहा होऊे, परतु मेरी विषय-वासना अपनी पत्नी तक ही सीमित 
थी। फिर, में एक बहत बडे सम्मिलित परिवारमे रहता था, जिससे रातके कुछ 
घटोको छोडकर हमे एकान्त कभी मिलता ही नहीं था। तेईस वर्षकी अवस्थामे ही 
में केवल भोगके लिए सम्भोग करने में समाये दोषके प्रति जागरूक हो गया था। और 
सन १८९९ मे ' यानी जब में तीस सालका था, मैं पृण ब्रह्मचयकी प्रतिज्ञा लेनेका 
निईचय कर चुका था। मुझे सनन्‍्यासी कहना गलत होगा। मेरे जीवनके नियामक 
आदश तो सारी मनुष्य-जातिके द्वारा ग्रहण किये जाने के लिए प्रस्तुत है। मैने उन्हे अपने 
क्रमिक विकासकी अवस्थासे गुजरकर प्राप्त किया है। मैने हरएक कदम पूरी तरह सोच- 
समझकर गहरे मननके बाद उठाया है। ब्रह्मचर्य और अहिसा दोनो अपने व्यक्तिगत 
अनुभवसे मुझे प्राप्त हुए और अपने सावजनिक कत्त॑व्योको पूरा करने के लिए उनका 
पालन मेरे लिए नितान्त आवश्यक हो गया। दक्षिण आफ्रिकामे एक गृहस्थ, एक 
ब्रेरिस्टर, एक समाज-सुधारक अथवा एक राजनीतिज्ञकी हैसियतसे मुझे जो एकाकी 
जीवन व्यतीत करना पडा, उस जीवनमे अपने उपर्युक्त कर्त्तव्योको पूरा करने के निमित्त 
मेरे लिए यह जरूरी हो गया कि में कठोर सयमका पालन करूँ तथा स्वदेश-बन्बुओ 
और यूरोपीयो दोनोके साथ अपने व्यवहारमे सत्य और अहिसाका कडाईसे आचरण 
करूँ। में एक मामूली आदमीसे अधिक ऊँचा होने का दावा नहीं करता। मुझमें 
उससे मी कम योग्यता है जितनी सामान्य मनुष्यमे होती है। मेरे इस अहिसा और 
ब्रह्मचर्य-ब्रतके पालनमें भी कोई बधाई देने छायक बात नही, क्योकि वे तो वर्षोके 
निरन्तर प्रयाससे मेरे लिए साध्य हुए है। मुझे तो इसमे जरा भी सन्‍्देह नहीं कि 
मैने जो सिद्धि प्राप्त की है उसे हर पुरष और हर स्त्री प्राप्त कर सकती है, 
बशतें कि वह भी मेरी ही तरह प्रयत्त करे और अपने मनमे मेरी-जेसी ही 
आशा और आस्था लेकर चले। आस्थाहीन कार्य अग्राध समुद्रकी थाह लेने का प्रयत्न 
करने-जैसा है। 
| अग्रेजीसे | 
हरिजन, ३-१०-१९३६ 


१ छेकिन गांधीजी ने वास्तवमें जद्माचय जत १९०६ में लियां, देखिए खप्ड ३९, पृ० १६१। 


४३८ पत्र अमृतकोरको 


सेगाँव, वर्धा 
३ अक्तूबर, १९३६ 


मूर्सा रानो, 

डॉ० देशमुखने, दिन उलने परही सही, तुम्हारी जाँच की, यह जानकर बडी 
खुशी हुई। हमे उम्मीद रखनी चाहिए कि तुम उनके नुस्खेसे छाम उठाओगी। 

प्राकृतिक चिकित्सासे शम्मीकी चिढ या तो एक ढोग है या फिर उसकी 
जडमे अज्ञान-जनित पृवग्रह है। अन्सारीने तो इसे हमेशा पसन्द किया। 

मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि तुम खराब सेहत लेकर ही यहा मेरे पास 
चली आओ और में तुमको भमली-चगी बना दू। लेकिन तुमको अधीर नही होना 
चाहिए। धैर्य और सतत प्रयत्नके बिना कोई भी व्यक्ति अपनी बाहरी अथवा 
अन्दरूती खामियोसे उबर नहीं सकता। 

इस एक्जीमाको लेकर तुम जो इतना सिर धुनती हो, मुझे रूगता है कि कही 
यह कुछ दिनके लिए थोडी शक्ल बिगडने की वजहसे ही न हो। मेरा अनुमान अगर 
ठीक है तो रूपका तुमको कितना मान है। इससे छुटकारा पाने के लिए तुमको निश्चय 
ही मेरे पास आना पडेगा। और यहा कमसे-कम तुमको अपने दागो या ऐसी किसी 
भी चीजका हर समय खयाल नहीं बना रहेगा। यहाँ तुम्हे अपने समकक्ष लोगोका 
साथ नही मिलेगा। जो भी हो, इस बीमारीको लेकर तुम्हारे लगातार घुलते रहने से 
मुझे चिन्ता होती है। में चाहता हूँ कि तुम इससे ऊपर उठ सको। कर सकती हो 
ऐसा ” डटकर प्रयास करो और इस गन्दी चीजकों भूल जाओ। 

जाहिर है, में जब अपने बारेमे कुछ नहीं कहता तो तुमको समझ लेना 
चाहिए कि में मला-चगा हूँ। केकिन एक बीमार साथीकी परिचर्या करनी पड रही 
है -- नानावटीकी, जो एक श्रेष्ठ कायकर्ता और अच्छा गवंया है। वह मगनवाडीमे 
रसोईका काम सँभाले हुए था। लगता है, उसे हलका-सा टाइफाइड है। उसको 
केवल सन्तरेका रस या शहद और गरम पानी दिया जा रहा है। कटि-स्तान और 
एनिमा भी रोज ले रहा है। वह अपनी शारीरिक हाक्ति बनाये हुए है और काफी 
प्रफल्लित रहता है। मुझे आशा है, वह हफ्ते-मरमे ठीक हो जायेगा। आज पाँचबाँ 
दिन है। तुम जानती ही हो कि मुझे परिचर्या करना बहुत अच्छा लगता है। 
मुझे उससे थकान महसूस नहीं होती। प्यारेछाल रसोईका काम देखता है। वह तो 
जैसे न कभी थकता है और न उसे नींद ही आती है। 


३७३ 


३७४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सरदार आज यहाँ पहुँचनेवाले है। 
सस्नेह, 
तानाशाह 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू०ण ३७४७) से, सौजत्य अमृतकौर। जी० एन० 
६९०३ से भी 


४३९, पत्र अमतुस्सलामको 


३ अक्तूबर, १९३६ 
चि० अमतुस्सलाम, 
कल तो बहुत जल्दीमे पत्र लिखा था। आज भी जल्दी तो है ही। मेरे सामने 
डॉनावटी बुखारसे खटियामे पडा है। उसको गीली चादरमे लपेटा है। तबीयत 
सुधारने के लिए त्रिवेन्रम जाने में मेरी अनुमति नही मिलेगी। वहॉकी आबोहवा अच्छी 
नही मानी जाती। वहाँकी खुराक भी तेरे लिए ठीक नही है। वहा तुरन्त कुशल 
डाक्टर भी नहीं मिलते। और तेरे लिए वह इतनी दूर है कि सेहत सुधारकर ही 
तू वहाँ जा सकती है। तू चगी हो जाये और सरस्वतीसे मिलने जाये, तो इसमें 
मुझे जरा भी आपत्ति नही है। तुझे क्या करना चाहिए सो तो मैं लिख चुका हूँ। 
कान्तिके लिए भेरे आशीर्वाद तो सदा है ही। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५५) से। 


४४० पत्र महादेव देसाईको 


३ अक्तूबर, १९३६ 

चि० महादेव, 

इसके साथ [ भेजने के लिए | कुछ तार भेज रहा हूँ। सरदारकी कोई खबर है ” 

मोतीहारीम शायद तारघर नही होगा। 

कुछ पत्र भी भेज रहा हूँ। 

जवाहरको यहाँसे दस बजे रवाना कर दूँगा, क्योकि यहाँ बीमारी चल रही 
है, इसलिए मैं कल किसीको भोजन कराने की स्थितिमे नहीं रहँगा। तुम तो करू 
यहाँ आ ही रहे होगे। मैने माव लिया है कि सरदार आज तीसरे पहर अवश्य 
आयेगे। 


बापूके आशीर्वाद 


पत्र देवदास गावीको ३७५ 


[ पुनरच | 

तार कुमारप्पा अथवा भारतनको दिखला लेना, जिससे कोई भूल न रह 
जाये। यदि महादेव यहॉके लिए रवाना हो गया हो, तो कन्‌ तार भेजे और पत्र 
डाकमे डाले। जिनकी नकर करना जरूरी हो, उनकी नकरू कर ले। 


गुजरातीकी फोटो-तकल (एस० एन० ११४९१) से। 


४४१ पत्र : देवदास गाधीकों 
३ अक्तूबर, १९३६ 


चि० देवदास, 

बा के पत्र मे में तेरा दुख देख रहा हू। बा का दुख तो मै जानता 
ही था। किन्तु इस सबको अपरिहायं मानकर इसका सोच नहीं करना चाहिए।' 
और यह कौन कह सकता है कि हरिलालके पतनमे जानें-अनजाने मेरा अथवा हम 
दोनो माता-पिताका कैसा और कितना हाथ रहा। “ तुख्मे तासीर ”, इस कथनमे 
एक पूरा शास्त्र छिपा हुआ है। गुजरातीमे भी ऐसा ही है “बड़ तेवा ठेटा, बाप 
तेवा बेटा । जब ऐसे विचार मनमें आते है, तब हरिलालकों दोष दैने का मन नहीं 
होता। मेरे अपते ऊपर क्रोध करने से भी क्‍या होगा? उस समयके अपने विषयी 
मनकी मुझे याद है। दूसरी बातोको खोज पाना कठिन है। ईश्वरकी सुक्ष्म गतिको 
कौन जान सकता है? हम तो प्रसिद्ध दृष्टान्तोके आधारपर कुछ सिद्धान्त ही स्थिर 
कर सकते है। 

बा के पत्रपर निजी अथवा सावजनिक पत्रोमे कोई आलोचना हुई हो तो 
बताना । 

तेरी तबीयत कैसी रहती है”? वुछ सुधार हो रहा है कया? 

लक्ष्मीका क्‍या हाल है? बा प्रसन्न रहती है या खिन्न ” मनुड़ीका क्‍या 
हाल है ! 

कान्ति अपने अध्ययनमे डूब गया है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०३७) से। 


इदरिलाल गाघीकों लिखा यया। 

भगवदू गीता, २/२७। 

जेसा बीज वेसा पोचा। 

आप व . ऐ 

जेसा वृक्ष बेसा फ्ल, जेसा बाप वेसा बेदा | 


कर. 00 और ७ 


४४२ पत्र * कस्त्रबा गाधीकों 
३ अक्तूबर, १९३६ 


बा, 

इस बीच तेरा पत्र नहीं आया। क्‍या बीमार पड गई थी? अब तो सब ठीक 
हो गया होगा। मीराबहन ठीक है। कमजोर तो है। बुखार नहीं है। नानावटीको 
थोडा बुखार है, लगता है, दो-एक दिनमें उतर जायेगा। 

अखबारमे तेरा पत्र पढा। यह सब लिखने का कारण क्या है? उसके आधार 
पर एक अग्रेज बहनने तुझे पत्र लिखा है। वह पत्र देवदाससे समझ लेना और उसे 
जवाब लिखा देवा। लीलावती समय-समयपर महादेवके साथ आती रहती है। सब 
ठीक चल रहा है। 

अब वहाँ सबकी तबीयत ठीक होगी। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०३८) से। 


४४३. पत्र प्रभावतीकों 
३ अक्तूबर, १९३६ 


चि० प्रभा, 

तेरा पत्र विचलित कर देनेवाला है। एक तरफ तो दूध और फलके बारेमे 
तू जो कहती है, वह सच जान पडता है और दूसरी तरफ यह खुराक न मिलने के 
कारण तेरा बीमार पडना भी नही पुसाता और यदि तू बीमार पड जाये तो डॉक्टर 
और दवापर जो खर्च होगा, उसमें यह बची हुई सारी रकम खच हो जायेगी। 
धमका पालन इतना कठिन है। मेरा तुझे अधिक पैसे भेजना भी उचित नहीं है और 
इस प्रकार तेरा अधिक दूध और फल खाना भी उचित नही है। में इतना ही कह 
कर शान्त हो जाता हूँ कि यदि तू किसी प्रकार अधिक दूध और फल खा सके तो 
खा। भगवान्‌ तेरी रक्षा करेगा। तेरी चिन्ता करनेवाला भला में कौन हूं ? 

तेरा यह कहना ठीक ही है कि तू जो-कुछ करती है, मुझसे पछकर ही करती 
है। तेरा यह कहना भी ठीक है कि ऐसा तू मेरी आज्ञासे करती है। तू जो-कुछ 
कर रही है, वैसा करना तेरा स्पष्ट कत्तव्य है। इसको देखते हुए मैं तुओ और दूसरा- 
कुछ करने की आज्ञा भी क्‍या दूँ? लेकिन जबतक तू अपने कुटुम्बकी सेवामे छूगी 


२३७६ 


बातचीत जवाहरलाल नेहरूसे ३७७ 


रहेगी तबतक तुझे २५ स्पये कैसे दिये जा सकते हैँ” इसलिए जयप्रकाशके लिए 
ही २५ रुपये और प्राप्त करने का निदचय किया है। और तदनुसार भेजने के लिए 
कह भी दिया है। तुझे पूरी तरह आराम लेना चाहिए और थोडा घूमना-फिरता भी 
चाहिए। आशा है, तू तेल और मसालहा तो नहीं खाती होगी। आठा चोकरवाला ही 
होता है न? तुझे पत्तीदार भाजी क्‍या मिलती है”? और तुझे जो गुड मिलता है 
वह अच्छा तो होता है न? 

अपने बारेमे तो में तुझे लिख ही चुका हैँ। आजकल द्रध, फल और सब्जी 
लेता हूँ। कही फिर बुखार न आ जाये, इस डरसे मैने रोटी खाना शुरू तही किया 
है। इधर मैने अपना वजन तो नहीं लिया है, क्योकि उसकी कोई व्यवस्था यहाॉँ 
नही हो सकी है। बा अभी देवदासके पास है और मनु भी वही है। 

पिताजी से तेरे बारेमे और क्‍या बात कही जा सकती है”? वे तेरे स्वभावकी 
प्रशसा कर रहे थे और तुझसे प्रसन्न थे। हॉ, २४ तारीखको मैं काशी पहुँचगा 
और वहाँसे २६ को राजकोटके लिए निकरलगा। राजकोटमे नारणदासके माता-पिताके 
दर्शन करके अहमदाबाद और वहाँ तीन दिन ठहरकर सेगाव पहुँच जाऊँगा। तू काशी 
थोडे ही आनेवाली है? 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४८३) से । 


४४४ बातचीत * जवाहरलाल नेहरूसे' 


[३ अक्तूबर, १९३६ ॥|* 


यही कारण है कि तुम्हे बादशाह कन्यूठ बनाया गया है, ताकि तुम इस 
कामको औरोसे ज्यादा बेहतर ढगसे कर सको। 


जवाहरलाल नेहरू लेकिन क्या इससे कोई अच्छा तरीका नहीं है”? क्‍या यह 
जरूरी है कि यह सब आप खुद ही करें? 

नहीं तो और कौन करे ? पासके गाँवमे जाकर देखों तो पाओगे कि ६०० से 
से ३०० लोग तो बीमार है। क्या उन सबको अस्पताल जाना चाहिए ? हमें अपना 
इलाज आप ही करना सीखना है। हम अपने ही पापोका फल भोग रहे है। बगालमे 


१ शिवप्रस्ताद गुप्दके आमन््रणपर ग्राधीजी को भारतमाता मन्दिरका उद्घाटन करना था। 

२ मद्दादेव देसाईके “ वीकछी छेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से उद्धत । 

३ हरिज्ञन, १७१० १९३६के अकमें प्रकाशित महादेव देसाईके “वीकली लेटर” (साप्ताहिक 
पत्र) में बताया गया है कि सरदार पंटेलके साथ जवादहरहाल नेहरू ३ भकक्‍तूबरकों सेयाँव गये थे। 

४ जवाहर॒काल नेदरुने रोग्रियोंकी शुभूषा स्वथ करने के गाधीजी के भाम्नहकी तुलना इण्लैडके राजा 
केन्यूट द्वारा समुद्रके ब्वारकों रोकने के प्रथत्नते की थी। 


३७८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जलकी समस्यापर प्यारेलालने जो हेखमाला लिखी है, उसमे तुमने देखा होगा कि 
मलेरिया, हैजा और दूसरी तमाम बीमारियाँ हमने खुद पैदा की है। व्यक्तिगत 
दृष्टान्त पेश न करे तो फिर इन बेचारे गॉववालोको और किस तरह उस सम्बन्धमे 
कुछ सिखाये ? 

| अग्नेजीसे | 

हरिजन, १०-१०-१९३६ 


४४५ बातचीत : अमृतलाल ठा० नानावटीसे' 


[३ अक्तूबर, १९३६ के पदचातु | 


तुम अगर इसलिए जाना चाहते हो कि तुम्हारे खयालसे अस्पताल या काका 
साहबके घर चले जाने से तुम अपने माता-पिताको ज्यादा खुश कर सकोगे, तो तुमको 
अवध्य चले जाना चाहिए। में एक स्ट्रेचर तत्काल मंगवाकर तुमको वहाँ पहुँचवा 
सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मेरी सुविधाके खयालसे जाने की सोच रहे हो तो मैं 
तुमको बतला द्‌ कि यह मेरे प्रति तुम्हारा ईमानदारीका व्यवहार नहीं होगा। कोई 
भी बेटा अपने बापकी सुविधाके खयालसे उसे छोड जाने की बात नहीं सोच सकता। 
अगर पुत्रके महसे दबी जबान भी ऐसी कोई बात निकल जाये तो उससे पिताके 
मतकों गहरी ठेस लगेगी। और यहाँ तो इस तरहका कोई खयाल करने की जरूरत 
भी नही है। यहाँ मुझे, जितनी में चाहूँ, उतनी मदद मिल सकती है और में तुमको 
फिरसे स्वस्थ बना सकता हू, यह बात उतनी ही अच्छी तरह जानता हूँ जितनी 
अच्छी तरह, जब बा दक्षिण आफ्रिकामे मौतके दरवाजे तक पहुँच चुकी थी तब, 
यह जानता था कि में सेवा-शुश्रूषा करके उसे बचा लहूगा या जितनी अच्छी तरह 
मुझे यह मालूम था कि अपने बेटे मणिलालको मै उस टाइफाइड बुखारसे जिन्दा बाहर 
खीच लाऊंगा जो ४२ दिनतक आता रहा था। डॉक्टरोने मुझे दोनो ही मामलोमे 
गम्भीर चेतावनी दे दी थी और साफ कह दिया था कि उनकी मृत्युके लिए में ही 


१ महदिव देसाईने अपने “वीकली छेटर” (साप्पाहिक पत्र ) में इस बातचीत का विवरण इस 
भूमिकाके साथ दिया है “ भमृत॒लाल नानावटीकी ] हालत देखकर स्पष्ट ही हम सब कुछ चिल्ित हो 
रहे थे और काकासाइव, में तथा अय मित्र सोच रहे थे कि उन्हें अस्पताल छे जायें, जिसके दो लाभ 
रहेंगे --- एक हो पहाँकी घिचपिच कम होगी और गांधीजी की व्यर्तता तथा चित्ना कम हां जायेगी और 
दूसरे, मरीजकोीं चिकित्सीय सुविधा अधिक सुरुभ दो जायेगी। इमने यह प्रस्ताव जब गाधीजी के सामने 
रखा तो मरीनको भस्पत्ाल के जाने की बात्पर वे बिलकुल सहमत द्वो गये पर उनका आग्रह था कि दो एक 
बात्वोंका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए ।” 

२ महादेव देसाईके “ वीकली छेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) में दी गईं जानकारीके अनुसार। 

३ देखिए खण्ड ३९, पृ० २४६-४५। 

४ देखिए खण्ड ३९, पृ० १९० ९५। 


पत्र कान्तिलाल गाधीको ३७९ 


जिम्मेदार होऊँगा। लेकिन मैं उनकी बलि देने के लिए उतना ही तैयार था जितना 
कि उनको बचा लेने के लिए चिन्ताकुल और उनकी परिचर्यामे सतर्क था। ईइवरने 
मेरी आस्थाकी परीक्षा जरूर ली, लेकिन उसने मुझे उस परीक्षाकों झेलने की शक्ति 
भी प्रदान की। चकि तुम एक वीर पुरुष हो इसलिए मै तुमको बतलछा सकता हूँ 
कि यदि नौबत आ ही जाये तो मै तुमको खो देने से भी कतई नही डरता, लेकिन 
इतना में जानता हूँ कि तुमको इससे बाहर निकालने के लिए जितना भी कुछ करता 
चाहिए वह सब मैं कर रहा हूँ। इसलिए तुम अगर मेरे ऊपर तरस खाकर मुझे 
छोडकर जाने का फैसला करो, तो यह मेरे प्रति और स्वयके प्रति भी तुम्हारा 
ईमानदारीका व्यवहार नहीं होगा। मै यह बात तुम्हारे सामने इतने स्पष्ट रूपमे 
इसलिए रख रहा हूँ कि हम लोग सत्याग्रही है और यह जरूरी है कि हम अपने 
प्रत्येक कार्यके उद्देश्यों और प्रेरणाओके बारेमे विवेकपूर्ण ढगसे विचार कर के और 
हम न तो अपने-आपको धोखेमे रखे न दूसरोको। 


नानावटीको इसका उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं पडी “से केवल आपके 
खयालसे जाने की सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आपकी इतनी चिन्ता का 
कारण नहीं बनना चाहिए। बसे में जानता हूँ कि ससारमें अन्यत्र कहीं भी मेरी 
इससे अच्छी परिचर्या और इससे अधिक स्नेहपुर्ण देखभाल नहीं हो सकती।” ओर 
उन्होने वहीं बने 'रहना पसन्द किया। 
| अग्रेजीसे ] 
हरिजन, १७-१०-१९३६ 


४४६ पत्र : कान्तिलाल गाधोकों 


सेगाँव, वर्धा 
४ अक्तूबर, १९३६ 


चि० कान्ति, है 

तेरा पत्र कल झामको वर्धा पहुँचा, इसलिए मुझे आज सुबह मिला। इतवार 
होते हुए भी तेरे मनकी ञ्ञान्तिके लिए मैने जो तार भेजा था, वह भी तुझे मिला 
होगा । 

लम्बा पत्र नही लिख सकता, क्योकि दो बीमारोके बिस्तरोके बीच बैठा हू। 
बलवन्तसह और नानावटी बुखारकी चपेटमे आ गये है। 

तू बडी मुसीबतमें पड गया है, उससे मुक्त तो हो ही जायेगा। धीरज और 
हिम्मत रखना। नम्नता किन्तु दृढतापूर्वक उससे मिलने से इनकार करना। कहना कि 
बापूका हुक्म है। से उसे भी लिख रहा हूँ' कि तुझसे बिलकुल न मिले, न तुझे 


१ देखिए अगला पत्र। 


३८० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


तंग करे। उससे तग आकर अहमदाबाद जाने की जरूरत नही है। वह तो ऐसी है 
कि वहाँ भी तेरे पीछे चछी आयेगी। मैने ही उसे अहमदाबाद अथवा राजकोट 
जाने का सुझाव दिया है। बीमारीकी हालतमे त्रिवेन्द्रम जाने को मना कर दिया है। 
वह तेरे पीछे चाहे जहा जाये, उससे न मिलने में ही तेरा निस्तार है। 

किन्तु किसी और कारणसे यदि तेरा मन अहमदाबाद जाने को करता हो, तो 
शौकसे जा। मगनभाईके साथ रहना। दीवान बलूभाई [ अपने स्कूलमे |] तेरा स्वागत 
करेगे। देवदास तेरी फीस देगे। तू तो बस आनन्दसे और शान्तिपूवकक अपना अध्ययन 
कर। मै अमतुस्सलामको तुझे तग नही करने दूँगा। मुझे लिखते रहना। उतावलीसे 
कोई कदम न उठाना। 


बापुके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नतकल (सी० डब्ल्यू० ७३०७) से, सौजन्य कान्तिछाल गाधी 


४४७ पत्र : अमतुस्सलामको 
४ अक्तूबर, १९३६ 


चि० अमतुस्सलाम, 

आज कान्तिका बहुत ही दु ख़द पत्र मिला। वह लिखता है कि तू उसे छोडती 
ही नहीं। घटो समय बरबाद करती है और निकम्मी बाते करती है, हालाँकि उसके 
पास एक मिनटका भी समय नही है।' मैने तुझे खास तौरसे कहा था कि 
कान्ति चाहे तभी तू उससे मिल सकती है। मैने कान्तिको तुझसे मिलने को मना कर 
दिया है, और तुझे भी कान्तिसे मिलने को मना कर रहा हूँ। कान्तिका तो जो 
होनेवाला होगा सो होगा। तू उसकी चिन्ता मत कर। बस तू चगी हो जा। 

मुझे लिखना कि तू अब उससे नहीं मिलेगी। उसे कुछ लिखना हो तो मुझे 
लिखना । मेरा करू का पत्र मिला होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गूजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २५६) से। 


१ देखिए “पत्र अमतुस्सकामकों ”, ३ १०-१९३६।॥ 
२ कान्द्धि गापी मेटिककी परीक्षाक्ी तेयारी कर रहे थे। 


४४८ पत्र  अमृतकोरकों 


सेगाँव, वर्धा 
५ अक्तूबर, १९३६ 
मूर्सा रानी, 
शहदकी एक, और सेबोकी दो टोकरियाँ पहुँच गईं है, साथमे दो गिलास भी। 
मुझे पूरी उम्मीद है कि देशमुख तुमको फिर देखेगे। 
निश्चय ही में अब मासके बारेमे तुम्हारे साथ ओर सिर खपानेवाला नहीं 
हूँ। में तुम्हारे औचित्यानौचित्यके विचारका सम्मान अवश्य ही करना चाहता हूँ। 
में दक्षिण आफ्रिकी शिष्ट-मण्डलके तुम्हारे अनुभव सुनने के इन्तजारमे ह। 
फिलहाल मुझसे लम्बे पत्रोकी उम्मीद मत रखना। दो लोग काफी बीमार है 
और अब मीरा फिर पड गई है। वह समझ नही पा रही है कि अपना पथ्य किस 
तरहका रखे। समझता कौन है” मूख लोग समझते हो तो समझते हां। 
सस्नेह, 
डाक्‌ 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५९५) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० ६४०४ 
से भी 


४४९ पत्र जें० एच० हॉफमेयरकों 
५ अक्तूबर, १९३६ 


प्रिय श्री हॉफमेयर, 

आपका हादिकतापूर्ण पत्र' पाकर बडी प्रसन्नता हुईं। मुझे पूरी आशा है कि 
इस देशमे आप अपने समयका छामदायक उपयोग कर पा रहे है और आप जिन 
लोगोके सम्पकमें आ रहे है, वे आपका उचित सत्कार करते है। 

मुझे इस बातका खेद रहेगा कि भारतमे आपके इतने सारे मित्र है |और 
आप उनसे मिल रहे हे | किन्तु हम शायद बिलकुल ही न मिल पाये। 

इस जानकारीमे शायद आपकी रुचि हो कि में जिस कागजपर लिख राहा 
हूँ, वह हाथका बना है और मैं इसपर गाँवमें सुलभ नरकटकी कलूमसे लिख रहा 


१ और २ देखिए “ पत्र .. पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासकों ”, १३९ १९३६ । 
३८१ 


३८२ सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


हूँ । आपको भारतके कुछ प्रतिनिधि गॉवोको देखे बिना भारतसे नहीं जाना चाहिए। 
हा, ऐसी आशा रखना तो मेरे लिए मूखतापूर्ण ही होगा कि आप वर्धा और सेगाव 
आकर देखे कि हम भी किस प्रकार अपना एक छोटा-मोटा प्रयत्त यहॉ कर 
रहे है। 
आपको और आपके साथियोको स्नेह-वन्दन । 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 
[ अग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई 


४५० पत्र महादेव देसाईको 
५ अक्तूबर, १९३६ 


चि० महादेव, 

जितनी सामग्री तैयार हो सकी, उतनी भेज रहा हूँ। लेख अभी लिख रहा 
हूँ । उसे पूरा करना चाहूँ तो कनुको अभी एक घटा और, रोकना पडेगा। इसलिए 
यदि कोई आदमी यहाँ आया तो उसके हाथ भेजूगा, या विशेष वाहकके साथ आज 
शामको या कल सवेरे। में आज तो बीमारोके बीच किसी प्रकार काम कर रहा 
हूँ। सरदार यदि नारणदासको १२वी-१३वीं तारीख दे, तो काठियावाडके कार्येकर्त्ता 
बुलाये जाये। उनकी इच्छा जानकर तदनुसार नारणदासको लिखना। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच | 
मुझे कुछ डाक तो भेजनी ही पडेगी, इसलिए आदमी तो वहाँ जायेगा ही। 


गूजरातीकी फोटो-नकरू (एस० एन० ११४९४) से । 


४०१ पत्र: नारणदास गाधीकों 


५ अक्तूबर, १९३६ 
चि० नारणदास, 
फिलहाल तुम्हे मेरे पत्रकी आशा नहीं करनी चाहिए। मीरा ओर नानावटी 
बहुत सख्त बीमार है। उनकी सेवामे मेरा पूरा दिन निकल जाता है। जमना' भी 
मेरे पत्रकी आशा न करे। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच॒] 
प्रेमाका पत्र इसके साथ है। 


गुजरातीकी माइक्रोफिल्स (एम० एम० यू०(२)से । सी० डब्ल्यू० ८५०८ से भी, 
सौजन्य नारणदास गाधी 


४०७२ पत्र छगनलाल जोशीको 


५ जेक्तूबर, १९३६ 

चि० छगनलाल, 

जयसुखलालके बारेमे तुम्हारी कैफियत मिली। उससे मुझे पूर्ण सन्तोष है। 
तुम्हारे विरुद्ध बहुत-सी जगहोसे शिकायते आई है। किन्तु उनमे से बहुत-सी शिकायतों 
पर मैने विश्वास ही नहीं किया। जिनपर विश्वास किया, उनके बारेमे मेने तुमसे 
बातचीत कर ली। मै तुम्हारा पत्र जयसुखलालको' भेज दूँगा। 

चन्दूलालका विस्तृत उत्तर मिला है। उसका उत्तर तुम सीधे भेज देना। या 
फिर नकल करने का समय बचाने के लिए मुझे भेज देना। 

अब तो हम मिलेगे ही, हालाँकि जिस दिन मै वहाँ पहुंचूँगा, मेरी इच्छा उसी 
दिन भाग आने की है। 


बापूके आशीर्वाद 
गृजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५०४१) से। 


१ नारणदासकी पत्नी। 
२ देखिए “पत्र जपसुखराल गाधीको ”, ६-१० १९३६ । 


३८ ३ 


४५३ पत्र . महादेव देसाईको 


[५ अक्तूबर, १९३६|* 
चि० महादेव, 
सलग्त सामग्री पूरी करके प्रह्नादके साथ भेज ही रहा था कि तुम्हारी 
बदूककी गोली आई। लेकिन वह फुस्स हो गई। तुम्हारा शुभ सन्देश पढकर में हँसा । 
आजकल यहा हसने को समय जो नहीं मिलता। मेरी टिप्पणीमे' तुम्हारी आलोचना 
है, यह तो मेरे मनमे भी नहीं था। मीराबहनने जब उस ओर मेरा ध्यान आकर्षित 
किया, तब भी मैने कहा, _ महादेव क्‍या कर सकता है” ” मेरी टिप्पणी रद करके 
अपनी टिप्पणी देना। इसमे मुझे क्या आग्रह हो सकता है”? कुछ न दो, तो भी मैं 
तो निभा ले जा सकता हु। प्रस्तुत अकमे भी ऐसी भूल रह गई है। उसे तो मे 
सुधारूगा भी नहीं। तुम जितनी समझते हो, उससे बहुत अधिक शक्ति मुझमें ऐसी 
बातोकी उपेक्षा कर जाने की है। किन्तु तुम ठहरे कवि, सो भी पतली चमडीके, 
इसलिए बात-बातमे क्षुब्ध हो जाते हो। इसकी दवा में कहाँसे लाऊँ? “यह टिप्पणी 
इस तरह लिखी जाये, तो कैसा हो ?“-- इतना ही पूछ लेते तो भी काम चल जाता। 
इसके लिए इतना बतगड क्यो? लेकिन जो हुआ, सो हो गया। “आदत जो पड 
जाये भला वो दूर कहाँ होती है? ” छीलावतीकी सफाई देना व्यर्थ है। वह यहाँ 
आई, यह तो उसके दोषके सिर सेहरा बँध जाने-जैसा हुआ। किन्तु ज्योंही वह' 
बीमार पडा, त्यो ही उसने उसकी देखभालका काम खुद ही अपने हाथमे क्यो नही 
ले लिया ” सच तो यह है कि उसपर जो दया की जाती है, उसके बोझ्नके नीचे 
वह दब गई है। 
देखो, अब कभी नाराज न होना । मेने अनुचित कहा हो तो सुधारना। लेकिन 
दुख मत करना। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुतरच | 
मेकएरिसनका भाषण भेज रहा हूँ। इसका पहला अनुच्छेद हटाकर बाकी 
सब दे देना। 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११४९२) से। 


२ देखिए “पत्र महादेव देसाई को”, ७५१० १९३६ और ६ १०-१९३६ तथा “ पत्र लीलावद़ी 
आसरको ”, ६ १०-१९३६ | 

२ कदाचित्‌ यहाँ आशय “ एक सुधार ” १०-००-१९३४ से दे 

३ प्रभुदयाल, देखिए अगला शीष॑क। 


ड्र८४ढ 


४५४ पत्र महादेव देसाईको 


सेगाव, वर्धा 
६ अक्तूबर, १९३६ 
चि० महादेव, 
पत्रके साथ इतनी डाक तो भेज ही रहा हँ। कल रात लिख चुका था। 
नानावटीका बुखार आज भी नहीं उतरा। आज तो उसे काफी कमजोरी हूग रही है। 
बलवन्तसिहका बुखार उतर गया है। मीराबहन फिर बीमार पड गई और उसकी बीमारी 
गहरी मालूम होती है। उसके आँचलमे फोडा-सा हो गया है, वह शब्या-ग्रस्त है। 
लीलावतीने हालमे जो आघात दिया, उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। आखोके 
सामने पडे हुए बीमारकों वह भूल सकती है, यह तो मैने कभी नहीं सोचा था। 
तुम उसे प्रोत्साहन देते हो, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हीने क्यो उसे प्रभुदयालकी सेवा 
मे नियत नही किया ? कन्‌ रात-मर जागा। सवेरे तीन बजे मणसालीने देख लिया 
और उसे छुट्टी दी। कनुसे मैने लिखकर पूछा, तब उसने इतनी बात कहीं। उसने 
यह भी कहा कि वह बातोमे तुम्हारा बहुत वक्‍त लेती है। मुझे लगा कि उसके 
मनमें अनेक शिकायते है। मुझे तो समय नहीं मिलता, और फिर में तो रगभग 
गूगा हूँ। तुम उससे मालूम करना। झूठी दयासे उसका सुधार नहीं होगा। उसका 
रोग गहरा है। कही भी अनुशासन नहीं माना, यह तो वह खुद ही कहती है। 
मेरे लिफाफे फिर खत्म हो गये। मुझे आठ बडल क्यो नही मेज देते ? कितने 
ही पत्र मुझे बिना लिफाफेके भेजने पडे। काड तो बेहिसाब है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकलर (एस० एन० ११४९३) से । 


४७५५ पत्र: एस० अम्बुजस्सालको 


६ अक्तूबर, १९३६ 
चि० अम्बुजम, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे भेजे फल मुझे नियमित मिल रहे है। उनकी 
कीमत बतानी पडेगी। यदि फल महंगे है तो मुझे तुमसे नहीं लेने चाहिए। भेटमे 
मिले तब भी मुझे फल ऐसी जगहसे मँगवाने चाहिए जहाँ वे सस्ते हो। आजकल 
यहाँ तीन व्यक्ति बीमार है। 
तुम्हारी दलील सही भी है और गलत भी। मैं अन्धविश्वाससे ज्यादा महत्त्व 
अस्पतालको दूंग। एक बीचकी राह भी है-- समझदारीसे घरेलू इलाज किया जाये 


१ सम्बोधन हिन्दीमें है । 


३८५ 
६३-२५ 


३८६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


और फिर पूरे विश्वासके साथ उसके परिणामकी प्रतीक्षा) राजाओकों भी मरना 
पडता है। हजारोकी मृत्यु अस्पतालोमे होती है। यह सब भाग्यकी बात है। जीवन 
की डोर तो ईद्वरके हाथोमे है। हम लोग उसके नियमोका अनुसन्धान करके उनका 
पालन ही कर सकते है। मुझे ऐसा सम्भव नही लगता कि कभी वह समय भी आयेगा 
जब प्रत्येक ग्राम-वासी चाहे तो अस्पतालमे अच्छी चिकित्सा पा सके। हा, मैं इतना 
अवश्य सोच सकता हूँ कि ऐसा समय आयेगा जब उसे घर बैठे सही सलाह मिल्‍र 
जाया करेगी। लेकिन वह दिन भी अभी बहुत दूर है। 

आशा है, तुम सब स्वस्थ होगे। 

सस्नेह , 

बापू 


मूल अग्नेजीसि अम्बुजम्माल पेपर्स, स्रौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा 
पुस्तकालय 


४५७५६. पत्र : मनन्‍्दराल बोसको 
६ अक्तूबर, १९३६ 


प्रिय नन्दलाल बाबू, 
आपके पत्रके लिए अपना आभार प्रकट करने और आपको यह बतलाने के 
लिए ही बस एक पक्ति लिख रहा हूं कि इस महीनेकी १३ तारीखको आप 
जब चाहे तब मुझसे मिल सकते हँ। आप अपने आने की तिथि महादेवको तार द्वारा 
सूचित कर देने की कपा करेगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गा० 
श्री नन्दलाल बोस 
माफत - रवीन्द्रनाथ ठादुर 


६, द्वारकाताथ ठाकुर लेन 
जोडासॉको, कलकत्ता 


अग्नेजीकी फोटोब्नकल (सी० डब्ल्यू० ९७७८)से। 


४५७ पत्र ग्लेंडिस ओवेनको 


९ अक्तूबर, १९३६ 
प्रिय ग्लैडिस,' 
तुम्हारी शुभकामनाएँ पाकर मुझे प्रसन्‍नता हुई। 
तुम अजीब औरत हो। तुमको उन्ही दिनो छुट्टी लेनी थी जिन दिनो मुझे 
यहाँ नहीं रहता है। में २२ तारीखकों रवाना होकर ५ नवम्बर तक यहाँ पहुँचने- 
वाला नही हूँ। में २४ और २५ [ अक्तूबर ] को काशीमे रहँगा। लिखना कि तुम 
कब आ सकती हो। 
सस्नेह, 
न बापू 
अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१९३) से। 


४५८ पत्र रेहाना तेयबजीको 


६ अक्तूबर, १९३६ 
प्रिय रेहाना, 
तुम्हारा मर्म-स्पर्शी पत्र मिला। निरचय ही, मैं तुम्हारी और अम्माजान की 
रायसे सहमत हूँ। तुम्हारा पहला पत्र मिला तो मैं यही नहीं समझ सका कि अपने 
समाजकी वत्तंमान अवस्थामे अन्तर्जातीय विवाहकी बात अम्माजानने मान कैसे ली। 
हमीदा इतनी अच्छी लडकी है कि मुझे पूरा भरोसा है, वह तुम्हारी और अम्माजानकी 
रायके खिलाफ खडी नहीं होगी। में समझता हूँ, उसको लिखा मेरा पत्र तुमने 
देख ही लिया होगा। अब शकरलालसे पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ ओर जरूरी हुआ 
तो प्रबोधको भी लिखूगा। कोई नयी बात हो तो मुझे लिखती रहना। 
सस्नेह, 


बापू 
अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९६५०) से । 


१ बनारस के विमोर्सोंकिकक सोसाइटी स्कूछ की भध्यापिका। 
२ साथन सूतमें “ नवम्बर ? दिया गया है। 
३ यह उपलब्ध नहीं है। 


३८७ 


४७५९ पत्र लौलावती आसरको 


६ अक्तूबर, १९३६ 

चि० लीला, 

लीलासे [ फिर | लीलावती हो गई, यह क्‍या कम लीला है”? कही तू लिली 
हो जाती, तो न जाने मेरा क्‍या हाल होता ”' तेरा निर्णय मुझे पसन्द है। मझसे 
चिपटे रहता तेरी शक्तिके बाहर था। तू जहाँ भी होगी, मेरे आशीर्वाद तो तेरे 
साथ रहेगे ही। मुझसे दूर भरे रह लेना, मुझे एकदम भूल मत जाना। 

मुझे छोडने का तेरा कारण अजीब है। तू काहेकी क्षमा माँग रही है? तूने 
क्या अपराध किया है? यदि किया है, तो उसका प्रायश्चित्त मुझे छोड देने मे नही, 
बल्कि दृढतर निदचयपूर्वक मुझसे चिपटे रहने, तदनुसार आचरण करने तथा आगे 
अधिक सावधानी बरतने में है। किन्तु विचित्र कारणसे भी किया गया निणय सदा 
स्वीकार करने के योग्य होता है। यही बात तेरे निणयके विषयमे भी है। तू जो 
भी कदम उठाये, महादेवसे परामशे करके उठाना। कल तूने मेरी नाराजी देखी, 
किन्तु क्या उसमें मेरा असह्य दुख नहीं देख सकी, मेरा प्रेम नहीं पढ सकी ? 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकलरू (जी० एन० ९३४९)से। सी० डब्ल्यू० ६६२४ से भी। 
सौजन्य लीलावती आसर 


४६०. पत्र: जयसुखलाल गांधीकों 


९ अक्तूबर, १९३६ 
चि० जयसुखलाल, 
इस पत्रके साथ तुम्हारी शिकायतका जवाब भेज रहा हूँ। मैं तो पूरी तरह 
मानता हू कि छगनलालका इनकार करना ठीक है। मेरे खयालमे नारणदासका भी 
यही मत है। कमसे-कम तुम्हारा समथन तो वह नहीं ही करता। अब तुम्हे या तो 
अपने आरोप सिद्ध करने चाहिए या फिर अपने मनको साफ कर लेना चाहिए। 
छगनलालमे दोष है, किन्तु मेरा विश्वास है कि जिस दोषका आरोप तुम उसपर 
लगा रहे हो, वह नही है। 
बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३)से। 


१ देखिए “ पत्र लीलावती आासरको ”, २-१० १९३६ । 
३८८ 


४६१ पत्र होरालाल दार्माको 


६ अक्तूबर, १९३६ 


चि० शर्म्मा, 

दो दर्दी तो मेरे पास ही है। दोनो को बुखार। एक को आठ दिन से है, 
९९ से नीचे गया ही नहीं। दूसरा है सीमलछा मे। ऐसो का कया करोगे ? दूसरे दर्दी 
भी यो तो काफी है। घर के सब अच्छे होगे। 


बापुके आशीर्वाद 
बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० २६० के सामने प्रकाशित प्रतिकृतिसे । 


४६२ पतन्न . महादेव देसाईको 
६ अक्तृबर, १९३६ 


चि० महादेव, 

इस पत्रके साथ जितनी लिखी जा सकी उतनी डाक भेज रहा हूँ। पूरी तो 
न जाने कब तैयार होगी। लीलावतीने जलेपर नमक छिडका है। फिर भी उसका 
निर्णय बिलकुल सच्चा है। मेरे साथ वह कभी सुखसे नही रह सकती । उसको अपने 
भविष्यके लिए मार्गदर्शन चाहिए। 

यहाँ तो लगता है, बडी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। मीराबहनका बुखार 
साफ-साफ पलटा हुआ बुखार है। इस बार बुखार खतरनाक मालूम होता है। 
नानावटीकी तबीयत भी ठीक तो नहीं ही है। छगता है, वह भी मन-ही-मन निराश 
हो रहा है। जैसी भगवान्‌की इच्छा! 

पत्रोमे नन्‍्दकाल बोसको लिखा एक कार्ड है। शायद लेट फीस देकर भेजना 
ठीक होगा। 

बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोदो-नकलल (एस० एन० ११४९५) से। 


३८९ 


४६३ पत्र * असृतकौरको 


सेगाँव, वर्धा 
८ अक्तूबर, १९३६ 


मूर्खा और विद्रोहिणी दोनो, 


तुम्हारा ही कोरा कागज बाकायदा भरकर लौटा रहा हूँ। खुर्दबीनोका 
इस्तेमाल शरू भी हो गया है। उनका इस्तेमाल तरह-तरहके कामोके लिए किया 
जाता है-- जैसे कि मरीजोकी और साथ ही साँपोकी जॉच के लिए भी। सॉपोके 
दो जिन्दा नमूने मुझे फिर मिल गये है। हु 

हाँ, नानावटी मेरे पास ही है। तीन लोग एक साथ बीमार चल रहे है-- 
मीरा, नानावटी और बलवन्तर्सिह। बलवन्तका बुखार उतर गया है। बाकी दोनो 
तो ठीक हो ही नही रहे है। उतार-चढाव के साथ उनका बुखार कायम ही रहता 
है। दोनोकी परिचर्यामें बडी सावधानीकी जरूरत है। जल-चिकित्सा चल रही है 
और उनको फलोके रसपर रखा जा रहा है। अभीतक ऐसा कुछ नही है जिसके 
कारण चिन्ता हो जाये। 

शिमलामें भी, जाहिर है, उतनी हारी-बीमारी तो है ही जितनी और सब 
जगह रहती है और मैं जब पहली बार वहाँ गया था तो लछोगोने मुझे बताया था 
कि वह जगह रतिज रोगोके लिए बदनाम है। लेकिन जो लोग चाहे वे वहाँ पहाडोकी 
हवाका लाभ उठा ही सकते है। इसलिए यदि वहाँकी आबोहवा तुमको अनुकूल 
पडे तो तुमको वहाँ जबतक शाम्मी चाहे तबतक रुकना चाहिए। मेंगनवालका 
ग्राम-सुधार कार्य तबतक अपने ढगसे चलता' रहेगा । 

मै अहमदाबाद जानेपर देखूँगा कि महिलाओके मतभेदोके सिलूसिलेमे क्या-कुछ 
किया जा सकता है। लेकिन मै उम्मीद नही बँधा सकता। वहाँके हालात में जानता 
हूँ। तुमने मुझे जो लिखा है उससे तो लगता है कि मृदुलाकी ' ओरसे तुमको अपने 
पत्रका उत्तर नहीं मिला। पर वह निद्चयपूर्वक' कहती है कि उसने तुमको पत्र 
लिखकर अपने घर आपने के लिए आमन्त्रित किया है। 

खानसाहब कहते है कि छडकियाँ तुम्हारा साथ चाहती है, यही काफी है। वे 
कहते है कि तुमने उनको जो' स्नेहपूर्ण आमन्त्रण दिया है उसके लिए वे आमारी 
है। वे न तो चाहते है और न उनको ऐसी अपेक्षा ही है कि तुम उन्हे कुछ 
सिखाओ । खानत्तसाइब बीमार तो नहीं पडे। मैने सुझाया था कि वे अपने दाँतोकी 


१ पंचांग में एक स्थान। 
२ गृदुला स्ाराभार। 


३९१० 


हरिजन-सेवकोका कत्त॑व्य ३९१ 


जाँच करा ले और इसके लिए उनको नागपुर भेज दिया था। एक दॉत निकाल 
दिया गया था। 
सस्नेह, 


तानाशाह 


मूल अग्रेजी (सी० डब्न्यू० २७४८) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६९०४ से भी 


४६४ पत्र लीलावती आसरको 


८ अक्तूबर, १९१६ 
चि० लीला, 


तेरा पत्र मिल्ा। नागपुर जाने में अस्थिरता है, महादेवके पास रहने में स्थिरता 
है। इसलिए अगर उसके पास रहे तो अच्छा होगा। महिलाश्रमकी जीवनचर्या 
निबाह सके तो वहाँ रह। किन्तु मुझे भय है कि तू उसे निबाह नहीं सकेगी। इतना 
जान ले कि मैने अभी तुझसे आशा छोडी नहीं है। 


बापुके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३५०) से | सी० डब्ल्यू० ६६२५ से भी, 
सौजन्य लीलावती आसर 


४६५. हरिजन-सेवकोका कत्तंव्य 


जबसे हरिजन सेवक सघकी स्थापना हुई है, प्रधान कार्यालय अपनी प्रान्तीय 
शाखाओकी खुले हाथो सहायता करता रहा है। और यह बिलकुल ठीक भी था। 
पर अब नि सन्देह वह समय आ गया है, जब शाखाओको अपने पैरोपर खडे होकर 
स्वाश्रयी बन जाना चाहिए। यह करते हुए उन्हे अपने कायक्रमको छोटा करना पढ़ें 
तो भी कोई चिन्ताकी बात नही होगी। प्रत्येक प्रान्त बल्कि प्रत्येक जिले और प्रत्येक 
तहसीलका काम स्थानीय सवर्णोकी सक्तिय सहायताका द्योतक होना चाहिए। क्योकि 
सघका प्रधान उद्देश्य तो यही है कि वह सवर्णोके हृदयपर असर डाले और उसमे 
आवश्यक परिवतेन कर दे। मान लीजिए कि प्रधान कार्यालय दो-तीन सुधारकोसे 
एक करोड रुपया एकत्र कर लेता है और उसकी सहायतासे देशमे हरिजन बालक- 
बालिकाओके लिए पाठ्यालाएं और छात्राकय खोलने की गरजसे सारे हिन्दुस्तानमे 
अपनी शाखाएँ स्थापित कर देता है, लेकित इससे कही अस्पृर्यता-रूपी अभिशापका 
अन्त थोडे ही नजदीक आ सकता है। क्योकि सवर्णोंका हृदय तो ज्यो-का-त्यो पत्थर-सा 


३९२ सम्पूर्ण गाधी वाइडूमय 


कठोर बता रहेगा। इसके विपरीत फज कीजिए कि हमे एक पाई मी खर्च नही 
करनी पडती है और सद्भाग्यसे अचानक सवर्णोका हृदय पलट जाता है, अस्पृश्यताका 
पाप एक भूतकालकी चीज बन जाता है, तब तो सघका सारा उद्देश्य सफल हो 
जाता है। उस दशामे तो प्रत्येक पाठशाला, देवालय और अन्य सस्थाओबके द्वार हरि- 
जनोके लिए भी उसी भाँति खुल जायेगे, जिस तरह कि आज वे सवर्णोंके लिए 
खुले हुए है। कोई नहीं कह सकता कि वह शुभ दिन कब आयेगा। शायद हमारी 
आशासे जल्दी आये। शायद देरसे भी आये। पर यह जब भी आये, हरिजन सेवक 
सघका उद्देश्य है यही। उसका उद्देय यह तो हरगिज नही है कि हरिजनोके लिए 
अलग-अलग पाठशालाएँ, मन्दिर, कुएँ वगैरह वह बनवाता रहे और इस तरह हम 
अस्पृश्यताकी उम्र बढाते रहे। बेशक, मन्दिर, कुएँ और पाठशालाएँ तो खुद हम भी 
अभी बनवा ही रहे है, पर बनवाते है उसी उद्देश्यको पूरा करन के लिए। इन चीजों 
का बनवाना हमारे लिए जरूरी तो इसलिए हो गया कि सवर्णोके हृदयमें परिवर्तन 
बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। , 

सुधारकोकी सख्या जरूर बढ रही है। पर वे केवल अपने बीचसे छुआछूतका 
पाप हटाकर और इस तरहकी घोषणाएँं करके ही अपनेको कृत्यकृत्य न समझ ले। 
यह परिवर्तेत उनके आचरणमे भी नजर आना चाहिए। हरिजन-कायके लिए कुछ 
आध्थिक सहायता करना इस परिवतेनका एक प्रत्यक्ष प्रमाण और हरिजन-सेवाके कार्य- 
क्रमका एक आवश्यक अग होगा, पर अगर कही यह एक ऐसी चीज बन जाये जो 
मुट्ठी-भर लोगोतक ही सीमित हो और ये छोग महज अपने दिलको समझाने के 
लिए ही उदारतापूर्वक रुपये-पैसैकी सहायता कर दिया करते हो तो वह मेरे बताये 
महान्‌ आदशेका चिह्न नहीं हो सकता। इसीलिए सघका यह कत्तंव्य हो जाता है 
कि वह अपने कार्यक्रमके इस बुनियादी हिस्सेकी ओर अपनी शाखाओका ध्यात आक- 
षित करे और शाखाओका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इसके महत्त्वको महसूस 
करते हुए अपने-आपको पूरे तौरपर स्वावलम्बी बनाने की तैयारीमे लग जाये। असल 
मे, प्रान्तीय सघोपर धीरे-धीरे यह भार डालना शुरू भी कर दिया गया है कि 
वे खुद ही अपनी सस्थाओकी आर्थिक सहायता करे, पर अब तो इस सम्बन्धमे 
निश्चित और आखिरी निर्णय करने का समय आ गया है। 


जबतक तमाम कार्यकर्त्ता यह अनुभव नही कर लेते कि यह आन्दोलन मुख्यतया 
घामिक है, तबतक पूर्ण स्वावलम्बनका हमारा यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। इस 
देशमे हम ऐसी चीजोपर खुले दिलसे खच करते है जिन्हें लोग घामिक समझते 
है। अगर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहे तो वह हमारे तीथस्थानोकी एक 
बार सर कर छे। घामिक कार्योके निर्वाहके लिए स्थापित दानकी तिधियोके इतिहास 
का अगर हम अध्ययन करे तो हमे यह जानकर दुख होगा कि किस तरह छाखो- 
करोडो भोले-भाले लोग इन सस्थाओको अतुल धनराशि अर्पण कर देते है और इस 
बातकी परवाह तक नहीं करते कि उसका उपयोग किस तरह हो रहा है। अगर 
उन्हे यह विश्वास हो जाये कि जिस चीजके लिए वे दान कर रहे है, वह धाभिक है 


पत्र अमृतकौरकों ३९३ 


तो इतना उनके लिए काफी है। हरिजन-सेवक जिस उद्देश्यसे सेवा कर रहे है, वह 
शुद्धतम अर्थमे सम्पूणतया धामिक है। अगर अपने अगीकृत कायमे उन्हे पूरी श्रद्धा 
हो, तो वे पर्वतोकों भले ही विचलित न कर सके, पर इतना धन तो अपने आसपास 
से जरूर इकट्ठा कर सकते है कि जिससे उनकी सस्थाओका काम चल जाये। 

| अग्नेजीसे | 

हरिजन, १०-१०-१९३६ 


४६६ एक सुधार 


मुझे मालूम है कि 'हरिजन' में अकसर छपाईकी भूले रह जाती है। हर सप्ताह 
शुद्धि-पत्र देना पण्डिताऊपन नहीं तो कप्टसाध्य तो होगा ही। 'हरिजन” जित 
कठिन परिस्थितियोमे प्रकाशित किया जा रहा है, उनको देखते हुए मेरे सामने समस्या 
यह है कि इसका प्रकाशन बन्द कर दूँ या नियमित रूपसे होनेवाली छपाईकी भूलोके 
बावजूद प्रकाशित करता रहूँँ। और जबतक काफी सख्यामे ग्राहक्त इन भूलोको 
बरदाइत कर रहे है तबतक मैने दूसरा रास्ता ही अग्तियार किये रहने का निरचय 
किया है। लेकिन २६ सितम्बरके अकमे “द लॉ ऑफ आवर बीइग” (जीवन- 
घम”) शीषक लेखमे दो भारी भूले है जिन्हे सुधारना जरूरी है।' 
जान पडता है कि गलतियोकी शुरुआत वर्वामे हुई, जहाँ टाइपिस्टने सेगॉवसे 
भेजी पाण्डुलिपिको पढने मे भूल कर दी। 
| अग्रेजीसे | 
हरिजन, १०-१०-१९३६ 


४६७ पत्र . असमृतकौरको 


सेगाँव, वर्धा 
१० अक्तूबर, १९३६ 
प्रिय विद्रोहिणी, 

इधर कुछ दिन मैं तुम्हारी तरफ ध्यान न देनेपर विवश था। सन्‍्तोष इसी 
बातका है कि तुम्हे नहीं लिखा तो छगभग किसीको नहीं लिखा और अपना सारा 
समय बीमारोको देता रहा। मै अभी नहीं कह सकता कि उनकी हालत सुधर रही 
है। रोज ही बुखार धीरे-धीरे चढ रहा है। अभीतक कोई खतरा नही दिखाई 
देता । लेकिन दोनो बहुत कमजोर हो गये है। यदि उनके शरीरमे जीवनशक्ति पर्याप्त 
हुई, तो वे बिलकुल चगे हो जायेगे । चिन्तित न वे है और न मैं ही। आज सिविल 

सर्जत उनको देखने आये थे। उत्तकी केवल जल-चिकित्सा चल रही है। 


१ देखिए “जीवन धम्म”, २६-९ १९३६। हिन्दी में भूलें को सुधारकर अनुवाद दिया गया है। 
भूल सुधार यदाँ नहीं दिया जा रद्या है वर्योकि द्विन्दी ख़ण्डकी दृष्टि से वह मनावश्यक है । 


३९४ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


में तुम्हारा रेडियो-प्रसारण अभी-अभी पूरा पढकर उठा हूँ। तुमने गॉँवोके 
अपने अनुभवोको बड़े सुन्दर ढगसे पेश किया है। दूसरा हिस्सा इतना सनन्‍्तुलित 
नही है। 

तुम्हारा कहना है कि “ प्राचीन व्यवस्था नष्ट हो चुकी है।” यदि 
नष्ट हो चुकी हो तो फिर पुनरुद्धारगा सवाल ही कहाँ उठता है? लेकिन बादमे 
तुमने खुद ही दिखाया है कि अधिकसे-अधिक यही कहा जा सकता है कि वह 
संड-गल गई हूँ, नष्ट नही हुईं है। 

और फिर तुमने शुरुआत गलत सिरेसे की है--सडको तथा मकानोके 
निर्माणसे। ये कौन कर सकता है”? सफाई निश्चय ही पहली चीज है। 

इसपर तो हम सहमत भी थे !! और तुमने उसीसे शुरू भी किया। लेकिन 
तुम यदि इतनी मामूली-सी चीजको याद रख सकती तो फिर मूर्खा रानी कैसे 
कहाती ” और फिर तुमने कोई ऐसा स्पष्ट विभाजन भी नहीं किया कि कोन-से काम 
जनता खुद और कौन-से सरकार कर सकती है और उसे करने चाहिए। इससे ज्यादा 
तो तुम नहीं चाहती हो न? और तारीफकी तो तुमको जरूरत ही नहीं। उससे 
तो तुम अधा गई होगी। 

यदि तुम सिर्फ दो महीने मेरे पास रहने की अनुमति पा जाओ, तो मुझे आशा 
है कि मैं तुम्हारा काया-कल्प कर दगा। डॉक्टरी दृष्टिसि यह एक्जीमा निश्चय ही 
बडी चिन्ताकी चीज है। छेकिन मै इसके बारेमे इतनी हताशा महसूस नहीं करता। 
जाहिर है, यदि तुम बिलकुछ चगी म हो तो तुमको अहमदाबाद नही जाना है। 

इधर कुछ दिनोसे तुम्हारे भेजे सेब पिलपिले नहीं रहते और सब अच्छी 
हालतमे मिलते है। तुमको मुझे यह बताना चाहिए कि हर बार भेजें गये फलोकी 
कीमत कितनी पडती है और उन्तपर रेल-माड़ा कितना छगता है। शहद भी 
बिलकुल हिफाजतसे आ गया। कल मैने सारा निबठा दिया। बडा बढ़िया था। 

मुझे लॉयनेलका कोई पत्र अबतक नहीं मिला है। 

खान साहब जितने फल खा सकते है, उनके पास है। मुझे सेब तुम और 
अम्बुजम भेज देती हो--समेरी जरूरतसे ज्यादा -- मोसम्बियाँ बम्बईसे आ जाती है 
और सतरे यहीसे | 

सस्नेह, 


तानाशाह 


[ पुनशंच | 
खान साहब १४ तारीखको दिल्‍लीके लिए रवाना होगे। 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७४९) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६९०५ से भी 


१ ग्रामीण-महिलामों के नाम। 


४६८ पत्र; देवदास गांधीकों 


१० अक्तूबर, १९३६ 
चि० देवदास, 


पूरी विचारश्रेणी बा की है, यह जानकर प्रसन्न हुआ। उसमे ऐसी शक्ति 

तो है ही। पत्र तो अच्छा है ही। डॉ० महमूदने लूम्बा पत्र लिखा है। इस पत्रके 

साथ है, पढ़कर फाड डालना। तूने इतना लम्बा पत्र लिखा है, इससे क्‍या यह 

समझना चाहिए कि अब तू ठीक-ठीक लिख सकता है? दो बीमार मेरा बहत वक्‍त 
ले लेते है। यह वक्‍त देना मुझे अच्छा भी लगता है। 

बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-्तकल (जी० एन० २०३५) से। 


४६९. पत्र . वकुण्ठभाई ल० मेहताकों 


१० अक्तूबर, १९३६ 
भाई वेकुठ, 
कल ही सुना कि लब्लभाई' फिर बीमार पड गये हैं। जहाँ आप-जेसे सेवक 


शुश्रुषामे लगें हो, वहाँ सब प्रकारसे कुशल ही होगा। आशा है, अबतक तो आराम 
आ गया होगा। 


बापूके आशीर्वाद 


| पुनरच ] 
कृषि-विभागके बारेमे शकरलालसे बात कर ली है। 


गुजरातीकी फोटो-तकलरू (जी० एन० १३६३) से । 


१ देखिए “पत्र कस्तूरवा गांधीकों”, ३-१० १९३६ | 
२ वेकुठभाई के पिता लब्यभाई शामकदास। 


२९५ 


४७० पत्र प्रभावतीकों 
१० अक्तूबर, १९३६ 


चि० प्रभा, 


तेरा पत्र मिला। मेरी तो अवश्य ही ऐसी इच्छा है कि त्‌ मुझे काशीमे मिले। 
किन्तु इसे धर्मके विरुद्ध जाकर पूरा नहीं करना है। यदि तू वहाँसे मुक्त नहीं हो सकती, 
अथवा यदि मुक्त हो सकती है किन्तु जयप्रकाशकी इच्छा न हो, तो तेरा आना 
अनुचित मानता जायेगा और मेरी इच्छा भी धर्म-विरुद्ध ही मानी जायेगी। अत 
यदि उपर्युक्त दो शर्तोकी रक्षा करके तू आ सके तो मुझे अच्छा छगेगा। मेरी इच्छा 
तो यह भी होती है कि इस समय तू मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। 
किन्तु यह इच्छा भी धर्म-विरुद्ध ही मानी जायेगी, क्योकि अभी तेरा धर्म वही रह 
कर जो सेवा तू कर रही है, सो करना है। मेरे पास मीराबहन और नानावटीकी 
खाटे पडी है। दोनो बहुत बीमार है। ऐसे समय तू हो, तो मुझे बहुत मदद मिले। 
किन्तु में ऐसी इच्छा कैसे कर सकता हूँ? यो तो महादेव हो, तो भी मदद मिले। 
किन्तु उसकी उपस्थितिकी इच्छा करना भी अधम है। उसके सामने वह धर्म है, 
जो मैने उसे सौपा है। ऐसा ही दूसरोके विषयमे भी है। अब तो तू इच्छाकी 
बात समझ गई न? हमारी सारी इच्छाएँ भगवान्‌ कहाँ पूरी होने देते हैं? 

इस सारे कामसे मेरी तबीयत ठीक रहती है। अभीतक यही बात मेरे स्वभाव 
में रही है। बीमारोकी देखभालके समय भगवान्‌ मुझे चंगा रखते आये है। इस 
बार भी ऐसा ही होगा, यही आज्ञा सेजोये हुए हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४८४) से। 


३९६ 


४७९१. पत्र : लोलावतो आसरको 


सेगाँव, वर्धा 
प्रात ५ बजे, ११ अक्तूबर, १९३६ 
चि० लीला, 

देखना, तेरे बारेमे मुझे जो डर है, उसे सच मत कर देना। यहाँ आने के 
बन्धनसे छूटी, यानी क्या सब बन्बनोसे छूट गई ? क्‍या इलोकोकी नकल करना बन्द 
कर दिया? तेरा मतलब यह तो नहीं है कि अब किसी भी दिन तू यहा नही 
आ सकती ? दिलरुबा-वादक' तो इस समय खटियासे छगा है। तो क्‍या बाजा 
अब तेरे पास भेज दूँ? और भी तेरी अनेक चींजे यहाँ पडी है, उनकी सूची भेज 

दे तो उन्हे भी भेज दूं अथवा तू ले जा। जैसा ठीक हछंगे, वैसा करता। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३५१) से। सी० डब्ल्यू० ६६२६से भी, 
सौजन्य लीलावती आसर 


४७२. पत्र अमतुस्सलामको 


११ अक्तूबर, १९३६ 
चि० अमतुस्सलछाम, 
में तेरा पत्र ध्यानसे पढ़ गया हूँ। तू अपने निरचयपर दढ रहना। बम्बई 
संत छोडना। मुझसे जो मदद चाहिए सो माँग लेना। खुश रहना और अपनी तबीयत 
सुधार लेना। तबीयत सुधार छेने के बाद भछे तू सेगॉव आ जा। इस गावमे तो 
तीन चौथाई हरिजन है। मेरे पास हरिजन ही है। वे मौज करते है। उनकी तबीयत 
भरके सेवा करना। अब और क्या चाहिए ? लेकिन यह याद रखना कि यदि बीमार 
पडी तो तुझे फिर बम्बई जाना पडेगा। तू अपने-आप बीमार पडती है। अपना 
नख तुरन्त ठीक करा लेना। 
कान्तिके बारेमें मेरा करूका पत्र मिला होगा। यदि तू उसपर प्रसन्नतापूर्वेक 
अमल करेगी तो तू, में और कान्ति सुखी होगे। मुझे याद करने की अपेक्षा यदि 
खुदाको याद करती तो तू जो चाहती है वह जरूर मिल जाता। अब भी ऐसा ही 
कर। मुझे मूल, कान्तिको भूल, सरस्वतीको भूल। केवल ईव्वरका ध्यान धर। इसका 


१ मतलब अमृतलाऊ नानावटी से है, जो उस समय बीमार ये। 
३९७ 


३९८ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय॑ 


यह अथ नही कि तू मुझे छोड दे या मे तुझे छोड दूँ। लेकिन इसका यह अर्थ तो 
है ही कि मेरे प्रति तेरा जो विशेष रुझान है उसे छोडकर सिर्फ खुदाका ही 
भरोसा कर। यदि ऐसा करेगी तो तू जरूर सुखी होगी और शान्ति भी मिलेगी। 

खुदाको याद करके रोने में तो एक अर्थ है। मनुष्यको याद करके रोने से आँखे 
खराब होनेके सिवा और कुछ नही मिलता। अगर मेरी माने तो वही घीरजसे पडी 
रहना । 

वहदूद से कहना, अब उसे अलग से नहीं लिखता। यह भी रातको आठके बाद 
लिख रहा हूँ। 

बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकलर (जी० एन० ३५७) से । 


४७३. चर्चा . मारवाड़ी विद्याल्यके विद्याथियोके साथ" 


१२ अक्तूबर, १९३६ 
गाधीजी ने विद्याथियोसे कहा कि उनको प्रधानाचाय श्रीयुत आर्यनायकमके योग्य 
बनना चाहिए। शयुत आर्येनायकसने जसनालालजी के आमन्त्रणपर सस्थाका कार्य-भार 
सेभालना स्वोकार किया है। उन्होने कंस्न्निन और लब्दन और बादमें शान्तिनिकेतनके 
अपने कार्य-कालमें विशिष्ठ सफलताएँ प्राप्त की हे। अब वे अपनी धर्सपत्नीके साथ 
वर्षा आ गये है। उनकी पत्नी भी सस्‍्कृतकी बड़ी विद्वान हे और वे बनारस विद्व- 
विद्यालयकी एक प्रतिष्ठित स्नातिका हे। उनको जमनालालजी द्वारा ही खडी की 
गई सस्था, सहिला विद्यालयका कार्ये-भार सौंपा गया है। गाधीजी ने विद्याथियोसे कहा 
कि वे अपनेको प्रधानाचार्य ही नहीं, जमनारालूजी के भी योग्य बनायें।. [गाधीजी ने 
आगे कहा | 
वे [ जमनालारूजी | बहुत पहले ही जाति और सम्प्रदायके बन्धनोको तोड चुके 
है, और हालाँकि यह ससस्‍्था केवल मारवाडियोके दानके बलपर ही खडी हुई है और 
इसीलिए इसको यह नाम दिया गया है, पर जमनाछालजी को तबतक सनन्‍्तोष नही 
होगा जबतक इसके द्वार सभी जातियो और धर्मोके बालकोके लिए नहीं खोल दिये 
जाते। वे इसके कार्यमे तबतक कोई रुचि' नही लेगे जबतक वे इस सस्थाका वत्तंमान 
सकुचित रूप बदलनेका-- इसके दार अन्य हिन्दुओकी ही तरह हरिजनोके लिए 
और हिन्दुओकी ही तरह मुसलमानोके लिए भी खोल देनेका-- रास्ता नही निकारू 


१ महादेव देखाई के “वीकली लेटर” (साप्दादिक पत्र) से उद्धत। इस विधाल्यके प्रधानाचार्य 
और विदार्थी गांवीजी के जन्म-दिवस पर, जो गुजराती पचाँग के अनुसार १२ अक्तूबर को पढ़ा था, उनसे 
मिंकने आये ये । 


पंत्र अम॑तुस्सलामंको ३९९ 


लेते। उनके हृदयमे अस्पृश्यताके लिए और ऐसी भावनाके लिए भी बिलकुल गुजाइश 
तही है कि हिन्दू-धर्म अन्य किसी भी धर्मसे किसी भी तरहसे श्रेष्ठ है। उन्होने 
हिन्दुओकी सस्थाओकी जितनी सहायता की है उससे किसी भी कदर कम सहायता 
मुसलमानोकी सस्थाओकी नहीं की है। उनके अनेक मुसलमान मित्र है जिनको वे 
अपने सगे भाइयोकी तरह मानते है। में आप हिन्दू ओर मुसलमान विद्या्थियोसे 
कहता हूँ कि आप जमनालछालजी के जीवनसे शिक्षा लेकर दूसरोके घर्मोका उतना ही 
सम्मान करे जितना जमनालालजी करते हैं और एक-दूसरेके साथ सगे भादयो-जैसा 
व्यवहार करे। में आपको एक बात्न बतलाता हूँ जो आप शायद नहीं जानते और 
शायद बहुत लोग नही जानते। अस्पृश्यता-निवारणके प्रति जमनालालछूजी के मनमे जो 
लगन है, साम्प्रदायिकताकी भावनासे वे जिस तरह मुक्त है और उनके मनमे सभी 
धर्मोके प्रति जो समान आदर-माव है, उसका कारण मै बिलकुल भी नही हूँ। कोई 
भी अपना विश्वास दूसरेके हृदयमे नहीं बैठा सकता। कोई व्यक्ति बस इतना ही 
कर सकता है कि किसीके अन्दर जो विश्वास पछ रहा है, उसे निखारने में वह 
उसकी कुछ सहायता कर दे। लेकिन जहाँतक जमनालालजी के अन्दर ये विश्वास 
उदित होने या इनके निखरने का सम्बन्ध है, में इसमे उनकी कोई सहायता करने का 
श्रेय तक नही ले सकता। मुझसे उनकी मुलाकात होने के बहुत पहलेसे ही उनके ये 
विश्वास बन चुके थे और वे उनको अपने जीवनमे उतारने छूगे थे। उनके इन 
आन्तरिक विश्वासोके कारण ही हम दोनो एक-दूसरेके निकट आये और उन्हीके 
कारण हम इतने वर्षोसे परस्पर पूरा सहयोग करते हुए काम करते आ रहे है। 
आप बच्चोकों ऐसे व्यक्तिके योग्य बनना पडेगा। 


[ अग्रेजीसे | 
हरिजत, २४-१०-१९३६ 


४७४. पत्र : अमतुस्सलामकों 
१३ अक्तूबर, १९३६ 


चि० अमतुस्सलाम, 

तेरे पत्र मिले। लेकिन मुझे बीमारोकी तीमारदारीसे एक मिनटकी भी 
फुरसत नहीं मिलती। नानावटी और मीराबहन टाइफाइडसे' पीडित है। उत्तके पास 
रात-दिन किसीको बठना पडता है। मुधश्किलसे ही किसीको पत्र लिख सकता हूं। 
अगर तुझे पूरी सुविधा मिले और तेरा शरीर जाने कायक हो तो जरूर मक्का 
दरीफ जा। 

यदि तू किसी भी तरह अपना स्वास्थ्य सुधार ले तो बडी बात होगी। मैं 
तो अच्छा ही हँ। वजन तो लिया नहीं। साधन भी नही हैं। 


४०० सम्पूर्ण गाधी वाड्मय॑ 


डॉ० जीवराजके लिए पत्न' इसके साथ है। डॉ० गिल्डरके बारेमे भी लिख 
रहा हूं। 
फिलहाल ज्यादा पत्र पाने की आशा छोड देना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५८) से | 


४७५. पत्र : महादेव देसाईको 


सेगाँव 
१३ अक्तूबर, १९३६ 


चि० महादेव, 

जब तुम्हारा मस्तक मेरे चरणोमे ही है तो फिर तुम्हे भूलने की बात ही कहा 
उठती है” 

मेरा खयाल है, लेख” जैसा है वैसा ही जाने दों। उसकी दलीलोका पूर्वानुमान 
करने की अपेक्षा स्वयं उसे अपना असन्‍्तोष प्रकट करने देना अधिक ठीक होगा। मैं 
अपनी पुरानी दलील भूल गया था, तिसपर भी आज फिर वही अनायास भेरे 
मनमे उभर आई, तो मुझे लगता है, यह ठीक ही है। अत अच्छा है, छेख 
जैसा है वैसा ही जाये। मैने कह तो दिया था न कि मेरे पास कोई सामग्री 
नही है। बीमारोकी वजहसे समय नहीं निकाल पाता, इसका मुझे दुख नही है। 
शेष कुशल है। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुतव्च | 
तुम्हारे हिस्से जो सेवा पडी है, उसीमे पूर्ण सन्‍्तोष मानना चाहिए। 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११४९६) से । 


१ यथद पत्र उपल्ब्ध नही है। 
२ देखिए “अट्विसा की गुत्यियाँ”, १७१० १९३६ । 


४७६. पत्र; प्रेमाबहन कटठकको 


सेगाँव 
१४ अक्तूबर, १९३६ 
चि० प्रेमा, 
तेरा पत्र सिला। तू तो अब ग़गन-विहारिणी हो गई है। भले ही उड। परन्तु 
थककर गिरना मत। 
मेरी अगल-बगलमे मीरा और नानावठीके बिस्तर हैं। दोनो आन्त्रज्वरसे 
पीडित है। 
कहा जा सकता है कि मेरी डाक बन्द है। परन्तु तू अपनी छावनीके लिए 
मेरा जो आशीर्वाद माँगती है, वह तो है ही। मुझे आशा है कि सेविका होने के 
कारण तू बिना किसी आड्म्बरके सेवा ही करेगी और समझेगी कि सेवाका पुरस्कार 
सेवा ही है। 
में तो यह नही जानता कि मुझे बम्बई जाना है। अहमदाबाद जाना भी अब 
तो अनिश्चित हो गया है। मीराको इस स्थितिसे छोडकर तो में हरगिज नहीं जा 
सकता। यह कहा जा सकता है कि तानावटीकी तबीयत अब सुधारपर है। 


बापके आशीर्वाद 


गृजरातीकी फोटो-तकलरू (जी० एन० १०३८५)से। सी० डब्ल्यू० ६८२४ से भी, 
सौजन्य प्रेमाबहन कटक 


४७७ सन्देश : मिल-सालिक संघ और मजदूर-सघको" 


[१५ अक्तूबर, १९३६ के पूर्व] 
महात्माजी का कहना है कि उनको टाइफाइड बुखारके दो मरीजोकी देखभाल 
करनी है, फिर भी वे २१ अक्तूबरकों दो घण्टेका सम्रय देने को तैयार है। यदि मरीज 
क्वाफी ठीक हो गये तो उनको २२ अक्तूृबरको बनारसके लिए रवाना हो जाना है। 
[ अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे कॉनिकल, १६-१०-१९३६ 
१ सिंक-माल्कों और मजदूरों, दोनों के सर्घों ने वेतन की कटोत्री के प्रश्न के सिलसिके में अपनी 
पनी बाद्ध गांधीजी को समझाने के लिए उनसे अनुरोध किया था कि वे अपनी सुविषधानुसार कोई 
(थि निश्चित कर दें। 
२ यह सन्देश “ भद्मदाबाद, १७ अक्तूबर ” की तिथि पंक्तिके मतगंत प्रकाशित्न हुआ था। 
४००२१ 


४७८ पत्र: महादेव देसाईको 


सेगाँव 
१६ अक्तूबर, १९३६ 

चि० महादेव, 
कल अखबार नही आये। साथमे दो पत्र है। तार तो है ही। आज नानावटी 
की तबीयतमें बहुत सुधार कहा जा सकता है, सवेरे तापमान ९९ था। मीराकी 
तबीयतमे भी सुधार तो हुआ ही है, बहुत दिनोके बाद आज तापमान १०१ हुआ। 
लीलावतीके कपडे मैने किसीके साथ भेजें थे, मिले होगे। अब भी कुछ रह गया 
है क्या? हो तो लिखे, जिससे में खोज निकालूँ। एक खूब फटी हुई बदरग साडी 
है जो बिलकुल सफेद हो गई है, क्या वह उसकी है”? भणसालीका क्या हाल है? 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकलर (एस० एन० ११४९८ )से। 


४७९ पत्र: अमृतकोरकों 


१६ अक्तूबर, १९३६ 


मर्खा रानी, 

थोडी फुरसत मिली है। सोचा कि तुमको कुछ शब्द लिखने में इसका उपयोग 
कर लूँ। मरीज चगे हो रहे है, हालाँकि बुखार अभी गया नही है। गाँवोके कितने 
लोग अस्पताल जा सकते है”? में चाहता तो दोनों मरीज अस्पताल चले गये होते। 
मैं अपने पिछले जीवनको और हालमसे ही लिखे अपने लेखकों नकारे बिना ऐसा 
नहीं कर सकता था। ईइवर जबतक मेरी इस देहसे इस घरतीपर काम कराना 
चाहता है, तबतक वह खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। और जब अन्तिम घडी आ 
पहुँचेगी तब ससारके सारे चिकित्सक मिलकर भी मुझे नही बचा पायेगे। 

सस्नेह, 

तानाशाह 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५९६) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६४०५ से भी 


२ देखिए “ भेरी बीमारी”, १९ ९१९३६ । 
४०२ 


४८०. पत्र : बिद्ठुल ल० फडकेको 


१६ अक्तूबर, १९३६ 
चि० मामा, 
मुझे तुम्हारा पिछला पत्र याद नहीं पडता। फिलहाल तो पत्रोका अम्बार रूग 
गया है, क्योकि दो रोग-शर्याओके बीच पडा हँ। हालत तो ऐसी है कि गजरातमे 
तीन दितसे ज्यादा में नही ठहर सकता । जो होगा, सब सरदारके हाथमे है। अभी कही 
जाने का उत्साह मेरे मनमे नहीं है। लेकित सरदारकों लिखो। बाकी तो तुम्हारा पत्र 
हाथ लगे तब या फिर जब तुम लिखो तब। अहमदाबादमे मुझसे कौन कितने मिनट 
लेगा, यह आज ही कैसे कहा जा सकता है? 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकरू (जी० एन० ३८३६) से । 


४८१. पत्र सहादेव देसाईको 


१६ अक्तूबर, १९३६ 

चि० महादेव, 

लगता है तुम काममे खूब व्यस्त हो। बुखार धीरे-घीरे कम तो होता जा 
रहा है लेकिन अभी आ रहा है। 

साहित्य परिषद्के कागजोका यह ढेर कब पढ़े ? उसे वापस भेज रहा हूं। 
उसमे से सविधान तथा चन्द्रवदन-सम्बन्धी सामग्री निकाल ली है। और कुछ पढने लायक 
हो, तो भेजना। कार्यक्रम लिख भेजना | शायद पहले एक दिनके लिए राजकोट जाना 
होगा। वहाँसे शायद सरदार मुझे सीधे नडियाद ले जाये और ३० तारीखको तीसरे 
पहर अथवा शामकों अहमदाबाद पहुँचू। मेरी राजकोट-यात्रा कौटुम्बिक यात्रा है, 
इसका उल्लेख कर देना। अभी तो रगढगसे ऐसा लगता है कि तुम्हे सेगाँवमे रहना 
पडेगा। पूरी बात सोमवार तक समझमे आयेगी। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११४९९) से। 


४०३ 


४८२. अहिसाकी गुत्यथियाँ 
एक कॉलेजके प्रोफेसर और एक कक्षाके पचास विद्यार्थियोके दो प्रतिनिधि 


लिखते है 


आपको अवबदय ही पता होगा कि पियस और आयंरत्न द्वारा सम्पादित 
इन्दरमीडिएठकी पाठय-पुस्तक “मॉडल्स ऑफ कम्पेरेटिव प्रोज्ष' में, जो इस साल 
हिन्दुस्तानके अधिकाश इन्हरमीडिएट कॉलेजोमें पढाई जा रही है, आपकी “द 
स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरीमेट्स विद टूथ ' में से एक पाँच पृष्ठका अध्याय दिया 
गया है। इसका शीषक “नॉन-वायलेस ” (अहिंसा) है। उसमें आपने इस विचारो- 
त्तेजक सिद्धान्तकी और जीवनसें उसके प्रयोगको चर्चा की है। 


मेरी कक्षाके पचास विद्यार्थी ओर उनका अध्यापक, से भी, इस निबन्धके 
अध्ययन और चर्चामे कक्षाके कई घठे छगा चुके हे। 


पर एक जगह तमाम विद्यार्थो और उनका अध्यापक, में भी, आपके 
विचार ठोक तरहसे नहीं समझ पाये हे। मेरा समतरूब आपके उस कथनसे है 
जहाँ आपने इसका जिक्र किया है कि युद्धेके समय अहिसाके अनुयायीकों क्‍या 
करना चाहिए। आपके हाब्द ये हे. “दो राष्ट्रोके बीच युद्ध छिडने पर 
अहिंसा में विध्वास रखनेवाले व्यक्ति का धर्म है कि वह उस युद्धको रोके। 
जो इस धर्मका पालन न कर सके, जिसमें विरोध करने की शक्ति न हो, जिसे 
विरोध करने का अधिकार प्राप्त न हुआ हो, वह युद्ध-कार्य में सम्मिलित हो, 
और सम्मिलित होकर भी उसमें से अपने को, अपने देश को और सारे ससारको 
उबारने का हादिक प्रयत्न करे।” जरा आगे चलकर (यूरोपीय महायुद्धके 
समय अपने सामने उपस्थित तीन सार्गोकी चर्चा करते हुए) आपने लिखा है 
४ , अथवा उसके युद्ध-काय में सम्मिल्ति होकर उसका सुकाबला करने 
की शक्ति और अधिकार प्राप्त करता चाहिए। मुझमें ऐसी दाक्ति नहीं थी। 
इसलिए मेने मात्रा कि मेरे पास युद्धमें सम्मिलित होने का ही मार्ग बचा है।” 

हम अत्यन्त अनुगृहीत होगे, अगर आप इस विषयपर जरा अपने पुराने 
और मौजूदा विचार भी साफ-साफ और कुछ विस्तारसे लिखने की कृपा 
करें। 


१ पत्र के"कुछ भशानद्दी यहाँ दिये जा रहे हैं। 
२ देखिए खण्ड ३९, ९० रे&८। 


४0०४ 


अहिसाकी गुत्यियाँ ४०५ 


में नही कह सकता कि इस कॉलेज और इस पत्रपर सही करनेवालो के नाम 
अप्रकट रख छोडना जरूरी था या नहीं। विद्वान्‌ प्रोफेसरने उत्तरके लिए टिकट लगा 
हुआ एक लिफाफा भी भेज दिया है। इसके तो मानी है कि में खुद उन्हीको जवाब 
भेज॑। पर मेरे पास समय कम है। और फिलहाल तो और भी कम है। क्योकि इन 
दिनो मैं दो बडे प्यारे मरीजोकी परिचर्यामे लगा हुआ हूँ। पर “हरिजन के पाठकों 
से हर हफ्तेकी बातचीत करना भी तो में नहीं छोडना चाहता। इसलिए अपने पत्र- 
प्रेषकोसे क्षमा मॉगते हुए में तो “एक पथ दो काज ” बना लेता हूँ । 

पत्रमें उठाया गया प्रदन बहुत ही महत्त्वका है और इसने मेरे सामने कई बार 
बडी कठिनाई खडी कर दी है। कठिताई यह नहीं कि किसी खास प्रसममे मुझे 
क्या करना चाहिए। नहीं, इसका निर्णय करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती है। 
कठिनाई होती है अहिसाकी दृष्टिसि अपने आचरणका ओऔचित्य सिद्ध करने में, क्योकि 
अहिंसा और हिंसा दोनोके अनुयायी ऐसा आचरण कर सकते है जो ऊपरसे देखने में 
समान लगे। ऐसे म्मय, कार्यका सच्चा अर्थ तो उसके उदेश्यसे ही लग सकता है। 

यह लिखते समय मेरे सामने न तो वह पाठ्यपुस्तक है, और न वह मूल 
गुजराती ही, जिससे अग्रेजीमे अनुवाद किया गया है। पर मैने जो लिखा है, मुझे 
याद आ रहा है। और इससे भी बडी बात तो यह है कि जहाँतक मुझे पता है, 
अहिंसाके विषयमे आज भी मेरे वही विचार है जो पहले थे। 

ऊपर उद्धत अशमे मैने जिस सर्वसामान्य सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है, वह 
तो गत महायुद्धेके समय मुझे जो रास्ता अख्तियार करना पडा था, उससे उपलब्ध 
हुआ था। मै अपनी जान तकको जोखिममें डालकर पूरे दिलसे युद्धमे शामिल हो 
गया था। जोखिमसे मेरा मतलब उन खतरोसे नही है जो कि युद्धमें कुदरती तौर 
पर होते है । असलमें, जिन दिनो मै कवायदोमे शरीक हो रहा था और छावनियोमे 
रहता था, प्लुरिसीसे बीमार था। बदनमे बडी कमजोरी थी, युद्धसे दो-तीन महीने 
पहले मैने चौदह दितका एक उपवास किया था, जिसके कारण मेरी शक्ति बेहद घट 
गई थी। अभीतक खोई हुई शक्ति लौट नहीं पाई थी। उस समय मेरा विश्वास था 
कि ब्रिटिश साम्राज्य कुल मिलाकर मनुष्य-जातिके लिए लाभदायक ही है। में तो 
उन दिनो यह सपना देख रहा था कि उसे किसी दिन युद्ध-मार्गंसे हटाकर शान्तिके 
मार्गका हिमायती बना लँगा--ओऔर किसी हेतुसे नहीं तो कमसे-कम उसके अपने 
अस्तित्वको, भिन्न रूपमे ही सही, कायम रखने के लिए। पर मुझे अपनी मर्यादाका 
भी पूरा भान था। मैं तो एक नाचीज जरेंके बराबर था। उसकी सामान्य नीतिका 
प्रतिरोध करने की जरा भी ताकत मुझमें नही थी। मैं युद्धमें शरीक होता या न भी 
होता, उसे मेरा विवश्तापूर्ण सहयोग तो हासिल था ही, क्योकि मै ब्रिटिश नौसेना 
द्वारा रक्षित खाना खा रहा था, उसीकी छत्रछायामें व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका उपभोग 
कर रहा था। इसलिए अगर मुझे किसी-न-किसी तरह युद्धमे सहायता करनी ही थी 
तो मुझे लगा कि अहिंसाके भक्तके रूपमे मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं उसमें 
प्रत्यक्ष रूपसे भाग लेकर उसका जल्दी अन्त करने में सहायता करूँ। यह बिलकुल 


४०६ सम्पूर्ण गाधी वाहूमय 


मुमकिन है कि यह सब दुबलतासे ही उत्पन्न दलील रही हो, और मेरा दिल यह 
कह॒ रहा था कि युद्ध एक ब्राई है तो मुझे हर हालतमे उससे दूर ही रहना 
चाहिए था, चाहे इसके कारण मुझे भूखो मरना पडता या बागीकी मौत मरता 
पडता। खेर, न तब मैने वैसा सोचा और न आज सोचता हूँ। 

यह एक बिलकुल अलूग बात है कि आज, जबकि में यह विश्वास ही नहीं 
करता कि यह साम्राज्य कुल सिलाकर कल्याणकर शक्ति है, तब, मेरा क्या रुख 
होगा । 

अपने जवाबको अधिक साफ करने के लिए मैं अपने जीवनसे ही एक और 
उदाहरण लेता हूँ। जब में निरा बालक ही था, तभीसे मेरा हृदय और बुद्धि छुआ- 
छुतकी बुराईके खिलाफ बगावत कर रहे थे, पर चूंकि उस समय परिवारमे मेरी 
हस्ती बहुत ही तुच्छ थी, मैं भी हरिजनोके प्रति चुपचाप उसी प्रकारका व्यवहार 
कर रहा था जैसाकि परिवार के अन्य व्यक्ति कर रहे थे, किन्तु आज मैं वैसा नहीं 
कर सकता । कहने की जरूरत नहीं कि अपने व्यवहारका औचित्य से उस समय दलीले 
देकर सिद्ध नहीं कर सकता था। मुझे उस समय यह नहीं छगा कि अपने इस 
व्यक्तिगत विश्वासकों लेकर मैं परिवारके साथ रह ही नहीं सकता। 

बात यह है कि जीवनमें इसी तरह समझौते करते रहने पडते है। और चूंकि 
अहिसा शुद्धतम्त और नि स्वार्थ प्रेम है, इसलिए उसे प्राय ऐसे समझौतेकी अपेक्षा 
रहती है। पर उसकी शर्तें साफ और कडी है। अहिसक व्यक्तिके समझौतेके आचरण 
के पीछे कोई स्वार्थ, किसी प्रकारका भय या असत्य नही होना चाहिए। और उससे 
अहिसा-धर्मकी सेवा होनी चाहिए। एक बात यह भी हो कि समझौता बाहरसे छादी 
हुई चीज न हो, बल्कि व्यक्तिके मनकी सहज प्रेरणासे उद्भूत हुआ हो। 

शायद मेरे इस उत्तरसे उन प्राध्यापक महोदय और उनके विद्याथियोको सन्तोष 
न हुआ हो। पर इससे मुझे अचरज नहीं होगा। अपने ही कार्योका मुझे बार-बार 
हवाला देना पडता है, इसके लिए में क्षमा चाहता हूँ। पर इसका कारण तो स्पष्ट 
है। मे कोई ऐसा व्यक्ति नही हूँ जिसने बहुत विस्तृत अध्ययन करके ज्ञानाज॑न 
किया हो। अहिसाके बारेमे में जो-कुछ भी जानता हूँ, अपने अनुभवों और उन 
प्रयोगोसे ही जानता हूँ जो में दुनियाकी नजरोके सामने सत्य-रूप ईइ्वरसे डरते हुए 
वितम्र और शास्त्रीय ढगसे करता रहता हूँ। 

| अग्नेजीसे ] 
हरिजन, १७-१०-१९३६ 


४८३ पत्र  लीलावती आसरको 


सेगाँव 
१८ अक्तूबर, १९३६ 

चि० लीला, 
में तेरा सन्‍्ताप समझ रहा हूँ। यदि मुझमे हिम्मत होती तो मै तुझे आज ही 
बुला लेता। लेकिन तू धीरज धर। मै यात्रासे लौट आऊँ, तब तुझे सेगाँवमे रखूँगा। 
यदि महादेवको सेगाँवमें छोड जाऊँ, तो तू भी यहाँ रहना। यदि हम दोनो जाये 
तो तू राजकोट चली जाना, और जब अहमदाबादसे रवाना हो, तब हमारे साथ 

हो लेना । 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९५८३) से | सी० डब्ल्यू० ६५५५ से भी, 
सौजन्य लीलावती आसर 


४८४. पत्र; रासेदवरदास पोहारको 
१८ अक्तूबर, १९३६ 


चि० रामेइ्वरदास, 

पारनेकर ने प्रदेनीमे गोसेवा विभाग के बारे में योजना भेजी है, मुझे अच्छी 
लगती है। यदि तुमारी शक्ति के बहार नहीं हो तो उसका खर्च रु० १३०० से 
१५०० तक का तुमारे उठाना उचित लगता है। काग्रेस कमिटि के तरफसे रु० ५००० से 
अधिक नही लेना है सारे प्रदर्शनके लिए। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नक्ल (जी० एन० १७३) से। 


४०७ 


४८५. पत्र : सेयद महम्‌दको 
सेगॉव, वर्धा 
१९ अक्तूबर, १९३६ 
प्रिय महमूद, 
दो अनमोल मरीजोकी वजहसे मेरी सारी खतो-किताबत बन्द होकर रह गई 
है। यह खत मैं किसी तरह वक्‍त निकालकर लिख रहा हँ। हिन्दी-हिन्दुस्तानीके 
बारेमे अपने रुखकी सफाईमे कहने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा खयारलू 
है कि तुम्हे इसका पूरा किस्सा मालम नहीं है। मौलाना अब्दुल हकने तसवीर 
काफी तोड-मरोडकर पेश की है। में हिन्दी सम्मेलनमे अभी साल-भरसे ही तो नहीं 
आया हूँ। उन्होंने अपनी कान्फरेन्सकी सदारतके लिए मुझे जब पहले-पहल बुलाया 
था,' उसे अब दस साल होने आ रहे है। मैने तब हिन्दीके एक हिस्सेके तौरपर 
उर्दको तसलीम करने की पैरवी की थी। मैने उस वक्‍त अपना जो नजरिया पेश 
किया था, वह १९०८ से भी पहले बन चुका था। साल-भर पहले इन्दौर कास्फरेन्समे' 
मे एक कदम और आगे गया, मैने उसकी एक परिभाषा मजूर करा ली थी, जिससे 
उर्दू भाषा और लिपि शामिल थी। मेरे सारे कुसूरकी जड यही है न? उन्हें 
यह सब मालूम था? अगर मालम था तो फिर तुम्हारी समझमे क्या नहीं आ रहा 
है” क्‍या मेरी गलती है कि मै उस सभाके लिए हिन्दी-उर्दूको या महज हिन्दुस्तानी 
को तसलीम नहीं कर सका ”? मैं इस सवालके बारेमे 'हरिजन में काफी तफसीलसे 
लिख चुका हूँ।' उसे पढ लो और फिर भी अगर तुम्हें बात पूरी तरह ठीक न 
जँचे तो मुझे तफसीलसे लिखो। तब मै तुम्हे समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे जो 
एक मसला बिलकुल ही सीधा-सादा लगता है, अगर उसके बारेमे भी मै तुम्हे 
कायल नही कर सका तो मुझे अपने-आप पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। 
प्यार समेत, 
बापू 
डॉ० महमूद, बार-ऐट-लॉ 
छपरा, बिहार 


अग्रेजीकी फोदो-नकल (जी० एन० ५०७९) से। महादेव देसाईकी हस्तलिखित 
डायरीसे भी, सौजन्य नारायण देसाई 


१ गाधीजी ने २९ मार्च, १९१८ को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर-अधिवेशन की अध्यक्षता 
की थी, देखिए खण्ड १४, पृ० २७७ ८१। 

२ देखिए खण्ड ६०, १० ४८६-९२ | 

३ देखिए खण्ड ६९, प० ४१३ १०५ और ४४० ४२। 


ड०५६ 


४८६ पत्र: नारणदास गाधीकों 


१९ अक्तूबर, १९३६ 

चि० नारणदास, 

पत्रिका सुधारकर भेज रहा हूँ। सही तारीख अब बादमे लिखूगा। 

जवाहरलालजी से भाषणके समय मिलता ठीक नहीं होगा। यदि वे घर पधा- 
रेगे तो में अवश्य मिलृगा। [सूत्र | यज्ञ और प्राथना, दोनोके समय ठीक है। खान 
साहबके लिए मुसलमान भाइयोसे भेटकी व्यवस्था करता। सब लछोगोसे मिलने के 
खयालसे कोई अन्य सम्मेलन भी--यदि हो सकता हो, अर्थात्‌ सबकी इच्छा हो, 
तो-- रख सकते हो। किन्तु में उसमें भाग नहीं ले सकृगा। खान साहबके लिए ऐसा 
कुछ भी न हो सके तो कोई बात नहीं। जो हो, सो स्वाभाविक होना चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी माइत्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से । सी० डब्ल्यू० ८५०९ से भी, 
सोजन्य नारणदास गाधी 


४८७ पत्र सणिलाल और सुझीला गांधीकों 


१९ अक्तूबर, १९३६ 

चि० मणिलाल और सुशझीलछा, ' 

मुझे तुम दोतोके पत्र पसन्द आये। मणिल्‍लाल, तुमने मेरी कमी बताई है, तो 
कोई अशिष्टता नही की। यह तुम्हारा केत्तेव्य था। माता-पिताके दोष जानते हुए 
भी उनके प्रति आदरका भाव रखना, इसीको माता-पिताकी भक्ति कहते हैं। इस 
विषयमे यदि हरिछालको छोड दिया जाये तो तुममे से कोई अनुत्तीर्ण होनेवाला नही 
है। यो हरिलालका भी दोष क्‍या है? दराबकी धुनमें वह जो करता अथवा बोलता 
है, उसके लिए उसे उत्तरदायी कैसे माना जाये? 

में बीमारोसे घिरा हुआ हूँ, इसलिए लम्बा जवाब नहीं लिखूँगा। आज मीरा- 
बहन और वनानावटी, दोनोकी तबीयत ठीक है। 

मैने तुम छोगोको जो शिक्षा दी, उसके बारेमें मुझे पदचात्ताप नहीं है। इसी 
दिश्यामें और अधिक दे सकता तो मुझे अच्छा सनन्‍्तोष होता। तुम्हारा अहित होगा, यह 
समझकर मैंने तुम्हे अपने यज्ञमे नहीं होमा, हिंत समझकर होमा है। नतीजा बुरा 


१ एक जेन साथु। 
४४०९ 


४१० सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


हुआ है, ऐसा भी में नही मानता। सोराबजी को भेजने का विशेष उहेद्य था। उसने 
वह उद्देश्य सिद्ध भी कर दिया। वह जीवित रहता, तो हम देखते। छगनलालको '" 
तो विद्येष कामके लिए ही तैयार होने को भेजा था। उसमे असफलता मिली, सो 
इसलिए कि उसे क्षयका भय हो गया और वह इस्लैडसे लौट आया। तुम रिच' 
और पोलकको' क्यो भूलते हो ? उन्हे भेजना भी सोहेद्य था। तुम्हे न भेजना भी 
सोद्देश्य था। तुम समझदार हुए, तबतक मेरा पर्चिमी शिक्षाका मोह टूट चुका था। 
पैसेके अभावसे तुम्हे शिक्षा न दी हो, ऐसा नहीं था। डॉक्टरकी' थैली मेरे लिए 
खुली थी। जब रिचको भेजा, तब तो में भी पैसा खन्र कर सकता था। किन्तु जान- 
बूझकर तुम्हे अनुभवकी शालामे गढा, सेवाके क्षेत्रमे डाला । आजके युगको देखते हुए तुम्हे 
कलक रह जाये, यह मैं समझता हूँ | किन्तु उससे मेरी विचार-शैलीमे कोई परिवर्तंत 
नही होता। तुम तो जानते हो कि मेरी निगरानीमे रखें गये यहाँके बालको और 
बालिकाओके साथ भी मैने यही किया है। उसके विरुद्ध राधा, केशू, शकर, बाल, 
जयन्ती, कान्ति आदिने विद्रोह किया, उसकी मुझे चिन्ता नहीं है। इसमे मुझे, आज 
जो हवा बहू रही है, उसकी ताकत नजर आती है, न कि अपनी विचार-धाराका 
दोष । यहाँ जो उत्तमसे-उत्तम काम करनेवाले लोग है वे पश्चिमी शिक्षा पाये हुए 
व्यक्ति नही है। महादेव-जैसे व्यक्ति, जिन्होने वह शिक्षा प्राप्त की है, मेरे पास अपनी 
उस शिक्षाके बूते नहीं, वरन्‌ अपने अन्य गुणोके कारण है। मैं जो उनकी शिक्षाका 
भी उपयोग कर लेता हूँ, तो यह कोई बडी बात नही है। कहा जा सकता है कि 
यह मेरी कार्यदक्षता हे। महादेवसे मगनलछालकी कीमत ज्यादा थी, यह महादेव खुद 
भी स्वीकार करेगा। मेरी फौजमे तुम्हे पढे-लिखे कितने दिखाई देगे ” उनपर भरोसा 
करके बैठा होता तो मेरी क्‍या दशा होती ” जोजेफ, दोनो गॉडफ्रे और बनडेिको 
भेजने मे मेरा हाथ था, यह तो तुम जानते होगे” वे आज कहाँ है ? उन्होने कौन-से 
तीर मारें? बैरिस्टर, डॉक्टर बनाने की कला भी में जानता था। किन्तु वह कला 
फली-फूली नहीं। मेरी समझमें तो तुम सब भाई उस भ्रम-जालसे बच गये। वेस्ट' 
और सैमके” सम्बन्धमे जो अपवाद किया, उसमे तुम मेरी अहिंसा क्यो नहीं देख 
पाते? उनके प्रति उदारता न दिखाता तो उन्हे अथवा उन-जैसोको स्थान कैसे दे 
पाता ? तुम जानते हो कि किचिन” जब बीमार थे, तब में उन्हे मास खाने के लिए 
प्रोत्साहित करता था। नतीजा यह हुआ कि अन्‍न्तमे उन्होनें मासका सर्वथा त्याग 
कर दिया। बोअर युद्धमे मैने अपने हाथसे अपनी टुकडीके मिस्तरियोको शराब 

१ देखिए खण्ड ११, पृ० ३३० | 

२ छगनलाक गांधी | 

३ एल० डब्द्यू० रिंच, देखिए खण्ड ४, ४० ३९७। 

४ एच० एस० एल० पोलक। 

७ डॉ० प्राणनीवन जगजीवन मेहता । 

६ ९० एच० वेस्ट । 
७ गेाविन्दसतामी, देखिए खण्ड ४, पृ० ४६२ | 
८ एच० किचन | 


पत्र बलकब्तराय के० ठाकुरको ४११ 


पिलाई, तथा अन्य छोगोको बीडी दी। यह सब करने में विवेक-बुद्धिकी बहुत 
आवश्यकता होती है। अपने स्वयके प्रति जितनी कठोरता आवश्यक है, दूसरोके 
प्रति उतनी ही उदारता आवश्यक है। 

यह पत्र जितना सोचा था, उससे अधिक हरूम्बा हो गया। कान्तिको तुम्हे 
कुछ नहीं भेजना है। देवदासने उसका सारा खर्च अपने ऊपर ले लिया है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकलर (जी० एन० ४८५८) से। 


४८८ पत्र बलवन्तराय के० ठाकुरको 


सेगाँव, वर्धा 
१९ अक्तूबर, १९३६ 


भाईश्री बलवन्तराय,' 

में इन दिनो दो बीमारोकी तीमारदारीमे छगा हु। थोडा-थोडा करके आपका 
पत्र कल शामकों पूरा किया। पता नहीं, अहमदाबादमे मेरे किये क्‍या होगा। में 
तो अपनेको इस सम्मेलनका अध्यक्ष होने के अयोग्य मानता हूँ। किन्तु महात्मा बना 
दिया गया हैँ, इसलिए शायद में सब-कुछ कर सकता हूँ। आप अपने सुझाव क्या 
सुधारोके रूपमे भेजेगे ” हम मिल सके तो मुझे अच्छा लगेगा, लहेकिन वह मौका कैसे 
आयेगा ? बम्बई तो मुझे आना नहीं है। में तो भटठकता-मटकता अहमदाबाद पहुँचने- 
वाला हूँ। 

आशा है, आप कुशल होगे। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


| पुनरच ] 
आपका पत्र गृप्त रहेगा। मैने उसे फाड डाला है। 


गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ९२३८) से। 


१ (१८६९-१९५२ ), गुजराती कवि और साहित्याकार 


४८९, पत्र बनारसीदास चतुवेदीकों 
१९ अक्तूबर, १९३६ 


भाई बनारसीदास, 

परभुदयाल ने तुमारे भाई के देहात की खबर दी। तुमारे में ज्ञान है इसलिये 
आइदवासन की आवश्यकता कम है। जो रास्ते रामनारायण गये वही रास्ते हम 
सबको जाना होगा। समय का ही फरक है। उसमे शोक क्‍या ? लेकिन हा, प्रेमीओ के 
मृत्युसे हमारी जिम्मेदारी बढती है और तुमारी तो बहुत ही बढ गई। ईइवर ही 
ऐसे मौकेपर सच्चा मददगार है। वही तुमको मार्ग बतायगा। 


बापुके आशीर्वाद 
पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २५१६) से । 


४९० पन्न * महादेव देसाईको 
१९ अक्तूबर, १९३६ 


चि० महादेव, 
आज तो मैने काफी लिखा। बाबाने तो बडा काम किया। मीराका ताप आज 
९८ है। अभी इससे अधिक नहीं हुआ। फिर भी उसे बेचैनी रहती है। मुँहमे लार 
नही बनती, चिकटापन रहता है। ग्लकोज लेने अथवा फल खाने की भी इच्छा नही 
होती । और भी कुछ कसर है। मुझे सतरे या नीबू नही चाहिए। नीबू मुन्नालालने 
भूलसे मेगा लिये थे। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-तकल (एस० एन० ११५००) से। 


४१२ 


४९१. पतन्न : अमृतकौरको 


सेगाँव, वर्धा 
२१ अक्तूबर, १९३६ 
प्रिय विद्रोहिणी, 
तुमने निश्चय ही 'हरिजन ' के लिए मुझे बहुत बढिया सामग्री दी है। महादेव 
तुम्हारा पत्र देखेंगा। मैं उसके कुछ अशोको समझदारीके साथ इस्तेमाल करूँगा । तब 
तुमको भी थोडा प्रचार-काय करना होगा, समाचारपत्रोको भी लिखना होगा और 
अन्य महिलाओसे भी वैसा करने को कहना होगा। यदि तुम महिलाएं अपनी गरिमा 
और अपनी विद्येष स्थितिको सचमुच समझ लो और मानवताके हितके लिए उनका 
पूरी तरह उपयोग करने लछगो, तो तुम लोग मानवताकों आजकी अपेक्षा कही बेहतर 
बना दे सकती हो। लेकिन पुरुषोने तुम लोगोको दासी बनाकर रखने मे सुख अनुमव 
किया है और तुम लोग खुशी-खुशी इस दासत्वको अपनानेवाली सिद्ध हुई हो, और 
अन्तमे स्थिति यहाँतक पहुँची है कि दास तथा दास-प्रभु दोनों मानवताकों पतनके 
गतंमें खीच ले जाने का अपराध एक होकर कर रहे हैं। तुम कह सकती हो कि 
बालपनसे ही मेरा विशेष कार्य यही रहा है कि नारीको उसकी अपनी गरिमा पूरी 
तरह अनुमव करने मे समथ बनाऊ। एक समय था जब मैं स्वय भी दासन-प्रमु था, 
लेकिन बा ने स्वेच्छासे दासी बतना मजूर नहीं किया और इस प्रकार मेरी आँखे 
खोल दी और मैं अपने जीवनके महत्‌ उद्देश्यको समझ सका। उसका काम तो उतने 
से ही पूरा हो गया। अब मैं एक ऐसी नारीकी तलाझमें हु जो अपने जीवनके महत्‌ 
उद्देश्यको पूरा कर सके। क्‍या तुम ऐसी नारी हो, क्या तुम ऐसी नारी बनोगी ” 
यदि शम्मी यूरोप जाने से सुखी और स्वस्थ हो सकता है पर तुम्हारे साथके 
बिना वहाँ जाने को तैयार न हो, तो तुम उसके साथ चली क्यो नहीं जाती ” 
अधिक लिखने का समय नहीं है। कल तुमको एक हरूम्बा पत्र' लिखा था। 
सस्नेह, 
तानाशाह 


[ पुनरचा | 
हाँ, तुम्हे नटेसनकों निश्चय ही लिखना चाहिए। 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५९७) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० 
६४०६ से भी 


१ देखिए खण्ड ६४, “ भइलील विज्ञापन”, १४-११-१९३६॥। 
२ यद्द पत्र उपलब्ध नदी है। 


४१३ 


४९२, पत्र: लीलावती आसरको 
२१ अक्तूबर, १९३६ 


चि० लीला, 

में इस बीच तुझे लिख नही पाया, किन्तु तेरी याद तो आती ही रहती है। 
दर्तोंसे मुक्ति माँगकर तूने अपने ऊपर बहुत अधिक बोझ छाद लिया है, इसका तो 
भान है न? तू स्वेच्छाचारिणी नहीं होता चाहती। तू तो सयमी है, और उस 
दिश्ञामे प्रगति करना चाहती है। इतना याद नहीं रखेगी, तो समझना, तूने रोजकी 
किटकिट अपने सिर ले ली है। 

बापूके आशीर्वाद 
गूजरातीकी फोटो-तकरू (एस० एन० ११७५७) से। 


४९३. पत्र : महादेव देसाईको 
२१ अक्तूबर, १९३६ 


चिं० महादेव, 
थोडी डाक भेज रहा हूँ। राजकुमारीका पत्र पढने के लिए भेज रहा हूँ। 
वापस लोटाना, हरिजन के लिए चाहिए। अगले हफ्ते क्या लिखा जाये, क्‍या न 
लिखा जाये, यह प्रश्न खडा होगा। दोनो बीमार मजेमे हैं--- ' सबनॉर्मल '। 
मीराबहनकी शिकायते आज कम हो गई है। उसे दही देता हूँ। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११५०१) से। 


४१४ 


४९४. पत्र : महादेव देसाईको 


२१ अक्तूबर, १९३६ 

चि० भहादेव, 

शिवप्रसादको तार कर सकते हो। कौन-कौन साथ आ रहे है, ण्ह भी 
लिख देना। तुम अपना आना भी निश्चित ही समझो। साथ का पत्र राजाकेँ लिए 
है। स० को लिख देना कि मैने राजाको लिखा है। 

प्रेमचन्दजी' के सम्बन्धमे किस ढगसे लिखा जाये, मेरी समझमें नही आ रहा। 
वियोगी हरिको लिखे तो वे शायद सक्षेपमें कुछ लिख दे। हम लोग साहित्यिको 
पर सम्पादकीय टिप्पणी नही लिखते | किन्तु लल्लभाईके  बारेसे थोडा विचार करने की 
आवश्यकता है। मेरा इरादा तो यहाँसे ६ बजे निकलने का है। वहासे कोई प्रबन्ध 
नहीं करना। सामान यहाँसे गाडीमे आयेगा। मै, जितना बनेगा, चलगा। चलने की 
शक्ति है, ऐसा लगता है। जरूरत मालम हुई तो गाडीमे बैठ जाऊँगा। रास्तेमे 
कमलाके ' बालकको देखता आरऊँगा। समय रहा तो मगनवाडीमे भी झाँक लूंगा। 
इसमे तुम्हे कोई परिवर्तन सुझाना हो तो सुझाना। बीमार मौज कर रहे है। 


बापुके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तकरू (एस० एन० ११५०२) से । 


४९५ पत्र *' राधाकृष्ण बजाजको 
२२ अक्तूबर, १९३६ 


चि० राधाकिसन, 

विनयके' बारेमे खबर सुनी | कमलासे मिलने का मेरा बहुत मन है। वह यहाँ 
आये तो अच्छा हो। कल मै यहाँ ठेठ पाँच बजेतक काममे लगा रहूगा। इसलिए 
यदि में वहाँ आया भी तो मुझे दो-चार मिनटसे ही भागना पडेगा। कमलाकों अब 


१ शिवप्रसाद गुप्ल। 
२ यह पत्र उपलब्ध नहीं है। 
३ और ४ जिनका हाल में निधन दो गया था। 
७ कमरा लेवटिया, जमनाहाल बजाज की पुत्री। 
६ कमला नेवध्या का पुत्र । 
४१५ 


४१६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


वहाँ बँघे रहने की जरूरत नही है। यह पत्र यदि तुम्हे ठीक छगे तो कमलछाको पढवा 
देना और या तो उसे यहाँ भेज देना अथवा स्वयं ले आना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० ९१२१) से। 


४९६, वक्‍तव्य . समाचारपत्नोंको 


वर्धागज 
२२ अक्तूबर, १९३६ 


सदाकी भाँति इस बार भी जन्म-दिवसके बधाई-सन्देश मुझे बहुत बडी सख्यामे 
प्राप्त हुए है। इन कृपालु मित्रोको अलग-अलूग उत्तर भेजना मेरे लिए सम्भव नहीं 
है। इसलिए में समाचारपत्रोके जरिये उनकी शुभकामनाओके लिए धन्यवाद दे 
रहा हूं। 
| अग्रेजीसे | 
बॉस्‍्बे कॉनिकल, २३-१०-१९३६ 


४९७ पत्र अमतुस्सढामको 


सेगाँव, वर्धा 
२३ अक्तूबर, १९३६ 
चि० अमतुस्सलाम, 
तेरा पत्र अभी-अभी मिला। कान्तिका खुशखबरीवाला पत्र “रेटिया बारस' 
[ गाधी-जयन्ती | का था। उसमे था क्‍या जो तुझे भेजता ” उसे फुरसत ही' नही 
मिलती, इसलिए में उसे तकलीफ नही देता। 
तू अस्पताल गईं, सो अच्छा हुआ। खुर्शीद बहनने लिखा था। यदि तू उसकी 
मदद करे तो मुझे अच्छा ही हलगेगा। 
में खुद तो यात्रा नही करता। तीथस्थानोमे बहुत पाखण्ड चलता है। मक्का 
शरीफ हो आनेवाले बहुत-से लोगोको मैं जानता हूँ। वे वहाँ जाकर स्वस्थ होकर 
लौटे हो, ऐसा मैने नहीं देखा। लेकिन तेरी श्रद्धा है, इसलिए मै तुझे क्यो रोक? 
तू खुशीसे जा और ज्यादा दृढ़, तन्दुरुत्त और निर्मोही (मोह-विहीन) होकर लौट आ। 
इससे ज्यादा और क्‍या कहूँ ? 
में आज काशी जा रहा हूँ। में वहाँ दो दिन रहँगा और फिर कुछ घटे राज- 
कोटमे रुकूंगा। ३० को अहमदाबाद पहुंचूँगा। बीमारोको अब बुखार नही हैं। तू 
जल्दी अच्छी हो जा। 
बापूके आशीर्वाद 


गूजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५५९) से। 


४९८ बातचीत * एक शअग्रेजके साथ 


[२४ अक्तूबर, १९३६ के पूर्व] 

अभी उस दिन एक मित्रवत्‌ अग्रेजने गाधीजी से एक ऐसा प्रइन पुछा जो मुझे 

कुछ विचित्र लगा “आप गुजराती हे, आप गुजरातके हे। तब आपने अपने काय 
और अपने प्रयोगोके लिए एक मराठी-भाषी प्रदेश क्यो चुना” और फिर वर्धा ही 


क्यो ? ” गाधीजी को भी यह कुछ कस विचित्न नहीं लूगा, पर उन्होने शान्त भावसे 
उत्तर दिया 


में गुजरातका नहीं, समुचे भारतका हु। वर्जाकों मैने इसलिए चुना कि वहा 
बहत सारी सुविधाएँ सुलभ हैं। वहाँ जमतालाल बजाज है, जिनको मेरे कार्य और 
मेरे प्रयोगोके कार्यक्रमे बडी रुचि है, आर उन्होंने मुझे ग्रामोद्योय सघक छिए 
अपना बहुमूल्य उद्यात ओर अपना उद्यान-कुटीर दे दिया। मैने वधाकों सघका 
प्रधान कार्यालय बना लिया। 
[ अग्नेजीसे | 
हरिजन, २४-१०-१९३६ 


४९९ चतुर्दिक वद्धि। 


महाराष्ट्र चरखा सघके श्री कृष्णदास गाधी मुझे सूचित करते है कि कतैयोकी 
मजदूरी बढने के कारण सूत बठनेवालियों की मजदूरीमे वृद्धि करना भी जरूरी हो गया 
है। इसलिए अब इस उद्देश्यसे प्रयोग किये जा रहे है कि खादीके मूल्यमे कोइ वृद्धि 
किये बिना सूत बटनेवाली महिलाओकी काय-क्षमता कैसे बढाई जा सकती है जिससे 
कि वे तीन आने प्रतिदिन तक कमा सके। इसलिए उन्होने दो तकुओवाला मगन 
चरखा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यदि खादी-उत्पादनका काम करनेवाले 
सभी कार्यकर्ता कृष्णास गाधी और ऐसे ही चन्द अन्य कायकर्त्ताओकी-जैसी भावनासे 
अनुप्राणित होकर काम करने लगे तो खादीके सभी विभागोकी मजदूरीमे जैसी चाहिए 
वैसी वृद्धि भी हो जायेगी और खरीदारोकी जेबोपर कोई अनावश्यक बोचन्न भी 
तही पडेगा। और यदि हम खादीके सभी दस्तकारोको पूरी मजदूरी देने में सफल हो 
जाते हैं तो हमे अन्य सभी ग्रामोद्योगोकों इस स्तरतक ले जाने में कोई कठिनाई 
नही पडेगी। जरूरत इस बातकी है कि इसके लिए वैज्ञानिककी भावना अपनाई जाये, 


१ महादेव देसाई के “वीकछी छेटर ” (साम्तादिक पत्र) से उद्ध व । 
४१७ 
६ २-२७ 


४१८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जो किसी भी चीजकों स्वत सिद्ध मानकर न चलेगा, जो दिमागी या शारीरिक 
सुस्ती या काहिलीकों बर्दाइत न करेगा, और जो अपने उच्च उद्देश्यमें अटूट आस्था 
रखकर चलेगा। आस्थाके बिना पूरा कार्य निर्जीव रहता है। 

| अग्नेजीसे | 

हरिजन, २४-१०-१९३६ 


५०० भेस बतास गाय 


यदि समय रहते गायोकी रक्षाके छिए उपाय नही किये गये तो जल्दी ही 

उनका नाहझ होनेवाला है। छेकिन गायकी रक्षाके काममे छगे छोगोसे एक प्रदन अक- 
सर पूछा जाता है। प्रइन यह है कि यदि धामिक भावनाकी बात अलग रहने दे 
तो क्‍या भैस रखना गाय रखने की अपेक्षा सस्ता नहीं पडता। इस विषयका विशेष 
नही, बल्कि केवल सामान्य ज्ञान रखनेवाले व्यवितकी तरह मैने बराबर साहस बटोर 
कर यह राय जाहिर की है कि कमसे-कम. अन्तमे जाकर तो गाय रखना अपेक्षाकृत 
सस्ता ही पडता है, गाय और भैस दोनोकी एक साथ रक्षा करता असम्भव है, और 
अगर हम सिर्फ गायकी रक्षा करनेपर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर दे तो भैसकी 
रक्षा सहज ही हो जायेगी। लेकिन यदि गायोकी नस्ल मिट गई तो भैसे कभी भी 
उसका स्थान नहीं भर सकेगी और जीविकाके लिए सघष करने तथा भूखकी ज्वाला 
को झेलते हुए अपने काममे लगे किसान, गाय तथा उसकी नर-सन्ततिसे वचित हो 
जाने से, एक ऐसी कठिनाईमे पड जायेगे कि फिर उनकी पस्ती दूर नही हो पायेगी। 
इस महत्त्वपूण समस्याके समाधानमे रुचि रखनेवाले लछोगोके लिए मेरे एक मित्र द्वारा 
मेरे पास भेजी मॉण्टगुमरी डेरी फामसे सम्बद्ध सरदार दातारसिह, एम० डी० डी० 
(इग० ) की निम्नलिखित राय' सहायक सिद्ध होगी। 

| अग्नेजीसे 

हरिजन, २४-१०-१९३६ 


१ यहाँ साथन-यत्र म॑ एक शब्द अधिक आ जाने से सन्दर्भ को देखते हुए अर्थ दीक नदी बेठता। 
अत उस शब्द को छोड़कर अनुवाद किया गया है। 

२ यहाँ नहीं दी जा रही है। इसमें यह बताया गया था कि किन कारणों से भेस आर्थिक 
दृष्टि से लाभदावक नहीं है । 


५०१ पत्र सागरेट स्पीगलकों' 


रेलगाडीमे 
२४ अक्तूबर, १९३६ 
चि० अमला, 
मीरा और नानावटी बीमार पडे थे, इसलिए उत्तर देने में विलम्ब हुआ।' 
अब वे पहलेसे अच्छे हैं। मैं बनारसके रास्तेमे हूँ। लगभग ५ नवम्बरकों मै सेगाव 
लौटूगा । में ३० तारीखको अहमदाबाद पहुँच रहा हूँ और वहा कमसे-कम चार दिन 
रुकृगा। आशा है, तुम मेरे किये हुए सशोधन समझ गई होगी। हा, दूध ओर मक्खन 
तुम्हारे लिए जरूरी है और इसी तरह फल भी | अधिक खचेसे बचने के लिए इनको 
बतौर दवाके लो। 
सस्नेह, 
बापू 
[ अग्रेजीसे | 
स्पीगल कागजात, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालूय 


५०२ पत्र जेठालाल जी० सम्पतको 


काशी जाते हुए रेलगाडीमे 
२४ अक्तूबर, १९३६ 
चि० जेठालाल, 

कहा जा सकता है, मीराबहन और नानावटीकी सार-सभालसे एक मिनटकी 
मी फुरसत नहीं मिलती थी। अब उनकी तबीयत ठीक है। काशी जा रहा हूँ, सो 
गाडीमे समय मिल ग्रया है। तुम्हारे पत्र पढ गया हूँ। गृह-सदस्य (होम मेम्बर )को 
मेने खुद ही लिखने का निरंचय किया है। देखे क्या होता है। मौका देखकर “ हरिजन 

में भी लिखंगा। में इस बातको छोड नहीं सकता। 
निरचय ही तुम प्रदशनीमे कारीगर का सकते हो। किन्तु उन्हे काने का खर्च 
तुम्हीको भुगतता पडेगा। इस बार प्रदर्शनी पर ५,००० से अधिक खच न करने का 
निरचय हुआ है, इसलिए सब अपने-अपने खर्चेंसे आयेगे। प्रदशतीके दौरान रहने और 
खाने का खच कमेठी देगी। यदि खर्चा तिकाककर नफा हुआ तो वह खर्चे करनेवाले 
सभी लोगोमे बॉटा जायेगा। यदि तुम कुछ औजार छाओ या बनवाओ, तो मैं २०० 


१ भार्गरेट स्पीगछ के दिनाक १ अक्तूबर, १९३६ के गुजराती में लिखे गये पत्र के उत्तर में। 
२ मूल में यद्द वाक्य गुजराती में है। 


४१९ 


४२० सम्पूण गाधी वाडूमय 

रुपये तकके औजार लागत पर २० प्रतिशत नफा देकर बिकवा दूँगा। इससे तुम्हे 
साफ ४० रुपयेका फायदा हो जायेगा। मुझे तो गाधी औजारो की ताकत आजमानी 
है। दूसरी तजबीज भी कर ही रहा हूँ। जलूगाँव वगरह मे क्‍या हो सकता है, 
इसका पता भी तुम्ही रूगाना। मुझे इतना समय कहाँ मिलता है? 


बापूके आशीर्वाद 


| पुतश्च | 
५ से ९ नवम्बरके बीच में वापस सेगाँव पहुँच जाऊगा। 


गुजराती (सी० डब्ल्यूण ९८५७) से, सौजय नारायण जे० सम्पत 


५०३. भाषण भारतमाता मन्दिर, बनारसमें' 


२५ अक्तूबर, १९३६ 


इस मन्दिरमे किसी देवी-देवताकी मूत्ति नहीं है। यहाँ संगमरमर पर उभारा 
हुआ भारतका एक मातचित-मर है। सुझे आशा है कि यह मन्दिर सभी धर्मों, 
हरिजनो-समेत, सभी जातियो ओर विश्वासोके छोगोके लिए एक सावदेशिक मचका 
रूप ग्रहण कर लंगा ओर इस देशमे पारस्परिक धामिक एकता, शान्ति तथा प्रेमकी 
भावनाओको बढाने में बडा योग देगा।' 

इस तीथका उद्घाटन करते हुए मेरे मनमें जो भावनाएँ उमड रही है उनको 
में शब्दोमे व्यक्त नहीं कर पा रहा हू। प्रेमकी पुकार टाली नही जा सकती। मै प्रेमकी 
पुकारपर ही अपने दो प्यारे-प्यारा मरीजोको और गाँवके अपने कामकों छोडकर, 
सेगॉवसे चलकर यहाँ काशीमे आ गया हूं । सत मीराबाईके शब्दोमे, प्रेम एक कच्चे धागे- 
जैसा कोमल, जरा-से झटकेसे टूटनेवाला लेकिन स्वय जीवन-जितना ही मजबूत 
होता है। प्रेम लोगोको हजारा मील दूरसे खीच लाता है। में भी शिवप्रसादके स्नेहके 
सामने टिक नहीं सकता था। में इस तीर्थेका उद्घाटन करने योग्य बिलकुल नही 
हैँ, परन्तु शिवप्रसादके स्नेहमें में अपनी सीमाओ, अपनी अपात्रताकों बिलकुल ही भूल 
गया हूँ। इन शिवप्रसादकों जबसे में जानता हूँ, तबसे में देखता हूँ कि गगातटकों 
उन्होंने अपना निवास-स्थान बना रखा हे, और गगाजलूसे अपनी देहको पवित्र रखने के 


१ गाघीजी ने तीसरे पहर इस मा दिरका उद्धाटन किया था। समारोहमें देशके सभी भागोसे 
आये हुए २७,००० से अधिक लोगों का विशाल समुदाय उपस्थित था, लिसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, 
पारसी, जैन, बोद और हरिजन सभी शामिल थे। 

२ यह अनुच्छेद बॉँग्बे क्रॉनिक से लिया गया है। 

३ यहाँ बॉम्बे क्रॉनिकक का विवरण इस प्रकार है “गाघीणी ने साथ ही कहा कि वे मन्दिरका 
उद्घाटन करने के लिए उपयुक्त पात्र तो नहीं है, पर तु पण्डित मालवीय के भाशीर्वाद से बर पाकर 
# कऋदधारन कर रहे है।” 


भाषण भारतमाता मन्दिर, बनारसमे ४२१ 


बावजूद उन्होने अपने हृदयमे एक दूसरी ही गगाको स्थान दे रखा है। यह भावना 
और कल्पताकी गगा इनके हृदयमे हमेशा बहती रहती है, आर उसमें ये नित्य अब- 
गाहन करते है। वे भावनाके घोडे भी गढते है आर पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करते है। 
भावनाका बल ऐसा है कि यदि वह शुद्ध हो तो स्वयमे भी उडा ले जा सकता है, 
और अशुद्ध हो तो नरकमें भी ले जा सकता है। इनकी भारत-भक्तिकी भावना 
पूना-स्थित कर्वेके विधवाश्रममे उकेरे हुए एक नक्शेकों देखकर मूत्तिमन्त हुई, और 
इसपर अपनी समुचित धनराशि खच कर डालने का इन्होने विचार किया। जैसी 
इनकी भावना थी, वैसे ही इन्हे कछाकार भी मिह गये, शिल्पी आर इजीनियर भी 
वैसे ही मिछ गये। एक बार तो उन्हें अपने जीवनकी भी आशा नहीं थी, किन्तु 
भगवान्‌ने उन्हें जीवित रखा, और उनका स्वप्न, उनकी भावनाकी प्रतिमा आज हम 
अपने सामने खडी देख रहे है।' 

आज सुबह जब मुझसे पूर्णाहुति सम्पन्न करने के लछिए कहा गया था और वबद- 
मन्‍्त्रोका पाठ चल रहा था, तब उसे सुनते हुए मुझे अपनी प्रात कालछीन प्रार्थनाका 
एक इलोक याद आ गया, जिसका पिछले बीस वर्षोसे हम पाठ करते आ रहे है 


समुद्र बसने देवि पत्र स्तनमण्डले। 
विष्णपत्नि नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षमस्व से || 


हम आज जिसकी सेवाके लिए अपने-आपको समर्पित कर रहे है वह यही घधरित्री- 
माता है। हमें जन्म देतेवाली माँ मत्य होती है, परन्तु हमे पालने-पोसने ओर जीवित 
रखनेवाली हमारी धरित्री-माताके साथ तो ऐसी बात नहीं है। घरित्री-माताका अन्त 
भी कभी आयेगा, परन्तु तब उसके साथ उसकी सारी सब्तान भी कारलके गालमे 
समा जायेगी। इसीलिए वह हमसे अपने प्रति जीवनपयन्त निष्ठाकी अपेक्षा रखती 
है। शिवप्रसादने इस मन्दिरको बिना किसी भेदभावके सभी धामिक विश्वासोके छोगों 
को समर्पित किया है, वे सभी इसमे आरावना कर सकेंगे। उन्होंने इसके लिए किसी 
भी तरहकी कोई शर्ते नही रखी हे। इस मन्दिरमे मारतमातासे प्रेम करनेवालरू हर 
व्यक्तिका स्वागत होगा और वह यहा अपनी सामथ्य तथा अपने विव्वासके अनुरूप 
आराधना कर सकेगा। इसलिए मैं शिवप्रसादका स्नेह-मरा आमन्‍्त्रण अनसुना नहीं 
कर पाया। आइए, हम सब अपने विभेदों ओर मतभेदोकों भुला दे, भारतमाताके 
चरणोपर उनकी बलि चढा दे और अपनी शुद्धतम भावनासे उसकी सेवासे जुट 
जाये। ईव्वरकी कृपासे शिवप्रसादका स्वप्न साकार हो गया है। ईश्वर इतनी अनुकम्पा 
और करे कि शिवप्रसादकी हादिक अभिलाषा भी पूरी हो जाये कि परस्पर जूझते 
सभी धामिक विदवासो, भिन्न-भिन्न सतो और हितोकी जापायापी बन्द हो जाये। 


? यह अनुच्छेद हरिजनबन्थुसे लिया गया है। आगेका भश हरिजनमें प्रकाशित “ वीकड़ी 
लेटर ” (साप्ताहिक पत्र ) से लिया गया है | 


४२२ सम्पूण गाधी वाडूमय 


और ईद्वरसे मेरी प्राथना है कि शिवप्रसाद इतने दीघजीवी हो कि अपनी आँखोसे 
इस अभिलाषाको फलूवती होते देख सके। 


| अग्नेजीसे | 


हरिजन, ३१-१०-१९३६, हरिजनबन्धु, १-११-१९३६ और बॉस्‍म्ब  क्रॉनिकल, 
२६-१०-१९३६ 


५०४ भाषण बनारसमें 


२५ अक्तूबर, १९३६ 
मेरे हाथो यह जो भेट दिलवाई गई, वह अच्छी नहीं मालूम हुई। इस 
कामके लिए में सर्वंथा अनुपयुक्त हूँ। न तो मैं कवि हूँ, न मैं हिन्दी भाषाकों ही 
अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे तो किसी छोटे या बडेकी जयन्ती मनाना भी पसन्द 
नही है। यदि किसीकी जयन्ती मनानी भी हो तो तब मनानी चाहिए जबकि 
वह आदमी न रहे। 
किसी महान्‌ व्यक्तिको छोग कोई ऐसी पुस्तक भेट करे जिसे में योग्यताके 
प्रमाण-पत्रोका एक सग्रह कहना चाहूँगा, यह बात मेरे विचारसे धृष्टतापूर्ण नही 
तो सवथा अनुचित अवश्य है। इसलिए मैने इस अभिनन्दन-सप्रन्थके लिए कुछ भी 
लिखने से इनकार कर दिया। लेकिन महात्मा शब्द तो न जाने कितनी निर्योग्यताओ 
का द्योतक है और मैं समझता हूँ, इसीलिए मुझसे यह ग्रन्थ भेट करने को कहा 
गया। मेरा यह हादिक विश्वास है कि जबतक कोई आदमी जीवित है, तबतक वह 
कवि, अथवा महात्मा या अवतार-जैसी किसी उपाधिका पात्र हो ही नहीं सकता।* 
रामचन्द्रजी जब जीवित थे तब वे अवतार नही माने जाते थे। तुलसीदासजी 
जब थे तब उनकी जयन्ती नहीं मनाई गई थी। 


उत्तको अवतार हमने बनाया है। आखिर “गीता का यह सूत्र कि “कर्म 
करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलपर नही”, कवियो और महात्माओ 
पर ही तो विशेष रूपसे लागू होता है। इसलिए अगर मैथिलीशरणजी ऐसा मानते 
हो कि वे भारतके एक महान्‌ कवि है तब तो मुझे उनसे झगडना पडेगा।' 

उसी तरह यह जयन्ती तब मनानी चाहिए थी, जब कवि न होते। वैसे समय 
मे लोग जानते कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है। छोग क्षमा करेगे। मैने 
तो जब पद्मनारायणजी सेगाव गये थे, यह कह दिया था कि किसी अच्छे कविके 


१ मैयिलोशरण गुप्त की पचासवीं वर्षगाँठ पर गाधीजी ने उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया था। 

२ यह वाक्य हरिजन, ३१-१० १९३६ में प्रकाशित महादेव देसाई के “ वीकछी लेटर ”” ( साप्ताहिक 
पत्र ) से लिया ग्रया है। 

३ और ४ ये अनुच्छेद हरिजन से लिये गये हैं। 


पत्र मीराबहनको ४२३ 


लिए सम्मतियोका लिखाना अच्छा नहीं। किसी सत्कविकी कृति कभी सम्मतिकी 
अपेक्षा नहीं करती। मैने यदि कभी गुरुदेवके लिए, मालूवीयजी के लिए अथवा 
द्िवेदीजी के लिए कुछ लिखकर दिया है तो दबावसे ही। सच पूछो तो मेरी इच्छा 
कभी किसी महापुरुषके सम्बन्धमे लिखने की नहीं हुई। 

यदि उस समय मैने गलती की थी तो क्या अब भी वही गलती करता 
रह? यदि तुम भी कुछ दबाव डालो तो मै तुम्हे भी कुछ लिखकर दे सकता हूं, 
पर स्वेच्छावश नहीं। मैथिछीशरणजी को मै जच्छी तरह जानता हूँ। उनके बारेमे 
कुछ नहीं लिखता, फिर भी हममे कोई गलतफहमी नही होगी। मैं चिरगाँवमे उनका 
आतिथ्य भी स्वीकार कर चुका हूँ। 

कवि किसीके निर्देश-हइगितपर नहीं, बल्कि अपनी प्रेरणापर लिखता है। 
इसलिए वह प्रशसा पाने के लिए नहीं लिखता। उसका आनन्द और उसका पुरस्कार 
तो उसकी कृतिमे ही निहित होता है।' 


सम्पादकके पच्चोस वष, पु० ८६ तथा अग्रेजी साप्ताहिक हरिजन, ३१-१०-१९३६ 
से भी 


५०७ पत्र मीराबहनको 


काशी 
२६ अक्तूबर, १९३६ 
चि० मीरा, 
इससे पहले तुमको लिख नहीं पाया। अभी-अभी मुन्नाछालूकी माफत तुम 
दोनोके बारेमे शुभ समाचार" सुनने को मिला है। आशा है, तुम शरीर और मन 
दोनो दृष्टियोसे स्वस्थ होगी। यह तो हर्षका विषय है कि हमारे दोष हमारे लिए 
चेतावनियाँ बनकर प्रकट होते हैं। इसलिए पिछले दिनकी घटनाकी स्मृतिसे तुम्हे 
प्रसन्न ही होना चाहिए। 
प्रभा यही है। 
सस्नेह, 


बापू 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३६६) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८३२से भी 


१ यह अनुच्छेद हरिजवसे लिया गया है। 
२ मोौराबहन और अमृत्॒ाल नानावटी बीमार चल रहे थे। यहाँ त्ात्पय उन्दी दोनों के खवास्थमें 
सुधार होने से है। 


५०६ पत्र . अमृतलाल ठा० नानावटीको 
२६ अक्तूबर, १९३६ 


चि० अमृतलाल, 


अभी-अभी तुम्हारे बारेमे तार मिला। चगे होते ही चले जाता। भुझे पत्र 
लिखना । 
काकासाहब यहाँ है। ताकत आ जानेपर दिलरुबा हाथमे लेना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-तकल (जी० एन० १०७२१)से। 


५०७ पत्र मन्तालाल जी० शाहको 
२६ अक्तूबर, १९३६ 


चि० मुन्नाछाल, 
तुम्हारा तार अपेक्षित समय पर मिल गया। सब काम धीरजके साथ करना। 
वहाँ मेरी जे 
बापके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५९४) से। सी० डब्ल्यू० ७००२से भी | 
सोजन्य मुन्तालाल जी० शाह 


१ साधन सूत्र अस्पष्ट है। 
४२४ 


५०८ पत्र  सोतीलालण रागयको' 


चलती गाडीमे 
२६ अक्तूबर, १९३६ 
प्रिय मोतीबाब, 


आपका स्नेहपूण तार और कजके सम्बन्ण्मे आपका पत्र दोनों मिल। जबतक 

पूरे कजका भुगतान नहीं हो जाता हम दोनोमे से किसीकों भी सन्‍्ताष नहीं हां 

सकता। में अन्नदा बाबूका सबसे ताजा पत्र आपके पास मेज रहा हूँ। जो खादी 

पहुँचाई गइ है उसका मूल्य यदि बाजार-भावपर तय नहीं किया गया है तो यह 

गम्भीर मासलछा साना जायेगा। ओर जबतक कजका भुगतान नहीं हो जाता, या 

कौसिलसे सनन्‍्तोषजनक समझोता नहीं हो जाता तबतक आप प्रमाण-पत्रकी मॉग 
कैसे कर सकते है” 

हृदयसे आपका, 

मो० क० गाधी 


अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११०४७)से | 


५०९ पत्र एडमड और इवॉन प्रिवाकों 


सेगाँव, वर्घा, म० प्रा०, 
भारतके पतेपर 
२६ अक्तबर, १५३६ 
प्रिय भक्ति ओर आनन्द, 
तुम्हारा प्यारा-सा पत्र बस अभी मेरे हाथ आया है। मेने लोगोसे अपील तो 
की थी कि जहाँतक बन पड़े मुझसे अधिक पत्र-व्यवहार न करे, लूकिन उन लोगामे 
तुम्हे अपने-आपको झामिल करने की जरूरत नहीं। तुम-जैसे मित्रोसे, जिनसे मेरे 
सम्बन्ध सवथा अनौषचारिक है ओर जा दूर-देशोमे रहते है, पत्र पाकर मुझे बरावर 
खुशी होती है। 
अपने कामके कारण तुमको वही रहना पड रहा है और इस कारण तुम लाग 
फिर भारत नहीं आ सकते--यह कोई द्ू खकी बात नहीं। जो हृदयसे एक हा, 
उनकी दैहिक दूरी कोई महत्त्व नही रखती । 


१ प्रवतक सघ के । 
४२५ 


०९५ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


सत्य और अहिसा अनेक तथाकथित वैज्ञानिक तथ्योसे कही अधिक सच्चे हूँ। 
हाँ, उनपर अमर करना कठिन है। लेकिन यदि पहलेसे ठीक तैयारी की गई हो, 
तो यह उतना कठिन भी नही जितना देखने में लगता है। पर हम तो जीवनके इस 
सर्वाधिक महत्त्ववृण तथ्यके लिए अपनी फुरसतके चन्द घण्टोसे अविक कोई समय देते 
ही नहीं। किसको कितना महत्त्व देना चाहिए, इसपर हमें पुनविचारू करने की 
जरूरत है। 

तुमने मीराकी गम्भीर बीमारीके बारेसे पढा ही होगा। अब वह खतरेस 
बाहर है। कमजोर अब भी है। 

यह पत्र चलती गाडीमे लिख रहा हूँ। 


तुम दोनोको स्नेह, 
बापू 
अग्नेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० २३३८) से। 
५१० पन्न . मीौराबहनको 
रेलगाडीमे 


२८ अक्तूबर, १९३६ 
चि० भीरा, 
प्रवासके दौरान तुमको लिखा मेरा यह दूसरा पत्र है और यह इतना ही 
बताने के लिए लिख रहा हूँ कि तुम मेरे मनमे सदा बसी रहती हो। आशा है, 
दोनोके स्वास्थ्यमे निरन्तर सुधार हो रहा होगा। 
दिल्‍्लीमे में सारा दित चुपचाप जुटकर काम करता रहा। बा हमारे साथ 
है। मतु देवदासके साथ रह गई है। इन दिनो दिल्‍्लीमे बहुत मजेदार ठण्ड पड 
रही है। देवदास पहलेसे बहुत अच्छा है। 
स्नेह, 
बापू 


[ पुतरच ] 
कल हम राजकोटमे होगे। ३० को अहमदाबादमे | 


मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३६७)से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० 
९८३३ से भी 


१ पहले प्रके लिए देखिए “पत्र मौराबइनको”, २६ १० १९३६ । 


५११ पत्र सेयद महम्‌दकों 


रेलगाडी मे 
२८ अक्तूबर, १९३६ 
प्रिय महमूद, 
में यह चलती गाडीमे लिख रहा हु। उम्मीद है कि मेरा पिछला खत' तुम्हे 
मिल गया होगा। वह मैने तुम्हारी टिप्पणीपर एक उडती हुई नजर इालने के बाद 
लिखा था। अब मैने उसे गोरसे पढ लिया है। उसमे एक बडी तवारीखी गलती 
मौजूद है। उससे साफ झलकता है कि तुम समझते हो, यहाँ मुसलमानोकी काफी बडी 
सख्या बाहरसे आये लोगो और उनकी ही बादकी पीढियोके लोगोकी है। लेकिन 
सचाई इससे बिलकुल उलटी है। आज मृसलमानोकी भारी सख्या किसी वक्‍त इस्लाम 
कबूल कर लेनेवाले यहीके लोगो आर उनकी बादकी प्रीढियोकी है, और इसलिए 
उन लोगोकी है जिनको वैदिक सभ्यता और सस्क्ृति विरासतमे मिली है। आर 
प्रवासी मूल निवासियोके पूर्वजोकी उपलब्धियोपर गब क्यों न करे ? तुम्हारी ठिपपणीमे 
और भी कई बडी-बडी गलूतबयानियाँ और उनसे निकाले गये गलत नतीजे या 
गलत-सलत अटकले मौजूद हैँ। मुझे लगता है कि उसे बडी जल्दबाजीमे तैयार किया 
गया है। काश कि मेरे पास उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान दिलाने का समय होता! 
लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं। तुम अपनी टिप्पणी दुबारा पढ जाओ तो ज्ञायद 
कुछ गलतिया तो तुम्हे खुद ही दिख जायेगी। 
आखिरमे, मैं अब भी मुसलमानोके बिना स्वर्गमे जाने को तैयार नही ओर न 
एकता पैदा करने की मेरी कोशिगमे ही किसी कदर ढिलाई आई है। बात सिफ यह 
है कि मेरा तरीका अब जुदा हो गया है, छेकिन वह है ज्यादा ठोस और ज्यादा 
गहराईतक असर करनेवाला। नतीजा तो ईइ्वरके हाथ है। 
प्यार समेत, 


बापू 


अग्रेजीकी फोटो-तकल (जी० एन० ५०७८) से । 


१ देखिए “पत्र सेथद महमूदको ”, १९१० १९३६। 


५१२ पत्र कनु गाधीको 


रेलगाडीमे, पालनपुर 
२८ अक्तूबर, १९३६ 
चि० कन्हैया, 
लगता है, अपने समकालीनोम आजतक एक तू ही दृढ बना रहा। मेरा विश्वास 
है कि इससे तूने कुछ भी नहीं खोया। भगवान तुझे ऐसी शक्ति दे कि तू सदा 
दृढ रह सके। तूृ दीर्घायु हो। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी माइक्रोफिल्स (एम० एम० यू०/२) से । 


५१३ पत्र; मुन्नाछाल जी० शाहको 


रेलगाडीमे 
[२] ८ अक्तूबर, १९३६ 
चि० मुन्नाछाल, 
तुम सबका काम बगेर खीचतानके चर रहा होगा। दोनों भाई आनन्दमे होगे। 
कल दिल्‍लीमे तुम्हारे पत्र और तारकी राह देखी, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब 
देख, राजकोटमे क्या होता है। आज नानावटीकों अछूगसे नहीं लिखता। 
बलवन्तसिह मजेमें होगा और तुम दोनों दूघ और शक्‍्करकी तरह घुलूमिल 
गये होगे। 
बापूके आशीर्वाद 
गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५९३)से। सी० डब्ल्यू० ७००१ से भी , 
सोजन्य मुन्ताछाल जी० शाह 


१ यह अक साधन-सूत्र में अस्पष्ट है। गाधीजी २७को दिल्‍ली में थे। इबारत से रूगता है, पद 
पत्र उसके अगंछे दिन लिखा गया होगा। 


४२८ 


५१४ भाषण हरिजन-पसेवकोके समक्ष ' 


राजकोट 
२९ अक्तूबर, १९३६ 
गाधीजी ने हरिजन-सेवकोसे कहा कि उनको खोटके जो मासले मेरी नजरमसे 
आये, उनको देखते हुए मेरा यह विश्वास पक्‍का हो गया है कि किसी भी हरिजन 
आश्रमको केन्द्रीय कार्यरूषकौ ओरसे वित्तीय सहायताकों कोई आशा नहीं रखनी 
चाहिए। हॉ, यदि वे राजी हो तो केन्द्रीय सस्थाके अनुशासन और नियन्त्रणमें भले 
ही रहे। उनमें आई खोटदसे सम इतना आदाकित हो गया हेँ कि अब इन सस्थाओकी 
वित्तीय सहायताके लिए किसीसे भी आग्रह करने का साहस मुझमें नहीं रह गया है। 
इन सस्थाओका काय-भार सँभालनेवाले सभी लोगोका यह एक स्पष्ठ कत्तव्य है कि 
वे जनता से कोई भी वित्तीय सहायता मॉगने से पहले उसे अपने खरेपनके बारेमे 
आदइवस्त कर दें। 
[ अग्नेजीसे | है 
हरिजन, ७-११-१९३६ 


५१५ भाषण विट्ठल कन्या विद्यालय छात्रावास, नडियादसें' 


३० अक्तूबर, १९३६ 

मुझसे इस अवसरपर भाषण करने के लिए आग्रह नहीं किया जाना चाहिए 

था, क्योकि यहा मेरी उपस्थिति ही यह बतलाने के लिए काफी है कि इस संस्थाकों 
मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। और में जब गत वष यहाँ आवारशिला रखने आया 
था तो मैने इसको अपना आशीर्वाद दिया ही था। लेकिन अब चूकि मुझसे भाषण 
करने के लिए कहा गया है, इसलिए में कहता हू कि मेरा आशीर्वाद कुछ शर्तोक 
साथ है। मै इसके सचालको, अध्यापको ओर बालिकाओंको भलीभाति समझा देना 
चाहता हूँ कि यह सस्‍्था नैतिक आधारके बिना टिकी नहीं रह सकेगी। सभी काय- 
कर्ताओको नि स्वार्थ भावसे काम करना चाहिए और यहाँ जो शिक्षा दी जाये, वह 


१ यह और इसके बाद के दो शांपैक मद्दादव देसाई के “वीकली लेटर” ( साप्ताहिक पत्र ) से 
उद्धृत किये गये है । 

२५ जमनाछाऊ बजाज ने छात्रावास का उद्धादन किया था। 

३ ३१ मई को, देखिए खण्ड ६१, ६० १२६-२७। 


४२९ 


४३० सम्पूण गाधी वाइमय 


सच्ची शिक्षा हो, अर्थात्‌ ऐसी शिक्षा जो छात्राओके चरित्रके सर्वोत्तम गृुणोको जगा 
सके, उनको विकसित कर सके। हममे से प्रत्येककी आत्मामे सदगुण निहित रहते है, 
प्र अध्यापकोको उनको मुखर बनाना पड़ता है। यह पवित्र काय वही अध्यापक कर 
सकते है जिनका अपना चरित्र निष्कलूष हो, जो सदा ही सीखने और अधिकसे-अधिक 
पृणता प्राप्त करने के लिए तैयार हो। बालिकाओको भी ग्रहणशील बनना पडेगा। 
उनको अपनी-अपनी खूबिया दिखाने की फिक्रमे न रहकर इस बातकी चिन्ता करनी 
चाहिए कि वे क्‍या करे जिस॑से उनके शिक्षकोको उनके सर्वोत्तम गुणोको विकसित 
करने में सहुलियत हो। मुझे इस प्रकारकी सस्थाओका बडा कटु अनुभव रहा है, इस- 
लिए में ऐसी नयी-तयी सस्थाओको आशीर्वाद देने में हिचकता हूँ। मुझे तो इसमे भी 
शका है कि अध्यापकोको मेरे आशीर्वाद सचमुच दरकार है। मैं कह सकता हूँ कि 
उनमे से कुछ तो मुझे समयसे पिछडा हुआ समझते है, ऐसा आदमी मानते है, जिसे 
बतसान युगकी भावना ओर आधुनिक प्रवृत्तियोकी कोई समझ नहीं और जो आजके 
युवकोको सम्बोधित करने योग्य बिलकुल नही है। ठीक है, ऐसा सोचनेवाले लोग 
मेरी कही बातोपर कान न दें। 

| अग्नेजीसे | 

हरिजन, ७-११-१९३६ 


५१६ बातचीत छात्र-छात्राओसे 


नडियाद 

३० अक्तूबर, १९३६ 

विद्यालयकी छात्राएँ गाधोजी के जन्म-दिवसपर काता हुआ अपना सृुत उनको 

भेंट करने के लिए तोसरे पहर जमा हुईं। बोचासनके वल्लभ विद्याल्यके छात्र भी 

वहाँ मोजूद थे। बालिकाओने १,२२,४७५ गज' सूत भेंट किया, इतना ही नहीं, 

उनमें से ६० ने अपनी जरूरतके वस्त्रोके लिए वर्ष-भरमें १,००,००० गज सुत 
कातने की प्रतिज्ञा ली। 

[ गाधीजी | तुम छोग जानती हो कि आज तुम्हारे छात्रावासका उद्घाटन सेठ 
जमनालाल बजाजने किया है। तुमको उस भले इनसानके योग्य बनने की कोशिश 
करनी चाहिए। शायद तुम जानती हो कि वे एक भले इन्सान है? 

[ बालिकाएँ | हाँ, जरूर। 

नही, " हाँ, जरूर ” नहीं, “जी, हाँ।” 

वे एकसाथ ऊँचे स्वरमें बोल पडीं “जी, हाँ।” 


१ विंदुल कन्या विद्यालय! 


बातचीत छात्र-छात्राओसे ४३१ 
लेकिन वे अगर एक भले इनसान है, तो बाकी सब कंसे है? 
सभी भले हे। 
तुम लोगोको छोडकर ? 


हम भी भली हें। 

सबकी-सब, एकदम सभी ? बिलकुल पक्‍की बात ? 
जी, हाँ। 

अच्छा, तो बताओ, तुममे से कोई झूठ बोलती है? 
“ हाँ, बोलती हे। ---- उनसें से कुछ बोलों। 
हमेशा या कुछ मौकोपर ? 

कुछ मौकोपर। 

और क्या तुम झगडती नही ? 

झगडती है। 

हमेशा ”? 


“जी हॉ”, उनकी यह आवाज खिलखिलाहठदोसें दब गई। 

हाँ, लेकिन मुझे कहना पडेगा कि तुम लोग भली हो, क्योकि तुम यह स्वीकार 
करने के लिए तैयार हो कि तुम कभी-कमी झूठ बोलती हो और आपसमे झ्नगडती 
हो, और बाकी हम लोग भी बस इसी मामलेमे भले है। लेकिन उन छोगोकों क्‍या 
कहोगी जो धडल्लेसे कहते फिरते हैं कि हर आदमीको सच बोलना चाहिए, पर वे 
खुद कभी सच नही बोलते ? 


वे पाखडी हें। 

बिलकुल सही है। हमे कभी पाखडी नहीं बनना चाहिए। एक प्रइन और। 
तुम लोगोने वर्ष-मरमे एक छाख गज सूत कातने की प्रतिज्ञा की है। और तुमने 
प्रतिज्ञा तोड दी तो ? 

“ ऐसी कोई आशका सत रखिए ”, उन्होंने जोरदार विरोध प्रकट किया। 

लेकिन अगर तोडी तो ” 

/ हम जानती है, हम नहीं तोडेंगी ”, उन्होंने और ज्यादा जोरसे भ्रतिवाद 
किया। 

प्र मान लो कि तुम तोड देती हो तब ” 

( एक छात्रा ) उपवास 

कौन करेगा ? में या तुम लोग ? 

हम लोग करेंगी। 

दूध और फलके सहारे उपवास * 

जी नहीं। हम पानीके अलावा कुछ नहीं लेगी। 


४३२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


लेकिन तुम कितने दिनका उपवास करोगी ? 

जबतक हम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कोठा पूरा नहीं कर लेतीं। 

बहुत सुन्दर। लेकिन इतना समझ लो कि यहाँ सम्बाददाता लोग भी बैठे 
है। वे हमारी इस बातचीतकों छाप देगे और अगर तुम न कर पाई तो तुमको 
अफसोस होगा। 

इसके बाद बल्‍लभ विद्यालयके लडकोकी बारी आई। ये धाराला जातिके छात्र 
है। वहा उनके पढने, रहने तथा खाने की नि शुल्क व्यवस्था है। अध्यापकने १२ 
अक्तूबरको धुनकर बनाई गई पुनियोसे काते गये सुतका बुना वस्त्र गाधीजी को भेंट 
किया, जिसके लिए धुनाईकी सज्रीके पैसोसे खरीदी गई कपासका उपयोग किया गया 
था। अध्यापकने कहा कि छात्र सडकोकी सफाई और झाड-बुहारी भी करते हे। 

हर रोज ” है 

नहीं, गाधीजी के जन्म-दिवसपर हमने ऐसा किया। 

अच्छा, मैं तुम लोगोसे कहता हूँ कि यदि तुम हर रोज ऐसा करो, तो 
सफाईकी दष्टिसे तुम बोचासनको एक आदश गाव बना दोगे ओर तुम खुद किसी 
दिन सरदार वलूकमभाई पटेल बन सकते हो। अगर तुम सरदार वल्लभभाई न बन 
पाओ, तो भी ऐसा तो माना ही जायेगा कि तुम छोगोने एक बहुत ही भला 
काम किया। लेकिन मेरी यह बात भी समझ लो कि तुम अगर सडकोकी सफाई 
नही करोगे तो तुम कभी भी सरदार वल्लभभाई नहीं बन पाओगे। 

इसपर एक लडकेने कहा “ लेकिन हमारा गाव एक बुरा गॉव है। वह इस 
योग्य नहीं कि उसके लिए इतना सब किया जाये। हम भले ही सडके साफ करते 
जायें, लोग उनको गनन्‍्दा करते ही रहेगे। 

नहीं, ऐसा मत कहो। सारे गाव इसी तरहके है, ओर हमारा यही कर्त्त॑व्य 
है कि वे सडकोको जितना ज्यादा गन्दा कर, हम उतने ही अधिक धैयसे अपने 
काममे जुटे रहे। ओर तुम लांगोको यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम गाँवकी ही 
सनन्‍्तान हो । 

[ अग्रेजीसे | 
हरिजन, ७-११-१९३६ 


५१७, भाषण : नगरपालिका बालिका विद्यालयसें' 


अहमदाबाद 
३० अक्तूबर, १९३६ 
मेरा मन सेगाँवमे रमा हे। मुझे ऐसी चीजांमे जब रुचि नहीं रही। वैसे, 
एक दूसरी ही दिश्यामे जीवनका मोड आने से पहले मैं इनमें रुचि लिया करता था। 
साथ ही उन्होने कहा कि वारी-शिक्षाकों नारीत्वके विकासमे सहायक होना 
चाहिए, जिससे कि स्त्रियाँ अपना जीवन पवि5५ बना सके। 
| अग्नेजीसे | 
बॉम्बे ऋतिकल, ३१-१०-१९३६ 


५९८ स्वयसेवक भगी 


' भगी ' शब्द सुनकर जैसा बहत-से छोष करते है, उस्ती तरह कोई पाठक भी 
बिदक न उठे। भगी झायद समाजका सबसे उपयोगी सदस्य होता हे। समाजका 
स्वास्थ्य कदाचित्‌ उचित आहारसे भी अधिक सफाई-स्वच्छताकी ठीक व्यवस्थापर 
निर्भर करता है। कहने की जरूरत नहीं कि यहा में भगी जातिका विचार नहीं कर 
रहा हूँ। मैं तो उस पेशेका विचार कर रहा हूँ जिसका 'भगी' शब्दसे बोध 
होता है। में भगीके पेशेको एक नेक पेशा मानता हूँ -- जिन पेशोकों “ प्रतिष्ठा 
जनक ” माना जाता है उनसे भी अधिक नेक । ये प्रतिष्ठाजनक पेशे बडी आसानीसे 
कूलकमय बन जा सकते है, केकिन भगीका पश्ा नही। 

बहरहाल, श्री अप्पा पटवंधन, जो एम० ए० है, स्वयसेवक भगियोके दलके 
प्रधात बन गये है। वे इस दलको फैजपुरके काग्रेस-शिविरकी सफाईका काम करने के 
लिए खडा कर रहे है। स्वागत समितिक सामने सवाल यह था कि इस कामके 
लिए पेशेवर मगियोकों रखा जाये या स्वयसेवक छलांग ही इसे करे। किसीने कहा 
कि पिछली काग्रेसमे तो यह काम शहरके भगियोने ही किया था। लेकिन निणय 
स्वयसेवक भगियोके ही पक्षमे हुआ। और इस कामके लिए इससे अधिक योग्य 
व्यक्ति नही हो सकता था। अप्पा साहबने इस कामकी पात्रता प्राप्त की है, क्योकि 
वे लम्बे समयतक इसका प्रशिक्षण पा चुके हैं और इससे भी बडी बात यह है 
कि समाजके इस सार्वाधिक तिरस्कृत वगके प्रति उनके हृदयमें प्रेम है। और उनका 


१ भवन के उद्घादन-समारोह में | 
डॉड्डे३ 
६३-२८ 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


यह प्रेम कोरी भावुकता नहीं रहा है। उन्होनें भगियोके साथ मिलकर खुद भी 
सफाईका काम किया है और उन्हे मालूस है कि ठीक तरहसे सफाई करने का काम 
भी दूसरे विज्ञानोकी ही तरह एक विज्ञान है। उन्होने इस कामके लिए १८ वर्ष 
और उससे अधिक आयुके दो सो स्वयसेवकोकी नि शुल्क सेवा प्राप्त करने के निमित्त 
काम करने को उत्सुक लोगोसे प्राथनापत्र भेजने को कहा है। प्राथनापत्र ऐसे ही लोग 
भेजे जो काग्रेस-अधिवेशनके दौरान सारे पाखानों जौर शिविरकी सफाई राजी-खुशीसे 
करने को तैयार हो। वे ऐसे उत्साही नौजवान हो जो तमाशा या काग्रेस प्रति- 
निधियांको काम करते हुए देखने की खातिर अपने कत्तव्यकी उपेक्षा न करे। उनके 
हिस्से तो यही गौरव-पद रहेगा कि प्रतिनिधियोकोीं सफाई वगैरहकी पूरी सुविधा 
जुटाकर वे उनके लिए काम करना सम्भव बनाये। 
महाराष्ट्र अच्छे और परिश्रमी कायकर्त्ताओका गढ है। इस कामके लिए दो 

सौ अच्छे और ईमानदार नौजवान जुटा पाना उस प्रान्तके लिए कठिन' नही होना 
चाहिए। इसका मतलब यह नही कि दूसरे प्रान्तोके नौजवान प्राथनापत्र न भेजे। 
लेकिन और किसी बातकी खातिर नहीं तो मितव्ययिता की ही खातिर यह अच्छा 
होगा कि जिस प्रान्तमे काग्रेसका अधिवेशन हो, उसीमे से ऐसे कामके लिए नौजवान 
लोग मिल जाये, और जिस तालल॒के या जिलेमे अधिवेशन हो, यदि उसी ताल्लके 
या जिलेसे मिल जाये तब तो और मी अच्छा। 

[ अग्नेजीसे 

हरिजन, ३१-१०-१९३६ 


५१९ अपसान किसका ?” 


एक हरिजन-सेवकके रूम्बे पत्रसे में निम्नलिखित अनुच्छेद उद्धत कर रहा हूँ 


अपनेको हिन्दू कहने में शिक्षित हरिजनोकी चिढ दिन-विन बढती जा 

रही है। कारण, अगर वे कहते हे कि वे हिन्दू है तो फिर उन्हे अपनी 

जाति भी बतानी पडती है, और सनमे हीनताकी भावना होने के कारण 

यह बात उन्हे बडी अरुचिकर रूगती है। अपनेको हिन्दू बताकर अपमान 

सहने की अपेक्षा अपनेको ईसाई कहना उन्हें अच्छा रूगरेगा। तो फिर उन्हें 

सिख था बौद्ध बनने को कहकर हम इस अपमानका अन्त क्यो न कर दें? 
क्योकि सिख और बौद्ध तो हिन्दुओ-जसे ही हे। 

सिख और बोद्ध हिन्दुओ-जैसे ही है, यह कहकर पत्र-लेखकने अपने पक्षका 

खण्डन आप कर दिया हैं। क्योकि अगर बात ऐसी हे तो हरिजनोको सिख या बौद्ध 

बनने की प्रेरणा देना व्यर्थ ही है। यह छूट तो हर हिन्दूको है कि वह अपनेको हिन्दू- 

घमंके अनेक सम्प्रदायोमे से चाहे जिसका अनुयायी बताये। ऐसा करके भी वह हिन्दू ही 

रहेगा। और अगर कोई हिन्दू न चाहे या उसने जात-पाँतको त्याग दिया हो तो वह 


अपमान किसका ? ४३५ 


अपनी जाति बताये ही क्यो? बहुत-से हिन्टू जात-पॉतमे विश्वास नहीं करते। मैने 
यह बताने की कोशिणग की हे कि जाति-प्रया हिन्दू-ग्मका अग नहीं है। वर्ण जाति 
नही, वर्ग हे। यदि कोई ब्रह्म-ज्ञानका उप्देशक हे ता वह मजेमे अपनेफो ब्राह्मण कह 
सकता है, यदि वह सैनिक हे तो जपनेकों बखूबी क्षत्रिय कह सकता है, अगर व्यापारी 
या किसान है तो वह बेखटके जपनेकों वर्य कह सकता है, और इसी तरह यदि 
वह सेवा-कार्य करता है तो अपनेको शूद्र कह सकता हे। ये विभाजन जातिगत नही, 
वर्गंगत है और इनका सम्बन्ध पविभिन्न <न्बोसे है। जस्पृश्य नामका कोई वर्ग नहीं 
है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि अस्पृश्य कहा जानेवाश जादमी अपनेको अस्पृष्य 
बताये। वह चाहे तो कह सकता हे कि हिन्दृ-समाजने उसे अस्पृध्य माना है, लेकिन 
वह इस भेदकों स्वीकार तहीं करता। यह' म यह बता दू कि यद्यपि मुझे हिन्दू 
समाजने बनिया जातिका माना है, में बनिया नहीं हूँ, क्यांकि जात-पॉतमें मेरा 
विद्वास नही है। छेकिन अगर मुझे अपनेको हिन्दू कहने के बाद कुछ और भी कहना 
हो तो मैने अपनेको हरिजन कहना पसन्द किया है, सो इसलिए कि जहातक भेरे लिए 
शकक्‍य है, मैने हरिजनोके पक्षकों अपना बना लिया है। 

और, हिन्दू-समाजने हरिजनकों जिस वगसे रखा है, अपनेको उस वर्गका बताने से 
उसका अपमान कहाँ है” अजगर इसम अपमान है ता उस समाजका है जिसने 
अपने सदस्योको ऐसे दासोकी अवस्थाम पहुँचा दिया है जिन्ट बस्तीसे दूर उपेक्षित 
क्षेत्रोमो रहना पडता है और जिनसे समाजके सभी जोग दूर नागत हैँ। और शिक्षित 
होने से तो हरिजनोमे यह अभिमान जागता चाहिए कि वे अपनेको सच्चे अर्थोंमे 
हिन्दू कह सकते है, यद्यपि तथाकथित उच्च वर्णने अपने जीवनसे धमको तिलाजलि 
देकर उनपर अवणनीय अत्याचार किये हैं। यदि अस्पृश्यता समूल नष्ट हो जाती है 
और हिन्दू-धर्म जीवित रहता है तो भावी इतिहासकार हिन्दृू-धर्मके इतिहासमे 
हरिजनोको परम सम्मानका स्थान देगे। क्योकि तब यह माना जायेगा कि अपने 
ही सहधर्मियोके ऋ््रतापूर्ण अत्याचारोक लिकार होकर भी वे अपने धर्मपर अडिय 
रहे । इसलिए किसी हरिजनकां जब-जब यह बताना पडता है कि हिन्दू-समाजमे उसे 
कहाँ रखा गया है तब-तब अपमान उसका नहीं, बत्कि उसपर अत्यचार करनेवाले 
तथाकथित सवर्ण हिन्दुओका होता है। 

| अग्नेजीसे | 
हरिजन, ३१-१०-१९३६ 


५२०, भाषण सजदूरोकी सभा, अहमदाबादमें 


३१ अक्तूबर, १९३६ 


सन्‌ १९१८ में कुछ मजदूर हडतालके बाद ढीले पड गये थे, थक भी गये थे। 
२१ दिततक हडताल चलाना, शान्ति बनाये रखता, किसीको एक ककड तक न 
मारता, यह किसी भी मनुष्यके लिए एक कठोर परीक्षा थी। उस परीक्षामे २१ 
दिनतक आप लोग बिलकुल ठीक उतरे। बादमे, आपमे से कुछ ढीले पड गये। फिर 
जानते हैँ कि मुझे क्या करता पड़ा, और उसका कया परिणाम निकरा था? आप 
लोग २१ दिनतक झडा लिये घूमते रहे थे, और उसके ऊपर “एक टेक ” लिखा 
हुआ था। मैं आपको रोज ईइवरका स्मरण कराता और कहता कि ईदवरको सामने 
रखकर ही सब कीजिएगा, अन्यथा मेरे लिए मरने का प्रसग आ सकता है। जो “एक 
टेक” आपके झडेपर है, वह हृदयमे भी है। आप लोग कुछ ढीले पड गये थे, 
तथापि आपने अपनी भूमिका ठीक अदा की थी। जिसको टेक निभानी हो उसे खूब 
विचार करके निरचय करना चाहिए, अपनी मर्यादा अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, 
अपनी दक्ति देख लेती चाहिए। कहावत है कि चादर देखकर ही पॉव पसारने 
चाहिए। मजदूरोको यह क्या समझाना? आप तो हमेशा सिकुडकर ही सोते है। 
सात फुठकी खटिया तो सबको मिलनी ही चाहिए, फिर भले ही मज्रकी खटिया 
रस्सीसे बुनी हो, और अमीरका पल्ग रेशमसे। अमीरका पलरूग भर्ते रँगा हुआ हो 
और मजदूरकी खाट बबूछकी हकडीकी बनी हो, पर पैर पसारकर सो सके, इतनी 
चारपाई तो सभीको चाहिए। में जानता हूँ कि आज यह स्थिति नहीं है। आपकी 
कोठरीमें इतनी जगह ही कहाँ कि उसमे सात फूटकी खटिया समा सके ? सम्भव है, 
कुछ लोगोके पास हो, पर अधिकाशके पास तो नहीं है। और फिर एक खटिया हो 
तो भी आपके घर इतने बडे कहाँ है कि उनमे आपकी मा, पत्नी, बच्चे और बहन, 
इत सबकी खाटे भी समा जाये ? आप तो छोटी-छोटी कोठरियोमे रहते हैं। सर्दियोके 
समोसमकी तरह सिकुडकर ही आपको तो हमेद्या सोना पडता है। पैर फैलाने तक 
की जगह नही है, यह तो आप जानते ही है। आज सभी बातोमे यही स्थिति है। 
हमारी शक्ति कुछ आकाहमें उडने की नहीं है। अब तो ऐसे-ऐसे' आविष्कार हुए है 
कि आकाशसे बमका ग्रोला गिरे तो हजारो आदमी मर जाये। पर यह शक्ति मुझे 
नही चाहिए। ऐसी शक्तिकी हम इच्छा भी नहीं करते। फूक मारकर हजारोका ताश 
करने की शक्ति मुझे मिलती हो तो भी मैं उसे नहीं लूगा। अगर हमने एक टेक 
पकडी है तो उसे अन्ततक निभाने की शक्ति हम अवश्य चाहते है। इतनी शक्ति 
मिल जाये तो काफी है। हम सब धरतीसे पैदा हुए है, और अपने मानकी रक्षा 
करते हुए हम घरतीपर रह सके, यही हमारी और आपकी टेक थी। बीस वर्ष 


ड३६ 


भाषण मजदूरोकी सभा, अहमदाबादमे ४३७ 


तक आपने यह टेक निभाई। अजगर कल आप अपनी इस ठेककी पूँजी खो दे तो 
बीस बरसकी कमाईसे हाथ थो बैठेगे। जापकी ठेक तो मरते दमतक चलनी चाहिए, 
नहीं तो यह सारी कमाई घूलमे मिल जायेगी। आज भी ऐसे करोडपति है जो दिवा- 
लिया हो जाते है तो जहर खाकर मर जाते है। ठेककी कीमत तो अरब-खरबसे भी 
ज्यादा है, इसकी कीमत कभी आऑकी ही नहीं जा सकती। यह पूँजी आपने बीस 
साल जोड-जोडकर रखी है। ब्याज छगाया जाये तो यह दूनी या तिगुनी हो जाती 
है। पर हम सूदखोर नहीं है। मूलधन बना रहे, इतना ही काफी है। पर यह मूछ 
पूंजी जिस दिन खो गई, उस दिन आपका दिवाला निकल जायेगा।' 

आपके सामने असल सवाल यह है कि आप अधिक शक्तिशाली हुए है या 
मिलू-मालिक । यदि मिल-मालिक पच-फैसला अस्वीकार कर दे तो आपको हडतालका 
आश्रय लेना होगा। उस हालतमें वे आपकी शक्तिकी परीक्षा लेना चाहेगे। मैं तो मिल- 
मालिकोसे यह कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी शक्ति बढे तो उन्हें डरका कोई 
कारण नही है। किन्तु यदि उनकी शक्ति बढती है तो आपको डरने का कारण है। 

मालिकोके ओर हमारे बीचमे क्‍या भेद है? उनकी शक्ति पैसा है और हमारी 
शक्ति मेहनत है। उनके पास पैसेका बल है, हमारे पास शरीरका बल है। वे पैसेके 
बलपर लडते हैँ और हम मेहनतके बलूपर। पूँजीके साथ अगर मेहनत न हो तो 
एक भी मिल न चल सके। आप और हम उततकी सिलोमे काम न भी करे, तो भी 
आपके भाई वहा जाकर काम करेगे। पैसेसे, घमकीसे, जोर-जबरदस्तीसे या डडेके 
बलसे उन्हे मजदूर मिल जायेगे, मगर मजदूरोके साथ उन्हे सहयोग तो करना ही 
पडेगा, नहीं तो उनकी मिले बन्द हो जायेगी। इसलिए चाबी तो आपके हाथमे है। 
भले ही वह मजदूर-महाजनके हाथमे न हो, पर आपके, यानी मजदूर वर्गेके हाथमे 
तो है ही। 

आप करोडो है, पर अगर आपके पास पूँजी न हो तो क्या करे? बुद्धि न 
हो और करोडो रुपये हो तो आप क्या करे? चहलानेवाला भी चाहिए। मुझे कोई 
करोड रुपया दे दे तो भी मुझे यह व्यापार करना नहीं आयेगा। मैं तो हरिजनोके 
कार्यमे या खादी पैदा करने मे उस रुपयेका उपयोग करूँगा। पर मैं आदशं मिरू नही 
चला सकता। यह भी हो सकता है कि किसी मिल-मालिकसे आजिजीके साथ कहें 
कि एक मिल आप हमें दे दीजिए तो वह दे देगा। पर उसे चलाने की शक्ति हमारे 
पास नहीं है। में चाहता हूँ कि यह शक्ति किसी दिन आपमे आ जाये। पर बीस 
वर्षमे यह नहीं आई और अगले बीस वर्षमे मी नहीं आयेगी। ऐसा हो सकता है 
कि कोई मजदूर इस योग्यताको प्राप्त कर ले, किन्तु वह उसका उपयोग दूसरे मज- 
दूरोको अपना गुलाम बनाने के लिए ही करेगा। मतरूब यह कि मजदूर-समुदायमे 
आज यह दाक्ति नहीं है। आज यह शक्ति आ गई है, अगर आप ऐसा मानते हो, 


१ अगला अनुच्छेद हरिल्ननमें प्रकाशित महादेव देखाई के “वीकली लेटर” (साप्ताहिक पत्र) से 
लिया गया दै। 


5 ३८ सम्पूर्ण गाबी वादूमय 


ध्ञे 


तो फिर आपको किसी नेताकी जरूरत नहीं। में नहीं मानता कि वह शक्ति आ 
गई है। जिस दिन यह शक्ति आ जायेगी, उस दिन कोई वाद नहीं रह जायेगा। आज 
अगर यह शक्ति आ गई हो तो आप स्वय पूँजीवादी हो गये। आपको आज अपनी 
पूजीका ज्ञान हो जाये तो मिल-मालिक झोर मजदूर एक हो जायेगे। में ऐसे समय 
की कल्पना कर रहा हूँ कि हम अपनी “एक टेक ” पर दृढ रहकर इस स्थितिको लाये। 
लेकिन मालछिकोका सर तोडकर हमे यह नहीं करना है। वर्ग-विग्रहवादी चाहे जो 
कहे। उनका कहना अगर मेरी समझमे आ जाये तो सम्भव है कि मै वर्ग-विग्रहवादी 
हो जाऊं। पर अगर में वर्ग-विग्नरहवादी हो जाऊं, तब भी मेरे साथ वहाँ भी 
अनेक उपाधियाँ रहेगी -- जैसे, अहिसा, सत्य आदि -- यद्यपि मेरी रायमे ये उपाधियाँ 
नही बल्कि अमूल्य सिद्धान्त है। 

मिल-मालिकोके साथ हमें लड़ना पडे तो भी उनसे द्वेष नहीं करना है। 
उनके साथ लडना ही हो तो इस तरह छडे जैसे कि आप माँ या अपनी स्त्री या बच्चोके 
साथ लड़ते-झगडते है। एक ही रक्‍त-मासके मनुष्योके साथ जिस तरह और जैसे 
प्रसगके लिए जितने प्रेम और वेदनासे तथा आदर और विनयसे हम लडते है उसी 
तरह मिल-मालिकोके साथ ऊडे। बीस सालमे जो सबक सीखा है उसपर आज भी 
कायम रहे। मिल-मालिक तो प्रतिपक्षी ठहरे। पर दूसरोका भी तो हमें विचार 
करना है। जिन्हे ब्लैकलेग्ज” कहते है, हमे उन द्रोहियोका भी विचार करना है। 
वे हमारी इतने बरसोकी मेहनत जरामें मिट॒टीमे मिला देते है। उनके साथ लडने के 
बजाय हमें उन्हें विनय और प्रेमसे समझाना है। हो सकता है कि आपकी बात वे 
न भी माने। आपकी बात सुनकर वे चले जाये तो अच्छा है, आपके साथ हो जाये, 
तो बहुत ही बेहतर, पर अगर यह न हो तो भी हमे उन्हे सहन करना है। 

यहाँ मजदूरोका एक दूसरा सघ भी है। उसने मुझे एक खुला पत्र भेजा है, 
जिसका भावार्थ यह है कि आप सब उस सघमे शामिल हो जाये, अन्यथा मजदूरोके 
दो सघ हो जायेगे। में यह स्वीकार करता हूँ कि अहमदाबाद-जैसी जगहमे दो सघोके 
लिए स्थान नहीं है। आप बीस वषसे जो काम करते आये है उसे नष्ठ कर डालना 
आसान है, उसकी रक्षा करना कठिन हे। उसे नष्ट ही करना हो तो साबरमती 
पासमे ही है। यह तो हो सकता है कि नये सघमे अध्यक्षका पद जल्दी मिल जाये, 
शायद कुछ सफलता भी मिले, पर आप लोग इस प्रलोभनमे न पडे। विग्रहवादी 
कह सकते है कि सहकार हानिकारक है। हमारे लिए तो पहला सबक सहकारका 
है। सरकारके साथ जब मेने असहकार करने को कहा, तब यह तो था ही नही कि 
उसके साथ सहकार कभी किया ही न जाये। सरकारके साथ असहकार किया था, 
वह अन्तमे सहकार करने के लिए ही। सरकार जिस दिन सेवक हो जाये, उस दिन 
उसके साथ सहकार अवश्य किया जाये। उसी तरह ये छोग भी, यावी मिलरू-मालिक 
मित्र हो सकते है, पर तभी जब वे अपना वाद छोड दे। 


आपके साथ तो मुझे सारी जिन्दगी रहना है। किसी समय दुर्भाग्यवक्ञ असह- 
कार करना पडे, तो वहू भी बादसे सहकार करनेके लिए हीं होना चाहिए। सहकार 


भाषण मसजदूरोको सभा, अहमदाबादमे ४३९ 


न करे तो दोनोकी ही हानि हे। आप भी नाहक परेशानीमे पडेगे ओर मालिकोका 
भी नुकसान होगा। हमारा काम तो सबको मिलाने का हे, अलगाने का नहीं। यह 
काम तो विग्नहववादियोका है। 

पचोमे में भी एक हूँ, इसलिए न्याय-अन्यायके विषयमे मै कुछ नही कहुगा। मैं 
तो आशाकादी हूँ। मै ऐसी आशा रखता हूँ कि आपको हडताल नही करनी पडेगी।' 
मालिकोने इस हृदतक अपनी समझ-शक्ति साबरमतीमे नहीं फेक दी हे कि वे 
कहे कि हम लड लेगे। यदि छडना बीस बरसतक हानिकारक समझा गया तो 
आज एक मिनठके अन्दर उसमे क्‍या अच्छाई आ गई? मैं तो अच्ततक प्रयत्न 
करता ही रहूँगा, पर तानते-तानते चीज टूट भी जाती है, ऐसी हालतमे मैं क्‍या 
करूँगा ? तब मैं यह समझूगा कि ईह्वर परीक्षा लेनेवाला है। मजूर एक टेकपर 
दृढ रहते है या नही, यह ईश्वर देखना चाहता है। आपकी टेक कच्ची है या 
सच्ची, यह सब मालूम पड जायेगा। जो शराबघरमे जाता होगा, जो जूआ खेलता 
होगा, वेश्यागमन करता होगा, वह क्या अपनी एक टेकपर दृढ़ रह सकेगा? हम 
तो आपके सेवक है। आपके लिए कष्ट भोगेगे। मार खानी होगी तो वह भी खा 
लेगे। हो सकता है कि हमे मार न खानी पडे, आपको ही खानी पडे। ऐसा हुआ 
तो हम आपकी सार-सेभाल करेगे। लेकिन अन्तमे बोझा तो आपको ही उठाना है। 
इस बोझको उठाने में हमे आपकी मदद करनी है। जो भी करे बुद्धिका उपयोग 
करके करे, केवल श्रद्धासे नही। 

मैं ऐसा मानता था कि स्वराज्यकी चाबी मजदूरोके हाथमे है। पर अब मुझे 
लगता है कि वह केवल मजदूरोके हाथमे नहीं है। जबतक देशकी गरीबी दूर नहीं 
होती, तबतक स्वराज्य नही आ सकता। गरीबी मिटाने की सजीवनी बूटी सेगाँवमे 
है -- गावोसे है। सेगॉव छह सौ लोगोकी आबादीका छोटा-सा गाँव है। वहाँ तीन 
चौथाई आबादी हरिजनोकी है। वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है। यह स्थान अस्पृष्ट है, 
ऐसा समझकर ही में वहाँ बसा हूँ, मौज या शौकके लिए नहीं। मेरी मौज या शौक 
तो यही है कि हमारे ये गरीब, हमारे ये दरिद्रतारायण सुखी हो। उन्हे रोटी तक 
नसीब नहीं होती। और मिलती है तो खराब और सूखी रोटी और गन्दा नमक। 
इसका में साक्षी हूँ। इन लोगोका दुख किस तरह दूर हो, इसकी खोज करती 
है। यह खोज यहाँ बैठकर कैसे हो सकती है”? आप लोग तो उनकी अपेक्षा बहुत 
अच्छी स्थितिमे है। वहाँ लत कोई चाल है, व कोई पाठशाहा, न आपके-जैसा 
अस्पताल। वहाँ तो मीराबहनके लिए भी डॉक्टर ढूंढे नही मिक्तता। सक्तामक रोगोके 
रोगी दोनो बाजू पडे है और उनके बीचमे हम। पर मेरा विश्वास दित-दिन बढता 


ही जाता है। 


१ इस भाषण की बॉम्बे क्रॉनिकलमें प्रकाशित रिपोठमें यहाँ कहा गया है “उन्हें आशा थी 
कि मजदूरोको इृड़द्धाऊ नहीं करनी पढ़ेगी। (मेल मालिक सघक अध्यक्ष सेठ कस्तूरभाई छालमाई आज 
उनसे मिलेंगे ।” 


४४० सम्पूर्ण गाधी बादूमय 


आपकी मुक्तिकी चाबी सेगॉव-वासियोके पास है। आप अपने दु खको जानते 
है। पर जिन्हे अपने दु खोका ज्ञान नही, वे ही असलमे दुखी हैं। वे खुद गुलाम 
है और अपनी गुलामी भुला बैठे है। उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें रोटीमे अगर 
आप घी दे तो उनका पेट दुखने लछगे। सेगाँवसे ज्यो-ज्यो हम दूर जाते है त्यो-त्यो 
हमे गॉवोका शोषण ओर भी ज्यादा हुआ दीखता है। मुझे तो कोई सजीवनी बूटी 
मिल जाये तमी में अपना मनचाहा सब कर सकता हूँ। मुझे कोई भाषण देने का 
शोक नहीं है। यदि आप मेरे बलपर लड़ेंगे तो आपको निराशा ही हाथ छगेगी। 
मुझे भूल ही जाना चाहिए। में अविकाण्कि दूर चला जा रहा हूँ और आप लोगोमे 
मेरी दिलचस्पी कम होती जा रही हे। कारण, वह चाबी आपके पास नहीं है। उस 
चाबीकी खोजमे मुझे आपसे बहुत दूर जाना पडेगा। मेरे लिए कोई दूसरा आनन्द 
तो है नही। मेरा आनन्द तो एक ही बातमे हे--ईदवर-दर्शनमे है। यह दर्शन 
गरीबोमे ओततप्रोत होने से ही होगा। कगाल देशके गरीबोमे अगर में ओतप्रोत हो 
जाऊं तो सारी दुनियाके साथ जोतप्रोत हो सकता हूँ। सच्ची चाबी पाने के लिए 
ही में दूर भागता जा रहा हूँ। मैं तो बरसोसे देहाती रहा हूँ। मेरा मन देहाती 
ही है। वही मैं अपना आनन्द लूटता हूँ। मुझे जो पुसाता है बह आपको नहीं 
पुसायेगा। आज तो मेरी परीक्षा हो रही है। सेगाँवमे एक वर्ष रह सकूँगा या नहीं, 
यह में नहीं जानता, तब दूसरोसे क्‍या कहूँ? 

में बहुत आगे चला गया हूँ। मैने आपको अब यह नोटिस दिया है कि भेरे 
भरोसे मत रूडता। मेरी जरूरत है, ऐसा तार आयेगा तब भी में इनकार कर 
दूगा। मिल-मालिक कहेगे तो भी इनकार कर दूँगा। कोई सेगाँव आये तो वहाँ 
मुझसे वह यथासम्भव सेवा ले सकता है। सेगॉव मेरी साथना है, सेगाँव मेरी समाधि 
है। वहाँके लोग मुझे ककड-पत्थर मारेगे तो भी मेरा डेरा वही रहेगा। पहले तो 
पानी भी नहीं मिलता था, पर अब ठीक-ठीक चल रहा है। लेकिन रास्ता साफ 
नहीं हुआ। इस केंटीले मागसे मैं भागनेवाला नहीं। वहा भी में सो जाऊँगा, और 
फूलोकी सेज मिले तो वहाँ भी सो जाऊँगा। रडता आपकी अपनी शक्तिपर निर्भर 
करता है। ईर्वरके नामपर लडेगे तो पार हो जायेगे, मेरे बलपर लडेगे तो 
गड़्ढेमे गिरेगे। हम तो सब आपके सेवक है। जितनी हो सकती है आपकी सेवा 
करते हैं। लडना ही हो तो आप अपने और ईर्वरके बलपर लडना। 

| गुजरातीसे | 
हरिजनबन्धु, ८-११-१९३६ और हरिजन, ७-११-१९३६ 


५२१ वाषण गुजराती साहित्य परिषद्णे 


अहमदाबाद 
३१ अक्तूबर, १९३६ 


भाई मुशीने आपसे जो कहा, वह सत्यसे निन्न है। उन्होने आपसे यह कहा 
कि सन्‌ १९२५ में मैने दृढ़तापुबक यह कह दिया था कि मै परिषद्का अध्यक्ष नहीं 
बनूगा और यदि ऐसा कोई अनुराब मुझसे किया जायेगा तो मैं असमर्थता प्रकट 
करूँगा। श्री मुशीकी इतनी बात सही थी। किन्तु उन्होंने उतावलीमे यह भी कह 
दिया कि जितनी दृढतासे मैने उस समय अध्यक्षका पद स्वीकार करने से इनकार 
किया था, इस बार उतने ही उत्साहसे उसे स्वीकार कर लिया है। यह बात गरूत 
है, सत्यसे भिन्न है। उस बार मैं इस पदके योग्य था ही नहीं। आज उस समयसे 
भी कम योग्य हूँ। यह पद स्वीकार करने के लिए मै बिलकुल उत्सुक न था, तथापि 
मैने उसे स्वीकार कर लिया हे। किन्तु उत्साहसे किया है, ऐसी बात नही हे। मैं 
तो यहाँ इसलिए आ गया हूँ कि धम-सकटमे पड गया था। जिन मित्रोसे में काम 
लेना चाहता हूँ, वे मित्र जब मुझपर कोई भार लादना चाहते है तब में उसे 
स्वीकार कर लेता हूँ। 

इसे स्वीकार करने के बाद मैं बीमार पड गया ।* मैने खबर भेजी कि मुझे कृपा- 
पूवक इस जिम्मेदारीसे मुक्त कर दिया जाये ओर अधिवेशनका कार्य वे छोग मेरे 
बिना ही निपटा छे। किन्तु मुझे तो “महात्मा” माना जाता हे न? इसलिए मेरी 
बात कौन सुनतता ? महात्माका पद मुझे किसके हृदयमें मिल गया है, यह तो भगवान्‌ 
ही जाने। में अपने हृदयमे तो अल्पात्मा ही हूँ। महात्माके शब्द बेकार सिद्ध हुए, 
मैं बीमार पड गया और नहीं आ सका। फिर, एक #दूसरी कठिनाई भी खडी हो 
गई। सेगावमें दो साथी बीमार पड गये और मुझे लगा कि यदि मैं नहीं गया, तो 
में अब अल्पात्माओका भी अल्पात्मा हो जाऊँगा। शास्त्र कहते है कि अमुक परि- 
स्थितियोमे यदि हमने कोई काम करता स्वीकार किया हो तो उन परिस्थितियोमे 
परिवर्तत होनेपर उसे अस्वीकार भी किया जा सकता है। किन्तु में तो अपनी 
बातका पालन अक्षरश करना चाहता हूँ। इसलिए में आ गया। वे बीमार साथी 
भी बच गये है और आप मुझे यहाँ बैठा हुआ देख रहे है। 

मुझे यह आशा थी कि परिषद्मे उपस्थित होने से पहले में सारा सम्बन्धित 
साहित्य इकट्ठा करके पढ डालंगा और इस अवसरके लिए भाषण तैयार कर लुगा। 
किन्तु मैं तो आज दिवालिया हूँ। भाषण में नहीं छिख सका और मैने यह खबर 
पहुँचाई कि मुझसे लिखित भाषणकी आशा न की जाये। वहा परिस्थिति ऐसी नहीं 
थी कि मैं बीमारोकी सेवासे छुटठी ले छेता। बादमे मुझे यह आशा थी कि राजकोट 


१ ७ दिसम्बर, १९३५ को, देखिए खण्ड ६२, पृ० १८० । 
४४१ 


४४२ सम्पूर्ण गाधी वाहूमय 


में कुछ अवकाश मिलेगा, किन्तु वहा शी में सारा समय व्यस्त रहा, एक क्षण 
भी खाली नहीं मिझा। यहाँ आया तो देखा कि आग सुलग रही है --मालिको 
और मजदूरोके बीच झगडा चल रहा है। फिर ऐसी आज्ञा थी कि रातको कुछ 
देख लूँगा, देखने के लिए मैंने सामग्री भी निकलबाई। कितु यहाँ आनेतक मैं 
महत्त्वकी चर्चाओमे ही व्यस्त रहा ओर यहाँ मुझे जो-कुछ कहना है उसके विषयमें 
कोई छोटा-मोटा नोट भी नहीं टिख पाया। क्या आपकी परिषदुने अपने अध्यक्ष-पदके 
लिए कोई इससे भी अधिक अयोग्य व्यक्ति कभी चुना था? 

इसे बारहवाँ अधिवेशन कहा जा रहा है। कही ऐसा न हो कि मेरे हाथो 
इस अधिवेशनकी बारह॒वी ही हो जाये ”? दुर्भाग्यवश मेरे ओठोपर यह अपदकुन्त- 
सूचक शब्द आ गयाह। किल्तु मैं सौभाग्यशाली हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोगोमे 
अनेक प्रकारकी आशाएँ जन्म लेती है। उन्हे लूगता है कि मैं कुछ नया कर दूँगा। 
लेकिन नया करने का मतलब तो वही हो गया न जो बारह॒वी करने का है। मेरे 
पास समाचारपत्रोकी कतरने आई है।' परिषद्के विधातलमे सशोधन करने के लिए 
मेरे पास सशोधनके कोई बारह प्रस्ताव आये है। उन्हे मैं पढ गया हूँ, किन्तु मैं 
यहाँ सविधानका अध्ययन किये बिना ही आया हूँ। इसलिए यदि कोई विधि-शास्त्री 
कोई प्रश्न खडा करेगा तो मैं उलझनमे पड जाऊंँगा। 

हमारे समक्ष आजके कार्यक्रममे बारह वस्तुएँ है। उनमे से एक मेरा भाषण है 
और यह सारा कार्य हमे साढे पॉच' बजेके पहले निपठा देना है। 

इतनी प्रस्तावनाके बाद अब मै, मुझपर जो बोझ छादा गया है, उसके लिए 
आपका आभार मानता हूँ। मालिक लात मार दे तो भी सेवक उससे यही कहता है 
कि मुझे खेद है कि मैने भूठः की और आपको मुझे रात मारनी पडी। मेरे तो 
३० करोड मालिक है। उन्होने मुझे सेवक नियुक्त नहीं किया, मैने स्वय ही यह 
मान लिया है कि मै इन ३० करोड स्वामियोका सेवक हूँ। इत ३० करोडमे आप 
भी है। और आपको तो स्वीमी होने का दुहरा अधिकार है, क्योकि आपने मुझे 
सेवक नियुक्त भी किया है। तथापि मै यह आशा लेकर आया हूँ कि आप मुझे 
किसी-न-किसी तरह निभा छेगे। 

मेरे विषयमे समाचारपत्रोमे जो-कुछ कहा गया है और जो कतरने मेरे पास 
भेजी गई है उन्हे तो मै नहीं पढ़ सका हूँ। किन्तु मेरे पास जो पत्र आये है उन्हे 
तो मुझे पढ़ना ही चाहिए--और किसी कारणसे नही तो शिष्टाचारकी खातिर 
ही। मुझे “डेमोक्रेट” माना जाता है और मै हूँ भी। इसलिए ये लोग मुझसे 
कुछ आशा करते है। इन लोगोने यह कहा है कि परिषद्का सविवान मुशीका 
बनाया हुआ है। सविधातकी रचना उनका एकाधिकार माना जा सकता है। वे 
विधिश्ञास्त्री है, इसलिए उन्होने उसकी रचना इस तरह की है कि हम उसकी एक 


१ मृत व्यकिति की बारहवीं तिथि का श्राद्ध | 

२ अखबारोमें गुजराती घाहित्य परिषदृक तृधाकयित “ भलोकतानिक ” सविधानकी बढ़ी आलोचना 
हुई थी और कहां गया था कि संविधान इक्धता कठोर ह यथा सुशीने उसे इतनी चतुराई्से यढ़ा दे 
कि उसमें कोई सुधार दो दी नहीं तकदा । 


भाषण गजराती साहित्य परिषद्मे ४४३ 


भी ईंट इधर-उबर नहीं कर सकते, हाँ, आप उसकी एक-दो ईटे हिलाये-डुलाये 
तो शायद कुछ हो सकता है। यह भी हो सकता है कि मै उतपर कुछ दबाव डाल 
और यहाँ-वहाँ जो परिवर्तत कराया जा सके, कराऊँ। इसके सिवा कुछ अन्य सुझाव 
भी मेरे पास आये। इन सुझावोको मैं पचा नहीं सका। 

में अपनेको  डेमोक्रेट ” --- लोकशासनमे विश्वास रखनेवाछा --- मानता ह्‌। और 
ऐसा “ डेमोक्रेट” तो इशारेमे यह समझ जायेगा कि लोकशासन कहाँ चल सकता है 
और कहाँ नही चल सकता। काग्रेसका सविधान जब पहटी बार तैयार हुआ तो 
कुछ लोगोने कहा था कि हम काग्रेसकी सदस्यताके लिए चार जाने क्यो दे ? चार 
आने न देने का आग्रह रखनेवाले इन छोगोसे मैने यह कहा कि तब आप काग्रेसमें 
आना ही क्यो चाहते है। कल्पना कीजिए कि देशकी सेवाके लिए हम एक पीपुल्स 
बैककी --- बडे-बडे सेठ जिन्हे खोलते है वैसा नहीं बल्कि सचमुच एक लोकहितकारी 
बैककी -- स्थापना करते है। ऐसे बैकमे लोगोका हित सिद्ध करने के लिए क्‍या हमें 
ऐसे ही व्यक्तियोको नहीं रखना होगा जो प्रामाणिक हो, योग्य हो, नि स्वार्थ हो 
और लोकहित चाहनेवाले हो। यदि ऐसी सस्थामे हम लोकशासनके सिद्धान्तके 
अनुसार लोगोको निर्वाचनके आधारपर रखना चाहे तो हमारा काम नहीं चलेगा। 
एक दूसरा उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए कि हम हाई कोर्ट बना दे। तो क्या 
हम इस हाई कोटेका संविधान लोकशासनके सिद्धान्तपर बनायेगे? राम-राज्यमे भी 
हाई कोर्ट तो होगा ही। किन्तु शुद्धतम “डेमोक्रेसी में भी ऐसी सस्थाएँ होगी 
जिनमे डेमोक्रेसी ” के ही हितमे, हमे “ डेमोक्रेसी ” के नियमोके अनुसार नहीं, 
बल्कि किन्ही दूसरे नियमोके अनुसार काम करता होगा। मै तो यह जानता ही हूँ 
कि  डेमोत्रेसी ” कहाँ चल सकती है, कहाँ नही चल सकती। इसीलिए मै कहता 
हूँ कि साहित्य परिषद्से हम “डेसोक्रेसी ” के सारे नियमोका अनुसरण नहीं कर 
सकते । 

मुझे आपसे कुछ गम्भीर बाते भी कहनी है। लेकिन गम्भीर बात कहकर मै 
आपको झरुलाना नहीं चाहता। ऐसा गाम्भीर्य मुझमे है भी नहीं। यह तो मुझसे 
फॉसीपर चढते समय भी नहीं होगा। इसलिए में आपको हँसाऊ तब भी आपको 
मेरी बात ध्यानसे सुननी चाहिए। 
में डेमोक्रेट ” हूँ, तथापि मैं यह कहता हूँ कि ऐसी परिषदे “ डेमोज्रेसी ” के 
नियमोके अनुसार नहीं चछ सकती। उनमे “ डेमोक्रेसी ” का तत्त्व अवश्य होगा किन्तु 
उसके नियम नहीं होगे। आज जो बिलकुठ अपढ है ऐसे बालक, स्त्रिया और वृद्ध भी 
एक दिन ' डेसोक्रेसी ” का अथ समझने लग्रेगे। उस दिनके आनेतक मैं तो नहीं रह 
सकता किन्तु जो लोग तब भी जीवित होगे वे यह याद रखे कि ऐसी सस्थाओमे 
“ डेमोक्रेसी "के नियम नहीं चल सकते। यदि उनमे ये नियम चलाये जायेगे तो वहाँ 
 डेमोक्रेसी ” नही “ मॉबोक्रेसी ” --- भीडशाही --- होगी । इसलिए जिन्होने मुझे यह 
लिखा है कि यदि मै “ डेमोक्रेसी ” पसन्द करता होऊँ तो मुझे इतने परिवतेन 


१ अगरा अनुच्छेद हरिजनमें प्रकाशित अग्रेजी रिपोर्टसे छिया गया है। 


है 


डंडड सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कराने चाहिए, उनसे मैं विनय्रपूर्वकं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन इसका यह अर्थ 
नहीं है कि इस सविधानपर मुश्षीका एकाविकार है। इस सविवानको मैने पढ़ 
लिया है। मेरी ऐसी प्रसिद्धि है कि मैं कोई भी सविधान अविलम्ब तैयार कर दे 
सकता हूँ। मै विधिशास्त्री तो हूँ नही इसलिए मेरी भाषा देहाती होती हे, लेकिन 
में उसे ऐसा रूप देता हूँ कि विविशास्त्री उसे समझ सकते है और सामान्य लोग 
भी उसे समझ छेते है। मैने अपनी बुद्धि अभी किसीको बेची नहीं है इसलिए मैं 
कहता हूँ कि इस सविधानमे मुझीका कोई एकाधिकार नही है।' 

अब दूसरी बात आप कहते है कि सविधान ऐसी चतुराईसे बनाया गया है 
कि उसमे कोई बिन्दु-विसगंका भी परिवर्तत नहीं कर सकता। मै इस बातको नही 
मानता। ऐसा सविधान तो आजतक किसीने बताया ही नहीं। आजतक ऐसा कोई 
व्यक्ति हुआ ही नहीं जो बिल्कुल नीरध् संविधान बना दे। कोई भी सविधान हो, 
उसमे से चार घोडोवाली गाडी या मेरे-जैसोकी बैलगाडी जा ही सकती है। कैसा 
भी सविधान हो, उसमे न्यूनता तो रहेगी ही। पूणता, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता 
तो ईइवरमे ही हो सकती है। और ईदवर भी महान “ डेमोक्रेट ” है ही। वह कितना 
सहता है” उसकी सनन्‍्तात हम कितनी धोखा-धडी करते है! हम पूछते है कि हमे 
बताओ, ईश्वर कहाँ है। वह सर्वत्र है, सृष्टिकि कण-कणमे व्याप्त है, फिर भी पूछते 
है। लेकिन ईव्वरकों देखने की शक्ति ईश्वरने किसीको दी नहीं। उसकी इच्छा होने 
पर ही और जिसे वह चाहे वही उसे देख सकता है। उसके आँख, नाक, कान 
आदि नही है, किन्तु जिसे वह अपनेको देखने की शक्ति देता है उसके आगे बह 
प्रकट होता है। किन्तु यह शक्ति उसने अपने पास ही रखी है। 

मुशी तो हममे से ही एक है ओर हम एक गुलाम राष्ट्र है। किन्तु रूस, इटली 
या अन्य कही भी ऐसा सविधान नहीं है जहाँ कि उस सविधानमें कोई परिवर्तन 
कराना चाहे पर करा न सके। हाँ, बन्दृकके बलपर आधारित सविधान अवद्य 
ऐसे हो सकते है। किन्तु ऐसे सविधानकी रचना तो कोई नहीं कर सकता कि फिर 
उसमे किसी प्रकारका परिवर्तन करने की आवश्यकता कभी पडे ही नहीं। 

इस परिषदके सविधानमें जो छोग परिवर्तन कराना चाहते है उन्हे मेरा एक 
सुझाव है। सही किस्मके परिवर्तत इन दो दिनोमे नहीं कराये जा सकते। मै यहाँ 
चाहे जितनी अनिच्छासे क्यो न आया होऊँ, हूँ तो मै अध्यक्ष ही। अध्यक्षके 
अधिकार में जानता हूँ जौर अध्यक्षकी जिम्मेदारियोकों भी मै समझ गया हूँ। 
किन्तु वास्तविक अध्यक्ष है कौन? 

आनन्दशकरभाईकी ओर देखकर, 

ये जो उपाध्यक्ष है, ये ही वास्तविक अध्यक्ष है। मै तो झूठमूठ ही अध्यक्ष 
हो गया हूं। इन्होने मुझे पत्र लिखा था कि आप अध्यक्ष है तो सही पर मै आपकी 
रक्षा कर लूगा। इसलिए जो भी काम यहाँ होना है, यही उसे करायेगे। सविधान 


१ अग्रके दो मनुच्छेद हरिजनमें प्रकाशित्र अग्रेजी रिपोर्टसे छिये गये है। 


भाषण ; गुजराती साहित्य परिषद्‌मे ड४ड५ 


दो दिनमें नही बदला जा सकता। आनन्दशकरभाई पर भी इसका भार नहीं डाला 
जा सकता। अधिवेशन निष्फल न हो--और जबतक मै अध्यक्ष हु तबतक में उसे 
निष्फल नहीं होने दूगा -- इसलिए मुझे जेसा सूझेगा और अपनी सारी चतुराईका 
उपयोग करके मैं सविधानमे सद्योधन सुझाऊंगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि ये 
सशोधन में करा ही दूँगा। में जो-कुछ सुझाऊंगा वह सविधानकी दृष्टिसे ही 
सुझाऊंगा । मै कभी किसी दिन किसी भी व्यक्तिसे ऐसी कोई बात नहीं कहता जिसमें 
किसी प्रकारका छल-प्रपच हो | मुझमे सीबी बात सीधी तरह कहने की शक्ति हे। अत 
में बिलकुल सीधी तरह जो सशोधन कराये जा सकते है, उन्हे बताऊँगा। 


अब मैं अपने भाषणपर आता हूँ। आप विद्वानोसे में क्या कहूँ” सर चीनु- 
भाईने मेरे विषयमे यह कह ही दिया है कि में न तो विद्वान हूँ और न साहित्य- 
कार। किन्तु मैं विद्यापीठका कुलपति हूृ। मेने [गुजरातीका |] जोडणी कोश तैयार 
कराया है। इस विद्यापीठके विषयमे सर चीनुभाईने भूतकालका प्रयोग किया। मैं सर 
चीनुभाईसे यह कहने की अनुमति छेता हूँ कि विद्यापीठ तो आज भी हे और हमेशा 
रहेगा । वह ऐसी सस्था नहीं है कि दो-चार दिन रहकर विल॒प्त हो जाये। विद्यापीठ 
तबतक रहेगा जबतक हम स्वराज्यका मन्त्र जपते रहेगे, जबतक हमें स्वराज्यका 
मन्त्र याद रहेगा। जैसे जगम आश्रम होते है, उसी प्रकार जगम विद्यापीठ भी रहेगा। 
किसीने ढाई लाख रुपया हमे दिया, इससे विद्यापीठका एक मकान हो गय।। किच्तु 
मकान न होता तब भी विद्यापीठ तो चलता ही रहता। जब हमारे पास पैसा नही 
था तब भी विद्यापीठ तो था। वह भूतकालमें था, वतमानमे चल रहा है और 
भविष्यमे चलता रहेगा। विद्यापीठका रूपान्तर होता रहा हं और होता रहेगा। आज 
विद्यापीठमे गिडवानी' नहीं है, कृपछानी' नहीं है, काका नहीं है। आज उसमे देहाती 
लोग है। किन्तु क्या केवल विद्वान ही विद्यापीठ चला सकते है? कोई मनुष्य भले 
देहाती हो, वह सहृदय होना चाहिए। उसके व्यवहारमे नाटकीय क्लत्रिमता नही होनी 
चाहिए। काठियावाडमे एक जातिके छोग है जिन्हे “वालीडा ” कहते है। उनसे जिसका 
भी अभिनय कराना हो वे उसीका अभिनय कर देते है। हमे ऐसे देहाती नही चाहिए। 
जिनका हृदय सचमृच देहाती हो ऐसे लोग ही विद्यापीठको चला सकेगे। विद्यापीठ 
अहमदाबादके गुड्डे-गुडियोके लिए नहीं है। भाई अम्बालालकी कन्या' उसमे आई 
है, यह अच्छा ही है। किन्तु विद्यापी5ठ ऐसा कोई डिपो नही हे जिसमे गुड़्डे और 
गुडियाँ आये, हम उत्तका झछूगार करे और जेसे वे थे और थी, उसी रूपमें उन्हे 
मॉ-बापको' वापस सौप दे। विद्यापीठ तो देहाती स्त्री-पुरु्षोको गढने के लिए स्थापित 
हुआ है। उसे उन्हे ठीक-ठीक गढ़ना नहीं आता, किन्तु वह प्रयत्न करता रहता है 
ऐसे लछोग्रोके लिए गीता के छठे अध्यायमे यहू कहा गया है कि उनका कर्म 


१ चोइ्थराम गिडवानी । 
२ जे० बी० कझपलानी । 
३ भ्रदुला साराभाई। 

४ भगवदुगीता, ६/४० | 


४४६ सम्पूर्ण गावी वाइमय 


अकल्याण नही होता। यह भगवानृकी प्रतिज्ञा हे ओर सच्ची मावनावालो के विषयमे 
वह ॒ सफल होगी। विद्यापीठने भूतकाऊलमे जो-कुछ दिया हे उससे विद्यापीठको दान 
देनेवालो को अपने कियेका पूरा फल मिल गया है। सर चीनुमाई, मैं आपसे यह 
कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार विद्यापीठने भूतकालमे अपने दाताजोको उनके 
दानका पूरा मूल्य चुकाया हे, उसी प्रकार वह भविष्यमे भी चुकाता रहेगा। और 
आप स्वय यह देखेंगे। 

अब परिषद्के विषयमे साहित्य-परिषद्‌ क्या करे? परिषद्से मै कया आशा 
रखू ” काका कालेलकरने इसके विषयमे नो पन्ने लिखकर मुझे दिये थे। उन्हे मै 
पढ़ तो गया था परन्तु भूल गया हु। उकक्‍्टर हरिप्रसादने भी पत्र भेजा था, किस्तु 
वह न मालूम कहा पडा हं। होगा तो सुरक्षित, परन्तु यहाँ आते समय मुझे नहीं 
मिला। उन्हें फिर लिखकर देने को कहा तो उन्होने रातको मेरे सो जाने के बाद 
भेजा। वह भी यहाँ नहीं छाया। इस तरह उन्होने जो-कुछ चाहा, वह मै नहीं दे 
सकता। यह मेरा दुर्भाग्य है। मुझे समय मिले तभी तो पकाऊँ और आपके लिए 
भोजन तैयार करूँ” किल्तु इस समय जो-कुछ कहता हू, वह मेरे लिए तो ठीक 
ही है। क्योकि जो हृदयसे निकलता है वही मै कहता हूँ, मुछम्मा चढाये बिना 
कहता हूँ। 

स्वागताध्यक्षने मेरा बोझ हलका कर दिया है। मैने पहली साहित्य परिषद्मे 
जो-कुछ कहा था उसे उन्होने फिर कह सुनाया है, ताकि कही में आपको चाबुक न 
लगाने लूगू। परन्तु अहिसाका पुजारी भी कभी चाबुक लगाता है? मेरे पास चाबुक 
नही हो सकता। उस समय मैने तो नम्अरता ही बताई थी। आज नरसिहरावभाई' 
यहाँ नही हैं, इसका मुझे बडा हुख है। उनके साथ मेरा सम्बन्ध लगातार बढता 
गया है। वे आज यहा होते तो में बहुत खुश होता। और रमणभाईका' तो आज 
शरीर भी नहीं रहा। उनसे मैने कहा था कि मेरे पासके कुएँपर चरसा चलाने- 
वाला चरसिया जो भाषा बोलता है, उसका उसे पता नहीं होता। वह गाली देता 
है, इसका उसे पता नहीं होता। उसे मैं क्‍या कहूँ? जो कवि हो वह उसके पास 
जायें। मुणी ठहरे उपन्यासकार, वे तो नहीं जा सकते। कोई अद्भुत कलाकार ही 
उसके पास जाकर उसे समझा सकता है। [अवसर देखकर | दो शब्द यहाँ कहे, 
और दो वहाँ कहे और ऐसी भाषामे कहे कि वह अनायास समझ जाये। 

हम साहित्य किसके लिए तैयार करे? कस्त्रभाई ऐड कम्पनीके लिए या 
अम्बालारूभाईके लिए या सर चीनुभाईके लिए ? उनके पास तो रुपया है इसलिए 
वे जितने चाहे उतने साहित्यकार रख सकते है और जितने चाहे उतने पुस्तकालय 
कायम कर सकते है। परन्तु उस चरसियेका क्या हो? उस समय मेरे सामने वह 
अकेला ही था। 


१ सरसिहराव भोझानाथ दिवेटिया। 
२. संर रमणभाई नीककण्ठ । 


भाषण गुजराती साहित्य परिषद्‌मे ४४७ 


और वह भी किसी वास्तविक गाँवका नहीं बल्कि कोचरबका था। कोचरब 
भी कोई गाँव हू? वह तो अहमदाबाद की जूठन है। वहाँ जीवनलालशाईका बँगला 
था। मेरे जेसा भूत ही वहाँ जाकर बस सकता था। वहाँ उन्हे ज्यादा किराया 
देनेवाला भी उस समय कौन मिलता ? किन्तु मुझे यहाँ रखना था, इसलिए जीवन- 
लालभाईने बगला दिया और सेठ मगलदासने रुपया देने को कहा। किन्तु आज तो 
उस चरसिये-जैसे बहुत लोग मेरे सामने मौजूद हैं। इस समय मै सेगाँवमे पडा 
हुआ हूँ। वहाँ ६०० मनुष्य है। उनमे १० आदमी भी मुश्किउसे ऐसे होगे जो पढ 
सके। दस कहने में अल्पोक्ति हो तो पचास कहने को तैयार हूँ, परन्तु पचास कहने मे 
अतिशयोक्ति हो जायेगी। वहाँ में क्या करता हूँ? विद्यापीठके कुछपतिका पद मुझे 
शोभायमान करना है। इसलिए मुफ्त पुस्तकालय खोला। वहाँ किताबे जमा करता 
शुरू किया। परन्तु पढ सकनेवाले दस लोगोमे से समझकर पढनेवाले तो दो-तीन ही 
होगे। और बहनोमे तो एक भी ऐसी नहीं जो पढ सके। वहाँ ७५ फीसदी हरिजन है। 

वर्धाकी उन्हें छुत तक नहीं लगी। छूत लगी होती तो में दूर चला जाता। 
वहाँ तो मलेरिया है किन्तु जहाँ में जाऊे वहा मलेरियाकी गुजर नहीं हो सकती। 
मलेरियाके साथ मेरा ऐसा करार है। वहाँ बहुत-से डबरे है। किन्तु एक घनी 
व्यक्ति ' मिल गया, जिसने सड़क बनवा दी है। छह महीने पहले जैसी हालत थी, 
वैसी हालतमें आनन्दशकरभाई-जेसे वहाँ आ भी नहीं सकते थे। 

वहाँ मैने एक पुस्तकालय खोला है। उसमें साहित्य तो क्‍या हो सकता है? 
एक-दो लडकियोकी काममे ली हुई किताबे उनसे उधार ले ली। ये निकम्मी पाठ्य- 
पुस्तके तैयार करनेवालो के बारेमे बोल, तो आपको खूब हँसा सकता हु और घटो 
बात कर सकता हूँ। किन्तु समय नही है। 

वहाँका प्रदेश महाराष्ट्री ठहरा। वहाँ गुजरातकी-सी निरक्षरता नही है, परन्तु 
सेगॉव्ें निरक्षरता है। वहाँ मेरे पास एक एल-एल० बी० है।' वह कानून भूल 
गया है। मूलसे एल-एल० बी० हो गया। वह गुजरातका है परन्तु थोडी-सी मराठी 
जानता है। मैने उससे कह दिया कि लोग समझ सके, ऐसी किताबे पढाओ और 
उनसे से जो पढाओ, उसे अपने ज्ञानससें और बढाओ। आजकलके अखबार तो है, 
पर वहॉाँके लोग उन्हे क्‍या समझे ”? उन्हे भूगोल पढाना है। वे रूसकों क्‍या जाने ? 
उन्हे क्या पता कि स्पेन कहाँ है” इन साढे तीन रुपयोकी किताबोके लिए घर 
ऐसा है कि बरसातमे वहाँ बैठ भी नहीं सकते। कोई दियासलाई डाल दे तो सुलग 
उठे। यह मीराबहनकी झोपडी थी। मीराबहन त्यागी है पर मूख है। मैने उससे 
कहा था कि जहाँ लोग पाखाने जाते हो वहाँ तू नहीं रह सकती। मैं तो गाँवकी 
सीमापर ही रह सकता हूँ। मेरे देहातमे बसने की यह शतें है कि मुझे साफ हवा, 
साफ पानी और साफ भोजन मिलता चाहिए। सौसाग्यसे मैं जहाँ पडा हू, उस 
तरफकी जमीनकों छोग पाखानेके लिए इस्तेमाल नहीं करते। मीराबहनवाली उस 


१ जमतालाल बजाज। 
२ भुन्नाछाल जी० शादद। 


४४८ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


झोपडीमें हमने पुस्तकालूथ जमाया। ऐसे गॉवमे में छोगोकों क्या पढ़कर सुनाऊँ? 
मुशीका उपत्यास सुनाऊँ ? श्री कृष्णलालूभाईका क्ृष्ण-चरित्र ' पढ़ू ? “क्ुष्ण-चरित्र ! 
मोलिक पुस्तक नही हे, अनुवाद है, फिर भी इस अनुवादकों जब मैने पढा था, तब 
वह मुझे मीठा छगा था। में इसे पढकर खुश हुआ था। किल्तु यह हमारा दुर्भाग्य 
है कि में उनकी इस पुस्तककों भी सेगॉवम नहीं चला सकता। पढे-लिखें लोग यह 
बात मेरे मुँहसे न सुने तो किसके महसे सुनेगे ? सेगॉवसे मैं एक भी लडकेकों यहाँ 
नही काया। किराया प्‌ तो चला जाये। परन्तु यहाँ आकर क्या करे? तो भी मै 
उनका प्रतिनिधि हू, ऐसा प्रतिनिधि जिससे न तो उन्होने इसके लिए कहा है ओर 
न चुना ही है। तो उनके श्रतिनिधिकी हैसियतसे मै गावोके लोगोके दिलका दर्द 
आपको सुनाता हूँ। यह सच्ची डेमोत्रेसी ” है। इन लोगोसे सीख-सीखकर मै 
आपसे कहता हूँ कि सच्चा स्वराज्य चाहिए तो यहाँ आइए। आपके लिए मैं 
रास्ता साफ कर रहा हूँ। वहा काटे तो बिछे ही है, परल्तु थोडे-से गुलाब भी मै 
लगा दूगा। 

जब यह बात कहता हूं तो डीन फेरर याद आता है। वह जबरदस्त विद्वान्‌ 
था। में मानता हूँ कि अग्रेजीमे बडे-बडे विद्वान मौजूद है। मै अग्रेजोके साथ लड 
भले ही, परन्तु मै गुणग्राही हूँ। मुझे किसी अग्रेजसे या अग्रेजी भाषासे दृश्मनी थोडे 
ही है! डीन फेररकों छगा कि जनताके सामने मुझे ईसाका जीवन लिखकर रखना 
है, किन्तु वह कैसे लिखा जाये ? अग्नेजी भाषामे ईसाके जितने जीवन-चरित है वे सब 
वह पढ गया, किन्तु उसे सन्‍्तोष न हुआ। फिर वह फिलिस्तीन गया। वहाँ “बाइबिल ” 
ली ओर उसमे दिये हुए जीवन-वृत्तान्तक अनुसार सब-कुछ अपनी आँखो देख लिया। 
फिर उसने श्रद्धाभावसे पुस्तक लिखी। इसके लिए उसने कितनी सामग्नी इकट्ठी की, 
कितनी मेहनत की और कितने बरसोके बाद उसने यह पुस्तक लिखी! अग्रेजी भाषाकी 
वह अदभुत पुस्तक हैं। जब मेने नेटाल छोडा, तब एक पादरीने वह मुझे पढने को 
दी थी। अग्रेजी भाषामे यह एक सुन्दर और सवमान्य पुस्तक है। इसमे जॉन्सनकी 
अग्रेजी नही है। डिकन्स-जैसी सुन्दर और सरल अग्रेजी है। यह पुस्तक आम लछोगोके 
लिए लिखी गई है। तो क्या हमारे विद्वान्‌ लोग “रघुबश ” पढकर, भवभूति पढकर, 
और अग्नेजी पढकर गाँवोमे जायेगे ? ये पुस्तके पढते-पढते इन्हे क्षय हो जाये, सग्र- 
हणी हो जाये या ब्लड-प्रेशर हो जाये, तो सी उन्हे पढने का लोभ तो रह ही जाता 
है। फिर ये गाँवके लिए पुस्तके तैयार करने बैठेगे, तो इनकी पुस्तके भी इनकी 
तरह रोगी ही होगी। ऐसे आदमियोका गावासे काम नहीं। नर्मदाशकरने कहा है, 
वैसे सभी बातोमे पूरे आदमीका वहाँ काम है। गॉवोमे थमस लेकर जानेवाले मेरे 
जैसे आदमीसे भी ज्यादा सच्चे देहातीकी तरह जाकर वहाँ रहनेवालो का काम है। 
वे ही वहाँके लोगोको जीता-जागता साहित्य दे सकेगे। 

रविशकर रावहू-जैसे लोग अहमदाबादमे बैठे-बैठे कूंची चलाया करते है। किन्तु 
गाँवोमे जाकर वे क्‍या करेगे ? हाँ, उनके चित्रोकी प्रदर्शनी देखकर मेरी छाती फूल 


गई, क्योकि पहले यहाँ ऐसे चित्र नहीं थे। डॉ० हरिप्रसाद मुझे आजसे पहले भी 


भाषण गुजराती साहित्य परिषद्मे ४४९ 


कुछ चित्र दिखाने ले गये थे, किन्तु तबसे अब बहुत ज्यादा प्रगति हो गई है। 
साहित्य चित्रोके जरिये भी दिया जा सकता है। किन्तु ये चित्र दूसरे ही होते है। 
यहाँ तो रविशकर रावल चित्रोमे शब्दोका ज्ञान पूरते थे। किन्तु सच्ची कला तो 
ऐसी होनी चाहिए कि वे चुप रहे तो भी में उसे समझ सकू। मै शिक्षित होऊं, 
रस्किन मैने पढा हो जोर फिर मैं इनकी कला समझ सक्‌ या ये समझाये तब समझ, 
तो इसमे कोई बडी कला नहीं। मुझे तो देहाती आखसे देखना है। फिर भी मेरी 
छाती इनके चित्रोको देखकर फूल गई। किन्तु मुझे लगा कि चित्र ऐसे होने चाहिए 
जो मुझसे बोले, मेरे आगे नाचे। ऐसे चित्र दुनिया-भरमे बहत थोडे है। रोममे पोष 
के सग्रहमे मैने एक मूर्ति देखी, जिसे देखकर में अपना भान भूल गया था। यह 
मूरतति 'कराइसटट ऑन दि क्रास” (सलीबपर ईसा)की है। यह मूर्ति देखकर मनुष्य 
पागल हो जाता है। इसे समझाने को रविशकर रावल मेरे पास खडे नही थे। उसे 
देखकर ही में स्तब्ध हो गया था। यह तो विदेशकी बात हुई। परन्तु कुछ साल 
पहले में मैसरमे बेलर गय्ग था। वहाँके पुराने मन्दिरमे नग्न अवस्थामे खडी एक स्त्रीकी 
मरति देखी थी। वह मुझे किसीने बताई नहीं थी, परन्तु एकदम मेरा ध्यान उधर 
गया और में आकर्षित हुआ। में नग्त अवस्थामे खडी स्त्रीका वर्णन यहाँ नही करना 
चाहता, किन्तु चिजका जो भाव मैने समझा, वह बताता हू। उसके पैरके सामने एक 
बिच्छू पडा है। उसका कवि बीभत्स नहीं था, इसलिए स्त्रीको उसने कपडेसे कुछ 
ढक दिया है। वह काले सगमरमरकी मूति है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई 
रम्भा है, जो बेचेन हो रही है। में उसका वणन अपनी देहाती शैलीमे ही करता 
हँ। में तो देखता ही रह गया। वह अपने शरीरपर के कपडेको झटक रही है। 
कलराको वाणीकी जरूरत नहीं होती। मुझे ऐसा छगा, साक्षात्‌ कामदेव यहाँ बिच्छ 
बनकर बैठा हे। उस स्त्रीके शरीरमे आग जल रही है। कविने कामदेवकी विजय होने 
दी है, परन्तु उस स्त्रीने आखिर अपने कपडेमे से उसे झाडकर फेक दिया है और 
उसकी जीत नहीं होने दी। उस स्त्रीके अग्र-प्रत्यमपर उसकी वेदना चित्रित है। 
रविशकर भले ही इसका कुछ भी अर्थ करे, किन्तु उनका वह शहरी अर्थ गलत होगा 
और मेरा देहाती अर्थ सच्चा । 
मैं क्‍या चाहता हूँ सो मैनें कह दिया। इच्छा तो होती है कि इस चित्रमे 
और रग भरूँ। किन्तु जो इतने चित्रसे न समझ सके, वह कला-रसिक नही 
कहला सकेता। 
मैने जो इतनी बडबडाहुट की हे उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। मेरे दिलमे 
आग जल रही है। इच्छा तो होती है कि अस्पष्ट ख़ीची हुई लकीरोकों मै पूरा 
कर दू, किन्तु मजबूरीसे खत्म कर देता हूं। मुझे जो-कुछ कहना है, उसमें से थोडा ही 
मैने कहा । इस समय मेरा दिल रो रहा है। किन्तु में आखमे से आँसू कैसे निकाल ? 
खूब वेदना होते हुए भी मुझे तो हँसता हे। रोने के प्रसग आते है तब भी मै 
नही रोता। जी कडा कर लेता हूँ। परन्तु वह सेगाँव -- वहाँके अस्थिपजर देखता हूँ 


१ यहाँ गाधीजी का गला भर गाया था ओर वे कुछ देर के लिए रुक गये ये। 


सका, 


६३-९९ 


४५० सम्पूण गाधी वाइडूमय 


तो मुझे आपके साहित्य निकम्सा रूगता है। आनन्दणकरभाईसे मैने सो पुस्तके मॉगी । 
उन्होने मेहतत करके मुझे भेजी भी, परन्तु में इन पुस्तकोका क्या करूँ? वहाँ 
किस तरह ले जाऊं? 

वहाकी स्त्रियोको देखता हूँ, तो ऐसा छूगता है कि इन स्त्रियोका अहमदाबादकी 
स्त्रियोके साथ क्‍या सम्बन्ध है। वे स्त्रियाँ साहित्यको नहीं जानती, रामघुन गवाऊंं 
तो गा नहीं सकती ? वे सॉप-बिच्छूकी परवाह किये बिना, बरसात, ठड या धृपका 
खयाल किये बिना, मेरे छिए पानी छाती है, घास काट छाती है, ईघन ला देती 
है, और मै उन्हें पाँच पैसे दे देता हू, तो वे मुझे अन्नदाता समझती है। वहा 
उन्हे पॉच पैसे देनेवाले अम्बालालभाई नहीं है। यह भारत अहमदाबादमे नहीं, सात 
लाख गाबोमे है। उन्हे आप क्या देगे ? उनसे से पॉच फीसदी ही लिख-पढ सकते है। 
मुश्किकसे सौ-दो सो शब्दोकी उनके पास पूजी है। में जानता हूँ कि उनके पास 
क्या ले जाता चाहिए। किन्तु में आपसे' कहकर क्‍या करूँ। कहकर बताने का मेरा 
विषय नहीं, जो कहकर बताऊं। कलम तो मैने मजबूरन पकड़ी है। उसे छाचारीमे 
चलाता हँँ। आज बोल रहा हैँ, सो भी परिस्थितिवश। में बरसोतक नही बोला। 
मित्रोने मुझे  डस ” [ मूले | समझा। छोटी-सी सडलीमे भी में नहीं बोल सका था। 
अदालतमे गया तो मुझे यह भी पता नहीं था कि “माई छलॉड” कहूँ या क्‍या कहूँ। 
मुझे बोलना नहीं आता था। बैरिस्टर बन गया किन्तु देहाती। इसलिए बोलना 
छोड दिया। मैने यह सूत्र पकड लिया कि जितना हो सके उतना करूँ। में जानता 
हैँ कि स्व॒राज्यकी कुजी मजदूरोके पास भी नही है। स्वराज्यकी कुजी तो देहातमे 
है। गॉव भी मैं ढूढने नहीं गया। सत्याग्रह भी में हृढने नही गया था। इन गॉवोकी 
कई स्त्रियाँ आकर मुझे जबरन वरती है। किन्तु में उन्हे वरूँ तो मेरा एक-पत्नीक्रत 
जाता है। इसलिए मैने उन्हे माताएँ बनाया हैं। में उन्हे माताके रूपमे ही देखता 
हैं और पूजता हूँ। इस माताके मन्दिरमे में आपको भी न्योता देता हूँ। 

फरेशबलारू भश्रुवकी ओर देखकर 

केशवलालूभाई, में आपको भी न्योता देता हूँ। 

केदवलाल तो साथमें उतनी आयु भी दीजिए। 

यह तो तब जब में भी रूम्बी आयु तक जिऊँें। हमारी आयुमे बहुत अन्तर 
कहाँ है। 

| गुजरातीसे | 
हरिजनबन्धु, २२-११-१९३६, और हरिजन, १४-११-१९३६ 


५२२. पत्र: विदठछ ल० फड़केकों 


अहमदाबाद 
२ नवम्बर, १९३६ 
चि० मामा, 

जिन हरिजन भाइयोको मेरे न आने से निराशा हुई हो, उन्हें मेरा धर्मसकट 
समझा देना। मेरा मन सेगाँवमे ही है। यहाँ तो मजबूरीमे ही आया हूँ। यहाँका 
काम निबटा कि तुरन्त सेगॉवकी ओर रवाना हो जानेवाला हैँ। कोई और अवसर 

भगवान देगे तो अवश्य गोधरा आने का प्रयत्न करूँगा। 
मन्दिरके निमित्त जो पैसा हरिजन भाइयोने इकट्गा किया है, उसे बचाकर रखने 
में कोई दोष नही है। हॉ, पैसा अच्छी जगह रहना चाहिए। उसका महाजनी ब्याज 
मिलना चाहिए और उसे मूल पजीमे जुडते रहना चाहिए। मन्दिरके बारेमे मेरी 
सादीसे-सादी कल्पना यह है कि कोई बुद्ध हृदयका पुजारी मिल जाये और जिस 
स्थानपर वह प्राथना कराये, वही मन्दिर है। इस कल्पनामे जितने चाहो उतने रग 
भरे जा सकते है। मन्दिरकी इमारत बनाने मे उत्तावली करके पैसा खर्च नहीं करना 
चाहिए । यदि पैसे हो तो मै ऐसा मन्दिर बनवाने में पैसे अवश्य लगगाऊँ जिसे ठाकुरद्वारे, 
पाठशाला, महाजनकी बैठक और धमशालाके रूपमे काममे लाया जा सके। बाकी 
हम यह तो समझते ही है कि हम सब अपने-अपने हृदयमे मदर लिये घूमते है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३८३७) से । 


५२३ भाषण . बारह॒वों गुजराती साहित्य परिषद्की 
समापन-बेठकमें ' 


। [ अहमदाबाद | 
२ नवम्बर, १९३६ 


सवप्रथम तो मुझे आप सबका आभार मानना चाहिए। सामान्यत सभापति 
आभार मानता ही है, किन्तु में रूढिका पालन करने के लिए आभार नही मानता। 
में तो आपके प्रेमके कारण यहाँ आया हूँ। में उतना समय भी आपको नही दे 
सका जितना मुझे देना चाहिए। मैने तो निरथेक, बिता सोचे-विचारे अलिखित 


है 


१ इस सापणक्ा महंदिव देसाई द्वारा तेयार किया गया सक्षिप्त सार २१ ११ १९३६ के हरिजवमें 
भी प्रकाशित हुआ क। 


४५९१ 


४५२ सम्पूण गाधी वाहमय 


भाषण दिया, इसलिए सुझे आपसे क्षपा मागनी चाहिए। आपने मुझे निबाह लिया, 
इसके लिए में आपका हृदयसे आभार मानता हूँ। 
ऐसी बात नहीं कि मुझे सुन्दर निबन्ध पढना अच्छा न लगता हो। ऐसी 

अनेक वस्तुएँ है जिनका रस लेने की इच्छा मेरे मनमे रही है किन्तु जिसे मै तृप्त 
नहीं कर पाता। उनमे से कुछ रस सूख गये है और जो बाकी बच गये है, वे अवसर 
मिलते ही तबतक अपना सिर उठाते ही रहेगे जबतक मुझे “पर” के दर्शन नही हो 
जाते। आनन्दशकरभाईने मुझसे कहा कि यहाँ कवि-सम्मेलन हुआ था, जिसमे नव- 
यवकोने भी खुलकर भाग छिया था। इन्दोरके पुरातत्त्वक विषयमे जो भाषण यहाँ 
हुआ उसमे जाने की भी मेरी इच्छा थयी। किन्तु न तो मैने वह भाषण सुना और 
न मैं उस कवि-सम्मेलनमे गया। मेरी इत सभी त्रुटियोको आपने निबाह लिया, यदि 
यह आपकी उदारता नहीं तो जार क्‍या है? 

पुरस्कारोके लिए दिये गये दानके बारेमे सुनकर मुझे स्कॉटलैडको विशाल 
पुस्तकालय भेट देनेवाले कार्नेगीकी याद आईं। स्कॉटलेडके प्रोफेसरोने उनसे कहा, 
“यदि दान देना है तो आप पुस्तकाल्यका आग्रह क्यो करते हैं? आपको अपने 
व्यापारके बारेमे जानकारी हो सकती है, इस मामलेसमे आप क्या जाने?” मै भी 
अपने दानवीरोसे कहता हूँ कि यदि आपको ऐसा छगे कि आपके पैसोका उचित 
उपयोग होगा तो आप हमें बिना शत दान दे। 

उपन्यासोकी तो आजकल बाढ आई हुईं €। इन्हे पढना भी एक मुसीबत हो 
गई है। कुकुरमुत्तेकी तरह के बाहर निकलते ही आते है। यदि आप यह जानना 
चाहे कि उपन्यास कैसे ल्खि जाता है तो मै आपको बहुत-कुछ बता सकता हैँ । 
कित्तु सभ्य स्त्री-पुस्षोके सामने इसका चित्रण नहीं किया जा सकता। कल्पनाका 
घोडा तो किसी भी दिशामे दौडाया जा सकता है, क्योकि वह बेलगाम है। किन्तु 
हम इन उपन्यासोके बिना अपना काम चलना सकते हें। गृजराती भाषा उपन्यासोके 
बिना विधवा नहीं हो जायेगी। आज तो गुजराती भाषा विववा ही हे। जब मै 
दक्षिण आफ्रिका गया था तो अपने साथ कुछ गृजराती पुस्तके ले गया था, जिनसे 
टेलरका गुजराती व्याकरण भी था। वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इस बार 
भी परिषदके पहले दिन्र कत्ककी रातकों मैने उक्त व्याकरण पढने को निकाला था। 
किन्तु पढने का समय कहाँ था? इस व्याकरणका उपसहार मुझे याद रह गया है। 
इसमें टेलर पूछता है “गुजरातीको अपूर्ण किसने कहा? सस्क्ृतकी सुन्दर कन्या 
यह गुजराती अपूण कैसे हो सकती हे?” आर अन्तने उसने कहा “यथा भाषक 
तथा भाषा ।” यह गुजराती भाषाकी दरिद्रता नहीं बत्कि उक्त भाषा बोलनेवालो का 
दारिद्रथ गुजरातीमे दिखाई देता हे। उस दारिद्रथको उपन्यासोसे नही धोया जा 
सकता। नन्दबन्नीशी ' -जैसी कुछ पुस्तके बढ जाने से हमारी भाषाका उद्धार थोड ही 
होनेवाला है 


१ देखिए “भाषण गुजराती साहित्य परिषद्मे”, ३११० १ ९३ | 


भाषण बारहवी गुजराती साहित्य परिषद्की समापन-बैठकमे ४१३ 


मैं तो गाँवमे पडा हुआ हूँ, इसलिए गॉववालो फी दृ्टिसि मे आपको यह बताता 
हैँ कि मुझे किन पुस्तकोकी भूख हे। मैने मैद्रिकमे खगोल-विज्ञानकी पुस्तक पढी, 
किन्तु किसीने मुझसे आकाशकी ओर देखने को नहीं कहा। काकासाहब ठहरे रसिक 
व्यक्ति, वे तो यरवडा-जेलमे रोज आकाशके तारोको देखा करते थे। मुझे छगा, 
ये भला रोज कया देखते होगे? किन्तु उनके जेलसे छूटने के बाद मैने भी पुस्तके 
मँगवाईं। मैं गुजराती पुस्तक चाहता था और एक बेकार-सी पुस्तक मुझे मिली 
भी। किन्तु उससे मेरी भूख कैसे मिट सकती थी? क्‍या हम अपने गाँववालों को 
खगोलकी ऐसी पुस्तक नहीं दे सकते जिसे वे समझ सके ? 

किन्तु खगोलकी बात जाने दे, उन छोगोके छायक भूगोरकी पुस्तके भी कहाँ 
है” सच बात तो यह हे कि हमने गॉवोकी ओर व्यान ही नहीं दिया। हालाँकि 
हम अपने अन्न-वस्त्रके लिए गाँवोपर निर्भर रहते है, किन्तु उनसे इस तरह व्यवहार 
करते है जैसे हम उनके अन्नदाता हो। हमने उनकी आवश्यकताओके बारेमे कभी 
विचार ही नहीं किया। क्‍या कोई ऐसा दरिद्र देश है जो अपनी भाषाकों छोडकर 
परभाषाके द्वारा अपना सारा काम-काज चलाता हो” इसीलिए हमारा देश दरिद्र 
और हमारी भाषा विधवा बनी रही। फ्रेच या जर्मन भाषाकी ऐसी एक भी पुस्तक 
नही होगी जिसका अनुवाद उसके प्रकाशित होते ही अग्रेजीमी न हो गया हो। 
बालकोके लिए उत्तम पुस्तकोके सार-सक्षेप बडी तादादमे तैयार होते हैं। गुजरातीमे 
इस तरहका क्‍या है” यदि ऐसा हो तो मैं उसकी बलैयाँ ल। 

मै इस सम्बन्धमे एक प्रस्ताव छाना चाहता था, किन्तु अब तो में इस सुझावसे 
ही सनन्‍्तोष कर लूगा। मै अपने छेखकोसे कहता हूँ कि शहरके लोगोके लिए लिखने के 
बजाय अपनी मृक जनताके लिए लिखो। इस मूक जनताका स्वयनियुक्त प्रतिनिधि 
मैं हूँ। उसकी ओरसे मैं आपसे कहता हूँ कि इस क्षेत्रमे कूद पडिए। आप मनोरजक 
कहानियाँ लिखते होगे किन्तु उससे उसकी बुद्धिपर प्रभाव '्लही पडेगा। हमारे यहाँ 
एक ग्राम-सेवक विद्यालय है, जिसके अध्यापकसे मैने कहा कि उद्योग सिखाने से पहले 
उसमें काम आनेवाले औजारोका अध्ययन करो, बसूलेकी बनावटकों समझो। यदि 
आप अपनी बुद्धिकों विकसित करना चाहते हो तो ग्रामीण साधनोका अध्ययन करे, 
उनकी खूबियो और खाभियोकों समझे, और फिर उनके बारेमे लिखे। जिन 
लोगोका दिमाग ताजा है उन्हे गॉवोम नयी-नयी चीजे देखने और जानने को मिलेगी । 
ऐसी बात नही है कि गांवोमे जाने से आपकी बुद्धिता विकास रुक जायेगा। जो 
लोग ऐसा कहते है, उनसे में कहूँगा कि वे अवरुद्ध मस्तिष्क छेकर ही वहाँ गये 
होगे। असलमे, बुद्धिके विकासका क्षेत्र गाँव ही है, न कि शहर। 

कल मैने विषय-समितिके सामने एक बात कही थी। उसके बारेमे में यहाँ भी 
कुछ कहूँगा। मुझे ज्योति सघकी ओरसे श्रीमती: लीलावती देसाईका पत्र मिला था। 
हालॉकि उसकी भाषा मुझे नहीं रुची लेकिन उसका सार ठीक ही था। उक्त पत्रका 
भावार्थ यह था कि स्त्रियोके बारेमे जो-कुछ लिखा जाता है वह उन्हे चमता है। 
आधुनिक साहित्यमे स्त्रियोफ़ा जो वणन मिलता है, वह विक्वत है। ये बहने चिढ़कर 


४५४ सम्पूण गाधी वाइूमय 


पूछती है कि क्‍या ईश्वरने हमे इसलिए गढा हे कि पुरुष हमारे शरीरका वर्णन करे? 
जब हम मर जायेगी तो क्‍या आप हमारे दशरीरमे मसाहा लगाकर रखेगे ” यह मान 
बैठने की जरूरत नहीं कि हम खाना बनाने और बरतन मॉजने के लिए सिरजी गई है। 
मुझे एक व्यक्तिने “मन॒स्मृति ' में से छाट-छॉटकर कुछ ककर भेजे हैं। स्त्रियोके बारेमे 
बुरेसे-बुरा जो कहा जा सकता है वह सब उहोने मनुस्मृति ' में से खोज निकाला है। 
बेचारी कुछ स्त्रियाँ स्‍्व्य भी कहती है कि हम अबला है, गँवार है, ढोर है, तो क्‍या 
इस कारण यह वर्णन हर स्त्रीपर लागू हो सकता है? क्‍या ऐसा नहीं हो सकता 
कि मनुस्मृति में ऐसे गन्दे इलोक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मिला दिये गये हो ? 
अब ये बहने पूछती है कि हम जैसी है, हमारा चित्रण वैसा ही क्यो नही 
किया जाता ? हम न तो रम्भाएँ है, न अप्सराएँ और न गुलाम दासियाँ ही। हम 
भी आपकी तरह स्वतन्त्र इन्सान है। आप हमारा चित्रण पुतलियोकी तरह क्यो 
करते है” स्त्रियोके बारेमे बोलते हुए आपको अपनी माताका खयाल क्यों नही 
आता ? एक समय ऐसा था कि मेरे पास झुण्ड-की-झुण्ड बहने रहती थी। दक्षिण 
आफ़िकामे मैं कोई साठ कुटुम्बोकी स्त्रियोका भाई और पिता बन बैठा था। उनमे 
रम्भाएँ और कुरूप स्त्रियाँ भी थी। हालाँकि वे स्त्रियाँ अनपढ थी किन्तु उनमें जो 
बहादुरी की भावना थी, उसे मैने जगाया और वे पुस्षोकी तरह वीरतापूवक जेल गईं। 
में आपसे कहता हूँ कि आप अपना दृष्टिकोण बदले। मुझे बताया गया है कि 
आजकलके साहित्यमे तो स्त्रियोकी स्तुति भरी हुई है। मुझे ऐसी झूठी स्तुति, उनके 
नेत्र, नाक, कान और अन्य अगोका वणन नहीं चाहिए। क्‍या आप अपनी माताके 
अग्रोका कभी वर्णन करते है? मैं तो आपसे कहता हूँ कि जब आप स्त्रीके बारेमे 
लिखने के' लिए करूम उठाये तो अपनी जननीको अपनी नजरके सामने रखे। यदि 
आप इस बातका विचार करते हुए लिखेगे तो आपकी लेखनीसे जो साहित्य निकलेगा 
वह, जैसे सुत्दर आकाशसे वर्षाकी बूदे झरती है, उसी तरह निसृत होगा और जैसे 
वर्षाकी बूँदे धरतीका पोषण करती है, उसी प्रकार वह भी स्त्री-रूपी -घरतीका माताकी 
तरह पोषण करेगा। किन्तु आज तो आप बेचारी स्त्रीको शान्ति और प्रोत्साहन 
देने के बजाय उसे कुढाते है। उस बेचारीको छगता है कि मेरा जैसा वणन किया 
जाता है वैसी तो में नही हूँ, वैसी मै कैसे बनू ” क्या इस तरहका वर्णन साहित्यका 
अपरिहायें अग है” क्‍या हमे उपनिषद्‌ ” कुरान, बाइबिल ' से कोई अश्लील बात 
पंढने को मिलती है? क्या हमे तुलसीदासके ग्रथोमे ऐसी अश्लीलता नजर आती है? 
क्या ये महान्‌ ग्रथ साहित्य नही है” क्‍या 'बाइबिल ” साहित्य नही है? कहा जाता 
है कि अग्रेजी भाषा बाइबिल' के पौत भाग और दोक्सपियरके चोथाई भागसे बनी 
है। इनके बिता अग्नरेजी भाषा कहा होगी, कुरान के बिना अरबी कहाँ होगी और 
तुछसीके बिना हिन्दी कहाँ होगी” आप ऐसे साहित्यका सृजन क्यो नहीं करते? 
मैनें जो यह कहा है उसपर आप विचार करे, अभी विचार करे, और यदि वह 
आपकों निरक्षेक जान पडे तो उसे अस्वीकार कर दे। 
| गुजरातीसे | 
हरिजनबस्थु, २०-१२-१९३६ 


५२४ प्रदनोत्तर' 


साबरमती' 
[२ नवम्बर, १९३६ |" 


प्र» यह अस्पृदयता दूर करने का काम तो बहुत कठित रूगता है। इसे 
केसे हुल करें? 

उ० चुपचाप और धीरजके साथ काम करते जाइए। पर अच्छा तो यह 
होगा कि में आपको सुना दूँ कि मे सेगाँवमे किस तरह काम कर रहा हूँ। में 
उन्हे कभी उपदेश नहीं देता। बस, परिणामका खयाल किये बिना अपना काम किये 
जाता हूँ। सिफे एक हात है। अपने जीवनमे किसी भी रूपमें अस्पृश्यताको जरा भी 
स्थान न दीजिए। मैने तो यह निरचय कर लिया है कि जितने भी हरिजनोको 
अपने आसपास एकत्र कर सक्‌, करूँ। वे सेवक बनकर आते है पर वे फौरन यह 
जान छेते है कि वे हमारे भाई है। हरिजनोके बीच भी हम किसी भेदभावको 
बरदाइत नहीं करते। हालाँकि इस मृक सेवाका क्‍या परिणाम हो रहा है, इसका 
कोई ठोस प्रमाण में आपको नहीं दे सकता, फिर भी में इतना तो जरूर कह 
सकता हूँ कि तमाम हरिजनों और कट्टर हिन्दुओमे कोई अच्छा परिवतन होता साफ 
दिखाई दे रहा है। 

प्र०. हरिजन जहाँ अपना गाँव छोड़ना चाहते हे, वहाँ भी गाँव छोडना 
उनके लिए कोई आसान काम नहीं है। कवीठाकी मिसाल तो सामने है ही। 
उन्हे काम कहाँसे सिलेगा? 

उ० में तो अब भी वही सलाह देता हँ। उनसे यह कहते हुए शम आनी 
चाहिए कि आप इसी गॉवमे रहे और इसी तरह अत्याचार सहते रहे। उनके लिए 
काम ढूढ़ना हमारे लिए असम्भव तो नहीं होना चाहिए। अपना गाँव छोडकर जाने- 
वालो की सख्या बहुत बडी नही होगी। 

प्र० ५ पर मेहतरोकी हालत बहुत-सी जगहोमें बडी दयनीय है। नगरपालिकाओ 
से वे अपने प्राथमिक अधिकार केसे प्राप्त करें? 

उ० उन्हे सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि वे भी चाहे जैसी परि- 
स्थितिमे सेवा करने के लिए कोई बँवे हुए नहीं है। नगरपालिकाए अगर उनकी बात 
नही सुनती, तो वे काम छोड सकते है लेकिन दरअसछ हमें उनके बीच बसकर 
उन्हे उनके हितकी बाते समझानी चाहिए, आखे मूंदकर उन्हे हडताल कर देने के 
लिए नहीं भडकाना चाहिए। उन्हें यह मालम हो जाना चाहिए कि उनके भी मित्र 
और भला चाहनेवाले कोई है। जहाँ दूसरोकी तरह उन्हें भी हडताल करने का हक 


१ महादेव देसाईके “ वीकली लेटर ” ( साप्ताहिक पत्र ) से उद्धुत । ये प्रश्न हरिजन आश्रम, सावरमद्ीमें 
पिंजाई और कताई सीखने के लिए गुजरात तथा काठियावाढ़ से आये कुछ हरिजन सेवकों ने पूछे थे। 
२ दारीख गाँधी १९९७४८ से ली गई है। 


४५५ 


४५६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हासिल है, वही उन्हे उसकी मर्यादाएँ भी जान ऊेनी चाहिए। उन्हे इस बातका 
एहसास करा देता चाहिए कि समाजकी सेवाफ्रे दूसरे तगाप कामोकी तरह उनका 
काम भी प्रतिष्ठायुक्त है। मुझे तो इसमे जरा भी रान्देह नहों कि समाजके वे ऐसे 
सेवक है जिनकी सबसे अधिक उपंक्षा होती रही है। हम उनकी जितनी भी 
सहायता कर सके, उसके वे पात्र है। 

प्र० हमारे आश्रमों ओर अन्य सस्थाओोकी चोबचोयथ आथिदा अवस्थाके 
विषयमे आपकी क्‍या राय है? 

उ० हमारी आर्थिक नही, नैतिक अवस्था शोचनीण हे। अगी हाठसे नैतिक 
पतनकी जो घटवाएँ हुईं है, उन्हे तो आप जानते ही है। समाजकरा सबसे बडा 
आवार तो पवित्रता है। ऐसा कोई आन्दोलन या प्रवृति वनाभावमे बन्द नहीं हो 
सकती जो. अपने कार्यकर्ताओकी -चारित्रिक शुद्धताके भमजबत पायेपर खडी हो। फिर, 
हम गुजरातियोको यह भी समझ लेना है कि हपे हमेश” अपने यहाके धनवान लोगो 
पर ही' निभर नहीं रहना चाहिए। हमे उनसे कम पैसेवालो के पास भो पहुचना है। 
इतने सारे भिखारियो, मन्दिरों आदिका गुजारा मध्यवित्त, बत्कि गरीब लोगोके ही 
दान-दाक्षिण्यसे होता है, फिर थोडे-से अच्छे कार्यकर्त्ताओके निर्वाहके लिए वे सहायता 
क्यो नही देंगे ? हमे दरवाजें-दरवाजे जाकर अपनी झोली फैलानी चाहिए। लोग अन्न 
दे तो वही ले लेना चाहिए, ताबेके सिक्‍के दे तो उन्हीको स्वीकार कर लेना चाहिए। 
लोग जैसा बिहार ओर महाराष्ट्रमे कर रहे है, आप भी वैसा ही करे। महाराष्ट्रमे 
पैसा-फड और मुष्टि-फड चलता है। यह सवर्ण हिन्दुओके बीच प्रचारका सबसे अच्छा 
तरीका होगा। लेकिन याद रखिए कि सब-कुछ अपने उद्देश्यके प्रति आपकी अखण्ड 
श्रद्धा, अपने कत्तव्यके प्रति परमनिष्ठा और आपके चरित्रकी शुद्धतापर निभर 
होगा। जबतक लोगोको हमारी नि स्वार्थताका पूरा भरोसा नहीं होगा तबतक' ऐसे 
कार्योके लिए वे कुछ देनेवाले नही है। 

प्र" जो हरिजन ईसाई हो गये हे, लेकिन तब भी जिनकी अवस्था हरिजनोसे 
बेहतर नहीं है उनके बारेमें आपका क्‍या कहना है? 

उ० अस्पृश्यताके मिटते ही सब-कुछ अपने-आप ठीक हो जायेगा। जब 
अस्पृश्यता नही रहेगी तब फिर वे अपनेको हिन्दूके अतिरिक्त कुछ कह्ढे, इसका कोई 
कारण ही नही रह जायेगा। यह बात में उनके बारेमे कह रहा हैँ जो नाम-मात्रको 
ही ईसाई बने है। यदि हम अपने दोष दूर कर छे तो फिर हमे ऐसी कोई चिन्ता 
करने की जरूरत ही नहीं रह जायेगी कि हरिजन अपना धर्म इस तरह बदल हछेगे, 
मानो कोई अपना कपडा ४दल रहा हो। 

प्र० यदि अस्पृश्यता-निवारणके काममें सवर्ण हिलुओका सहयोग प्राप्त करना 
असम्भव है तो क्या ग्रामोद्योगके कार्यकों हाथमे लेना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? 

उ० थह तो एक भ्रम ही है। सच मानिए कि जो लोग इस बहाने हरिजन- 
कार्य छोड देगे वे ग्रामोद्योगके लिए उससे भी कम ही काम कर पायेगे। आप गॉँवमे 
बसकर हरिजनोकी बात न सोचे, यह असम्भव है, क्योंकि वे समाजके असली 
आधार है। 

| अग्रेजीसे | 
हरिजत, २८-११-१९३६ 


सामग्री जे साधन-सुद्र 


गावी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली गाधी-साहित्य और गावीजी से सम्बन्धित कागज- 
पत्रोका केन्द्रीय सम्रहालय तथा पुस्तकालय । 

नेहरू स्मारक सग्रहाठय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली । 

राष्ट्रीय अभिशेखागार, नई दिल्‍ली । 

साबरमती सगहालय, “हमदाबाद पुस्तकालय तथा सग्रहालय, जिसमे गाधीजी के दक्षिण 
आफ्रिकी तथा भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे है। 

बॉम्बे निकल” बम्बईसे प्रकाशित अग्नेजी दैनिक। 

'हिन्दू' मद्राससे प्रकाशित अग्नेजी दैनिक । 

'सर्चछाइट ” पठनासे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

“गुजराती” बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक । 

“हरिजन' (१९३३-५६) रामचन्द्र वेद्यनाथ शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा हरिजन 
सेवक सघके तत्त्वावधानम प्रकाशित अग्रेजी साप्ताहिक, जिसका प्रथम अक 
गांधीजी की देखरेखमे १ फरवरी, १९३३ को पूनासे प्रकाशित हुआ था। 

'हरिजनबन्बु' (१९३३-५६) चन्द्रशकर शुक्ल हारा सम्पादित तथा हरिजन सेवक 
सघके तत्त्वावधानमें प्रकाशित' गुजराती साप्ताहिक, जो १२ माच, १९३३ की 
पहली बार पूनासे प्रकाशित हुआ था। है 

“हरिजन-सेवक (१९३३-५६) वियोगी हरि द्वारा प्तम्पादित तथा हरिजन सेवक 
सघएे तत्वावबानमे प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक, जो २३ फरवरी, १९३३ को 
पहली बार दिल्लीसे प्रकाशित हुआ था। हा 

“इसिडन्ट्स ऑफ गाधीजीज लाइफ” (अग्रेजी) चन्द्रशकर शुक्ल द्वारा सम्पादित, 
वोरा ऐड क० पब्लिशस लि०, बम्बई, १९४९। 

“ए बच ऑफ ओहलड छेटर्स” (अग्रेजी) जवाहरलाल नेहरू द्वारा सम्पादित, एशिया 
पब्लिशिग हाउस, बम्बई, १९५८। 

“महात्म लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गाधी , खण्ड-४ (अग्रेजी) डी० जी० 
तेन्दुलकर, विट्ठलभाई के० झवेरी एवं डी० जी० तेन्दुलफर, बम्बई, १९५२। 

“भाई डियर चाइल्ड” (अग्रेजी) एलिस एम० बान्ज द्वारा सम्पादित, नवजीवन 
पब्लिशिगग हाउस, अहमदाबाद, १९५६। 

४५०५७ 


४५८ हे सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


गीतापदाथकोष ” (गुजराती) मोहनदास करमचन्द गाधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९३६। 

बापुना पत्रो-२ सरदार वल्लभभाईने”' (गुजराती) मणिबहेन पटेल द्वारा सम्पा- 
दित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 

बापुना पत्रो-६ ग० स्व० गगाबहेनने' (गुजराती) काकासाहब कालेलकर द्वारा 
सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०। 

गाधीजी और राजस्थान” शोमनलाल गुप्ता द्वारा सम्पादित, राजस्थान राज्य' गाधी 
स्मारक निधि, भीलवाडा, राजस्थान, १९६९। सु 

'बापूकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वष” हीरालाल शर्मा, ईव्वरशरण आश्रम, 
इलाहाबाद, १९५७। 

“पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद! काका कालेलकर द्वारा सम्पादित, जमनालार 
बजाज ट्स्ट, वर्षा, १९५३। 

_संभ्पादकके पच्चीस वष ” देवीदत्त शुक्ल, कल्याण मन्दिर, इलाहाबाद, १९५६। 

प्यारेलाल पेपसे श्री प्यारेलाल, नई दिल्‍्लीके पास सुरक्षित कागज़ात। 

भहादेवभाईकी हस्तलिखित डायरी स्वराज्य आश्रम, बारडोलीमे सुरक्षित। 


फंड 


तारीखवार जीवन-वृत्तानत 


(१ जून, १९३६--२ नवम्बर, १९३६) 


२ जून, १९३६ बगलोर। हरिलाल गावीके धर्मान्तरणके सम्बन्ध गांधीजी ने 
मुसलमान मित्रोके नाम अपील जारी की । 

९ जून मसूरीमे अब्बास तैयबजीका निवन। 

१० जून आदि-कर्नाटक सघके शिष्टमण्डलकों गावीजी ने मुलाकात दी। सायकाल 
कगेरीमे हरिजन-सेवकोके सम्मेलनमे बोले। 

११ जून एम० वी० जम्बुनाथनसे' मुलाकात । 

१४ जून कंगरीमे हरिजन-सेवकोके सम्मेलनमे बोले। हिन्दी प्रचार सभाकी अध्यक्षता 
की। बगलोरमे विज्ञान-सस्थान देखने गये। बगलोरसे प्रस्थान । 

१३ जून वर्धा जाते हुए मद्रास पहुँचे। निर्माणाश्नीन हिन्दी प्रचार सभा-भवन देखने गये। 

१४ जून प्रात काल वर्धा पहुँचे। 

१६ जून सेगाव' पहुँचे । 

२७ जून वर्धामे काग्रेस काय-समितिकी बैठक। गाधीजी वर्धा पहुँचे, लेकिन बैठकमे 
शामिल नही हुए। 

२९-३० जून वर्धामें जवाहरलाल नेहरूसे चर्चा । 

३ जून, से ४ जुलाई वर्धामे। 

५ जुलाई वर्बामं भारतीय साहित्य परिषद्की अध्यक्षता की । सायकारू सेगाँव वापस | 

१५ जुलाई रवीन्धताथ ठाकुरकी अध्यक्षतामे कंलकत्तामे सार्वजनिक सभा, जिसमे 
साम्प्रदायिक निणयम सशोधनका सुझाव' रखा गया। 

__ १७ जुलाई गाधीजी ने खादी-सेवकोको सन्देश दिया। 

१९ जुलाई ग्राम-सैवक प्रशिक्षण विद्यालयके विद्याथियोसे मिले। 

३० जुलाई हरिजन सेवक सघके निमित्त कोष-सग्रहके लिए जारी की गई अपीलका 
अनुमोदन किया। 

२ अगस्त अब्दुल गफ्फार खॉ रिहा। 

४ अगस्त धमाननन्‍द कोसम्बी तथा अब्दुल गफ्फार खाँ गाधीजी से मिले। 

११ अगस्त च० 'राजगोपालछाचारीने काग्रेससे त्यागपत्र दिया। 

१६ अगस्त च० राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू गाधीजी से मिले। 

२७ अगस्त गाधीजी अ० भा० च० सघकी बेठकम शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरूसे 
बातचीत' की। कं 

२८ अगस्त अ० भा० च० सघकी बैठकमे शामिल हुए। च० राजगोपालाचारीसे 
बातचीत की। 


५ ड५९ 


४६० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


३० अगस्त जयप्रकाश नारायण गावीजी से मिले। हरिलालने, जो मुसलमान बनने के 
बाद अब्दुल्ला कहलाते थे, इस्लामका प्रचार किया। 

३१ अगस्त गावीजी मलेरिया-प्रस्त। 

२ सितम्बर विश्व' शान्ति सम्मेलतको सन्देश' भेजा। 

३-११ सितग्बर वर्धा अस्पतालमे। 

१२ सितम्बर सेगाव वापस। 

१७ सितम्बर नहोमे होनेके कारण मद्रासमे हरिलाल पर जुर्माना। 

२१ सितम्बर जोहरा अन्सारीके विवाहपर गाधीजी ने आशीर्वाद भेजा। 

२४ सितम्बर गीतापदार्थंकोष ” की प्रस्तावना लिखी। 

३ अक्तूबर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और  राजेन्द्रप्रसाद गाधीजी के पास 
ठहरने आये। 

७ अक्तूबर अ० भा० ग्रा० सघकी बैठक। 

१२ अक्तूबर गाधीजी ने वर्धा-स्थित मगनवाडी विद्यालयके छात्रों और शिक्षकोसे 
बातचीत की। 

२३ अक्तूबर सेगॉवसे बनारसको रवाना। 

२४ अक्तूबर बनारस पहुँचे। 

२५ अक्तूबर बनारसमें। भारत माता मन्दिरका उद्घाटन-समारोह सम्पन्न किया। 
मैथिलीशरण गुप्तकी स्वर्ण-जयतीपर उन्हे अभिनन्दन-ग्रन्थ भेट किया। 
कला-भवन और नागरी प्रचारिणी सभा देखने गये। 

२७ अक्तूबर दिल्‍ली पहुँचे। 
बेगम' अन्सारी तथा ब्रजक्ृंष्ण चाँदीवालाकी रुग्ण माँ से मिले। 
अहमदाबादको प्रस्थान। 

२८ अक्तुबर अहमदाबाद पहुँचे। 

२९ अक्तूबर राजकोट पहुँचे। चचेरे भाई खुशालचन्द गाधीसे मिले। 
हरिजन-सेवकोकी सभाम बोले। 

३० अक्तूबर नडियादमे। विदृठल कन्या विद्यालय छात्रावासके उद्घाटनके अवसरपर 
बोले । 
अहमदाबाद पहुँचे। नगरपालिका कन्या विद्यालयके भवनका उद्घाटन किया। 

३१ अक्तूबर मजदूरोकी सभाम बोले। कला-प्रदर्शनी देखने गये। 
बारह॒वी गूजराती साहित्य परिषद्की अध्यक्षता की। 

१ नवम्बर गुजरात विद्यापीठके दीक्षान्त-समारोहकी अध्यक्षता की । 
गुजराती साहित्य परिषद्की बैठकर्म शामिलरू हुए। 

२ नवम्बर बारहवी गृजराती साहित्य परिषदके समापन अधिवेशनम बोले। 
सेगॉव' जाते हुए बडौदाके लिए प्रस्थान । 
बडौदामे तैयबजी-परिवारसे मिले। 


शीषेक-साकेतिका 


चर्चा मारवाडी विद्यालयके विद्याथ्थियोके 
साथ, २३९८-९९ 

टिप्पणियाँ १६९-७१, २२९९-३०, २७२, 
३१८-१९ 

तार अमतुस्सलामको, २६९, २८०, २८१, 
-अमृतकौरको, २६४२, २६७, २८२, 
२८७, >-कमलनयन बजाजको, १८५, 
-कस्त्रभाई राऊूभाईको, २४७, 
-घनवद्यामदास बिडलाको, ९७, २७५, 
>दिलली हिन्दू सभाके मन्त्रीको, २, 
-रेहाना तैयबजीको, ३५, -लक्ष्मण- 
प्रसाद पोहद्दरको, १८५, -लेडी फजल- 
ए-हुसैनकों, १४२ 

(एक) पत्र २४९, २५१, ३०५ 

पत्र अगाथा हैरिसनको, ६६, ७७, -अत'र- 
सिह और अन्य लोगोको, ९०-९१, 
“अतुलानन्द चत्रवर्तीकोीं, १४१, 
-अबूल कलाम' आजादकों, ९-१०, 
“-अमतुस्सछामको, १५-१६, २९, ८२, 
८९, १११, १२३५-२६, १५९-६०, १७५९- 
८०, १९८-९९, २६६, २६७, २८८, 
श२२४-२५, ३४२, ३५२, ३५५, ३६२, 
३६५, २३७४, २३८०, ३२९७-९८, ३९९- 
४००, ४१६, -अमृतकौरकों, ४-५, 
१०, ११, २७, २२, ६१, ७०, ७८- 
७९, ९१-९२, १०८, १३२-३ ३, १५३- 
५४, १६०, १८२, २५८, २६६३-६४, 
२६९-७०, २७२-७ ३२, २७३-७४, २८७- 
<८, २९३, २९७, २०१-२, ३०९, 
३१६, ३२२२-२२, २३२६-२७, २३२३०, 
श३८-३९, ३५०, ३५४, ३६०, ३६३, 


३२७३-७४, ३८१, ३२९०-९१, ३९३-९४, 
४०२, ४१३, -अमृतलराल ठा० नाता- 
वटीको, ३४, ९०, १६२, २९४, २९५, 
४२४, -अमतलाल वि० ठकक्‍्क'रको, 
७५, १३७, २३६९-३७, २५७, ३५१४-१५, 
-अल्बट हेनरी वेस्टको, ३४०,-अगन द- 
शकर बा० शझ्ुवको, १९९-२००,-उत्तम- 
चन्दको, १९३, -उमादेवी बजाजको, 
१५१, -ए० डोनाल्‍ड मिलरको, १४९- 
५०, -एक हरिजन-सेवककों, ११७, 

-“एडमड और इवान प्रिवाको, ४२५- 
२६, -एफ० मेरी बारको, २७-२८, ३०, 
१०९-१०, १३३, २६४-६५, ३६४, 

-एफी' एरिस्टार्शीकोी, १९४, -एम० 
एस० केलकरको, ३४१, -एम० सी० 
राजाकी, १९०-९१, -एस० अम्बु- 
जम्मालको, २३, ८७-८८, १५०४-७५, 
२४८, ३३९, ३८५-८६, -एस० आर० 
वेकटरामनको, १९८, -एस्थरः सेनत- 
को, ७९-८०, -कनु गाधीको, १३१, 
१४५, २०१, २३१, ४२८, -कमल- 
नयन बजाजको, १३६४-३५, -क० मा० 
मुशीको, ९३, २१८, ३०६, रशे५२- 
५३, -कस्त्रबा गाधीको, ३७६, 

“>कान्तिताल गाधीको, १६३-६४, 
१८६-८७, २०३, २३०-३१, २८९-९०, 
३११, ३२१६-१७, 3२१२-३४, २३७९-८०, 
-कीकाभाई लावजीको, २१४, -क्ृषष्ण- 
चन्द्रकी, ९६, “२१६, ३०७, रे४५, 
“कै० नटराजनूको, १३८, -खुशेंदबहन 
नौरोजीको, १३८, १६१, -खरूिवाजा 


४६१ 


४६६२ 


अब्दुल मजीदकों, २५-२६, -गगाबहन' 
बी० झवेरीको, २१५, -गगाबहन वैद्य 
को, १४-१५, १५४-५५, १७७, २२०, 
-गीता बजाजकों, ११८, -गोपीनाथ 
को, ३४५, -गोविन्द वी० ग्रजलेको, 
२८, >““लेडिस ओवेनकों, १४०, 
३८७ , -धनश्यामदास बिडलाको, १३२, 
२२१, ३२५, ३२८, -चनन्‍्द त्यागीको, 
१७९, ३१२, -चिमनलाल एन० शाह 
को, १०७, -छगनलाल जोशीको, १९१, 
३५१, ३८३, -जमनालाल बजाजको, 
८-९, २७५, -जयक्ृष्ण पी० भणसाली 
को, १६२, ३६१, -जयन्त ई० पटेलको, 
९४, -जथन्ती एन० पारेखको, २० १-२, 
३३१-१२९, -जयसुखलाल गाधीको, 
३८८, -जवाहरलाल नेहरूकों, ८०- 
८१, ९१, १३६९-४०, ११५७-५८, १९६- 
९७, २३२, २७०-७१, -जानकी- 
अम्माल नायड़को, २९-३०, “-जी० 
एन० कानिटकरको, ९८, -जी० एस० 
एन० आचायंको, ३९६, -जीवणजी 
डा० देसाईको, १४२, -जी० वी० 
केतकरको, ११०, -जुगलकिशोर 
बिडलाको, २९०, -जें० एच० हॉफ- 
मेयरको, ३८१-८२ , -जे० के० शर्माको, 
७४, -जेठालाल जी० सम्पतको, ३१ १- 
१२, ४१९-२०, -जे० सी० कुमारप्पा 
को, ३५१, -जोहरा अन्सारीको ३२९, 
“तारा एन० मशरूबालाको, १९५१-९२, 
३४३, -द० बा० कालेलकरको, १५२- 
५३, -देवदास गाधीको, ३७५, ३९५०, 
“देवनन्दन और अन्य लोगोको, ११२, 
“नं० लचि० केलुकरकों, २१२०-२१, 
२५७-५८, नन्दलाल बोसको, ३८६, 
“नरसिहराव भोरानाथ दिवेटियाको, 
१४३, नरहरि द्वा० परीखको, ५, 


सम्पूण गाधी वाइमय 


१३६, १६३, १८३-८४, २३५-३६, 
“नान मेनवकोी, १०९, >ना० 'र० 
मलकानीको, ८८, ११६, २४७-४८ , 
-तारणदास गाधीको, १३-१४, ३४, ६८, 
७२-७३, ८१, १ ५ ०, १४८४-४५, १२ ६४, 
२३५, २४९, २९९, ३३२९-३३, २५८, 
३६१, ३८३, ४०९, -सारायण स्वामी 
को, १२९२९, -निर्मेंछा गाधीको, १७८- 
७९, १८८, -पदामि सीतारामय्याको, 
९२, -परीक्षितलाल ल० मजमूदारको, 
९, १०६, २६८, -पुरुषोत्तम बावीशीको, 
११९, -पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासको, 
३०४, -प्रभावतीको, २४, ७१-७२, 
९३-९४, १२०-२१, १४१-४२, १४३- 
डंढ, १७५०-५६, १५९, २७५०, २६८- 
६९, २७४-७५, २०५-६, ३२५३-५४, 
३७६-७७, ३९६, -प्रेमाबहन कटकको, 
१०५-६, १८३, २३२-३४, २१९८-९९, 
२३६३-६४, ४०१, -बनारसीदास 
चतुर्वेदीकोी, ४१२९, -बलवन्तराय के० 
ठाकुरको, ४११, -बलवन्तसहको, 
११९, २९२-९३, ३४०, -बलवन्तसिह 
ओर मुनालाल जी० शाहको, १२१, 
-बाबूराव डी० म्हात्रकों, १७८, बाल- 
कृष्ण भावेको, ४५, -बाल गगाधर खेर 
को, २५९, -बाल द० कालेलकरको, 
२१३, ३४१, -बी० एस० मुजेको, 
२०२, -जबी० के० दीवानजीको, २१७- 
१८, -बअंजकृष्ण चॉदीवालाकों, २६५, 
२३४, ३५९, -भूलाभाई झ० देसाईको, 
३२९७, -मगलप्रसाद और अन्य लोगो 
को, ८३, -मणिलछाल और सुशीला 
गाधीको, ३१, १७१-७२, २१६, २४६- 
४७, २०५९-६०, ४०९-११, -महादेव' 
देसाईको, ३२९४, ३२५६, ३५९, ३६४, 
३६६, २३७४-७५, २३८२, २८४, ३८५, 


शीषक-साकेतिका ४६३ 


३८९, ४००, ४०२, ४०३४३, ४ ५२, 
४१४, ४१५, -मॉगीबाईको, २३७, 
“मागरेट स्पीगलकों, ३१३, ३२९, 
३५८, ४१९, -मिर्जा इस्माइलको १२, 
-मीराबहनको, २-३, २२, २५, ३३, 
६७-६८, ७१, २ १८, १२०, १२१, 
१२२, १२४, १३०, १७२, १७६, 
१९२, २३०, २२३२२, २५८, २९८, 
३०१, ३१०, २३१३, ४२३, ४२६, 
-मुन्नाछारू जी० शाहको, १२३, १२५, 
१३०, २९९१-९२, २९२, ४२४, ४२८, 
-मुन्नालाल जी० शाह और बलवन्त- 
सिहको,२९४ , -मेहरचन्द अहलुवालिया 
को, २५६, -मेहराबहन झाबवालाको, 
२५६-५७, -मडी मैकार्थीको, १९३- 
९४, -मोतीलाल रायको, ४२५, 
-म्यूरियल लेस्टरकी, ७७-७८, -रण- 
जीत एस० पण्डितकों, २६६, -रफी 
अहमद किदवईको, २१३, -रमणीक- 
छाल' मोदीको, ३२००, -राजकिशोरी 
को, १७९, -“राजन्द्रप्रसादको, १६, 
९८, -राधाकृष्ण बजाजको, ४१५-१६, 
“रामेश्वरदास पोह्ारको, ७३, ४०७, 
-रामेश्वरी नेहरूको, ९७, -रावजी- 
भाई एम० पठेलको, २१७, -रेहाना 
तैयबजीको, ४६, ३८७, -लक्ष्मी- 
नारायण गाडोदियाको, १९५, ३५७, 
-लीलावती आसरको, २१, ८३, <९, 
३०७, ३१०, ३१५, ३१७, २४३१, 
३४४, ३५६, २३६२, ३६५, २३८८,३९१, 
३९७, ४०७, ४१४, -वल्लभकों, ४६, 
-वल्लभभाई पटेलको, ६७, १९४-९५, 
२१५, -विजया एन० पटेलको, 
७५, १५२९, -विजयाबहन गाधीको, 
१८४, “-विट्ठल ल० फडकेको, 
४०३, “-वकुण्ठभाई ल० मेहताको, 


३९५, -दननोदेवीको, ११२, -शारदा 
चि० गाहको, १०७-८, -शोभालराल 
गुप्ताको, ९६, -श्रीमन्‍नारायण अग्रवाल 
को, १५६, ३४६, -सतीशचन्द्र 
दासगुप्तको, ३, १९५, -सत्यानन्द 
बोसको, २००, -सरस्वतीको, १८७, 
->साहबजी महाराजकोी, १५०-५१, 
१८९, २१९, -सुन्दरलछालको, ३३५- 
३६, -सुभाषचन्द्र बोसको, १२४, 
२१८-१९, ३०३-४, -सुरेन्द्रकी, ९५, 
>सैयद महमूदको, ४०८, ४२७, 
“हरिभाऊ उपाध्यायको, १४६-४७, 
-हीरालाल शर्माको, ५, १५, ७६, 
२९०२, २३६, २५०, ३०८, ३८९, 
>है० सॉ० लि०-"पोलकको, १३४, 
-होरेस अलेक्जेडरको, १३५, १६०-६१ 
पत्रका अश ७४, ११६, ३००-१, 
पुर्जा जमनालाल बजाजको, १८६ 
प्रमाणपत्र बाल द० कालेलकरको, ३४२ 
प्रशनोत्ततर हरिजन-कार्यकर्ता सम्मेलन, 
कगेरीमे, ४७-५१ 
प्रस्तावना गीतापदार्थभोष ' की, ३३ ६-३८ 
(एक ) बातचीत २०३-४, २०४, २७६-७७ 
बातचीत >अध्यापकोसे, २७७-७९ , 
“>अमृतलाल ठा० नानावदीसे, ३७८- 
७९, -आगसन्तुकोसे, २०५-६, -एक 
अग्रेजफके साथ, ४१७, -एक नाईसे, 
२३९, -एक' पडितसे, २५१५-५२, 
“एक पाठिलसे, २३८, -एक पोलिश 
छात्रसे, ५२-५३, -एक मित्रसे, ११७- 
१८, २०६-८, -एक साधुसे, २५३, 
-एक हरिजन दम्पतिके साथ, ५१- 
५२, -ग्रामसेवक प्रशिक्षण विद्यालयके 
छात्रोसि, १७३-७६, २०८-१० , -छात्र- 
छात्राओसे, ४३०-३२, -जयरामदास 
दौलतराम' और देवदास गाधीके साथ, 


४६४ 


१६५-६६, -जवाहरलाल नेहरूसे, 
३७७-७८,  -पियरे सेरेसोल और 
ईसाई मिशनरियोके साथ, ९९-१०३, 
-भारतन कुमारप्पासें, २७९-८०, 
-मॉरिस फ्राइडमनसे, २३६१-६२ 

भाषण गजराती साहित्य परिषद्मे, ४४१- 
४८, -तगरपालिका बालिका विद्याल्य- 
मे, ४३३, -बपलोरकी नगरपालिका 
बस्तीमें १, -बनारसमे, ४२२-२३ , 
-भारतमाता मन्दिर, बनारसमे, ४२०- 
२२, -मजदूरोकी सभा, अहमदाबादमे, 
४३६-४०, -विंदूठल कन्या विद्यालय 
छात्रावास, नडियादमे, ४२९-३०, 
-हरिजन-सेवक सम्मेलन, करगेरीमे, 
३८-४५, -हरिजन-कायकर्त्ता-सम्मेलन, 
कगेरीमे, ५४-५६, -हरिजव-सेवकोके 
समक्ष, ४२९ 

दीक्षान्त भाषण हिन्दी प्रचार सभाके 
समारोहमे, ५७-६० 

भेट आदि-कर्नाटक सघके शिष्टमण्डटको, 
३६-३८, -एम० बी० जम्बुनाथन्‌को, 
४७, -पॉला लेकछूर और वाई० एस० 
चेनको, २२९२-२६ 

वक्तव्य. समाचारपत्रोकों, ६-८, ६१, ४१६ 

(एक) सन्देश ७६ 

सन्देश अमृतकौरको, २८२, - इंडियन 
ओपिनियन' को, १२९३-२४,-खादी काय- 
कर्त्ताओको, १६४-६५, “>मजूला एम० 
मेहताको, ३५, -मिल-मालिक सघ और 
मजदूर-सघको, ४०१, “राजपूताना 
हरिजन-सेवक सम्मेलनकों, ७३ ,-विश्व' 
शान्ति काग्रेसकों, २८१ 

सलाह आगन्तुकोकी, १०४, -हिन्दी-काय- 
कर्त्ताओकी, पड 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


विविध 

अपमान किसका, ४३४-३५, अप्रमाणित 
खादीके विक्रेताओके लिए, २०-२१, अमेरिका 
की साक्षी, ६१-६२, डॉ० अम्बेडकरका 
दोषारोपण -- १, १४७-४९, डॉ० अम्बेडक'र- 
का दोषारोपण - २, १६७-६८, अहिसाकी 
गृत्विया, ४०४-६; अहिसा परमो धम , 
२८३-८५, एक खतरनाक योजना, २५४- 
५६, एक जरायमपेशा ज।ति, २१२-१३, 
एक सुवार, ३९३, ऐसी मृसीबत जिससे 
बच सकते है, १८८-८९, और भी गलूत- 
फहमियाँ, २४०-४४, कन्या-वच, १२९८-२९ , 
कुष्ठ-रोगकी समस्या, १६-१७, क्‍या खादी 
आशिक दृष्टिसे टिक सकती है, ८५-८७, 
क्या हम' प्रतिद्वन्द्री है, १८०-८१, खादी 
पहननेवालो से, १२९५-२८, गलतफहमियोकी 
गुत्थी, २१९०-१२, गावमे भारतकी झलक, 
१९-२०, गृजरातके पितामह, ८४-८५, 
चतुदिक वृद्धि, ४१७-१८, चन्देकी अपील- 
का अनुमोदन, १९७-९८, चदेकी अपीलका 
मसादा, १९७, जगलीपनका अवशेष, ३६६- 
६७, जीवन-धर्म, ३४६-४९, जीवन्त 
ईश्वर कहा है, ६३-६५, झूठमूठका डर, 
१७-१९, दो शब्द चित्र, २९६, निन्दाकी 
नीवपर प्रचार, २२९७-२८, भैस बनाम गाय, 
४१८, मेरी बीमारी, ३२०-२२९, रूडकीको 
क्या चाहिए, २८५-८६, वण बनाम जाति, 
२४४-४६, सप हो तो बबरतापूर्ण हे, 
११३-१४, नसनन्‍्तति-निरोबके नुकसान, २९५- 
९६, सेलममे पानीका अभाव, १८९-९०, 
स्वयंसेवक भगी, ४३४३-३४, स्वेरताकी ओर, 
३६९-७२, हरिजन और चुनाव, ११५- 
१६, हरिजन-सेंवकोका कत्तव्य, ३९१-९३, 
हिन्दू-धर्मकी शिक्षा, ३६८-६९ 


साकेतिका 


अ 


अग्रेजी, -का मोह अवाछनीय, ३१, >-समें 
'बाइबिल” और शेक्सपीयरका स्थान, 


४५४ 
अकबराबादी, नजीर, देखिए नजीर 
अकबराबादी 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, १३९, १५८, 
१९६ पा० दटि०, २३२ पा० टि० 

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ, ४१७ 

अखिल भारतीय चरखा सघ, २०, २१, 
८७, १२६, १२८, २७१, -का उद्देश्य, 
२७१, -की महाराष्ट्र शाखा, ४१७ 

अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌, २११-१२ 

अग्रवाल, श्रीमन्नारायण, देखिए श्रीमन्नारायण 
अग्रवाल 

अतरसिह, ९० 

अनासक्तियोग, १४२, ३३६ पा० दटि०, ३६८ 

अन्तरात्माकी आवाज, -सब लोग ठीक' नहीं 
सुनते, ३३२ 

अन्तर्जातीय मोज, ४८ 

अन्तर्जातीय विवाह, ४८ 

अन्नदा बाबू, ४२५ 

अन्सारी, जोहरा, ३२९, ३४२ 

अन्सारी, मु० अ०, २५, २६ पा० छि०, 
२६६, ३७३, -और सन्‍्तति-निरोध, 
२९०५-९६ 

अन्सारी, शौकत, ३२९ पा० टि०, ३४२ 

अब्दुल गफ्फार खाँ, १६१, २३२, २३७, 

“२५५२, २६५, ३१०५, ३१६, २१३, 

३३२-३३, रेष५४, ३६०, ३६३, २३९०, 
३९४, ४०५ 


६३-३० 


अमतुस्सलाम, १४, १५, २४ २९, ८२, 
१११, १३५, १५९, १७९, १९८, 
२५७, २६६, २६७, २६८ पा० टि०, 
२८०, २८१, २८८, २८९, २९७, 
३०५, ३११, ३१५, ३१७, ३२४, 
३२९ पा० टि०, ३३३, ३४२, ३५२, 
३५५, ३५९, ३६२, ३६५, ३६६, 


३७४, ३८०, ३९७, ३९९, ४१६ 

अमलछा, देखिए स्पीगल, माग रेट 

अमृतकौर, ४, १०, ११, २७, ३२, ६९, 
७८, ९१, १०८, १३२, १५३, १५५ 
पा० टि०, १६०, १८२, २०३, २३७, 
२५८, २६३, २६७, २६९, २७३, 
२७३, २८२, २८७, २९३, २९७, 
२३०१, ३०९, २३१६९, ३२२, ३२६, 
३३०, रे३८, ३२५०, ३५४, ३६१०, 
३६३२, २७३, २८१, ३९०, ३९३, 
४०२, ४१३, ४१४, -को आवश्यक 
होने पर मास खानेकी सलाह, ३६० 

अमृतलराल, ३१४ 

अम्बुजम्माल, एस०, २३, ८७, १०४, २८४, 
३३९, ३६५, २३८५, ३९४ 

अम्बेडकर, डॉ० भीमराव, २७, ३९, ४०, 
५०, १४७, १६६७-६८, २१४, २४४- 
४५, -और अस्पृश्यता-विरोधी आन्दो- 
लन, २५४, -और डॉ० बी० एस० 
मृजेकी हरिजनोको सिख बताने की 
योजना, १९०, २५३-५६, २९०, ३१९, 
“और हिन्दू-धम, १४७-४८, -की 
योजना अस्पृश्यता-विरोधी आदोछनके 
लक्ष्योके विपरीत, २०२, -की हरि- 


४६५ 


४६६ 


जनोके धर्मान्तरण-सम्बन्धी योजना, 
१९०, २५०४-५५, -हारा धम- 
शास्त्रोका सिथ्या निरूषण, १६७-६८ 

अथ्यगार, एस० श्रीनिवास, २३, ८८, १०५, 
२४८, २३३९ 

अथ्यगार, श्रीमती श्रीनिवास, १०५, २४८, 
३३९ 

अरबी, -और कुरान, ४५४ 

अरविन्द, ६३ 

अर्जुन, ९२, २८३, ३४७, ३६८ 

अलेक्जैडर, होरेस जी०, ६६, १३४, १३५, 
१६० 


अवन्तिकाबाई गोखले, देखिए गोखले, 
अवन्तिकाबाई 

असहयोग, ४३८ 

अस्पृद्य, २५१, ४३५, “की परिभाषा, 
२५९१-५२ 


अस्पृरयता, ४३, ७६, ८४, ११३, ११४, 
११५, १६८, २५६, ४०६, “और आगम 
शास्त्र, ४०, १४८, २४५, २५२, -और 
वर्णाश्रम, १६७-६८, -और हिन्दू-पमं, 
३७, ३९-४५, ५५-५६, १९०, १९७, 
२२३, २२८, २६२, ४३४-३५, -और 
हिन्दू-धरंशास्त्र, ४०, १४८, २४५, 
२५२, -का कोई औचित्य नहीं, २०५- 
६, “का निवारण, २६२, ४५५-५६, 
“का निवारण आथिक प्रश्न नही, 
७५०, “का निवारण और हरिजन 
सेवक सघ, ४८, -का निवारण केवल 
हिन्दुओका कर्तव्य, ११७, -का निवा- 
रण राजनीतिक आन्दोलन नहीं, ३८, 
“का निवारण विशुद्ध धामिक प्रश्न, 
५५, १९०, “का निवारण हुदय- 
परिवर्तेनकी बात, १९७, -के निवारण- 
सम्बन्धी आन्दोलनमे अन्तर्जातीय 
भोजका प्रदत शामिल नहीं, २३८, 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


डॉ० अम्बेडकर और डॉ० मुजेके 
प्रस्ताव अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलनके 
विपरीत, २०२, “-हरिजनोके बीच, 
१७५०-७६, देखिए अगली प्रविष्टि भी 
अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन, -और जाति, 
४८-४९, -और डॉ० भी० रा० 
अम्बेडकर तथा डॉ० बी० एस० मुजे, 
२०२, -का उद्देश्य, ३८-४१, “का 
धार्मिक स्वरूप, ५५, -केवल हिन्दुओ 
तक ही सीमित, १७८, देखिए अस्पृश्यता 
भी 


अस्चाद, १०७ 

अहमदोबाद, -में मिल-मजदूरोकी १९१८ की 
हडताल, ४३६ 

अहल॒वालिया, मेहरचन्द, २५६ 

अहिसा, १०७, ३२२, ३६८, ४०४-६, 
“और ' प्रथम विश्व-युद्धमे गाधीजी द्वारा 
अग्रेजोकी सहायता, ४०५-६, -और 
हिन्दू-धर्म, १६८, ३६८, -का मापदण्ड 
कर्त्ताक हृदयकी भावना, ४०५, -की 
क्षमताका भान अनुभवों और प्रयोगों 
द्वारा सम्भव, ४०६, -की सफलताकी 
दर्ते, २८४-८५, -जीवन-धर्मके रूपमे, 
३४७-४८, सत्य और अहिसा वैज्ञानिक 
तथ्योसे भी अधिक सच्चे, ४२६, सदा- 
चारमे सत्य एवं अहिसाका समावेश, 
३७१, स्टेट्समेन ' द्वारा अहिसा-धर्म 
का खण्डउनत, ३४७७-४८ 

अहेरी, “और इस्लाम, २१२ 


ञां 


आचाय॑, जी० एस० एन०, ३२६ 
आजाद, अबुल कलाम, ९ 

आत्मकथा, २४९१ 

आत्मा, ४६, -और, दिव्य सगीत, १५२ 
आदि-कर्नाठक संघ, ३६ 


साकेतिका 


आनन्द, देखिए प्रिवा, एडमड 

आयुवेद, २४५, -में लहसुन और प्याज, 
३०३ 

आनलल्‍ड, एडविन, १३५ 

आयनायकम्‌, ई० डब्ल्यू०ण, ३९८ 

आयरत्न, ४०४ 

आवास, मजदूरोके आवासकी समस्या, १ 

आसफअली, -का स्मारक, २५-२६ 

आसर, मथुरादास, २४ 


आस'र, लीलावती, १४ २१, २२, ६७, 
७२, ८३, ८९, १२५, १३६, १५९, 
१७२, १७६, १८३, '१९२, २०३, 
२१६, २३५, २३७, २९७, २९९, 
३०५, ३०७, ३१०, ३१५, ३१७, 
२३२३, ३३१, २२४ २४४, ३५६, 
३६२, २३६५, ३७६, २८४, २८५, 
२८८, ३८९, ३९१, ३९७, ४०२, 
४०७, ४१४ 

आहार-शास्त्र, २१३ 

ट् 


इंडियन ओपिनियन, २४६, २६०, -को 
सन्देश, १२३-२४ 

इन्टरनेशनल फेलोशिप ऑफ फेथ्स, ५३ 

इन्टरनेशनल वालटरी सविस, १६ पा० टि० 

इस्माइल, मिर्जा, १२ 

इस्काम, ६, ७, ४२, ५३, “एक सच्चा 
धर्म, ६, -और अहेरी, २१२, -और 
धर्मान्तरण, २६, -ग्रहण करने के लिए 
हरिजनोको प्रकलोभन, २२७-२८ 


ई 


ईइवर, -अनाथोका नाथ, २५१, -और 
ब्रह्याचयय, ६२, -का साक्षात्कार अन्तिम 
उद्देश्य, २६१, -के अस्तित्वको अस्वीकार 
करने का चलन, ६३, -के शोधकोके 
लिए हर क्षति एक लाभ, १९४, तिर- 


४६७ 


स्कृतजन॒ ईद्वरके क्ृपापात्र, २५१, 
पृूणता ईश्वरका गुण, १०३, १४४, 
-भकक्‍तोका परीक्षक, १४३, मानव- 
जातिकी सेवा ईश्वरकी सेवा, २५३, 
२६१, मानव-दशरीर ईर्वरकी सौपी 


हुई थाती, १६२, मृत्यु ईद्वरका 
वरदान, २३७, “में सजीव श्रद्धा, 
६३-६४, २८५, ३६८-६९, ४०२, 


सत्य ही ईश्वर, १६८, ३७१, ४०६, 
' स्मृतियाँ' ईश्वर-वचन नही, १६७, 
हरिजनोके लिए बन्द मारदिरोमे ईश्वरका 
निवास नहीं, ४१, ४७, हिन्दू-धर्मके 
ईदवर का हरिजनोके लिए अस्तित्व 
नही, ४२, हृदयकी शुद्धिसि रहित 
धर्मान्तरण ईश्वरकी अस्वीकृति, ८, 
और अन्यत्र भी 

ईसाई, ५१, ५३, ८७, १०१-२, ११७ 

ईसाई धर्म, ६, ४२, ५३, १०१-२ 

ईसाई मिशनरी, -और हिन्दू भगवद्भक्तोकी 
अनुभूति, ९९, -[ रियो | की धर्मे- 
प्रचार-सम्बन्धी प्रवृत्तिया, ५३, -को 
अन्य धर्मोके प्रति भी श्रद्धा रखने की 
सलाह, ९९-१०३, -द्वारा' चिकित्सा- 
विषयक सेवा, १००१, -द्वारा 
चिकित्सा-सम्बन्धी सेवाके पीछे कोई 
और मशा, १४९-०० 

ईसामसीह, ३४९ , -अनन्त काल तक जीवित, 
५१, ९९, १००, १०१-२, १३७, -की 
प्रतिमा वैटिकनमें, ४४९ 


ड 


उत्तमचन्द, १९३ 

उपनिषद्‌ू, १६७, ३६९, ४पए४, गीता 
सभी उपनिषदोका दोहन, ३३८ 

उपन्यास, -लिखना कठिन नही, ४५२-५३ 

उपाध्याय, हरिभाऊ, देखिए हरिभाऊ 
उपाध्याय 


४६८ 


उर्द-हिन्दी विवाद, -के लिए हिन्दू और 
मुसलमान जिम्मेदार, ४७ 


ऊः 
ऊमन, डॉ० सी०, १४ पा० टदि०, ३४३ 


ए्‌ 
एकादश ब्रत, १४४ 
एन्ड्यूज, सी० एफ० ६६, २१७ 
एरिस्टार्शी, एफी, १९४ 


ओ 


ओम, देखिए बजाज, उमादेवी 
ओवेन, ग्लेडिस, १४०, ३८७ 


ओ 


ओऔद्योगीकरण, -और. ग्रामोद्धार, ८५, 
२६२, -के विस्फोटक सिद्ध होनेकी 
सम्भावना, २६२ 


क् 


कगेरी, -में हरिजन सेवकोका सम्मेलन, 
३८-४५ 

कटक, प्रेमाबहन, २१, ३४, १०५, ११०, 
१८३, २३३, २२५, २९८, रे६३, 
४०१ 

ककलभाई, ३१४ 

कटि-स्तान, ९६, १५६ 

कन्या -का विवाह और दहेजकी कुप्रथा, 

* १८९, सद्य प्रसुता कन्याओकों मार 
डालने की प्रथा, १२८-२९ 

कपास-डतद्योग आयोग, २२२ पा० टि० 

कबीर, ६४ 

कमला नहेरू स्मारक, १९३, १९६, २८७ 

कर, १७८ 

करसनदास, ७५ 

कर्ताटक, “में हिन्दी, २४४२ 

कर्म, ५६ 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कवें, डी० के०, ४२१ 

कलियुग, २०७ 

कवीश्वर, ३६६ 

कस्तुरभाई लालभाई, २४७, ४३९ पा० 
दटि०, ४४६ 

काग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 

काग्रेस-कायसमिति, देखिए भा० रा० काग्रेस 

काकासाहब, देखिए काहेलकर, द० बा० 

कागज, -हाथका बना, ७८, ३१५ 

कादर, अब्दुल, २११ 

कानिटकर, जी० एन०, ९८ 

काफी, -स्वास्थ्येके लिए आवश्यक नही, 
३०३ 

कारनेंगी, एन्ड्रयू, ४५२ 

कालिदास, ३५३ 

कालेलकर, द० 
१४३, 


बा०, ७३, ८२, 

१ ५२, १ ७५४, १८७, ३ ० ६्‌, 
३२१, ३२३६, २४२, २५२, ३५३, 
३५९, ३७८, ४२४, ४४६, ४५३ 

कालेलकर, बाल, ७७, १०८, २१३, ३४९१- 
४२, ४१० 

कालेलकर, सतीश, ४१० 

काशी, विश्वनाथ, ४१ 

किचिन, एच० ४१० 

किदवई, रफी अहमद, २१३ 

कीकाभाई लावजी, २१४ 

कुमारप्पा, जे० सी०, ३५१, ३७५ 

कुमारप्पा, भारतन्‌ू, ९०, २७९, ३५१, २७५ 

कुरान, १०९, २४५, ३६८, ४५४ 

कुरैशी, शुएब, २५ 

कुसुम, १४, ६८ 

कुष्ठ-निवारण, १४९-५० 

कुष्ठ-रोग, -और डोनाल्‍ड मिलरकी सेवाएँ, 
श्द्‌ 

कूमेंया, वी०, -को हरिजन सेवकोकों सवि- 
नय अवज्ञा अथवा-कौसिल बहिष्कारमे 
भाग न लेने देनेकी सलाह, ११५-१६ 


१३१, 


साकेतिका 


कृपलानी, जे० बी०, १३९ पा० टि०, ४४५ 

कृष्ण (भगवान्‌ ), ५०-५१, ५७-५८, २५९, 
२८३, ३६८, -ईर्वरके अवतार, ५०- 
५२१ 

कृष्णचन्द्र, ९६९, २१६, ३०७, ३४५ 

कृष्ण-चरित्र, ४४८ 

कृष्णदास, १३१ 

कृष्णस्वामी, २३, २४८, ३३९ 

केतकर, जी० वी०, ११० 

केलकर, एम० एस०, ३४१ 

केलकर, न'० चि०, २२०, २५७ 

कोलार स्वण-द्षेत्र, -के मजदूरोके आवासोकी 
दयनीय अवस्था, १ 

कोसम्बी, धर्मानन्‍्द, २५९ 

कौरव', २८३ 

क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट, देखिए जरायमपेशा 
अधिनियम 


ह_। 


खजूर, -आहारके रूपमे, ३०३ 

खरे, नारायण मोरेश्वर, १३, ६८ 

खादी, १७, १९-२१, १२५, १२६-२७, 
१५३, १६४-६५, २७१, ४१७, ४२५, 
४३७, अप्रमाणित खादीकी बिक्रीके 
विरुद्ध कारंवाई, २०-२१, २७१-७२, 
-और काग्रेस, १८, -और गॉव', ८५- 
८७, -और जवाहरलाल नेहरू, १७- 
१९, -और दरिद्रवारायण, २५६, 
-और मिलका कपडा, ७४, ८५-८७, 
-और स्वराज्य, १६५, “का अथ- 
शास्त्र, ८५-८७, -का महत्त्व उसके 
सामाजिक एवं नैतिक मूल्योमे निहित, 
१२७, -कार्यकर्त्ताओकों सन्देश, १६४- 
६५, -की कीमत बढाने का औचित्य 
१२५-२७, -के सम्बन्ध नेहरू के 


विचारोका मिथ्या निरूपण, १२६, 


| 


४६९ 


“राष्ट्रीय शिक्षाका अग, ७४, स्वदेशी 
खादीका मम्मे, १४४-४५ 
खेर, बाल गगाधर, २५९ 


ग 
गगा, ४२० 
गगाबहन, २०१, २९३ 
गजानन, ९० 


गर्भ-निरोधक उपाय, देखिए सन्तति-निग्नह 

गवई, ११५ 

गाधी, कनू, १३, रे४, ७३, ८१, १३१, 
१४५, १५९, १७८, २०१, २३१, 
२३५, ३१५, २७५, २८२, २३८५, 
४२८ 

गाधी, कस्त्ुरबा, ४, ७, ३१, ६९, ७५, 
८३, ९२, ९४, १०८, १२१, १२५, 
१५२, १५४ १५६, १६३, १७२, 
१८३, २०३, २१६, २३७, २४६, 
२६५, २८०, २८८, २८९, २९०, 
२९१, २९७, २९९, ३००, ३०५, 
३१७, रेर४ं, ३२४, २७५, ३७६, 
३७७, २९५, ४१३ 

गाधी, कानम, १६३, १७२, १८८ 

गीधी, कान्तिकाल, ४, २९, ३१, 
७१, ७३, ७९, ८२, १११, 
१३१६, १४१, १४५, १५६, 
१६३, १८६, १८७, २०३, २३०, 
२४६, २६०, २६६९, २६९७, २८०, 
२८८, ३०५-६, ३१६, ३२४, २३२७ 
पा० टि०, ३३३, २३५२, ३६६, ३७४, 
३७५, ३७९, ३८०, २९७, ४१०, 
४११, “४१६ 

गाधी, काशी, १७२ 

गाधी, कुसुम, १४५ 

गाधी, कृष्णदास, ४१७ 

गाधी, केशू, ४१० 

गाधी, खुशालचन्द, ३५८ 


६९, 
१३५, 
१५९, 


४७० 


गाधी, छगनलाल, १७२, ३३२, ४१० 
गाघधी, जमना, १८४, ३८३ 

गाधी, जयसुखहाल, ३३२, रे८३, ३८८ 
गांधी, तारा, ३०० 

गाधी, देवकुबर, ३५८ 


गाधी, देवदास, १४, ३१, १६०, १६५, 
१७२, १८७, १९८, १९९, २१६, 
२३६, २६०, २६५, २८०, ३०५, 


३११, २३२४, ३३४, २३७५-७६, ३८०, 
३९५, ४१९१, ४२६ 

गाधी, नवीन, ६९, १४५, ३६६ 

गाजी, नारणदास, १३, ३४, ६८, ७२, ८१, 
११५०, १४४, १४५, १६४ १६५, 
१८४ पा० टि०, २३५, २४९, २९९, 
२३३२, ३५८, ३५९, ६३६१, ३६३, 
३७७, २३८२, ३८३, रे८८, ४०९ 

गांधी, निर्मला, १३६, १५९, १६३, १७२, 
१७८, १८८, २१६ 

गाधी, पुरुषोत्तम, १८४ पा० टि०, २४९, 
२९९ 

गाधी, मजू, १४५ 

गाधी, मणिलारू, ३१, १६५ पा० टि०, 
१७१, २१६, २३० पा० टि०, २४६, 
२५९, २३७८, ४०९ 

गाधी, मनू, ९०, १५६, १५९, १६४, 
१७२, १८३, १९२, २०३, २१६, 
२२३७, २४६, २६५, ३०५, ३१७, 
३२१३, ३३४, ३४१, २७५, ३२७७, ४२६ 

गाधी, मोहनदास करमचन्द, “और आहार- 
सम्बन्धी प्रयोग २१९, -और जवाहर- 
लाल नेहरू, १५७-५८, १८०, २२४- 
२५, -और भोजन बनाने के प्रयोग, 
२१३, -और हिन्दीकी पैरवी, २१०- 
११, २४०-४४, “द्वारा हरिलालके 
पतनके लिए स्वयकों दोषी ठहराना, 
२१६, ३२७५ 


सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


गाधी, राधा, ४१० 

गाधी, रामदास, ३१, १५९, १६३, १७२, 
१७९, १८६, १८८, २१६, २६० 

गांधी, लक्ष्मी, ३१, १७२, २१६, ३७५ 

गाधी, विजयाबहन, १८४, २४९ 

गाधी, विद्याबहन, २९९ 

गाधी, ब्रजलाल ए०, १४५ पा० टि०, १५४ 

गाघी, सुमित्रा, १३६ 

गाधी, सुशीला, ३१, १६५ पा० टि०, १७१, 


२१६, २३० पा० टि०, २४६, २५९, 
४०९ 


गांधी, हरिलाल, २, ४, ६-९, १४, २४, 
२६, २९, ३१, ५३, १७१, २१६, 
२४६, २३७५, ४०९, -की शराबखोरी 
की आदत, १८६, -द्वारा अनैतिक 
प्रलोभनोके कारण इस्लाम ग्रहण किया 
जाना, ६-८, २६, ५३, “द्वारा इस्लाम 
ग्रहण किया जाता, २, ४, १४, ३१ 

गाँव, आदश गॉवका सवथा आत्मनिर्भर 
होना आवश्यक, १९, -की उपेक्षा, 
४५३,-की दरिद्रता, २९, -के उद्धार 
मे औद्योगीकरणसे बाधा, २६२, -के 
प्रति गाधीजी का प्रेम, २७९-८०, -में 
काग्रेस-अधिवेशन करते का निरचय, १९- 
२०, “में काम करने की विद्याथियोको 
सलाह, १७३-७४, -में काम करने में 
कठिनाइयाँ, १७३-७४, स्व'राज्यकी 
कुजी गाँवमे, ४५० 

गॉडफ्रं, ४१० 

गाड़ोदिया, लृक्ष्मीनारायण, १९५, 
३५७ 

गान्धर्व विद्यालय, १३ / 

गाय, -भैसकी तुलनामें अधिक लाभदायक, 
४१८ 

गिडवानी, चोइथराम, ४४५ 

गिल्डर, डॉ० एम० डी०, ३४२, ३५५, ४०० 

गोताजलि, २७९ प[० टि० 


३५६, 


साकेतिका 


गीता, देखिए भगवद्गीता 

गीतापदार्थकोष, १४२ पा० टि०, ३३६ 

गुजरात विद्यापीठ, -का उद्देश्य, ४४५ 

गुजराती, -टेलर द्वारा गृजरातीकी प्रशसा, 
४५२, -में अच्छी पुस्तकोका अभाव, 
४५३, -में उपन्यासोके अभावसे कोई 
हानि नहीं, ४५२-५३ 

गुजराती साहित्य परिषद्‌, ४०३, ४१०, 
४४१-५०, -के सविधानकी रचना, 
४४२-४४, -को गॉवोके लिए साहित्य 
क्नी रचना करने की सलाह, ४४४५-५० 

गुप्त, मैथिलीशरण, ४२२ पा० टि०, ४२३ 

गुप्त, शिवप्रसाद, ३७७ पा० टि०, ४१५, 
४२२०-२२ 

गुप्ता, शोभालाल, ९६ 

गुरजले, गोविन्द वी०, २८ 

गुरुवायूर मन्दिर, ४१ 

गोकुलभाई, १४३ 

गोखले, अवन्तिकाबाई, २३५-३६ 

गोपाल, २७-२८ 

गोपीनाथ, ३४५ 

गोविन्द, ६८, १३१, २०४, २३८, २९१ 

गोविन्द स्वामी, ४१० 

गोसेवा, ७३, ७६ 

गौरी, डॉ०, १९१ 

ग्राम, देखिए गाँव 

ग्रामोद्योगग मिलोके कारण ग्रामोद्योग का 
विनाश, ८५-८७ 

ग्रेग, रिचड, २८४ 


घ 
घषण-स्नान, ३५७ 
घोष, प्रफुल्लचन्द्र, रे 

च 
चर्गेजखाँ, ८६ 
चक्रवर्ती, अतुलानन्द, १४१ 


४७५ 


चतुर्वेदी, बनारसीदास, देखिए बनारसीदार 
चतुवंदी 

चन्द्रनाथ, १९५ 

चन्द्रवदन, ४०३ 

चम्पकलाल ब्रदसे, ९४ 

चरखा, २३६१ 

चरखा संघ, ३५१ 

चॉदीवाला, ब्र॒जकृषष्ण, १९८, २६५, रे३४ 
३५९ 

चाँदीवाला, श्रीमती, ३४४ 

चाय, -स्वास्थ्यके लिए आवश्यक नही, ३०२३ 

चित्रे, २८८ 

चीनुभाई (सर), ४४५-४६ 

चेजली, मेरी, २७, ३०, १७०, -का ग्रामो 
द्योगके प्रति प्रेम, ३१८ 

चेन, वाई० एस०, २२२, २२३ 

चैतन्य महाप्रभु, ६४, १६८ 


जं 


जगजीवनदास, ९ 

जम्बुनाथन्‌ू, एम० बी०, ४७ 

जयकरण, ९० 

जयप्रकाश नारायण, २४, ७१, १२०, १४९१, 
१५९, २६८, २७४, २९१, ३०५, 
३५४, ३७७, २३९६ 

जयरामदास दौलतराम, १३९ पा० दटि०, १६५ 

जरायमपेशा अधिनियम, २१२, >के 
अमलसे मुक्तिका प्रइन, २१२ 

जल-चिकित्सा, ३५७ 

जवाहरलालजी (जैन साधु), ४०९ 

जाकिर हुसेन, २५ 

जाज, श्रीकृष्णदास, २८०, ३५१, २५९ 

जात-पाँत तोडक मण्डल, -और डॉ० अम्बेड- 
क्र, १२४७-४८, २४४-४५ 

जाति, -और अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन, 
४८-४९, -और घर्म, १६७-६८, 
“और वण, १६७-६८, -का बन्धन, ७६ 


४७२ 


जानम्माल, ३३, १०४ 
जॉनसन, डॉ० सैम्युअल, ४४८ 
जिन्ना, मु० अ०, २१३ 
जीवनलालमाई, ४४७ 
जुगतराम, १४ 
जुगलकिशोर, २०१ 
जेराजाणी, विद्ुुल्दास, ११ 
जैकिन्स, १९७ 
जैन, छोटेलाल, २२, २३१ 
जोगीराम, ८३ 
जोजेफ, ४१० 
जोडणीकोदय, ४४५ 
जोशी, छगनलाल, १९१, ३३२-३३, २५१, 

३८३, २३८८ 
जोशी, नानालाल, ३३३ 
ज्ञानदेव, देखिए ज्ञानेश्वर 
ज्ञानेश्वर, ६४, १६८, -और वर्णाश्रम, २३४ 
ज्योति सघ, ४५३ 

झ 

झंबेरी, गयाबहन, २१५ 
झवेरी, कृष्णलाल, ४४८ 
झबेरी, पतन्मनालाल, २१५ 
झाबवाला, मेहराबहन, २५६ 


ढे 


टंडन, पुरुषोत्तमदास, २१० 

टाइस्स ऑफ इडिया, १५७, ३६६ 
टॉल्स्टॉय, लिओो, २०० 

टिकेकर, शकरराव, २७५ 

टेलर, -द्वारा गुजरातीका मूल्याकन, ४५२ 


ठ 


ठक्‍कर, अमृतलकाल वि०, 
११६, 


९, ७५, १११, 
१३७, २३६, २५७, २६८, 


३१४, ३५९, -की गरीबोके प्रति 


निष्ठा, २४७ 


सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


ठाकुर, देवेद्धनाथ, ६४, १६८ 
ठाकुर, बलवन्तराय के०, ४११ 
ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, ३८६, ४२३ 


ड 


डिकत्स, चाल्से, ४४८ 

डिसूजा, पी० जी०, ३६ पा० टि०, ३७, 
३८, ४१ 

डेका, ३५९ 

डोक, ऑलिव, १३५ 


तं 


तद्रादेवी, देखिए मेकार्थी, मैडी 

तकली, १४५ 

तमिलनाडु, -में हिन्दी, २४२ 

ताई, ३०२, ३०९, ३२२ 

ताजीरात हिन्द, -में पत्नीकों पीटने की 
इजाजत नहीं, ३६७ 

तारा, देखिए. चेजली, मेरी 

तिरुवल्लवर, १६८ 

तिलक, बाल गगाधघर, २२०-२१ 

तीथ-यात्रा, -के प्रति गाधीजी की अरुचि, 
४१६ 


तुकडोजी महाराज, १५३ पा० टि०, १५५, 
१५६, १५९, १७३ पा० ठि०, १८३, 
२०३, २०५, २३७, २५२, ३४० 


तुकाराम, ६४, १६८ 

तुलसीदास, ६४, ४२२ 

तेजपाल, सी०, २२९ 

तैयबजी, अब्बास, -और. अस्पृश्यता-विरोधी 
आन्दोलन, ८४, -की मृत्यु, ३५, -को 
श्रद्धाजलि, ४६९, ८४-८५, १४० 

तैयबजी, बदरुद्दीन, ८४ 

तैयबजी, रेहाना, ३५, ४६, १४०, ३८७ 

तेयबजी, श्रीमती अब्बास, ३८७ 

त्यागी, चन्द, १७९, ३१२ 

त्यागी, बलबवीर, १७९, ३१२ 


साकेतिका 


त्यागी, राजकिशोरी, १३५, १७९, ३१२ 
त्रावणकोर, -के महाराजा, ९७ 


थ््‌ 
थडानी, ८८ 
थोरो, हेनरी डेविड, १०४ 
द्‌ 


दक्षिण आफिकाके सत्याग्रहका इतिहास, २४१ 

दक्षिण हिन्दुस्तान सेवा-मण्डल, २५७ 

दक्षिणामूतति, ७२ 

दरिद्रनारायण, ८५, ४३९, -और खादी, 
२५६, -की सेवा, ७६ 

दलित वग, ३९, १९० पा० टि० 

दर्गरथ, ६८ 

दातारसिह, ४१८ 

दासगुप्त, सतीशचन्द्र, ३, २२, १९५, २३६, 
३०८ 

दासगुप्त, हेमप्रभा, १९५ 

दिनकर, ३२५ 

दिवेटिया, नरासिहराव बी०, १४३, ४४६ 

दिवेटिया, सुशीलाबहन, १४३ 

दीवानजी, १२३ 

दीवानजी, बी० के०, २१७ 

दूध, >कच्चा, ९६, १६२, ३०३ 

देका, ३३४ 

देव, एस० डी०, १३९ पा० टि० 

देवकपास, २२ 

देवकोटा, >के पंचायत बोडका हरिजन 
सदस्यके साथ व्यवहार ११३-१४ 

देवनन्दन, ११२ 

देवनागरी लिपि, -प्रान्तीय भांषाओके लिए, 
६०, २४३ 

देशमुख, डॉ० पजाबराव, ३३०, ३७३, ३८१ 

देसाई, जीवणजी डा०, १४२  .- 

देसाई, धीरू, ३२७ 

देसाई, भूलाभाई जे०, ६६, ८०, ३२७ 


४७३ 


देसाई, महादेव, ४६, ६७, ७३, ८३, १२४, 


१३१, १३२, १३८, १४५, १४९, 
१५६, १५८, १९९, २६५, २८८, 
३२०५, ३१८, ३२४ रे२७, २३४, 
३४२, रे४४, २३५६, ३५९, ३६१, 
२६४, रे६६, २७४, ३८२, ३८४, 
३८५, २३८६, ३८८, ३८९, ३९१, 
३९६, ४००, ४०२, ४०७, ४ १५०, 
330 386. 


देसाई, माधुरी, ३२७ 
देसाई, डॉ० हरिप्रसाद, ४४६ 


2 


धम, ७, “और जाति, १६७, मनुष्यके 
साथ दुव्यंबहार करनेवाला धम विनाशके 
योग्य, ५६, -से नैतिकताका अविच्छेदय 
सम्बन्ध, ३७१ 

धमग्रन्थ, हिन्दू-धमग्रव्थ और अस्पद्यता, 
१४८, २४५-४६, -- थो |की व्याख्या, 
१६७ 

धर्माधिकारी, ३२५ 

धर्मान्तरण, -अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन 
के विपरीत, २०२, -और ईसाई 
मिशनरी, ५३, १००-१, १४९-०० , 
“मनुष्य और उसफे सिरजनहारके बीच 
का मामला, ८, हरिजनौको सिख 
बनाने का डॉ० भी० रा० अम्बेडकर 
और डॉ० बी० एस० मूजेका प्रस्ताव, 
१९०, २५४-५६, २९० 

श्रुव, आनन्दशकर बा०, १९९, ४४५, 
४४७, ४४९, ४५२, -की हिन्दू-घर्म के 
सम्बन्धमे लिखी पुस्तक, १९९-२०० 

थ्रुव, केशवलाल, ४५० 


त्त 


नजीर अकबराबादी, ४६ पा० टि० 
नटराजनू, २५९ 


डछ४ 


नटराजन्‌, के०, १३८ 

नटेसन, जी० ए०, ४१३ 

'लन्दबत्रीद्ञी, ४५२ 

नये युगका राग, ३४६ 

नमदाशकर, ४४८ 

नाग, हरदयारू, २२६ 

नागरिक स्वातन्त्य सघ, गाधीजी की नाग- 
रिक स्वातन्ब्य सघसे अलग रहने की 
इच्छप, १५७ 

नानक, गृरु, ६४, ३१९ 

ताताभाई, देखिए भट्ट, नुसिहृप्रसाद कालिदास 

नानावटी, अमृतलाल ठा०, ३४, ९०, १२१, 


१६२, २९४, २९५, ३०५, ३०७, 
३११, ३१५, रे३े४, ४२४, ४२८, 
“की बीमारी, ३६३, ३६४, ३६६, 


२३७३-७४, ३७६, २७८, ३७९, ३८३, 
३८५, ३८९, ३९६, ३९७ पा० टि०, 
३९९, ४०९, ४१९ 

नायक, तिमप्पा, ११७ 

नायडू, जानकीअम्माल, २९ 

नायडू, सरोजिनी, १५७, २८१ पा० ठि० 

नायर, क्ृष्णन, १११ 

नारायणस्वामी, १२२-२३ 

निसमोंपचार, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा 

नीम, -की पत्तियाँ, ९६ 

नीलकठ, रमणभाई, ४४६ 

नीलम, २५७, २६६, २६८ प्रा० टि०, 
२६९९, २३१५ 

नूरजहा, डॉ० २८ 

नेवटिया, कमला, ४१५-४१६ 

नेवटिया, विनय, ४१५ 

नेहरू, जवाहरलाल, ११, १६, ६६, ८०, 
९१, १३९, १६१, १८०, १८१ पा० 
टि०, २००, २१०, २१३, २१५, 
२२२, २२४, २३२, २७०, ३७७, 
“और अहिसा, १३८ पा० टि०, १८०- 


सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


८१, -और खादी, १७-१८, १२६, 
-और गाधीजी में मतभेद, १८०-८१, 
-और साथियोमे मतभेद, १३९-४०, 
१५७-५८, १९६, -और  साम्यवाद, 
२२५, -की नीति गाधीजी की दृष्टिमे 
किसी प्रकार हानिकर नहीं, २२४-२५, 
“को पूण विश्वरामकी सलाह, १३३ 

नेहरू, मोतीलाल, २५, १९६ 

नेहरू, रामेश्वरी, ६९, ९७ 

नैतिकता, -धमका अभिन्न अग, ३७१ 

नयर, प्यारेलाल, ३, २००, ३०५, ३३४, 
३४०, २७३, २३७८ 

नेयर, मोहनलारू, देखिए मोहनलाल नैयर 

नौरोजी, खुशेंदबहन, १३८, १६१, १९६, 
२३६४, ४१६ 


पच-महायज्ञ, १८४ 

पकवासा, मगलदास, ६७ 

पटवर्धन, अच्युत, ३६३ 

पटवर्धन, अप्पा, ४३३ 

पटेल, चन्दूलाल बेचरभाई, ३५१, ३८३ 

पटेल, जयन्त ई०, ९४ 

पटेल, रावजीमाई एम०, २१७ 

पटेल, वललमभाई, २, ४, १४, ३५, ४६, 
६७, ७२, ९२ पा० टि०, ९३, १०६, 
१३९ पा० दि०, १६४ १९४, २१५, 
२७५, २९९, ३२०, ३३०, ३७४, 
३७७ पा० दि०, ३८२, ४०३, ४३२ 

पटेल, विजया एन०, ७५, १५२ 

पण्डित, रणजीत एस०, ८०, २६६ 

पण्डित, विजयलक्ष्मी, १९६, २६६ 

पण्डितजी, देखिए खरे, नारायण मोरेश्वर 

पद्मनारायणजी, ४२२ 

पद्मा, २३ 

परमेश्वरी, ३२५ 


साकेतिका 


परीख, चिमनलाल गिरिधारीदास, २४७ 
पा० टि० 

परीख, नरहरि. हढा०, ५, १३६, १६३, 
१८३, २३५ 

परीख, मणिबहन, ५ 

परीख, मोहन, ५ 

परीख, वनमाला, ५ 

पाण्डव, ३४७ 

पाप, -से रहित कोई नहीं, २५१ 

पापरम्मा, २९, १८६, १८७ ' 

पारनेरकर, य० म०, ७३, १३२, १५२, 
२२१, ३२५, ४०७ 

पारेख, जयन्ती एन०, २०१, ३३१, ४१० 

पाली, देखिए चेजली, मेरी 

पावर ऑफ नान-वॉयलेस, २८४ 

पिड-क्रिया, १८४ पा० टि० 

पियस, ४०४ 

पीटसन, एन० मेरी, ७९ 

पुराण, १६७ 

पुरी, अनन्तराम, २६४, २९१, 
३९८, ३०१, ३१० 

पुरुलिया कुष्ठाश्रम, १६ 

पुरुषोत्तरदास ठाकुरदास, 
पा० टि० 

पूना-समझौता, देखिए यरवडा-समझोता 

पृथ्वीवल्लभ, ३३१, ३५२-५३ 

पैसा फड, -महाराष्ट्रकी तरह गुजरातम 
भी चाल करने की सलाह, ४५६ 

पोहार, गगाबहन, १५३ 

पोद्दार, रामेश्बरदास, ७३, १५२, 
४०७ 


२९३, 


३०४, ३८१ 


१५३, 


पोद्दार, लक्ष्मणप्रसाद, १८५ 

पोह्ार, सावित्री, १८५, १८६ 
पोलक, हे० साँ० लि०, १३४, ४१० 
प्रकाशमणि, २९ 

प्रजा -परिषद्‌, १९४ 


४७५ 


प्रभावती, २४, ७९५, ९३, १२०, १४१, 


१४३, १५५, १५९, २५०, २६८, 
२७४, ३०५, ३०३, ३७६, २९६, 
४२३ 


प्रम्‌ूदयाल, ९०, ३८४ पा० टि०, ३८५, 
४१२ 

प्रवतक सघ, ४२५ पा० टि० 

प्रकह्नाद, २९१, २९२, २९४, ३४९, ३८४ 

प्राकृतिक चिकित्सा, ३०१ २, -में गाथीजी 
का विश्वास, ३२०, ->सभी बीमारियों 
के लिए उपयुक्त नही, ९६ 

प्राथना समाज, २२९ 

प्रिसिपतण ऑफ लाइट ऐंड कलर, २०२ 
पृ्‌० टि० 

प्रिवा, इवान, ४२५ 

प्रिवा, एडसड, ४२५ 

प्रेमचल्द, ९३, २१८, ४१५ 

प्रेमाबहन कटक, देखिए कटक, प्रेमाबहन 


फ 


फजल-ए-हुसेन, -की मृत्यु, १४२ 

फजल-ए-हुसन, लेडी, १४५ पा० टि० 

फडके, विट्ठल लक्ष्मण, १०६ पा० टि०, 
४०३, ४५१ 

फिजी, २१७ 

फील्डन, लॉयनेल, ३२६, २३९४ 

फेरर, रे० फ्रेंडरिक विलियम, ४४८ 

फ्राइडमन, मॉरिस, २६१ 


ब्रं 


बगलोर, -मे हिन्दी प्रचार पदवीदान-समा- 
रोह, २४० 

(ए) बच ऑफ ओल्ड छेठसें, १३९ पा० 
टि०, २३२ पा० दि० 

बच्छराज ऐड क० १३२ 

बजाज, उमादेवी, १५१ 


४७६ 


बजाज, कमलनयन, ७८, १६०, १८५, 
१८६, -को लन्दन स्कूल ऑफ इकनाॉ- 
मिक्‍समे प्रवेश लेने की सलाह, १३४, 
१३५ 

बजाज, गिरधारीलाछ, ११८ पा० टि० 

बजाज, गीता, ११८ 

बजाज, जमनालाल, ८, ७८, १०४, 
१२१, १३४ १३५, १३७, 
पा० टि०, १७५, १८६, १९२, 
२५७, २६९, २७५, २९९, 
३२२, ३२५, ३२७, ३५६, २५७, 
३९८, ४१५ पा० दटि०, ४१७, ४२९ 
पा० टि०, ४३०, ४४७ पा० टि० गि 
“की सहिष्णुता हिन्दुओ और मुसल- 
मानो के लिए अनृकरणीय, ३९९, 
“के गणोकी प्रशसा, ३९८-९९ 

बजाज, जानकीदेवी, १५५, १८६ 

बजाज, मदालसा, ८, १५१ 

बजाज, राधाक्ुष्ण, २३०, २९१, ४१५ 

बनवारीलाल, ८३ 

बनारसीदास चतुर्वेदी, ४१२ 

बम्बई कौसिल, ६७ पा० टि० 

बर्नांड, ४१० 

बलवन्तराय, ३, १४ 

बलंवन्तसिह, ३३, ९४, ९५, ११९, १२१, 
१२३, १८३, २९२, २९४ २९८, 
३००, २३०५, ३४०, रे४ेंड, ४२८, 
“की बीमारी, ३७९, ३८५, ३९० 

बलूभाई, दीवान, ३८० 

बा, देखिए गाधी, कस्तूरबा 

बाइबिल, १०१, २४५, २८४, २३६८, ४४८, 
है. है. 

बापा, देखिए ठक्कर, अमृतलछाल वि० 

बापुके पत्र - ८ बीबी अमतुस्सलाम के नाम, 
२८१ पा० टि० 

बापुूज्ञ लेट्से दु मीरा, ११८ 

बाबा, ४१२ 


११८, 

१३९ 
२०४, 
३२०, 


सम्पूर्ण गावी वाहमय 


बॉम्बे क्रानिकल, २२५ पा० टि०, २४७, 
२९२ 

बार, एफ० स्ेरी, २७, ३०, १०९, १३३, 
१६९, २६४, ३१८, ३६४ 

बारी, अब्दुल, ३४२, ३२५२, ३५५ 

बावीशी, पुरुषोत्तम, ११९ 

बिडला, घनव्यामदास, ४४, ९७, १९८, 
२०२, २२१, २७५, ३०८, ३२५, 
३२८, -से दानकी अपील, १३२ 

बिडला, जुगलकिशोर, २९० 

बुद्ध, ६३, १२८, २५९ 

बुद्धविहार समिति, २५९ पा० टि० 

बे खुदाई खिदमतगार, -की प्रस्तावना, १०५ 

बेबिट, ई० डी०, २०२, २३६, २५० 

बेहेरे, भास्कर राव, १८३-८४ 

बेकर, शकरलाल, ३३४, ३५७, ३९५ 

बोअर युद्ध, ४१० 

बोस, ननन्‍्दलाल, ३८६, ३८९ 

बोस, सत्यानन्द, २००, २०१ 


बोस, सुभाषचन्द्र, १२४ २१८, २१९, 
२७४, ३०३ 

बौद्ध, ४३४ 

ब्रजकिशोर प्रसाद, ९३, २९१, ३०५, ३५४, 
३७७ 

ब्रह्मचयें, ६२, ९४, १०७, १४६, ३०७, 
२४५, “और स्वादपर नियन्त्रण, 


३०७, -मनुष्यको ईह्वरका अनुभव 
करानेवाला व्रत, ६२, -की आवश्यकता, 
३७१-७२, >-की परिभाषा, ६२, 
गाधीजी द्वारा ब्रह्मचय-पालनका निर्णय, 
३७२ 

ब्रिटिश सरकार, १८०-८१ 

ब्रिटिश साम्राज्य, ४०६ 


भर 


भगी ३५१, ४३२३-३४, -का काये अत्यन्त 
सराहनीय, ४३३*३४ 


साकेतिका 


भकक्‍त, -का लक्षण अनिकेत होना, २३७ 

भक्ति, देखिए प्रिवा, इवान 

भगवद्गीता, १०१, १३५, १४२ पा० टि०, 
१४३, २४९, २८३, २९९, ३१५, 
३४५, २३५६, २६८, ३७५ पा० टि०, 
४२२, ४४५, -अहिसापर लिखा 
गया शोधग्रन्थ नहीं, ३६८, -आध्या- 
त्मिक कोश, ३३६-३७, -एक जीती- 
जागती किन्‍्तु मूक माग-दर्शिका, ३४७ , 
-और आतकवादी, ३४६, -और युद्ध 
२८३-८५, ३४७-४९, -और शारीरिक 
श्रम, १८४, -का पाठ आश्रममे, ३३७, 
-का सन्देश, २७७, ३४५, -की शिक्षा 
शान्तिके लिए, ३६८-६९, -के अनुसार 
अस्पृश्यकी परिभाषा, २५१, -प्रत्येक 
हिन्देके लिए पठनीय, ३३८, -सभी 
उपत्तिषदोका सार, ३३७ 

भट्ट, नुसिहप्रसाद कालिदास, ७२ पा० टि० 

भणसाली, जें० पी०, ३४, ३६१, ३८५, 
४०२, -को खुराकके सम्बन्धर्म सलाह, 
१६२ + 

भवभूति, ४४८ 

भाईलालभाई, ३०० 

भानु बापा, ९० 

भारतानन्द, देखिए फ्राइडमन, मॉरिस 

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, ३१८ 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, ३, १८, १९, 
६१, ६६ पा० ट०, १०५, ११३, ११५, 
१४१, १८०, १९६, २००, २२१, 
२२२, २५६, ३०५, ३३५, २६०, 
४३३-३४, ४४३, -और  अस्पृर्यता- 
निवारण, ११५, -और खादी, १८, 
-की कार्य-समिति, २६, ८०, ११७, 
-की कार्य-समितिमे मतभेद, १३९, 
-की महाराष्ट्र प्रान्तीय समिति, १९ 

भारद्वाज, डॉ०, २६६, २६७ 

भागंव, ठाकुरदास, २१२ ५ 


४७७ 


भावना, -और श्रद्धा अन्तर, १०६ 

भावे, बालकृष्ण, ४५, ३६२, 

भावे, विनोबा, १५३, १५४ १६३, १८४ 
भीमा, २३९ 


सर 


मगलदास, सेठ, ४४७ 

मगलप्रसाद, ८३ 

मगनभाई, ३८० 

मजदूर, देखिए मिल-मजदूर 

मजमूदार, परीक्षितलाल ल०, ९, 
२६८ 

मजीद, ख्व्राजा अब्दुल, २५, -से हरिलाल- 
के तथाकथित धर्मान्तरणपर टिप्पणी 
करने का अनुरोध, २६ 

मनियार, क्कुमी, २४९ 

मनुस्मृति, -औरं स्त्रियाँ, ४५४ 

मादिर, मैसूरमे हरिजनोके लिए मन्दिर 
खोल देनेका आग्रह, १२, रो] मे 
हरिजन-प्रवेश, ४१-४२ 

मन्दिर-प्रवेश विधेयक, ४९ 

मरियम, ३१६, रे५ड़ें 

मरे हुए ढोरोका निबटारा, -और हरिजन, 
४८-४९ 

मलकानी, ना० र०, ८८, ११६, १८०, 
१९७,२२६ ९४७, ३१५, २५९ 

मलकानी, रुक्मिणी, २९, ८८, ११६, १९८, 


१०६, 


२३६, २४८, ३१५ 

मशरूबाला, किशोरछाल, १९२, २१६, 
२५९, ३४० 

मशरूवाला, गोमती, १५५, १९२, ३०५ 

मशरूबाला, तारा, ३१, १९१, ३४३ 


महमूद, डॉ० सैयद, ३९५, ४०८, ४२७ 
महाकाव्य, -[यो] में सत॒ और असत 
दशक्तियोके बीच होनेवाले सथषका 
वणन, ३६९ ० ।, 
महादेवी, २६९ 


४७८ 


महाभारत, १६७, ३४६, ३६९, -“का 
सन्देश, २८३-८४ 

महोदय, डॉ०, २९२, ३२७ 

मागीबाई, २३७ 

सॉडेल्स ऑफ कम्पेरेटिव प्रोज, ४०४ 

मातृभाषा, -शिक्षाका उपयुक्त माध्यम, ३१, 
फ्डे 

मानवीय धर्म, -और हिन्दू-बमरमे कोई 
विरोध नही, ११७ 

मारवाडी, ३९८ 

मारिया, देखिए पीटसन, एन० मेरी 

मालवीय, मदनमोहन १३३, ४२३ 

मिर्जा इस्माइल, देखिए इस्माइल, मिर्जा 

मिलर, रेव० डोनाल्‍ड, १६, -की कुष्ठ-निवा- 
रण-सम्बन्धी सेवाएँ, १६, ११४९-०० 

मिल-मजदूर, -[रो |को मिल-मालिकोके साथ 
सहयोग करके मतभदोको निबटाने की 
सलाह, ४३६-४० 

मिल-मालिक, -और मजदूर, ४३७-३८ 

मिल-मालिक' सघ, २४७ परा० टि० 

मीराबहन, २, २१, २९, २५, ३२, ३३, 
६७, ७१, ७९, ९४, ९५, १०८, 
११०, ११८, १२०-२४, १३०, १३३, 
१४९, १५७७, १६५, १७२, १७६, 
१८२, १९२, २३०, २३२२, २५८, 
-२६४, २७०, २७३, २९०, २९१, 
२९४, २२९७-९८, २९९, ३००, ३०१, 
३०५, ३१०, ३१३, ३२०, रे४४, 
३८४, ४३९, ४४७, -का जानवरोके 
प्रति प्रेम, १६६, -का देहातकी ओर 
रुझान, १६६, -की बीमारी, ३२३, 
३२७, २३५०४, ३५९, २६०, ३२७६९, 
३८१, ३८३, ३८५, ३८९, २९६, 
३९९, ४०१, ४०९, ४१२, ४१४, 
४१९, ४२३, ४२६, 

मीराबाई, ४२० 

मृज, ३५३ 


सम्पूण गावी वाइहमय 


मुजे, डॉ० बी० एस०, १३२, -और 
डॉ० अम्बेडकरकी हरिजनोको सिख 
बनाने की योजना, १९०, २५४-५६, 
२९०, ३१९, -और डॉ० अम्बेंडकरकी 
हरिजनोको सिख बनाने की योजना 
अस्पुब्यता-निवारण आन्दोलनके विरुद्ध, 
२०२ 

मृशी, क० मा०, ९३, २१८, ३०६, ३३१ 
पा० टि०, ३५२, ४४१, ४४६, ४४८, 
“की रचनाओसे गाधीजी प्रभावित 
नहीं, ३२५२-५३ 

मृष्टिफड, महाराष्ट्रकी तरह गुजरातमे 
भी मृष्टिफड आरम्भ करने की 
सलाहू, ४५६ 

मुसलमान, -और हिन्दी-उर्दका विवाद, ४७ , 
भारतीय मुसलमानोर्मो से अधिकतरके 
पूर्वज अन्य धर्मावलम्बी, २७ 

मृणाल, ३५२ 

मृत्यु, -ईश्वर-प्रदत्त भेंट, २३७, 
प्रकारकी मुक्ति, १९४ 

मेनन, डॉ० ई० के०, ८० 

मेनन, एस्थर, २३, ७९, १०९ 

मेनन, के० एस०, ३६७ 

मेनन, नान, १०९ 

मेहता, डॉ० जीवराज, ३५२, ३५५, ४०० 

मेहता, नरसी, ३०६ पा० टि० 

मेहता, प्रबोध, ३८७ 

मेहता, डॉ० प्राणजीवनदास, ३५ पा० टि०, 
४१० 

मेहता, डॉ० मगलदास, -और सन्‍्तति-निरोध, 
२९५ 

मेहता, मजुला एम०, ३५ 

मेहता, मगनलाल पी०, ३५९ 

मेहता, लललभाई शामलदास, ३९५, ४१५ 

मेहता, बैं० ल०, ३९५ 

मेहरताज, ३१६ पा० टि०, ३५४, ३६२ 

मंकएरिसन, ३८४ 


->एक 


साकेतिका 


मैकार्थी, मडी, १९३ 


मैथिलीशरण गुप्त, देखिए गुप्त, मैथिली- 
दरण 

मोती, २६४, २९७ 

मोतीबहन, २३० 


मोदी, रमणीकलारू, २९२, ३०० 
मोहनलाल नैयर, १२२ 
म्हात्रे, बाबूराव डी०, १७८ 


य 


यग मैन्‍्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, १० 

यज्ञ, १८४, ३६८, कताई एक महान्‌ यज्ञ, 
३०७ 

यम-नियम, १०७ 

यमराज, ३१६ 

यरवडा-समझौता, १९० पा० दटि०, २१४, 
डॉ० मुजेकी योजना यरवडा-समझौतेकी 
मूल. भावनापर कुठाराघात, २०२, 
>सवण हिन्दुओके लिए हरिजनोकी 
क्षति-पूतिका अवसर, २५४ 

यूनिदी, १३८, १८० पा० टि० 

यूनिटी इण्टर एलिआ, १३८ पा० टि० 


र 


रगस्वामी, श्रीमती, ३३९ 

रघुवदा, ४४८ 

रम्भा, ४५४ 

रसनिधि, ३५३ 

रस्कित, जॉन, ४४९ 

राजगोपालाचारी, च०, २०, ५१, ५७ पा० 
टि०, १३९ पा० ठि०, १७५, २७०, 
३५९, ४१५ 

राजपूत, -[ तो | में कन्यावध, १२८-२९ 

राजपूत-कन्यावव-विरोधिनी सभा, १२८-२९ 

राजा, एम० सी०, ११३, १९०, २०२, 
२५४, ३१९, -और हिन्दू-धर्म, १४८ 

राजाराम, २१५ 


४७९ 


राजेच्रप्रसाद, १६, ९८, १९८ १३५९ पा० 
टि०, २१०, २९१, ३०५, ३६६ 

राधा, ५७-५८ 

राधास्वामी सम्प्रदाय, १५० पा० टि० 

राम (भगवान), ५०, ५७५८, २५९, 
४२२, -ईश्वरके अवतारके रूपमे, 
५० ५१,  निबलके बल राम, २५१ 

रामक़ृष्ण परमहस, ६४, १६८ 

रामचद्र, ५२ 

रामचन्द्रन, जी०, २९ पा० टि०, ५५, १४९१, 
१८६, २३७, २३४ 

रामजी, १६३, १८४ 

रामजीलाल, १३१ 

रामदास (स्वामी), ६४, २३४ 

रामन, लेडी, ५८ 

रामनाम, ५६, १२० 

रामनारायण, ४१२ 

राममेहर, ११२, १८० 

रामराज्य, ४४३ 

रामवृक्ष, ११२ 

रामस्वरूप, ११२ 

रामायण, २४, ७१, १३१, १३५, 
३३९, ३६९, -का पाठ, र४ 

रामीबाई, २२० 

रामेहर, देखिए राममेहर 

राय, मोतीलाल, ४२५ 

राय, राजा राममोहन, ६४, १६८ 

राय, डॉ० विधानचन्द्र, ३०४ 

राव, ए० कालेश्वर, ११५ 

राव, पाण्डरग, ३६७ 

राव, पी० कोदण्ड, ६१ 

रावबहादुर, १३७ 

रावल, रविशकर, ४४९ 

राष्ट्रीय शिक्षा, देखिए शिक्षा 

रिच, एल० डब्ल्यू०, ४१० 

रुस्तमजी, सेठ, २६० 

रोटीका राग, ९ पा० दि०, १५६ 


९६७, 


४८० 
ल् 


लक्ष्मी, २३५ पा० टि० 

लक्ष्मीदास, ३५९ 

लहसुन, -दवाके रूपमे उपयोगी, ३०३, 
-म्युकस (आव) का इलाज, ९६ 

लाली, ३६२ 

लास्की, हेरॉल्ड, १३४ 

लिटरेरी डाइजेस्ट, १८० पा० टि०, १८१ 
पा० टि० 

लिनलिथगो, लॉड, १८१ पा० टि०, २२१ 
पा[० टि० 

लीलावती, १११५ 

लेकलर, पाला, २२२, २२४ पा० टि०, 
२२५ पा० टि० 

लेडी इविन कॉलेज, ३२ पा० टि० 

लेनवुड, फ्रेक ९९ 

(द) लिप्रासी प्रॉब्लम, १७ पा० टि० 

लेस्टर, म्यूरियल, ७७, १३४ 

लोम्ब्रोसो, ऐसरे, ३१५ 


व 


वकील, २८०, -का स्कूल, ३६२ 

वदूद, २३६५, २३९८ 

वर्ग-सघर्ष, -को प्रोत्साहन देना अनुचित, 
१५५ 

वर्ण-और जातिम अन्तर, १६७-६८, ४३५, 
ज्ञानपर किसी वर्णका एकाधिकार नही, 
२३३-३४, -हिन्दू-धर्मका अभिन्न अग, 
२४५ 

वर्णाश्रम, -और अस्पृर्यता, १६७-६८, -के 
सम्बन्ध्म गाधीजी के विचारोकी आलो- 
चना, २४४-४५, -में ऊँच-नीचके भेद- 
भावकी अनुमति नहीं, २३३०-३४ 

बलल्‍लभदास, ४६ 

वाचनारने विनन्ती , ३३६ पा०- टि० 


सम्पूण गाघी वाडमय 


वाई० एम० सी० ए०, देखिए यग मंन्‍्स 
क्रिव्चियन एसोसिएशन 

वालुजकर, ७५, २५७, ३१४ 

वियोगी हरि, १३६, ४१५ 

विलास, ३५३ 

विवाह, -अन्तर्जातीय, ४८, १८९, २८६ 

विवेकानन्द, ६४, १६८ 

विषय-बुद्धि, -का अर्थ, २९० 

विष्णु, ४२९१ 

वेकटरामन, सर, ५४ 

वेकटरामन, एस० आर०, १९७ पा० टि० 

वेद, ८८, १६७ 

वेस्ट, ए० एच०, ३४०, ४१० 

वैद्य, गगाबहन, १४, १५३, १७७, २२० 

वैद्य, बच्चुभाई, १४, १५५, २२० 

व्रत, देखिए एकादश ब्रत 

व्यास, शकरराव, १३ 


द्य 


शकर, देखिए कालेलकर, सतीश 

शकराचाय॑, ६३ 

द्नोदेवी, ११२ 

दमदीरसिह, कर्नेछ, २६३, २७०, २७३, 
२७४, २८७, २८८, २९३, ३०१, 
३०९, ३१६, २३२३, २३२६, ३३०, 
३५०, ३६०, २७३, ३९०, ४१३ 

शम्बूक, ५१ 

दम्भुदयालू, १३१ 

दरीर-श्रम, -और गीता, १८४, -और 
सस्कृति, २०८ 

दर्मा, जें० के०, ७४ 

शर्मा, द्रोपदी, ७६, १११, २०२ 

शर्मा, मारुति, २३५ 

शर्मा, हीरालोल, ५, १५, २९, ७६, <२, 
९६९, ११९, २०२, २३६, २५०, 
३०८, २८९ 


साकेतिका 


शॉ, बर्नाड, -और परिवार-नियोजन, २९६ 

दगामलभाई, १७७ 

शास्त्र, ३२७, ४८, ४४१, -और. अस्पृश्यता, 
४०, २४५, २५२ 

शास्त्रियार, टी० आर० वेकटराम, २१ 

शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, ५७ पा० 
टि० के और, 

शास्त्री, सीतारास, २५८ 

दाह, कचन, १२१, १२३ 

शाह, चिमनलाल एन०, १०७ 

गाह, डॉ०, ३२४ ३५२, ३५५, ३६२, 
३६९५ 

शाह, मुन्नालाल जी०, ३३, ९४, ११९, 
१२१, १२३, १२५, १३०, १३१, १५३, 
१७६, १८३, २३७, २९१, २९२-९३, 
२९४, ३००, ३०५, रे४०, ३४४, 
४१२, ४२३, ४२४, ४२८, ४४७ 

शाह, शारदा चि०, १०७ 

शिक्षा, -और नारी, ४३३, खादी राष्ट्रीय 
शिक्षाका अग, ७४, राष्ट्रीय शिक्षामे 
मिलावट वर्जित, १४४, सच्ची 
शिक्षाका अथ, ४३०-३१ 

शिवाजी, १५३, २३४ पा० दि० 

शिवप्रसाद गृप्त, देखिए गुप्त, शिवप्रसाद 

शिवाभाई, १७७ 

शुक्ल, ३३२९ 

शुद्धि, हिन्दू-धर्ममे लौटने के लिए शुद्धि 
अनावश्यक, ५६ 

शूद्र, ४६, २०७ 

शरजी, वल्लभदास, १७८ 

दोक्सपियर, विलियम, ३५३, ४५४ 

शेख, उमरभाई मोहम्मदभाई, २२७ 

शेपडे, कैनन, -का युद्ध-विरोधी आन्दोलन 
और स्टेट्समैन , २८३, रे४६-४७ 

शोफर्ड, डिक, देखिए पिछली प्रविष्टि 

शोभालाल गुप्ता, देखिए गुप्ता, शोभालाल 

श्रद्धा, -और भावनामे अन्तर, १०६ 


४८१ 


श्रद्धानन्द, स्वामी, २२७ 

श्रम, शारीरिक श्रम मानसिक श्रमसे श्रेष्ठ, 
२०७ 

श्रीनिवासन्‌ू, दीवान बहादुर, ५२, -और 
हिन्दू-धर्म, १४८ 

श्रीमन्नारायण अग्रवाल, ९, १५६, ३४६ 

श्रीराम, ११२ 


स 


सेसकृत, ५९ 

सत्य, २५८, २८४, ४३१, -और अहिसा 
वैज्ञानिक तथ्योकी अपेक्षा अधिक सत्य, 
४२६, -के लिए कोई भी कीमत 
चुकाना श्रेयस्कर, ७४, -को सम्पूर्ण 
रूपमे किसीने नहीं जाना, २३३, -ही 
ईइवर है, १६८, ३७१, ४०६ 

सत्यदेव, स्वामी, २५७ 

सत्यमूरति, ५७ पा० टि० 

सत्ययुग, २०७ 

सत्यवान, १७८, १८८, -को डँसनेवाला 
सॉप विषय-वासना-रूपी सॉप था, 
१७८ 

सफाई, -का महत्त्व, १७७ 

सन्तति-निग्नह, कृत्रिम साधनों द्वारा सनन्‍्तति- 
निग्रहकी हानियाँ, ६२, २९५-९६, 
३७१ 

सन्तरामजी, २४४-४६ 

सम्पत, जेठालाल जी०, ३११, ४१५१९ 

सरकार, डॉ०, ३०४ 

सरयूप्रसाद, ३२५ 

सरस्वती, २९, ७१, ७९, ८२, ८९, १११, 
१३५, १३२६, १४१, १६३, १८७, 
२८१, २३१७, २३४, २७४, ३९७ 

सरूप, देखिए पण्डित, विजयलक्ष्मी 

सर्चछाइट, २७४ 

सविस सिविल इटरने शनल, ९९ पा० टि० 


४८२ 


सर्वेव्टस ऑफ इडिया सोसाइटी, ६१ 
प्‌ृ० दि० 

सवण हिन्दू, देखिए हिन्दू 

धाग सिलेस्टियछ, १३५ 

साँप, खेतीम सॉपोकी उपयोगिता, २७६-७७ 

साराभाई, अम्बालाल, ४४५, ४४६, ४५० 

साराभाई, मृदुला, ३९०, ४४५ 

सावित्री, १७८, १८८ 

साहबजी महाराज, १५०, १८१, २१९ 

साहित्य, आधुनिक साहित्यमे स्त्रियोका 
कुत्सित चित्रण, ४५४, -गाँवोके लिए, 
४५३, भारतीय साहित्य गाँववालो के 
लिए अनुपयोगी, ४४६-४८ 

सिख, ४३४, -और हिन्दू-धम, ३१९ 

सिख-धर्म, १९० पा० टि०, २९० 

सिद्धान्त, -और समझौता, २७८ 

सिम्पसन, मिस मेबेल ई०, ६१, ६२ 

सीता, ५७-५८ के 

सीतारामय्या, डॉ० पट॒टामि, ९२, १३९ 
पा० टि० 

सीतारामय्या, श्रीमती बी० पद्टाभि, ९२ 

सुकीति, १६, २९ 

सुन्दरलाल, ३३४ 

सुमित्रा, २७, ३० 

सुरेन्द्र, ९५, ३०० 

सूरदास, २५२ 

सेगर, श्रीमती, १२४ 

सेगाव, -की आबादी, १३४, ४४७, -की 
पाठशालाको स्वावलम्बी . बनाना 

” आवश्यक, १३, ७२, -गाधीजी का मन 

सैगाँवमे, ११९७-१८, ४५१, -में झोपडी, 
१६५, -में बसने के कारण, २६१, 
२७९-८०, ३२०, ४५१, -समें मलेरिया, 
३२१ 

सेरेसोल, पियरे, १६, ९८, ९९, १०१, 
१०४ पा७० टि० 

सेलम, -मे हरिजनोके लिए पानी, १८९-९० 


सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


सेवक-मडलरू, २५७ 

सेवानन्दजी, ९८ 

सेवा समिति, २२९ 

सोखे, डॉ०, २९५ 

सोराबजी, २६०, ३३२, ४१० 

स्टेट्समेन, २८४, ३०९, -और “ भगवद्‌- 
गीता , ३४६-४९ ,-छवारा युद्ध-विरोधी 
आन्दोलनकी आलोचना, २६० 

स्टोक्स, सत्यानन्द, १०२ 

(द) स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरीसेंट्स विद 
द्र्थ, ४०४ 

स्त्रियाँ -और मनुस्मृति , ४५४, -भारत 
की मुक्ति देहाती स्त्रियोपर निर्भर, 
४५०७० 

स्पीगल, मार्गरेट, १०९, ३१३, ३२९, ३५८ 
ड१९ 

स्मृतियाँ, -प्रामाणिक नहीं, १६७ 

स्वदेशी, ५५, -खादीका मर्म, १४४-४५ 

स्वराज्य, -की कुजी गॉवोमे, ४५०, 
गरीबीके उन्मूलनके बिना स्वराज्य 
सम्भव नही, ४३९ 

स्वाध्याय, १८४ पा० दि० 


है 


हस, २१८, ३०६ 

हक, अब्दुल, ३३५, ४०८ 
हबीब, मुहम्मद, श५ पा० टि० 
हमीदअली, श्रीमती, ६६ 


हमीदा, ३८७ 

हरकारे, बाबाराव, २७५ 

हरसूबाबू, ७१ 

हरिजन, ५३, ६१, १०२ पा० दि० १२४, 
१४९, १५६, १७२, १७८ १८१, 
१९२, २१८, रेर३े४ई, २४१, २८९, 
२९२, २११, ३६६, २३२९३, ४०५, 
४०८, ४१३, ४१४, ४१९ 


सांकेतिका 


हरिजन, ३६, ४०-४१, ४३, ४७-५१, ४४, 
११५, १६९, १७०, २२७-२८, २३८, 
२०५३-५६, २७२, २७८, ३१८, २३२८, 
२३९१-९२, ३९७, ३९८, ४०६, ४२०, 
४३७, ४३९, ४४७, ४५५, --अपनेको 
हिन्दू कहलवाने के इच्छुक नहीं, ४३४, 
“और खादी, २५६, -और मन्दिर- 
प्रवेश, १९, ४१-४२, ४७-४८, -और 
मरे ढोरोका निबदारा, ४८-४९, -और 
सवर्ण हिन्दू, ३७, ४३-४४, ९६, १४७- 
४८, १७६, २१४, ४४६४-३५, “-हाब्द 
की उत्पत्ति, २५१, -[नो | की आर्थिक 
स्थिति दयनीय, ४५६, -की निर्योग्य- 
ताएं, ३२७, -के लिए आवास, ३८, 
“के लिए चन्दा, ४, १९७-९८, “के 
लिए पीनेका पानी, १८९-९०, -के 
लिए मन्दिर बनवाने के लिए चन्दा, 
४५१, -के लिए साहित्य, १९९- 
२००, -को इस्लाम ग्रहण करने के 
लिए प्रलोभन, २९७, -को दरबारमे 
आनेकी छूट नही, १२, -को मुसलमान 
बनाने का प्रयास, २२९७-२८ , -को सवि- 
तय अवज्ञाम भाग न लेनेकी सलाह, 
११६, -को सिख बनाने की योजना, 
१९० पा० टि०, २५५, २९०, “मे 
अस्पृश्यता, १७५-७६, -हिन्दुओ पर' 
हरिजनोका ऋण, ३६ 

हरिजन आश्रम, २३५, २३६ 

हरिजनबन्धु, २४, ३११, ३६६ 

हरिजन-सेवक, ३११ 

हरिजन सेवक संघ, ३६, ४४, ४९, ५५, 
११४, १३२, १६९, १८५, १९५, 
१९७, २५९ पा० टि०, -और, अस्पू- 
दयता-निवारण, ३८-३९, ४५६, -और 
कोडम्बकम स्कूल, १३७ -का उद्देश्य, 
३९१-९२, -की त्रिवेन्रमकी शाखा, 


४८३ 


१४१, -की शाखाओको आत्मनिर्भर 
बनना आवश्यक, १३७, २३९१-९२, 
४२९ ,-के कार्यक्रममे शुद्धि शामिल 
नही, ५६, -के लिए चन्दा, १९७-९८ 

हरिजन सेवक सम्मेलन, ३८, ४७, ५४, ५५, 
-पुशतैनी पापियोका सम्मेलन, ३६, 
-राजपृतानाम, ७३, -हरिजनोका 
सम्मेलन नहीं, ३६ पा० टि० 

हरिभाऊ उपाध्याय, १४६ 

हॉग, डोरोथी, ७७, ७८ 

हॉफमेयर, जे० एच०, 
३८१ 

हार्डीकर, डॉ० एन० एस०, ८१, ३५९ 

हिसा, स्वार्थ, क्रोव, काम और हिसाके 
मूल कारण, २०९ 

हिन्दी/हिन्दुस्तानी, ५७, ५९, ६०, ६१, 
४०८, -अन्तर्ँप्रातीय सम्पर्कके साध्यमके 
रूपम, ३२६, उर्दू और हिन्दुस्तानीमे 
कोई अन्तर नही, ५९, २१२, ३३५ 
पा० टि०, -और उ़्ूं, ३३५, -और 
क्षेत्रीय भाषाएं, २४०-४४, -और 
तुलसीदास, ४५४, -का मुृसलहूमानों 
द्वारा विरोध, २४२, -की परिभाषा, 
२११, ३३५, -के विरुद्ध आन्श्रमे 
आन्दोलन, ३२६, -ही राष्ट्रभाषा बन 
सकती है, ५८, २४४०-४४ 

हिन्दी प्रचार पदवीदान समारोह, २४० 

हिन्दी प्रचार-सभा, ५७ 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, २११ पा० टि० 
२४१, ३३५, ४०८ पा० टि० 

हिन्दुस्तान टाइम्स, १८० पा० टि०, ३२४, 
३६९६ 

हिन्दुस्तानी, देखिए हिन्दी 

हिन्दू, ११३, ११४ ११५ 

हिन्दू, “और ईसाई मिशनरी, ९९, -और 
“गीता,, ३३८, -और राम तथा 


३०४ पा० ष्टि ०, 


डेट 


क्ृष्णकी उपासना, ५०-५१, “और 
सिख, ३१९, -मुस्लिस एकता, ४२७, 
[ हिन्दुओं |की विचारधाराको बदलना 
हरिजन सेज्क सघका उद्देश्य, ३९१- 
९२, मुसलमानों द्वारा हिन्दुओकी 
निन्‍दा, २२९७-२८, [ सवण हिन्दुओ | को 
अस्पृश्यता-विरोधी कायमे लग जानेकी 
सलाह, ११७, -द्वारा आत्मशुद्धि कठि- 
नाइयोसे मुक्तिका मार्ग, २१२, -द्वारा 
राम और क्ृष्णम॑ हरिजनोके बढते 
हुए अविश्वासका मिठाया जाना आव- 
इयक, ५०-५१, -द्वारा शारीरिक श्रम 
को निम्न स्थान दिया जाना, २०७, 
“पर हरिजनोका ऋण, ३६ 


हिन्दू-धमं, १०२, ११५, अस्पृश्यता हिन्दू- 


धमके लिए विनाशकारी, ३७, ३९, 
४३-४५, ण्ष्‌, १९०, १९७, २१२, 
२२३, २२८, २६२, ४३५, -और 


सम्पूर्ण गाधी वाहडमय 


अहिसा, १६८, ३२६८-६९, -और शुद्धि, 
५६, “और साहित्य, १६८, -की 
परीक्षाका समय, ७३, -की रक्षा 
कत्तव्य-पालन द्वारा उसकी शुद्धि करने 
से ही सम्भव, ४३, -के ईद्वरका 
हरिजनोके लिए कोई अस्तित्व नही, 
४२, जाति हिन्दू-धर्मका अग नही, 
४३५, -मानवीय धमका विरोधी नही, 
११७ 

हिन्दू महासभा, १९० पा० टि० 

हिन्दू सभा, २, -[ओ |को सन्देश, ७६ 

हिपबाथ, देखिए कटि-स्नान 

हीथ, काले, १६१ 

हीथ, श्रीमती कार, १६१ 

हीरामणि, १२३ 

हैरिसन, अगाथा, ६६, ७७, १५४, १६० 

होम, १८४ पा० टि० 

होम्स, डॉ० जॉन हाईनीज, १३८ 


